() Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जेमिनीय-शाबर-भाष्यम्‌ । 


आर्षमत-विमशिन्या हिन्दी-व्याख्यया सहितम्‌ | 


(पञ्चमो भाग) 


(> 


Gangotri 


{NE and 


१ 


४ स्टार | 


STD si as Nit 


9588 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आचाये-शबरस्वामि-विरचितम्‌ 


_ जैमिनीय-मीमांसा-भाष्यम्‌ 


आर्षमत-विमरिन्या हिन्दी-व्याल्यया सहितम्‌ 
षष्ठाध्यायात्मकः पञ्चमो भागः 


ध्यारुयाक(२।--युधिष्ठिरों मीमांसक) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> ८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है इज 2 क कवके SN ` प्राष्ति स्थान 
रामलाल कपुर दूस्ट 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
पिन-१३१०२१ 


भद्रकः 

शान्तिस्वरूंप कपुर 

रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri TT 


पञ्चम भाग की भूमिका 


म्हा जैमिनिंकृत द्वादशाध्यायी पूर्वमीमांसा के आचायें शबरस्वामीविरचित भाष्य 
को 'ग्राषंमत-विमशिनी' हिन्दी व्याख्या का लेखन मैंने सं० २०३३ (सन्‌ १६७६) में झारम्म 
किया था । इसका प्रथम भाग सं० २०३४ (सन्‌ १६७७) में प्रकाशित, हु्या, द्वितीय भाग 
सं०.२०३५ के उत्तराधं (सन्‌ १९७८ के ग्न्त) में, तृतीयभाग सं० २०३७ (सन्‌ १८८०) में, 
और चतुर्थभाग सं० २०४१ (सन्‌ १६८४) में छपा । अब यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा 
है। इस प्रकार पांच भागों में पूर्वमीमांसा के प्रारम्भ के ६ अध्यायों के शाबरभाष्य की 
व्याख्या पूर्ण हुई । 


प्रस्तुत पञ्चम भाग में मीमांसा के केवल षष्ठ अध्याय के शाबरभाष्य की ही व्याख्या 
है । इस अध्याय में तुतीय ग्रध्याय के समान ८ पाद हैं । इस प्रकार यह अध्याय अन्य अध्यायों 
की अपेक्षा द्विगुणित है । षष्ठाध्याय में शाबरभाष्य के अनुसार स्त्री को वेदाध्ययन का निषेध, 
शुद्र को यज्ञ का अ्नधिकार, विकलाज़ों को यज्ञ का अनधिकार, रथकार को शूद्र मानते हुए 
भी अम्न्याधान का भ्रधिकार, निषादस्थपति को भी शुद्र मानते हुए उसके लिये विहित इष्टि 
को लौकिक अग्नि में करने का विधान और अवकीर्णी ( >-ब्रह्मचयंत्रत को भङ्ग करनेवाले) को 
लौकिकाग्नि में-गदेभेज्या (गदहे को मार कर होम ) का विधान झादि अनेक ऐसे प्रकरण 
आये हैं, जिन पर वेदिक भ्राषंमत के भ्रतुतार स्वतत्त्ररूप से प्रमाणोपबृ हित विस्तृत विवेचना 
करनी अत्यावश्यक है | हमने प्रकृत व्याख्या में इन विषयों पर यथास्थान संक्षेप. से लिखने का 
प्रयास किया है । 


कातिक सं० १६३५ (अक्टूबर १६७८) में उपास्त्रशोथ के साथ ही रात्रि में दोनों पैरों 
में भयङ्कर पीड़ा भी आरम्भ हुई । यतः मेरे दोनों वृक्क (गुहे) खराब हो चुके हैं अतः पेरों 
की पीड़ा की विशेष चिकित्सा मैं नहीं करा सका, क्योंकि इसके लिये जितनी भी आयुर्वेदिक 


आर.ऐलोपैथिक औषधियां हैं उन से वृक्क्रो को हानि हो सकती थी। साधारण चिकित्सा से कोई: 


लाभ नहीं हुआ । इस प्रकार लगभग साढे आठ वर्ष से मैं निरन्तर इस रोग से पीड़ित हूं। 
रात्रि में निद्रा न आने से आमाशय भी दूषित हो गया है । इससे निर्बेलता निरन्तर बढ़ती जाती 
है । यही प्रधान कारण है कि मीमांसाभाष्य के तृतीय चतुर्थं झर पञ्चम भागों के प्रकाशन 
में विलम्ब हुआ । इसके साथ ही कतिपय अन्य अर्थों के सम्पादन और प्रकाशन में भी समय 
लगाना पड़ा | ् तक 


पञ्चम भाग के दो तिहाई भ्रंश लिखने के पइचात दाहिनी बाजू और कन्थे में पीडा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RPT ० + १००. 
Sept ह क न> ज्य स्त 
खा rs br 
१२४ a क ७ (४) 
हू ई Nee wp ध 2) ; 
< र ० स ल न द्य ने » शः में बहुत त समय 
` ४० झारस्स. हई-जो/उत्त तिर बढ़ती गई । इस कारण एक SIT क के 
RTE इसका मुझे सन्तोष है। 


१-४... 5 के 
>्लग-गया |. किसी प्रकार यह भाग पूण हो गया, 


शाबरभाष्य के प्रथम भाग की प्रतियां लगभग समाप्ति पर हैं। अगले वर्ष उसका 


द्वितीय संस्करण प्रकाशित करना है । प्रस्तुत व्याख्या के सभी भागों के प्रकाशन द के अनन्तर 
अनेक स्थानों पर कुछ भूलें दृष्टिगत हुई, कुछ स्थानों पर परिवर्तेन Sa और प्रवर्धन आवश्यक 
प्रतीत हो रहा है । इस कारण इन सभी भागों में जो संशोधन परिवतंन और प्रवर्धन आव- 
इयक हैं-उन सबका संकलन अगले वर्ष परिशिष्ट रूप में प्रकाशित करूगा । इसके तीन प्रधान 
कारण हैं--(१) शरीर की जेसी स्थिति है उसको देखते हुए इस व्याख्या के प्रथम भाग के 
अतिरिक्त किसी भी भाग का संशोधित संस्करण छपना कठिन है । (२) यदि दो चार भागों 
का संशोधित संस्करण छप भी जावे तब भी जिन पाठकों के पास प्रथम संस्करण हैं; उनके 
पास भी सब भागों के संशोधन, परिवतंन और प्रवर्धन पहुंचना झावश्यक है । जिससे मुद्रित 
भागों की भूलों का परिमाजंन और तत्तत्‌ प्रकरण में लिखने योग्य प्रवधित अंशों की पूर्ति हो 
, सके | (३) मेरे निधन के पश्चात्‌ यदि कोई भाग छपे तो उसके तत्तत्‌ स्थानों में संशोधन, 
परिवर्तन गोर प्रवधंन हो सके । 


घोष कार - यद्यपि परिदिष्टात्मक ऊपर लिखे भाग के साथ साथ झगले शाबरभाष्य 
की व्याख्या का कायं भी यथाशक्ति चलता रहेगा, तथापि कुछ मेरे द्वारा आरम्भ किये गये 
अधूरे कायं भी पड़ हैं उन्हें भी पूणं करना चाहता हूं। इधर दाहिने हाथ की पीड़ां के कारण 
लिखने में पर्याप्त कठिनाई हो रही है । इसलिये एक संहायक की भ्रावश्यकता है। वर्तमान 
महाघंता के काल में सहायक को न्यूनतम एकं संहरू रुपया मासिक देना झावश्यक है। यह . 
मेरी सामर्थ्यं से बाहर है । अ्रत; स्वयं ही थोड़ा बहुत जितना कायं हो सकेगा करता रहूंगा । 
झंगि देवेच्छा बलीयसो । 7 0 5255 से 
.. , .. शाबरभाष्य में उद्घृत वेदिक वचनों के झाकर-स्थानों के निर्देश को समस्या- भाष्य में 
उद्धृत वेदिक वचनों के मूलभूत आकर-स्थानो को ढू ढना अत्यन्त क्लिष्ट, श्रम एवं समय-साध्य 
कायं हैं। हमने यथाशक्ति इसके लिये झारम्भ से षष्ठाध्याय के भरन्त तक प्रयत्न किया है । जहां 
हमें भाष्य में उद्धुतं वचन यथावत्‌ किसी संहिता ब्राह्मण वा श्ौतसुन्नों में उपलब्ध हुआ वहां हमने 
टा! निर्देश यथास्थान कर दिया, किन्तु जहां ग्रथ-साम्य होते हुए भी शब्दभेद था वहां 'प्रनुप- 
लब्धमुलम्‌ लिखकर 'द्रष्टव्यम्‌' अथवा तुलना कार्या' श्रादि का निर्देश करके तत्सदृश पार्ठ उद्धृत 
कर दिया है। हमने यथासम्भव भाष्यगत उद्घरणों का पता देते हुए प्रकरणादि का भी ध्यान 
रखा है) कई बार ऐसा होता है कि भाष्यगत उद्धरण-पाठ तो किसी संहिता आदि में मिल, 
र या ग्र । स का निर्देश भाष्यकार ने किया है, बह नहीं होता है, प्रकरणान्तर- 
ह ज्यात ह it के लिये भी 'अनुपलब्धमुलम्‌' ही लिखा है. .' 
“` शीवरभाष्यस्थ वेदिक वनों के मूल ग्राकर-त्यान के अन्वेषण के दो काके हमारे 


'0-0.29111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Le 


(५) 


सामने ग्राये हैं | इनमें प्रथम है- दामोदर विष्णु गर्गे कृत 'साइटेशंस इन शाबरभाष्य । यह 
ग्रन्थ डक्कन कालेज, पुणे से सन्‌ १९५२ में प्रकाशित हुआ है । अभी ग्रभी नासिक (महा- - 
राष्ट्र) के श्री धन्नालाल अग्रवाल कृत “मीमांसा-उद्धरण-कोष? वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे 

से प्रकाशित हुआ है। प्रथम ग्रन्थ में वैदिक ग्रन्थों के अनुक्रम से उद्धरणों के पते दिये हैं। 

दुसरे ग्रन्थ में समस्त उद्धरणों को भ्रकारादिक्रम से निर्देश करके आकर-स्थान का निर्देश किया 
है । यद्यपि दोनों महानुभावों ने वैदिक वचनों के झाकर-स्थान को ढू'ढने के लिये पर्याप्त परि- 

श्रम किया है, परन्तु दोनों का ही काये श्रनुसंघानग्रन्थ.के अनुरूप नहीं हो सका। इन महानु- 

भावों ने भाष्य में उद्धृत वैदिक वचन जहां शब्दसाम्य अथवा अर्थसाम्य से उपलब्ध हुए, उन 

ग्राकर-स्थानों का निर्देश कर दिया है । प्रकरण का तो ध्यान रखा ही नहीं हे । एसे ग्रन्थों से 

शाबरभाष्य के भावी सम्पादकों को बहुत सावधान रहना होगा । हमने वेदिक संशोधन मण्डल 
के अधिकारियों को पत्र लिख दिया हुँ कि वे 'मीमांसा-उद्ध रण-कोष' ग्रन्थ के आरम्भ में एक 

सूचना-पत्र लगा दें कि “इस ग्रन्थ में जो आकर-स्थान का निर्देश है, वह अधिकतर दब्दसाम्य 
अथवा अर्थंसाम्य को दृष्टि से.दियाः गया है । निदिष्ट-स्थान पर भाष्योद्धृत वचन यथावत्रूप 
में ही. होवे यह आवश्यक नहीं है । अतः इस प्रन्य का उपयोग करते समय मूलपाठ का निर्दिष्ट 
भ्राकरस्थान के पाठ से मिलान श्रवर्य कर लं । 


दो प्रमुख सहयोगियों का निधन -करनाल निवासी वेदिकघमं-प्रेैमी विनञ्जता की 
मूर्तिभूत श्री चौ० प्रतार्पासह जी का मेरे प्रति बहुत स्नेह था । वे प्रत्येक ग्रन्थ के प्रकाशन में 
` तथा अन्य प्रकार से भी समय समय पर आशिक सहयोग देते रहते थे । श्राप का गत वष 
अंग्रेल में निधन हो गया । इसी प्रकार कलकत्ता निवासी वेदिक धर्म के अनन्य उपासक श्रेष्ठी 
सौम्यमूति श्री सोहनलाल जी बागड़िया का भी गतवर्ष ही मई में अल्पायु में ही अचानक 
निधन हो गया । आपने तथा भ्रापकी वैदिक घर्मावलम्बिनी पत्नी श्री विमलादेवी जी ने मेरे 
सुझाव पर वैदिक वाङ्मय का प्रकाशन कार्य आरम्भ किया था |. कतिपय वर्षो में ही वेदिक 
वाङ्मय तथा वैदिक धर्म से सम्बद्ध भ्ननेक ग्रन्थ प्रकाशित किसे । इन्‌ से .मुझे वेदिक वाङमय 
के प्रकाशन में बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ | वैदिक ग्रन्थों के प्रकाशन में आप दोनों मेरी दो 
भुजाझों के समान.थे । इन दोनों के विछोह से मैं वेदिक वाङ्मय के प्रकाशन में अपने को 
लुञ्जा सा अनुभव करता हूं। 


आर्यसमाज सान्ताक्र ज बम्बई द्वारा अधिक सहयोग-गत वर्ष १९ मई (१६८५) 
को आयंसमाज सान्ताक ज बम्बई के अधिकारियों एवं सदस्यों ने मेरे द्वारा वेदिक वाङमय . 
सम्बन्धी कार्य को ध्यान में रखते हुए मेरा ७५ वर्षीय वयः पुति पर विशेष अभिनन्दन किया । 
इस प्रवसर पर ७५ सहस्र रुपयों की थैली भेंट की । आयसमाज के इतिहास में यह एक विशेष 
महत्त्वपूर्ण घटना है । इसके लिये भ्रायंसमाज सान्ताक्रुज बम्बई के अधिकारी एवं समस्त सदस्य 
धन्यवाद के पात्र हैं। [अब झा० स० सान्ताक्रज बम्बई ने प्रतिवर्ष १ विद्वान्‌ को २१ सहस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र करर : ३३५ " Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६) ः 
रुपये का. बद वेदाजू-पुरस्कार देने का निश्चय किया है | यह इसी वर्ष से सार हो 
रहा है। 

* 2 नेरे भ्रभिनन्दन के समय ७५ सहस्र की धनराशि मेरे वैदिक वाडमय के प्रचार 
एवं प्रसार सम्बन्धी कायं को ध्यान में रखकर भेंट की गई थी, ग्रतः मैंने इस धनराशि का उसी 
में उपयोग करने का निश्‍चय किया है । तत्पश्चात्‌ रे ग्रन्थ छप गये. हैं, एक छ्प रहा है। इन 
पर ५० सहल्न रुपया व्यय हो चुका है, शेष २५ सहस्र शेष रहे हैं । वे भी वैदिक वाङ्मय के 
प्रकाशन में ही व्यय होंगे । 

श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट के साथ तो मेरा उसके प्रारम्भ काल (सन्‌ १६२८) से ही 
सम्बन्ध रहा है । इस समय मैं स्व० गुरुवर श्री प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की छत्रछाया में ग्रध्य- 
यन करता था । अध्ययन के पचात भी यह सम्बन्ध विविध रूप में बना रहा शौर आजतक है। 
इस ट्रस्ट के संस्थापक श्री बा० रूपलाल -जी कपूर, श्री बा० हंसराज जो कपूर, श्री बा० ज्ञान- 
चन्द जी कपूर (ये तीनों ग्रव यशःकाय से ही जीवित हैं) और श्री बा० प्यारेलाल जी कपूर 
का मेरे प्रति आरम्भकाल से ही भ्रत्यन्त स्नेह रहा है । इन के सुपुत्रों के साथ भी मेरा भ्रातूवत्‌ 
स्नेहमय सम्बन्ध है । मैंने अपने जीवन में वैदिक वाङ्मय के प्रचार प्रसार वा प्रकाशन के रूप में 
जो कुछ कार्य किया है उसमें इन सब महानुभावों का एवं रामलाल कपूर ट्रस्ट के सदस्यों का 
सदा सहयोग मिला है । यदि इन का सहयोग मुझे प्राप्त न होता तो निश्चय ही मैं इतना 
महत्‌ कार्य कदापि नहीं कर सकता था। ग्रतः रामलाल कपूर ट्रस्ट, उनके संस्थापकों, उनके 
सुपुत्रों एवं सदस्यों के परम सहयोगरूपी ऋण से उन्मुक्त होना मेरे लिये ्रसम्भव है। 

इन सब अनुकूलताओों के होने पर भी यदि मेरी श्रर्धाड्रिनी यशोदादेवी का मुझे 
तपोयुक्त मुक सहयोग प्राप्त न होता, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता था | 
किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही विद्वान्‌ एवं समर्थ क्यों न होवे, जब तक उसे अपनी 
अर्घाङ्गिनी का सहयोग प्राप्त न होवे, वह कुछ भी नहीं कर सकता । यह चिर सत्य है भौर 
इतिहास इसका साक्षी है । इस कारण मेरे इस समस्त कार्य में वास्तविकरूप में मेरी भ्रर्धा- 
(ङ्गिनी ही प्रभिनन्दनीया है । व जस 


सं० २०४३, चेत्र शु० १ . विदुषां वशंवदः 
_ _ बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) . युधिष्ठिर मीमांसक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में ७ miele ide 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangolibeamrrrress 3०० र, 


जे 


> “१५ 
cE 
८. द 


2 छड 


-2ड जड 4 


चक 


२2. शरके पस्त का :/ 
मीमांसा शाबरभाष्य-व्याख्या के षष्ठाध्याय को 


he 


- अधिकरण सूची 


प्रथमः पादः 


झधिकरण - नास 


` स्वर्गकामाधिकरणम 


तियेगधिकरणम्‌ 

क्रतुषु स्त्रिया भ्रप्यधिकाराधिकरणम्‌ 

कमसु दंपत्योः सहाधिकाराधिकरणम्‌ 

एकस्येव पुरुषस्य स्त्रीसद्वितीयस्याऽऽघानेऽधिकरशम्‌ 


पृष्ठ संख्या 
१५८५ 
१५९८ 
१६०५ 
१६१९ 
१६२७ 


याजमानमिति समाख्यातानां पत्नीकतृ कत्वाभावाधिकरणम्‌ १६३८ 


अपशुद्राधिक रणम्‌ 


- अद्रव्यस्थाप्यधिकाराधिकरणम्‌ 


प्रतिसमाधेयाङ्गवेकल्याधिका राधिकरणम्‌ 
ग्रप्रतिसमाधेया ङ्गवेकल्यस्य _कर्मानधिकाराधिकरणम्‌ 
दशंप्णंमासयोस्त्र्याषयस्येवांधिकाराधिकरणम्‌ 


रथकाराधिकरणम्‌ ` 


निषादस्थपत्यधिकरणम्‌ 


द्वितीयः पाद; 


. सत्रे प्रत्येकं कृत्स्तफल भोक्तृणामधिकरणम्‌ 


दशंपू्णमासादीनां नियतैककत कत्वाधिकरणम्‌ 
प्रारब्धकाम्यकर्मणः समाप्तिनियमाधिकरणम्‌ 
प्रारब्धलोकिककर्मसमाप्तेरनियमाधिकरणम्‌ 
निषेधातिक्रमे पुरुषप्रत्यवायाधिकरणम्‌ 


' स्मार्तादीनामप्यूपनयनोत्तरकालकतव्यत्वाधिकरणम्‌ 


ग्र्निहोत्रादिकर्मेणां विहितकालकतंव्यत्वाधिकरणम्‌ 
अर्निहोत्रादिकमेणां निमित्तानुरोघेनोऽऽवृत्त्येधिकरणम्‌- 


\ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६४३ 
१६५९ 
१६६१ 
१६६१ 
१६६३ 
१६६५ 
१६७३ 


१६८० 
१६८४ 
१६६८ 
१७०६ 
१७११. 
१७१६ 
१७१८ 
१७२३ 


॥ “मु by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ -- द गर (< ) प 
क्रम संख्या ` धिकरण - नाम पृष्ठ सख्या 
६ त्वर्थ नैमित्तिकानां निमित्तावृत्तावावृत््यधिकरणम्‌ १७२३ 
१० गुवेनुगमनादीनां निमित्तावृत्तावावृत्त्यधिकरणम्‌ १७२४ 
११ ज्योतिष्टोमादीनां त्रैवणिकस्य नित्यताधिकरणम्‌ १७२५ 
तृतीयः पादः 
१ ' नित्ये यथाशक्त्यङ्गानुष्ठातुरप्यधिकाराधिकरणम, १७२८ 
२ काम्येषु सर्वाङ्गोपसंहारसमर्थस्येवाधिका राधिकरणम्‌ १७३५ 
३ द्रव्यभेदेऽपि यागाभेदाक्षिकरणम्‌ १७३७ 
४ श्रतद्वव्यापचारे नित्यकर्मणः प्रारनधकाम्यकमंणदच प्रति- 
निधिना समापनाधिकरणम्‌ १७४० 
ण देवतारितिशब्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिध्यभावाधिकरणम. १७४३ 
६ ' प्रतिषिद्धमाषादेः प्रतिनिधित्वाभावाधिकरणम्‌ १७५० 
७ स्वामिनः प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ १७५२ 
सत्रे कस्यचित्सवामिनो मरणे प्रतिनिष्युपादानाधिकरणम्‌ १७५३ 
९ - सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामित्वाभावाधिकरणम १७५५ . 
१० . सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामिधर्मत्वाधिकरणम' १७५७ 
११ श्र तद्रव्यापचारे तत्सदुशस्येव प्रतिनिधिनियमाधिकरणंम्‌ १७५६ 
१२. . ्रव्यापचारे वेकल्पिकद्रव्यान्तरानुपादानाधिकंर॑णम. ` १७६० 
१३ . पुतीकानाँ सोमप्रतिनिधित्वाधिकरणम. '' १७६४ 
१४ प्रतिनिध्यपचारे श्र तद्रव्यसदृशस्येवं प्रतिनिधित्वाधिकरणम १७६६ 
१५ श्रूतप्रतिनिघ्यपचारेपि मुख्यद्रव्यसदुशस्यैव प्रतिनिधित्वा- । 
धिकरणम्‌ १७६७ 
१६. मुख्यापचारे पुनमु ख्यंप्राप्तो तस्यैवोपादानाधिकरणम १७६६ 
१७ प्रतिनिधिना कृते च कार्ये श्ूतद्रव्यलाभेऽपि तदनुपादाना- 
प्र घिकरणम १७७० 
१८ द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यस्येवोपादानाधिकरणम्‌' १७७२ 
१९ | कार्यासमथ मुख्यद्रव्ये प्रतिनिघेरेवोपादानाधिकरणम्‌ 
$. २० प्रधानमात्रसमथंमुख्यद्रव्यलाभे तस्येवोपादानाधिकरण र SS 
क नई म्‌ १७७५ 
ण कस”: वुः पाद! 
क पाया 
तपन्नहविनाशि हविरन्तरोपादानाधिकरणम्‌ १७७३ 


: ; . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(€) 
कम संख्या _ शधिकरण--नाम पृष्ठ संख्या 
२ शेषकार्याथेमवत्तद्रव्यनाशे शेषकार्यलोपांधिकरणम | १७८१ 
३ शेषभक्षण ऋत्विङ्नियमांधिकरणम 1 १७८३ 
४ एकदेशभेदनादावंपि प्रायरिचत्ताधिकरणम Ee १७८८ 
५ सवंपुरोडाशक्षामे प्रायरिचित्तांधिकरणम. | १७९४ 
६ हविरात्यंधिकरणम्‌ . . LER १७९८ 
७ होमाभिषवोमयकत्त्‌ भंक्षणाधिकेरणम्‌ `` ` १८०९ 
८ ` उभयाग्निनाशे पुनराधानरूपप्रायरिचित्तांधिकरेंणम | १८१२ 
१ हविरातों कर्मान्तरविधानाधिकरणम, . १८१५ 
१० नेमित्तिकेपञ्चशरावयागस्य दर्शाङ्गतांधिकरणम ` १८१७ 
११ ` सत्रेसंकल्पानन्तरं सत्रमकुवंतः सत्रफनार्थेतया विरवजिंद्वि- 
a ` घानाधिकरणम: ` ; १८२० 
१२ व्रतस्य वत्साद्यपलक्षितकालविघानाधिकरणम्‌  । १८२३ 
१३ सांनाय्येऽप्रवृत्तस्यापि ब्रतनियमाधिकरणमः १८२९ 
१४ प्रस्तरप्रहरणकाले शाखाप्रहरणाधिक रणम्‌ १८३१ 
पञ्चम, पाद? त धं 
१. अभ्युदितेष्ट्यंधिकरणम्‌ कायी कपर १८३८ 
२ उपांशुयाजेऽपि देवतापनयाधिकरणम्‌ कट १८४८ 
०३. अंनिरुप्तेष्प्यम्युदितेष्टयनुष्ठॉनांधिकरणंम्‌ू . : . १८५१ 
न्हा अनिरप्ते$प्यम्युदये वेकृतीस्य एव निर्वापाधिकंरणम १८५४ 
og भ्रध॑निरुप्ते चन्द्रास्युदये ` तूष्णी मवशिष्टनिर्वापाधिकरणम्‌ १८५८१ 
द? असंनयतोःप्यम्युदये प्रायश्चित्तांधिकरणम्‌ . १८६१ 
७ सत्राय प्रवृत्तमात्रस्यःव्युत्थाने.विशवजिद्विधानाधिकरणम्‌ १८६४ 
MCs ज्योतिष्टोमस्य द्वाद्रशदीक्षानियमाधिकरणम्‌ _ _ १८६६ 
Ne मांघ्याः पौर्णमास्याः पुरस्ताच्चतुरहे गावामयनिकदीक्षाः ' 
Pe विधानाधिकरणम्‌ ˆ . .. 5 १८७१ 


विशेष भाष्य व्यास्यों में पृष्ठ १८५६ से आगे १८७२ तक १६ पृष्ठों की पुष्ठ 

भूल से १८५७-१८७२ के स्थान सें १८६५-१८८० छप गई है (भागे पुष्ठ सख्या ठीक-कर 

दो है) उसे पाठक महानुभावे अध्ययन से पुव॑१८५७--१८७२ के रूप में ठीक कर ल । यहां 
पृष्ठ संख्या दी. गई है.। आगे व्याख्या में भो इन १६ पृष्ठों कौ शुद संख्याही दो है। 

अतः इन १६ पष्ठों की पठ संख्या का शोधन अत्यन्त झवइयक है। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ENT To, 


GN I ow ७७ ८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१९) 
झधिकरण--नाम पृष्ठ सख्या 
दीक्षाकालोत्कर्षऽरिनहोत्रादीनामुत्कर्षाधिकरणम, ` १८७८ 
ज्योतिष्टोमोत्कर्ष प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ ` १८८० 
उदवसानीयोत्कर्षऽपि, प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ १८८३ 


प्रतिहोमपक्षे सायमगिनिहोत्रप्रभुत्यारम्यानुष्ठाताधिकरणम्‌ १८५५ 
षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रप्रभृति प्रतिहोमानुष्ठानाधिक्ररणम्‌ १८८६ 
भेदनादिनिमित्तकहोमानां दशंपूणंसासमात्राङ्गताधिकरणम्‌ १८८७ 
व्यापन्तशन्दार्थनिर्णयाधिकरणम्‌ १८८९ 
ग्रपच्छेदयौगपद्येऽपि घ्रायद्चित्तविधानाधिकरणम्‌ .. १८९१ 
ग्रपच्छेदयौगपद्येऽदाक्षिण्यसर्वस्वदाक्षिण्ययोविकल्पाधिकरणम्‌ १८६४ 


* अपच्छेदपौर्वापर्ये परतिमित्तकभ्रायरिचित्तानुष्ठानाधिकरणम्‌ १८९६ 
उद्गात्रपच्छेदस्य परत्वे .तन्निमित्तकपुनःप्रयोगे सवेस्वदाना- ` 


घिकरणम 5 कट १८९९ 
अहगेणे उदगातुरपच्छेदवदहरावृत्त्यधिकरणम्‌ १९०१ 
५० पृष्ठ: पाद, 4 ; 
सत्रेष समानकल्पानामेवाधिकार्रा 'रुरणम १९०४ 
कुलाययज्ञे भिन्नकल्पयोरप्यधिकाराधिकरणम्‌ १९१७ 
सत्रेषु ब्राह्मणानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ १९२२ 
सत्रे वेशवामित्रतत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ १६३० 
सारस्व॒तभिन्नसत्रेष्वाहिताग्नीनामेवाधिकाराधिकरणम्‌ १३२ 
सत्रे सोधारेणपात्राणामधिकाराधिक रणम्‌ कः १६३६ 
श्रृतसाप्तदश्यासु विकृतिषु वणंत्रयाधिकाराधिकरणम्‌ १९३९ 
`` सप्तम! पादः ` 
“विश्वजिति सवंस्वदाने पित्रादीनामंदेयत्वाधिकरणम्‌ १९४४ 
विश्वजिति भूमेरदेयत्वाधिकरणम्‌ क १९४६ 
विदवजिति ग्रश्‍वादीनामदेयत्वाधिकरणम्‌ | १९४८ 


. ` विएवुजिति - विद्यमानस्यैव स्वत्ववतः स्वस्य दानाधिकरणम्‌ 
„५ : विषवजिति म्‌ मर 
७ फक 3 दिविति दक्षिणादानकाले विद्यमानस्वत्ववतामेवं देयता- 


 विवजिति दक्षिणार्थनिदिष्टमागस्यैव सदेस्य देयताधिकरणम' १६४३ 


१९५१ 


१९५२ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(११) 
क्रस संख्या अघिकरण--नाम पृष्ठ संख्या 
दु गष्टरात्रान्तर्गतेऽपि विश्वजिति सर्वस्वदानाधिकरणम १९५७ 
९ विश्वजिति द्वादशशतन्यूनधनस्यानधिकाराधिकरणम १९६० 
१० भ्राधाने अपरिमितवाक्यन संख्यान्तरसाधनकदानविधाना- 
घिकरणम, १९६३ 
११ आधाने सहस्राधिकस्यापरिमितत्वाधिकरणम १६६६ 
१२ परकृतिपुराकल्पानामर्थंवादत्वाधिकरणम १९६८ 
१३ विश्वसृजामयने संवत्सरशब्दस्यः, दिवसपरत्वेन मनुष्या- 
घिकाराबिकरणम्‌ १९७२ 
अष्टम! पाद 
१ चतुर्होतुहोमेष्वना हिताग्ने रेवाधिकाराधिक रणम्‌ १९९० 
२ उपनयना ङ्गहोमाना लौकिकाग्नावनुष्ठानाधिकरणम्‌ १९९८ 
३ स्थपतीष्डेलौंकिकारिनष्वनुष्ठानाधिकरणम २००४ 
¥ लौ किकाग्नाववकीणिपशुयागानुष्ठानाधिकरणम्‌ ' २००७ 
५ देवकमंणामुदगयनादिकालनियमाधिक रणम ३०१० 
६ पित्र्यकमंणामपरपक्षादिकालनियमाधिकरणम २०१३ 
७ ज्योतिष्टोमे भृतिवननसोमक्रययोनित्यताधिकरणम २०१३ 
द ज्योतिष्टोमादिष पयोत्रतादीनामपि नित्यताधिकरणम्‌ २०१६ 
& अपररात्रे ब्रतस्यानित्यताधिकरणमः २०१ 
१० अग्नीषोमीयपशुयागे छागवत एवाधिकाराधिकरणम २०२० 
परिशिष्ट 
१--अ० ४-५-६ में व्याख्यात सूत्रों की सूची | १ 
२-भ्र० ४-५-६ के भाष्य में उद्घुत वचनों की सूची १२ 


ms 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४” 


2 3 “3 


iized by Arya Sa 


maj Foundation Chennai and eGangotri ४ * 


वट 
fF? 


| 
ns हां ~ 
~ 
Se ती Fr 
३ 
>>२ Ge) a "००५७7 i 1 
eR eo] 2 “न ; 2 
१०७ 2०” की 5 १ ह है 
= = १ 
नुर ४२५ होर ला रफ | 
= up १ By 4] ®} र ॥ 
| «१.०३ oye » 74) २ | 
“रु ऐ ५३००८ हू छ ५ 
ete * > ५ |, $ 
# 
यु 
4 
है 
न 
। 


धी 
३ 


1 


के हो पंत हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्यम 
[हिन्दी-च्याख्या-सहितम] 
षष्ठाऽध्याये प्रथमः पादः 


[ स्वेकामाधिकरणम्‌ ।। १॥। ] 


दर्शपुर्णमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत', ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकापो यजेत' इत्येवः 

मादि समाम्नायते । तत्र संदेहः-कि स्वर्गो गुणतः, कर्म प्रबानतः, उत क्र्म 

गुणतः, स्वगे: प्रधानत इति । कुतः संशयः ? इह स्वर्गेकामोऽपि निदिश्यते, यजेते- 

त्यपि । अत्र स्वर्गकामयागयोः संबन्धो गम्यते । तस्मिश्च संबन्धे कि यागः साधनत्वेन 
संबध्यते, उत साध्यत्वेनेति भवति विचारणा । 

त यदि स्वर्गकामस्य पुरुषस्य यागः कर्तव्यतया चोदयते, स्वर्गकामेन यागः 

कतव्य इति, स्वर्गेच्छाविशिष्टस्य स सिध्यतीति गम्यते | स्वर्गेच्छा तत्र पुरुषस्य यागं 


व्याख्या-दशंपूर्णमासाम्यां स्वगेकामो यजेत (=दर्ञपर्णमास यागों से स्वर्ग की 
कामना वाला यजन करे), ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=च्योतिष्टोम से स्वयं की 
कामनावाला यजन करे) इत्यादि वचन पढे हैं। उनमें सन्देह होता है--क्या स्वग गुणरूप 
=साधनरूप) से विहित है ग्रोर कमं (=याग) प्रधानरूप (=साष्यरूप) से, अथवा कमें 
गुणरूप से विहित है भौर स्वर्ग प्रधानछूप से । किस कारण संशय होता है ? यहां स्वर्ग भी 
निर्दिष्ट है भ्रोर 'पजेत' (=याग करे) यह भो निर्दिष्ट है। यहां स्तरगकाम ग्रोर याग कां 
संबन्ध जाना जाता हैँ । उस सम्बन्ध में 'क्या याग साधवरूप से सम्बद्ध होता है, अथवा साध्यः 
रूप से ? यह विचार उत्पन्न होता है । 


इस बिचार में यदि स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के लिये याग कतँव्यकूप से कहा जाता 
है--*स्वगं की कामना वाले को याग करना चाहिये? तो वह [याग] स्वर्ग की इच्छावाले 
विशिष्ट पुरुष का सिद्ध होता हैं, ऐसा जाना जाता है । इसमें पुरुष की स्वर्ग कौ इच्छा याय. 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्०--स्वर्गेकामो दशंपुर्णमासो । आप० श्रौत ३।१४।दn। ` 
२. अनुपजब्त्रपुलम्‌ । ्र० स्वर्गकामो ज्योतिष्डोमेन यजेत ! झ्राप० श्रौत १०२११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पीमांसा-शाबर-भाष्ये 
१५८६ र्म 


प्रत्युपदिश्यते । तेन तस्य स सिध्यति, नान्यस्येति । यः स्वगँकामः, स शक्नोति पुरुषो 


न यागविशिष्टा 
यागं साधयितुम, । ग्रथ स्वगेकामस्य कामः कर्तव्यतया चोद्यते, ततो याग 


थर एकस्मादुच्च वाक्या- 
कर्तव्यतेति यागः साधकोऽम्षुगम्यते । स चायमुभयोऽप्यर्थ pe is प 
तव्यः -न चतद्‌ 
दवगम्यते । यागे वा कतेव्यः, कामो चेति । र्‌ क 
कामो, न तदा यागः । यदा यागो, न तदा काम; । चचनव्यक्तिभेदादूपपन्नः संशयः। 


तथेदमपरं संदिग्धम्‌-कि प्रीतिः स्वगे उत द्रव्यमिति ? यदि द्रव्य लत 
प्रधानं कमं द्रव्यं गुणभूतम्‌ । ग्रथ प्रोतिः स्वगस्ततो यागो Un 
मिति । कुतः संशय: ? नास्त्यत्र कामस्य गुणत्वेन प्रधान्येन वा श्रुतिः, संबन्धमा 
त्वस्य यागेन गम्यते । द्रव्यस्य तु कर्मार्थेता' स्वभावतः, पुरुषप्रयत्नस्य च फलार्थता । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? स्वगों गुणतः, कमं प्रधानत इति । तत्रव तावद्वर्णयम्ति- द्रव्यं 
स्वगे इति | कथमवगम्यते ? सवेषामेव शब्दानामर्थंज्ञाने लौकिकः प्रगोगोऽम्यूपायः । 
तस्मिइच लौकिके प्रयोगे द्रव्यवचनः स्वगेशब्दो लक्ष्यते-कोशेयानिः सूक्ष्माणि 


SRS FSR 23001 कल पटक ककस 
के प्रति कही गई है। उस [याग] से उस [पुरुष] की वह [स्वेच्छा] सिद्ध होती है। जो 
स्वगे को कामना वाला है, वह पुरुष याग को सिद्ध करः सकता है [अर्थात. जिस पुरुष को स्वग 
की इच्छा नहीं हे, वह याग नहीँ कर सकता] । और यदि “स्वगं की कामना वाले का काम 
(=इच्छा) कत्तंद्यरूप से कहा जाता है' तो उससे याग विशिष्ट कर्तव्यता [कही जाती है] । 
इस प्रकार याग साधक जाना जाता है। ये दोनों ही अथे एक उच्चरित वाक्य से जाने जाते 
हैं-.'याग कत्तव्य है ग्रथवा काम [ कत्तव्य है]! । ये दोनों झथं युगपद्‌ भाव से [अर्थात्‌ एक 
साथ] संभव नहीं हैं। जब काम [कर्तव्य है] तब याग [कर्तव्य] नहीं रौर जब याग [ कतंव्य ] 
है] तब काम [कतव्य] नहीं है । वचन (=कथन) के स्वरूप के भेद से संशय उपपन्न 
होता है। - ट 

तथा यह एक [वात] भोर सम्दिष्घ है--क्या स्वर्ग प्रीति (=प्रसन्नता) है अथवा 
[स्वगं] द्रव्य है ? यदि स्वगं द्रव्य है तो याग. प्रधान है, द्रव्य गुणभूत (==साघनरूप) है थोर 
यदि स्वर्ग प्रीति है तो याग गुणभूत है, स्वगं प्रधान है। किस कारण संशय है? यहाँ (= 
विधायक वाक्यों में) 'काम' का गुणरूप से भ्रथवा प्रधानरूप से श्रवण नहीं है ।- [वाक्यों से] 
उस (=प्रीति) का सम्बन्धमात्र याग के साथ जाना जाता है । द्रव्य को कर्मार्थता तो स्वभाव 

. से जानी जातो है भ्रोर पुरुष के प्रयत्न की फलार्थता [स्वभाव से जानी. जाती है] । ततो क्या 

प्राप्त होता है ? स्वगं गुणरूप (=साघनरूप) से जाना जाता है ओर कमं प्रधानरूप से । इस 

विषय में इस प्रकार वर्णन करते है--'स्वगे द्रव्य है ।' कंसे जाना जाता है? सभी शाब्दों के 
अर्थ के ज्ञान में लोकिक प्रयोग हों उपाय (=साधन) है । उस [साधनरूप] लोकिक प्रयोग 


किम os थक ना 
१. 'कर्माङ्गताञ्वगम्यते' पाठान्तरम्‌ `| - 
- ह, यत्व पाठान्तरन्‌ |. . ` इ, फिका पाठान्तरम्‌ । 


1.3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० १; सू० १५८७ 


वासांसि स्वगेः, चन्दनानि स्वर्गः, इथष्टवर्षाः स्त्रियः स्वर्ग इतिः। यद्यत्‌ प्रीतिमद्‌ 
द्रव्य तत्तत्‌ स्वर्गेशब्देनोच्यते । तेन सामानाधिकरण्यात्‌ प्रीतिमद्‌ द्रव्यं स्वर्ग इति 
मन्यामहे । उपमानाच्छन्दश्रवृत्तिरिति चेत्‌, न हि कस्मिश्चिदनुपमिते लोके प्रसिद्धः, ` 
यस्यतदुपमान: स्यात्‌ । तस्माञ्नोपमानम्‌ । ग्रतो द्रव्यं स्वगं इति । 


नेत्याह्‌ । प्रीतिः स्वगं इति, न द्रव्यम्‌ व्यभिचारात्‌ । तदेव हि द्रव्यं कस्याँ- 
चिदवस्थायां न स्वंशब्दोऽभिदघाति । प्रीति तु न कस्यांचिदवश्थायां 
नाभिदधाति । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते -प्रीतौ स्वगं शब्दो वतत इति । 
नंतदस्ति, प्रीतेरभिधायकः स्वर्गशब्द इति । कुतः ? विशेषणत्वात्‌ प्रीतेः । 
यद्विशेषणं, न तच्छब्देनोच्यते । तद्यथा -दण्डीति दण्डनिमित्तः पुरूषवचनः।, दण्डोऽस्यः 


में स्वगं शब्द द्रव्यवात्री दिखाई पड़ता है--'कौशे+ (=रेशम के) सुक्ष्म वस्त्र स्व हुँ, चन्दन 
स्वग है, द्वघष्टवर्षा (=-दो भ्राठ=सोलह्‌ वर्ष वाली) स्त्रियां स्वगं हैं "जो जो घ्रौतिवाला' 
द्रव्य है, वह वह स्वगं है, ऐसा जाना जाता है । इस समानषिकरणता से प्रीतिवाला द्रव्य स्वगं 
है, ऐसा मानते हैं । 'उपमान से [ प्रोतिवाले द्रव्य में स्वगं ] शब्द की प्रवृत्ति होवे' [ऐसा कहो] 
तो ठीक नहीं, क्योंकि लोक में किसी अनुपमित(न=्=उपमा से रहित) अर्थ में [स्वर्ग शब्द] 
प्रसिद्ध नहीं है, जिस का यह [कोशेय पादि] उपमान होवे । इसलिये उपमान नहीं है। इससे 
स्वगं द्रव्य है । 

विवरर--द्रव्यस्य तु कर्मार्थता स्वभावतः--'भूत॑ भंव्यायोपदिश्यते' (= भुत = 
विद्यमान वस्तु भव्य =होनेवाले अर्थात्‌ साध्य के लिये कही जाती है) इस न्याय से |: नहि 
कह्मिरिचदनुपमिते-इसका तात्पतं है--जिससे किसी को उपमा दी जाये ऐसा" उपमानरहित 
पदार्थ । यथा --गौरिव गवयः (==गौ के संमान गवय=नीलगाथ होतीं है ) यहाँ 'गवय' 
उपमित है और 'गौ' उपमान रहित स्वतन्त्र लोक प्रसिद्ध पदार्थ है । इसी प्रकार यदि कौशेय 
वस्त्र ग्रादि में स्वर्ग शब्द की प्रवृत्ति उपमा से मानी जाये तो स्वगं शब्द की प्रवृत्ति उपमा से 
रहित 'गौ' के समान किसी स्वतन्त्र लोकप्रसिद्ध पदार्थ में होनी चाहिये | इस प्रकार स्वगं शब्द' 
की प्रवृत्ति. उपमान रहित किसी लोक प्रसिद्ध पर्थ में नहीं है । | 
व्याख्या--एसा नहीं है । प्रीति स्वगं है, द्रव्य [स्वगे] नहीं हैं, व्यभिचार होने से। 

उसी द्रव्य को किसी भ्रवस्था में स्वर्ग शब्द नहीं कहता है । प्रीति को तो किसी भी झयस्या से 
नहीं कहता है, ऐसा नहीं है [प्रर्यात्‌ स्वर्ग शब्द प्रीति को सभी अ्रवस्थाओ्रों में कहता है] । 
इसलिये अन्वय-व्पतिरेक से यह जाना जाता है कि प्रीति भ्रं में स्वर्ग शब्द वर्तमान है।यह 
नहीं है कि स्वगं शब्द प्रति को कहने वाला है । किस हेतु से? प्रीति के विशेषण होने से । 
जिसका विशेषण होता है वह: उस [विशेषण शब्द] से नहीं कहा जाता है । जसे 'वण्डी' यह 
शब्द दण्ड-निमित्तक ( --दण्ड,के विशेषण होने से) पुरुष को कहने. वाला है । दण्ड इस [पुरुष] 
का निमित्त है, प्रभिषेय नहीं है [प्रर्थात्‌ दण्ड शब्द दण्डवाले पुरुष का वाचक नहीं है] इसी 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८८ मीमांसा-शवरञ्माष्ये 


निमित्तं, नाभिधेय: । एवमेष न प्रीतिवचनः । प्रीतिसाधनवचनस्त्वेष स्वगंशब्द इति । 


ननु स्वगँशब्दो लोके प्रसिद्धो विशिष्टे देशे । यस्मिन्नोष्णं, न शीतं न क्षुद्‌, न 


र :, पुण्यकुत एव प्रेत्य तत्र गच्छन्ति नान्ये । अत्रोच्यते । यदि 
तृष्णा, नारतिः, न ग्लानिः, पुण्यकृ ह देश 


आगच्छन्त्यजनित्वा वा 
तत्र केचिदमृत्वा न गच्छन्ति, तत आगर ५ 
एवंजातीयकः । नाप्यनुमानाद्‌ गम्यते, नान्येन । ननु चान्ये सिद्धाः केचिद्‌ दृष्टवन्तः, ते 
चाऽऽल्यातवन्तः इति चेत्‌ ? न तत्र प्रमाणमस्ति, सिद्धाः एवंजातीयकाः सन्ति, ते च 


दृष्ट्वाऽचक्षी रन्निलि । तस्मादेवंजातीयको देश एव नास्ति । 


7: ४ 2४: 5 मम मय २.7 
प्रकार यह [स्वगं शब्द] प्रीति का वाचक नहीं है, प्रीति का साधनवाची यह स्वर्ग शब्द है 


विवरण --नेत्याह--स्वगं को द्रव्यवाची मानने वाले ने कहा था कि कौशेय आदि 
द्रव्यों के लिये स्वयं शब्द की प्रवृत्ति उपमान से नहीं हो सकती, क्योंकि स्वगं शब्द अनुपमित 
((55उपमानरहित) किसी ऐसे ग्रथ में प्रसिद्ध नहीं है, जिससे उपमा द्वारा कौशेयादि प्रीतिमद्‌ 
द्रव्यों को स्वगं कहा जाये | इसी के निराकरण के लिये कहा है- ऐसा नहीं. है, स्वर्ग शब्द का 
र्थ प्रीति है। विशेषणत्वात्‌ प्रीतेः--प्रीतिमद्‌ द्रव्य में प्रीति विशेषण है। उस [प्रीति] से 
युक्त प्रीतिमद्‌ द्रव्य स्वग शब्द से कहा जाता हुँ । मतुप्‌ प्रत्ययान्त 'प्रीतिमत्‌' शब्द का ग्रथ हे- 
प्रीति जिस में है, वह द्रव्य । यहां विशेषणरूप में प्रयुक्त श्रीतिशब्द प्रीतिमत्‌ द्रव्य को नहीं 
कहता । इसकी पुष्टि में मत्वथंक इन्‌ प्रत्ययान्त दण्डो शब्द का उदाहरण दिया हे । दण्डी का 
अर्थं है--'दण्डोडस्यास्ति सः' अर्थात्‌ जिसका दण्ड हे अर्थात्‌ जिसके हाथ में दण्ड हे, वह पुरुष 
दण्डी कहाता है । यहां पुरुष. के दण्डी होने में दण्ड निमित्त है, दण्डी शब्दान्तगंत दण्ड दण्डी 
का ग्रभिधेय (प्रथं) नहीं हे । इसी प्रकार यहां 'प्रीतिमद्‌ द्रव्य स्वर्ग” में प्रीति स्वयं उसका 
झमिधेय नहीं हो सकती । ` 

व्याख्या — (झाक्षेप) स्वगं शब्द लोक में [ एसे] विशिष्ट देश में प्रसिद्ध है, जिस में 
न शीत है, न भूख, न. प्यास, नः दुःख वा पीड़ा रोर न ग्लाति.। पुण्यकं करने हारे ही. मरकर 
वहाँ जाते हैं। अन्य (=पापकमं करने हारे} नहीँ जाते । (समाधान) यदि वहां (--उक्त 
प्रकार के स्वगं शब्द वाच्य देश में), विना मरे नहीं जाते भोर वहां से विना जन्म लिये [यहां] 
नहीं भाते तो इस प्रकार.का .वह-(=स्वर्पदवाच्य) वेश प्रत्यक्ष नहों है । अनुमान से भी नहीं 
जाना जाता है शोर न अन्य किसी प्रमाण से हो । 'किन्ही अन्य सिद्ध पुरुषों ने देखा ओर उन्होंने 
कहा ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं है । इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार के सिद्ध पुरुष 
है प्रोर वे देखकर कहें । इसलिये इस प्रकार का कोइ देश नहाँ हैं । ् 


- विवरण--पुण्यक्ृत एव प्रेत्य--द्यलोक बाचक “नाक! शब्द के निवंचन (निरु 
| यू ! (निरुक्तः २२४ 
में यास्क ने काठक संहिता २१॥२:का 'नवा भ्रमु' लोक जग्मुष कि च नाकम्‌! i को हल 
करके लिंसाहै--पुण्यक्षतों हयव तत्र. गच्छन्ति । र्यात्‌ पृष्यकरनेहारे ही वहां. (नाकसद्युलोक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे श्रधि० १, मू० १ १५८९ 


ननु च लोकादाख्यानेभ्यो वेदाच्चावगम्यते, देश एवंजातीयकः स्वग इति । 
तन्न । पुरुषाणामेवविधेन देशेनासंवन्धादप्रमाणं वचः। आख्यानमपि पुरुषप्रणीतत्वा- 
दनादरणीयम्‌ । वैदिकमपि स्वर्गाख्यानं विधिपरं नास्त्येव। भवति तु विष्यन्तरेणेक- 
वाक्यभूतं स्तुतिपरम्‌ । यद्यपि वे.वलसुखश्रवणार्थापत्त्या तादृशो देशः स्यात्‌, तथाऽप्यः 
स्मत्पक्षस्याविरोधः, प्री तिसाधने* स्वगंशब्द इति । तेन देशेन व्यवहाराभावात्‌ कुतस्त- 
स्याभिधायकः स्वर्गशब्दो भविष्यति । 


= स्वगे में) जाते हैं । न. ताहि स प्रत्यक्षो देश:--प्रत्यक्ष दशन और उसकी लोक में प्रसिद्धि 
करने वाले के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष प्रौर उपदेश करने वाला एक~ समान दारीर 
वाला होता चाहिये । जिस शरीरधारी ने प्राम को देखा सू'घा. स्वाद ग्रहण किया वही दूसरे 
को ग्राम के आकार रङ्ग गन्ध ग्रौर स्वांद बता सकता है । देवदत्त ग्राम को देखे सू घे ओर. 
स्वाद लेवे और यज्ञदत्त आम के भ्राकार रङ्ग गन्ध और स्वाद का कथन: करे, ऐसा नहीं होता . 
हे । स्वगेरूपी विशिष्ट. देश में पुवे शरीर का त्याग किये बिना कोई जाता. नहीं हें भौर वहां से 
नया जन्म=श्चरीर धारण कर्ते ही लोटता है । श्रतः ऐसे शरीरधारी व्यक्ति का दशन प्रत्यक्ष . 
प्रमाण के अन्तगंत नहीं आता' । नानुमानाद्‌ गम्यते- अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष पुर्वक ; 
होने से प्रत्यक्ष के अभाव में अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती: नास्येन-उपमान आदि : 
प्रमाणान्तरो की परवृत्ति भीः भंत्यक्षपुवेक ही होने से उनकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती भर्थात्‌ 
अनुमान उपमान आदि से भी स्वर्ग संज्ञक किसी विशिष्ट देशः कां परिज्ञान नहीं हो सकता । - 
सिद्धाः केचिद्‌ दृष्टवन्तः--स्वग की प्रत्यक्षता के लिये वादी कहता. है--'किन्हीं सिद्धः पुरुषों नेः 
अपनी ये गज शक्ति सें स्वर्गरूप विशिंष्ट. देश को देखा होगा' । इस विषय्र में भाष्यकार ने कहा 
है--न तत्र प्रमाणमस्ति अर्थात्‌ सिद्धं पुरुष इस प्रकार के पदार्थ कों देखने वाले होते हैं, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं हे । CART 259 175 कार 

व्यास्या--लोक से, कथाओं से भौर वेद से जाना जाता हैं कि इस प्रकार का. स्वदेश 
है। (समाधान) यह नहीं है.। इसे प्रकार के देश के साथ पुरुषों का सम्बन्ध. नहीं. होने से[ लोक 
का] कथत अप्रमाण है । कथाएं भी पुरुषों के द्वारा प्रणीत होने से झादरणीय नहीं है । स्वगं. 
को कहने वाला वैदिक वचन भी विधिपरक है ही नहीं;: विध्यन्तर के साय एकवाक्यता को 
प्राप्त स्तुतिपरक है । यद्यपि केवल सुखश्ववण की प्र्थापत्ति से कोई एसा देश होवे तो भी हमारे 
पक्ष का विरोध नहीं है-प्रोति के साधन में स्वर्ग शब्द हैं । उस देश के साथ पुरुषों का व्यवहार 
न होने से किस प्रंमाण से उस प्रकार के देश को कहने वाला स्वर्गं शब्द होगा । | 

विवरण--वेदादवगस्यते--इसका तात्पयं है “बश्पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो . यजेत' 
5 क क id SR न 

` १, 'प्रीतिसाधनं स्वगं इति' टुपृटीकायाँ पाठः । | 
२. 'तस्याभिधाता' इति दुप्टीकायां पाठः। 


* CGC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५९० मीमांसा-शावर-भाष्ये ` 
यदा प्री तिमद्‌ द्रव्यं स्वगेस्तदा ब्रमः । 
द्रव्याणां कमेसंयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्यः ॥१॥ (पू०) 


द्रव्याणां कंमेसंयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्ध इति । यागोऽत्र कतव्य इति श्रूयते स्वगे- 
कामस्य । तत्रावव्यं स्वगस्य यागस्य च संबन्धः । तत्र भूतं द्रव्यमू, भव्य कम । 


MS २0 २ २ 
इत्यादि वाक्यान्त्ेत 'स्वर्गकामो यजेत की “पशुकामो यजेत, ग्रामकामो यजेत' इत्यादि दाक 
के साथ तुलना करने से जाता जाता है कि स्वंग सी पशु वा ग्राम प्रादि के समान इव्यरूप ह । 
स्वर्गाल्यानं विविपरं नास्ति इसका तात्पयं है स्वगं भावयेत (==स्वं को प्राप्त करे) इस 
अर्थ को कहने वाला कोई विंधिपरक वचन नहीं है।. यहां भाष्यकार यह कहना चाहते हैं 
कि पुवं हेतुओं से “स्वगं? रूप देश विशेष की प्रप्रमाणता सिद्ध हो जाने पर स्वर्गकामो यजेत का, 
अर्थ पशकामों यजेत, ग्रामकामो यजेत में जैसे 'पशु' भावयेत, ग्रासं आवयेत' होता है, ऐसा नहीं. 
हों सकता । इसका मथ होगा स्वगं =प्रीतिसाघन' भावयेत द्रं० भागे “प्रीतिसाधने स्वगंदब्दः' 
आव्यवाक्य । विध्यन्तरेणेकदाक्यभूतं स्तुतिपरम्‌-इसका- भाव हे--दर्ञपूणमासाभ्यां स्वर्गकामो. 
यजेत मादि दशपूर्णमास प्रादि याग विधायक विधि वचनों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुआ. 
स्तुति परक वचन हे । यतः पूव हेतुओं से पशु ग्राम : दिं के समान स्वर्ग द्रव्यरूप नहीं हे, 
झतः जैसे अन्य अर्थवाद वचनं विधि के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होक़र स्तुतिपरक होते हैं. 
उसी प्रकार स्वर्गकामः भी स्तुतिपरक हे । यद्यपि केवलसुखभंवणार्थापत्या-सिद्धान्ती का यह: 
कयन भ्रम्युपगमवाद भर्थात्‌ सुख विशिष्ट स्वगँदेश को मानकर हे । झस्मत्पक्षस्याविरोधः--इस. 
का तात्पर्य यह हे कि हमारे (--सिंद्धान्ती के) पक्ष में 'प्रीति' स्वगे शब्द का वाच्य है और 
तुम्हारे पक्ष में “प्रीतिमत्‌ द्रव्य' स्वर्ग शब्द का वाच्य हे ; स्वगंनाम का. कोई देश विशेष है यह 
हमारे भोर तुम्हारे दोनों पक्षों में वाच्य नहीं है (० टुप्‌ टीका) । इस प्रकार: मीमांसकों के 
मत में स्वर्ग शब्द देशविशेष का वाचक नहीं. है; यह स्पष्ट है । 
व्यास्या-जब ( =जिस पक्ष में) प्रीतिमद्‌ द्रव्य स्वगं हे, तबे (उस पक्ष में) कहते: 
- ब्रव्याणां कमसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बन्धः॥ शशः |“ 
सुत्राय:-- (द्रब्याणाम्‌) द्रव्यों का (कर्मसंयोगे) यागादि कर्मों के साथ संयोग होने पर 
उनका (गुणत्वेन) गुणरूप >>साधन रूप से (भ्रभिसम्बन्धः) सम्बन्ध होता हे मरर्थात्‌ भ्रन्वय ` 
होता है । , 
ह 6३ तात ऽत होणे पर | उनका] प (साधन 
उस स्थिति में भ्रवश्य हो स्वगं सम्बन्ध पक हे व बाता हैं। 
सध [जाना जाता] है। उन में द्य ( =स्वर्भ) भूत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i कंबल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खष्ठऽच्याये प्रथमपादे प्रधि० १; सू० १ १५९१ 


भुतस्य च भव्याथता न्याय्या, दष्टाथेत्वात्‌ । न तु भव्यस्य भूतार्थता । तत्र दृष्ट 
उपकारस्त्यज्येत । कप 


कथं पुनरवगम्यते, यागः कर्तेव्यतया चोद्यत इति ? यदा कामस्यात्रि कतंव्यता- 
ऽस्माद्‌ वाक्यादवगम्यते ) उच्यते, कामस्य कतंव्यता वावयात्‌, यज्यथस्य कर्तव्यता 
श्रतेः । श्रृत्तिशच वाक्याद्‌ वलीयसी । त्तस्मादयमर्थः-वर्गेकामो यागं कुर्यादिति । 
स्वयकामस्य यागः कतव्य इति। कतंव्यरच सुखवान्‌, अक्रतेव्यो दुःखवान्‌ । 
कतव्य इति चनं ब्रते । तस्मात्‌ सुखफलो यागो भविष्यति, स तु यस्येच्छा तस्य 
सिध्यति, नान्यस्येति गम्यते ) तेन स्वर्गेच्छा यागस्य गुणभूता । सर्वस्यापि कर्मणो 
द्रव्येच्छा भवति गुणभूता । तया द्रव्यमानेतु यतते दृष्टेनैव द्वारेण। इह तु स्वरे 
संज्ञकद्रव्येच्छेव नियम्यते । यथेव सा गुणभूता प्राप्ता, तथेव सती नियम्यते, दृष्टेनैव 


(= उत्पन्न-- विद्यमान ) है, कमं (= याग) भव्य (होने वाला अर्थात्‌ ग्रविद्यमान) है। भूत 
(विद्यमान द्रव्य) की भव्य (=उत्पन्न होनेवाले) के लिये होना ही न्याय्य है, दृष्टाथं होने 
से । भव्य. (उत्पन्न होने वाले) की भूत(=विद्यमान) के लिये होना न्याय्य नहीं है । उस 
अवस्था में (श्र्थात्‌ भव्य के भूतां होने में) [भूत का भव्य अर्थ के लिये होने ]में प्रत्यक्ष देखा 
गया उपकार छोड़ना होया 


विवरण--भूतस्य भव्यायता न्याय्या--'सुतं भव्याय उपदिश्यते’ यह लौकिक न्याय हे । 
उत्पत्स्थमान (--उत्पन्न होने वाले) घट के लिये पुर्वतः विद्यमान मिट्टी उपयुक्त होती हे । 
इसी प्रकार किसी पाकादि कार्य की सिद्धि के लिये विद्यमान लकड़ी पानी चावल आदि द्रव्य 
उपयुक्त होते हैं.। भुत की भव्याथ होने में भुतद्रव्य का उपक्रारकत्व प्रत्यक्ष देखा जाता हे । 


(आक्षेप) यह कंसे जाना जाता हे कि याय कतेव्यरूप से कहा जाता है, जब कि काम 
( = कामना) को भी कतंव्यता इस वाक्य से जानी जाती है । (समाधान) कामना को कतंव्यता 
चाक्य से जानी जाती हैं, यजि घातु के अथं (ल्ट्याग) की कर्तेव्यता भति (--“यजेत' पदस्य 
शिधिप्रत्यय के श्रवण) के जानी जाती हे । थुत्ति वाच्य से बलवती होती हे । इसलिये यह र्थ 
है--'स्वगं को कामना वाला याग करे । इस प्रकार स्वगं की कामना वाले के लिये याग कत्तव्य 
है [यह जाना जाता है] । इस (याग) को करना चाहिये यह 'यजेत' पद कहता है। इसलिये 
याग सुखफल चाला होगा घौर वह जिसको [सुख की] इच्छा है उसका सिद्ध होता है | भर्थात्‌ 
कतंव्य जाना जाता है], ग्न्य (=जिस को स्वगं की इच्छा नहीं है उस) का नहीं जाना 


- जाता है । इसलिये स्वर्ग की इच्छा याग के प्रति गुणभूतःहें। सभी कर्मों को द्रव्य को इच्छा 


गुणभूत होती हे उस (इच्छा) से द्रव्य को प्राप्त करने के लिये यत्न करता है, दुष्ट सागं से 
ही । यहां तो स्वगं संज्ञक द्रव्य को इच्छा ही नियमित की जाती है । जेसे वह गुणभार को 
प्राप्त. हुई उसी. प्रकार नियमित होती है दृष्टमाग से हो, न कि भ्रदृष्ट उपकार से । इस हेतु से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
‘१५९२ 


द्वारेण, नादुष्टेनोपक्रारेण । तैन स्वर्गेच्छया गुण | 
RR ला एप । अथाप्यदृष्टेन तथाऽपि न दोष: ॥ १ छोर 
स्वर्ग द्रव्य के प्रति यांग को सिद्ध करने के लिये यत्न करेगा । 
[याग को सिद्ध करने के लिये यल करेगा] तब भी दोष 


क (.. थः यागं 
गुणभूतया स्वगेद्रव्य प्रति यतिष्यते यागं 


गणभत स्वर्ग की इच्छा से ही 
और यदि अदृष्ट उपकार से 
हत कोची कतंव्पता वाक्यात्‌ --'सवगं कामो यजेत' इस वाक्य से स 
कतेव्यता जानी जाती है अर्थात्‌ जब 'स्वर्गकाम' और 322 का ति डी 83५ 
फन्नी | की इच्छा ण 
7 परे र se लि लराकप्रकरण इत्यादि 
है । शुतिश्च वाक्याद्‌ बलोपती जवा क लक: ५-०० ००००० ०-****सुखफलो यागो 
सुत्र से कह चुके हैं (द्र मी० ३।३।१४) । स्वगकामस्य यागः त 
अविष्यति इतने भाष्यपाठ को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने लिखा ट्र ह is 
हे । जब याग स्वयं माव्य है तव वह अन्य [स्वगं ] की भाव्यता को ग्राप्त नह होता । अर्थात्‌ 
भाव्यहूप याग अन्य भाव्य स्वगं का साधन नहीं बन सकता | आर कोन सा लात 
को कहने वाला) ऐसा क्रिया पद देखा जाता हे जिससे यहाँ फल का ग्रतुमान कर । फः 
ग्रनुमीयमान होने पर भी वह (=फल) द्रव्य वाची हो जाता है । इसलिये इस ग्रन्थ का 
कथन कंसा होगा ? [हमारे विचार में यहां 'ईदुशी वर्णता (इस प्रकार कथन होगा) पाठ 
होना चाहिये । वही वर्णन प्रकार ग्रागे कहा है--] यांग वस्तु (==पुरोडाश्ादि) और प्रजेत' 
श्रति से कतंव्यरूप हँ मर जो कतंव्यरूप है उसका लोक में कर्तव्य के उत्तर काल में ग्रभ्युदय 
रूप फल देखा जाता है । यहां भी याग के कर्तव्यरूप होने से उसका कोई फल होना चाहिये 1 
वह (स्वर्गरूप फल निरीक्षण (=विचार) करने पर [प्रत्यक्षादि] प्रमाणके न होने से सिद्ध 
नहीं होता । इसलिये [इस भाष्य से] प्रनयंक होने से फल का निराकरण ही किया है । 
[आक्षेप स्वर्ग को द्रव्य र्य साबन मानने पर] उत्पत्ति वाक्य में कहा गया पुरोडाशादि 
द्रव्य [स्वर्गद्रव्य से] बाधित वा विकल्पित नहीं हो सकता । (समाधान) स्वगंशब्द वाच्य बनाने 
के लिये पुरोडाझ्षादि में रूप रस सौर॒म्य (सुगस्थि) आदि का सञ्चिवेश कर दिये जायेंगे । [दुप्‌ 
टोका] - | 
विज्ञेष-स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यज्ञीय घृत में केसर कस्तुरी, समिंघाम्रों के रूप 
में अगर तगर चन्दन, पुरोडाश्च के रूप में मोहन भोग, भात में मेवे आदि की जो योजना स्पष्ट 
भ्रष्ट रूप से लिखी है उस पर उपयुक्त दृष्टि से विचार करता चाहिये । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविघि और पञ्चमहायज्ञविधि में यज्ञीय पदार्थों के चार प्रकार 
| लिखे हँ--१, रोगनाशक, २. सुगन्धित ३. पुष्टिकारक, ४. मिष्ठ (मीठे) । आजकल पायें: 
ह समाज में इन चार प्रकार'के पदार्थो को कूट पीस कर जो हवन सामग्री प्रचलित है. उसका 
- | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविघि में कहीं भी: उल्लेख नहीं किया है 1: सवंत्र प्रायः घृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०० षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १, सू० २ ११६३ 


असाधकं तु तादर्थ्यात्‌ ॥ २ ॥उ०॥ 


तु शब्देन पक्षो व्यावत्येते। तत एतत्‌ तावद्‌ वर्णयन्ति--प्रीतिः स्वर्गं इति । 
कुतः ? एवमुक्तं भवता--प्रीतिविशिष्टे द्रव्ये स्वगंशन्दो वतत इति । यद्येवं, पूर्वं ताहि 
प्रीतौ बतितुमहेति । तां हि स न व्यभिचरति । व्यभिचरति पुनद्रेव्यम्‌ । यस्येव प्रीति- 
साधनस्य द्रव्यस्य वक्ता स्वगंशब्दस्तदेव यदा ' न प्रीतिसाधनं भवति, तदा न स्वग 
शब्देनाभिधीयते । तस्मात्‌ प्रोतिवचनोऽयम्‌ । यत्तक्तं दण्डिशब्दवदिति? सोऽपि 
प्रतीते शब्दाद्‌ दण्डे, दण्डिनि प्रत्ययमादधाति । अन्तर्गतस्तत्र दण्डशब्दः । स दण्डस्य 
वाचकः। इह पुनः स्वरगृशब्दः एव प्रीतेरभिधाता । प्रीतिव चनश्चेत्‌, यागो ' गुणभूतः, 
प्रीतिः प्रधानम्‌ । कुतः ? तादर्थ्यात्‌ पुरुषभ्रयत्तस्यं । प्रीत्यर्थं हि पुरुषो यतते। तेन न 


की भ्राहुतियां निर्दिष्ट हैं तथा कहीं-कहीं भात प्रादिः की 1 स्वामी दयानन्द ने प्राचीन पद्धति का 
अनुसरण करते हुए उसमें विरोधी ग्रशों का तो सन्निवेश. किया हे; परन्तु संथा नवीन कल्पना 
नहीं की ॥ १॥। 
` झसाधक तु तादर्थ्यात्‌ ॥२॥ ` ४ 
सुत्रार्थः-- (तु) 'तु' शब्द पूर्व पक्ष 'स्वगे शब्द द्रव्यवाचक की निवत्ति के लिये है। 
स्वर्ग (ग्रसावकम्‌) यागादिबात्वथ का साधक .नहीं होता. हे | (तादर्थ्यात्‌) यागरूप पुरुष 
प्रयत्न के स्वगं के लिये होने से। - 1 | 


व्याख्या--'तु' शब्द से [पूर्व उक्त = स्वगं ' शब्द द्रव्यवाचक है] ` पक्ष निवतित होता 


. है। इससे यह वर्णन करते हैं--प्रीति स्वग है [ प्र्थात्‌ स्वर्ग शब्द प्रीति का वाचक है] । आपने 


इस प्रकार कहा हैं -प्रीतिविशिष्ट द्रव्य में स्वर्ग शब्द प्रवृत्त है। यदि ऐसा है तो ' [स्वं 
शब्द] पहले प्रीति में प्रवृत्त होगा । [क्योंकि] उस (=प्रीति) को वह स्वर्ग शब्द व्यभि- 
चरित नहीं करता [ श्र्थात्‌ प्रीति से अन्यत्र प्रयुक्त नहीं होता है] द्रव्य को तो स्वर्गशब्द व्यभि 
चरित करता है | अर्थात्‌ द्रव्य के विना प्रीतिमात्र में भी देखा जाता है] । जिसके मत में 
प्रीति के साघनभूत द्रव्य को कहनेवाला स्वर्ग शब्द है तो वही ब्रष्य जब प्रीति का साधन नहीं 
होता, तब स्वर्गशब्द से नहीं कहा जाता है। इसलिये [स्वरे शब्द | प्रीति का .वा बक है। ओर जो 
कहा है 'दण्डी शब्द के समान [दण्ड निभित्तक पुरुषवचन है पुरुष अभिधेय नहीं है इसो प्रकार 
स्वगं शब्द प्रीतिवचन नहीं है, प्रीतिताघन का वाचक हे]' वह [दण्डी शब्द] भी शब्द से दण्ड 
के प्रतीत होने पर दण्डी (-दण्डंवाले) का बोध कराता है । वहां (=दण्डी शब्द में) दण्ड 
घाढद अन्तर्गत (--विद्यमांत) है । वह दण्ड द्रव्य का वाचक है। यहां तो स्वर्ग शब्द हो प्रीति 
को कहनेवाला है । यदि [स्वगंशब्द] प्रीति का वाचरु होवे तो याग:  गुणभूत ( =स्प्रचान) 
हो जाये, प्रीति प्रधान होवे । किस हेतु से ? तादथ्यं (=प्रीतिं के लिये) पुरुष प्रयत्न के होने 


से । प्रीति के लिये ही पुरुष प्रयतत करता है। इससे प्रीति याग का साधन नहीं है । एसा जाता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्र ) = % 
BARRON Pit र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५९४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


्रीतिर्यागसाधनमिति विज्ञायते । द्रव्यं हि यागसाधनम्‌। न ऋते द्रव्याद्‌ यागो 
भवति । यस्माद्‌ दरव्यदेवताक्रिये यजतिशब्दो वतंते । 


ग्रसत्यामपि प्रीत्यां भवति याग: । यदि च यागो न प्रीत्यर्थो भवेत्‌, श्रसाधकं 
कमे भवेत्‌ | साधयितारं नाविगच्छेत्‌ । यो हि प्रीत्यर्थः; स॒ साध्यते, नान्य । ननु 
कतंव्यतया यागः श्रूयते ? उच्यते । सत्यं कतंव्यतया श्रूयते, कामोऽपि कतँव्यतयाऽव- 
गम्यते । आह । श्र॒त्या यागस्य, वाक्येन कामस्य । न चोभयोः। वाक्यभेदप्रस ङ्गात्‌ । 
उच्यते । यद्यपि यागः क्तव्यः श्रूयते, तथाऽपि न कर्त्तव्यः। सुखदः कतँव्यो भवति। 
दुःखदो यागः । तस्मात्‌ प्रत्यक्षेणाकतंत्यः । प्रत्यक्षेण च दु:खद: । कतंव्यतावचनादनु- 
मानेन सुखदो भवतीति । उच्यते । अनुमान च प्रत्यक्षविरोधान्न प्रमाणम्‌ । तस्मादः 
कतंव्यो यागः, यदि न प्रीत्यर्थ:। 


व अथाऽनर्थक्यपरिहाराय कल्पितेनान्येन फलवचनेन संभन्त्स्यत इति । उच्यते । 
ततः संबध्यमानो$प्यविधीयमानो न समीपवचनमात्रेण फलवान्‌ विज्ञायते । तस्माद- 


जाता है । द्रव्य ही यज्ञ का साधन है । द्रव्य के विना याग नहीं होता । यतः द्रव्य देवता 
विशिष्ट क्रिया सें याग शब्द वत्त॑मान है । 


(झाक्षप) प्रीति न होने पर भी याग होता है । (समाधान) यदि याग प्रीति के लिये न 
होवे कमं प्रसाधक हो जावे । साधयिता (--कर्म करनेवाले) को प्राप्त न होवे । [क्योंकि] जो. 
प्रीति के लिये होता है बही सिद्ध किया जाता है, भ्रन्य कमं नहों किया जाता है । (आक्षेप) 
याग कतथ्यरूप से अत है [प्रतः विना प्रीति के भी पुरुष को प्राप्त होगा] । (समाधान) 
सत्य है याग कतंब्यरूप से भूत है [परन्तु] काम (=कामना) भी कर्तव्यरूप से जानी 
जाती है । (आक्षेप) याग की कतंव्यता श्रुति (--'यजेत' पदस्थ विधिप्रत्यय) से जानी 
जाती है और कामना की कर्तव्यता वाक्य से [र्यात्‌ 'यजेत स्वर्गकामः? इस पदद्दय विश्ञिष्ट- 
वाक्य से 'याग के द्वारा कामना की सिद्ध करे? ऐसा अर्थ जाना जाता है] । तथा दोनों (== 
याग भोर कामना) को कतंव्यता नहीं कही जाती है, वाक्यभेद की प्राप्ति होने से। (समा- 
घान) यद्यपि याग कतंध्यरूप से भुत है फिर भो कतंव्य नहीं है। सुख देनेवाला ही कतव्य 
होता है । याग दुःखदायी है [ श्रर्थात्‌ याग करने में अनेक दुःख सहन करने पड़ते . हैं] । इस- 
लिये याग प्रत्यक्ष प्रमाण से म्रकर्तव्य है । झोर प्रतयक्षरूप से दुःखदायी है । ( 


के] कतंव्यतारूप वचन से अनुमान से याग खदायी हटे 
(समाधान) प्रत्यक्ष के विरोध से अनुमा | मत 
प्रीति के लिये नहीं है तो । 


(आक्षेप) भ्रनरथकता के परिहार 
संबद्ध हो जायेगा । (समाधान) उस [ 


ना जायेगा] । 
न भ्रप्रमाण है। इसलिये याग कर्तव्य नहीं है, यदि वह 


के लिये [याग किसी] ध्न्य कल्पित फलवच 
ल नसे 
याग] से सम्बद्ध किया जानेवाला [फल] भी भविः 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० १, सू० ३ १५६५ 


नथंको मा भूदिति स्वगेस्य कतंव्यता गम्यते । पुरुषप्रयत्नरच यागविशिष्ट इति 
यागस्तस्य करण स्यात्‌ । तस्मात्‌ सुष्ठक्तं यागो गुणभूतः, स्वगेः प्रथ नूत इति ॥।२॥ 


रत्यर्थं चामिसंयोगात्‌ कमेतो ह्यभिसंबन्धस्तस्मात्‌ 
कर्मोपदेशः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ उ० ॥ 


न केवलमानर्थक्यमयाद्‌ यागस्य गुणभावं ब्रूमः । कि तहि ? स्वगंसंज्ञकमर्थ 
प्रति करणत्वेन यागो विधीयते । ननु यागः कतंव्यतया श्रुत्या विधीयते ? सत्थमेवम्‌ । 
्रानर्थक्यं तु तथा भवति । स्वर्ग प्रत्यविहिते यागे, स्वगेकामस्तस्मित्रिष्फले विधीय- 
मानोऽपि निष्प्रयोजनः स्यात्‌ । तत्रास्योपदेशवैयर्थ्यंम्‌ । द्वयोरच विधीयमानयोः परस्प- 
रेणासंबद्योर्वाक्य भेदप्रसङ्गः । ग्रतो न स्वर्गकामपदेन स्वार्थो विधीयते। कि ताह ? 
उदिश्यते । तत्र वाक्यादवगतस्य कामस्य कर्तेव्यताऽवगम्यते, यागस्य च करणता। 


घीयमान हीने से केवल समीपता मात्र से फलवान्‌ नहीं जाना जाता है। इसलिये [याग] 


भ्रनर्थक न होवे इसलिये स्वर्ग की कतंव्यता जानी जाती है और ['यजेत स्पर्गहाम: में] 
पुरुष का प्रयत्न याग से विशिष्ट (युक्‍त) है इसलिये याय उस (=स्वग) का करण (== 
साधन) होगा। इसलिये ठीक ही कहा है यांग गुणभूत है झोर स्वग प्रधानभूत है ॥२॥ 
प्रत्यर्थं चाभिसंयोगा `°“*कर्मोपदेशः स्यात्‌ ॥३॥ 

सूत्रार्थः (प्रत्यथंम्‌) प्रत्येक श्रभिलषित स्वगं ग्रादि के भ्र्थं के साथ (च) ही कम का 
(भ्रभिसयोगात्‌ ) सम्बन्ध > श्रन्वय होने से स्वर्गादि का (कमंतः) काये से भावरूप से (हि) ही 
(भ्रभिसम्बन्धः) संबन्ध = भ्रन्वय होता हे [अर्थात्‌ स्वर्गादि कर्म से भाव्य हैं, साधन नहीं हैं] 
(तस्मात्‌) इसलिये (कर्मोपदेशः) कमे का उपदेश विधि (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या -हम केवल [याग की] अनर्थकता के भय से याग का गुणभाव ( =क्र- 
प्राघनता) नहीं कहते है । तो क्या कहते हैं ? स्वगं संज्ञक अर्थ के प्रति करणरूप से याय का 
विधान किया जाता है [यह कहते हैं] । (प्राक्षेप) भति (=विधि प्रत्यय) से याग कतंव्य- 
रूप से विधान किया जाता है । (समाघान) यह मत्य है । ऐसा करने पर [प्रर्थात्‌ याग का 
कतंव्यरूप से विधान मानने पर फलाभाव के कारण कमं का] आानर्थक्य प्राप्त होता है। 
स्वग के प्रति याग का विघात न करने पर निष्फल याग में स्वर्गकाम विधीयमान होने पर भी 
निष्प्रयोजन होवे । उस ग्रवस्था में [स्वर्गकाम पद के] उपदेश को व्यथता होवे। परस्पर 
असंबद्ध दो भ्रर्थो के विघीयमान होने पर वाक्य भेद का प्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये स्वगं- 
काम पद से स्वार्थ का विधान (=कथन') नहीं किया जाता है । तो क्या किया जाता है? 
उहिश्य होता है [ भर्थात्‌ स्वगं को उद्देश करके याग का विधान किया जाता हे] । वहां च!क्य 
से जाने गये काम (==कासना) की कतंव्यता जानी जाती है रोर याग को करणता (= 


१. “स्वार्थो विधीयते-प्रभिधीयते इत्यथः । टूप्‌टीका । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गीमांसा-शाबर-भाष्ये 
१५९६ र्म शा 


एवं च यागकतंव्यतायां न प्रत्यक्षविरोधो भविष्यति । तस्मात्‌ कर्मोपदेशः हा । कमं 
स्वं प्रत्युपदिश्यते, न स्वरः कर्म प्रति । किमतो यदि स्वर्गो नोपदिश्यते ? एतदतो 
भवति। न ह्यनुपदिष्टोःथंप्राप्तरच गुणो भवति । तस्मात्‌ स्वगेः प्रधानतः, कर्म गुणत 
इति। ग्रपि च, यस्य स्वगं इष्टः स्यात्‌ स याग निवंतंयेदित्यसंबद्धमिव, अन्यदिच्छति, 
प्रन्यत्करोति । 

अथ मतं, ततः स्वगो भवतीति संबन्धादिदं 'गम्यत इति । न शब्दप्रमाणकाना- 
मन्तरेण शब्दमवर्गतिर्न्याय्या । वाक्यादेवास्मादिमं संबन्धमवगच्छामः । यथा-- 
काष्ठान्याहतु कामोऽरण्यं गच्छेदिति यदि ब्रूयात्‌, ब्र्यादेतत्‌- दुष्ट तत्र प्रमाणान्तरेणा- 
रण्यगमनस्य काष्ठाहरणसामथ्यँ विद्यत इति । ग्रथ मन्यते, उपदेशानर्थक्य मा भूदित्य- 
थापत्तिर्भविष्यतीति। उच्यते । नोपदेशानथेक्यस्येतत्सामथ्यं, यदन्तरेण फलवचनं याग- 
स्य प्रीतिः फलमवगम्येत | काममस्या$नथंक्यं भवेत्‌; न जातुचित्‌ सामथ्मंमस्य जायते । 


साधनता) । इस प्रकार याग की कतंव्यता में प्रत्यक्ष विरोध नहीं होगा । इसलिये कमं का 
उपदेश होवे | कमं का स्वग के प्रति उपवेश किया जाता है, स्वगं का कमं के प्रति उपदेश 
नहीं किया जाता है । इससे क्या यदि स्वगं का [कर्म के प्रति] उपदेश नहीं किया जाता है? 
इस से प्रह होता है- अ्नुपदिष्ट श्रौर अर्थ से प्राप्त गुण ( --श्रप्रधान) नहीं होता । इस 
से स्वगं प्रघानरूप से [उपदिष्ट है] आर कमं गुण रूप से शोर भी, "जिसका स्वर्ग इष्ट होवे 
वह याग को करे' यह भरसम्बद्धसा है । अन्य (स्वर्गे) की इच्छा करता है शोर अन्य (= 
याग करता है। | 

यदि यह मानते हो, “उस. ( --याग) से स्वगं होता है' तो यह संबन्ध से जाना जाता 
है । शब्द को प्रमाण माननेवालो के लिये शब्द के विना ज्ञान [होना] न्याय्य नहीँ [माना 
जाता] है । इस वाक्य से ही इस संबन्ध को हम जानते हैं । जेसे--'लकड़ियां लाने की इच्छा- 
वाला जङ्गल में जावे' ऐसा यदि कोई कहे, [उससे] यहां कहे- वहाँ (--उषत वाक्य में) 
देखा गया है.कि विना प्रमाण के भी झरण्य-गमन का काष्ठाहरण (+--लकड़ियां लाने ) के प्रति 
साम्य विद्यमान है [ भरर्थात्‌ काष्ठ का लाना श्ररण्यगमन से हो सम्भव है] झौर यदि मानते 
हो कि [याग का] “उपदेश प्रनर्थक न होवे' इससे प्र्थापत्ति होगी [मर्थात श्र्थापत्ति से जाना 
जायेगा कि याग का स्वगं फल है], इस विषय में हमारा कहना है कि 'उपदेश के श्रानर्थक्य का 
यह सामथ्यं नहीं है कि विना फलवचन के याग का प्रोतिरूप फल जाना जाये । चाहे '[याग- 
वचन ] प्रनर्थेक होवे, तथापि उसका [एसा] सामथ्यं किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता [मर्थात्‌ 
जाना जाता है] । जलाने की इच्छावाले का जतग्रहण करना [जल से] जलना क्रिया के न्‌ 
होने पर [जल ग्रहण] झनयंक होवे, इससे वह इस [जल] को वहन शक्ति को उत्पन्न नहीं 


_ ६. कसक्‍्वादवाम्पो इति परक इति पाठान्तरम्‌ । 


00-0.2 5 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chénnai and eGangoftri 
षष्ठऽष्याये प्रथमपादे अधि० १, सू० ३ १५६७ 


न हि दग्धुकामस्योदकोपादानमसति दाहेऽतर्थकमिति दहनशवितमस्य जनयेत्‌ । ग्रथवा 
स्वर्गकामस्य यागो विधीयत इति पक्षान्तरावलम्बेनेनास्यार्थवत्ता भविष्यति । 
नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे स्वर्गकामस्य यागो विधीयते, न यागात्‌ स्वरः ? 
नैतदेवम्‌ । तस्मिन्खलु पक्षे स्वं प्रार्थयमानस्यानुष्ठानमनूद्य यागस्तस्योपायत्वेन. 
विधीयत इति न दोषः । तदनुष्ठानं स्वगं प्रतीति नास्ति वचनमिति चेत्‌। इष्टमर्थं 
प्रत्यनुष्ठानं भवति । स्वर्गकामस्य च स्वगे इष्टः । तदनुष्ठानविशेषग्रहणारथेमेव स्वगं 
कामविशेषणग्रहणमिति निरवद्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गकामस्य यागकर्मोपदेशः स्यात्‌ । ग्रतः 
स्वर्ग; प्रधानतः, कमं गुणत इति स्वर्गकाममधिङ्कत्य, यजेतेति वचनमित्यधिकारलक्षणः 
मिदं सिद्धं भवति ॥३॥ स्वर्गकामाधिकरणम्‌ 11१॥ र 


कर सकता । अथवा !स्दर्ग की कामनावाले. के लिये याग का विधान किया जाता है! इस 
पक्षान्तर फे श्रवलम्बन (स्वीकार करने) से [याग के विधान को ]: झवता ( --सप्रयोजनता) 
होगी । न्न 
(श्राक्षेप) अन्य पक्ष में भी “स्वर्ग को कामनावाले के लिये याग का विधान क्या 
जाता है, याग से स्वर्ग होता है [का विधान है]नहों । (समाधान) ऐसा नहीं है । उस पक्ष में 
स्वर्ग की चाहनावाले के लिये अनुष्ठान (== याग) का अनुवाद करके उस [स्वर्गे] के उपायः 
रूप से याग का विधान किया जाता है। इससे दोष नहीं है । (शाक्षेप) 'वह अनुष्ठान स्वगं 
के लिये हे? ऐसा वचन नहीं है। (समाधान) प्रति अनुष्ठान इष्ट श्र होता है। स्वग की 
कामनावाले का स्वर्ग इष्ट है। उस अनुष्ठान विशेष के ग्रहण के लिये ही 'स्वर्गकाम' विशेषण 
का ग्रहण है, इससे कोई दोष नहीं । इसलिये स्वर्ग की कामनावाले के प्रति यागकर्म का उपदेश 
होवे । इसलिये स्वगं प्रधानरूप से विहित है और कर्म गुणरूप से । इससे स्वर्ग को . अधिकृत 
करके 'यजेत' यह वचन है। इस प्रकार यह अधिकार लक्षण सिद्ध होता है। 
बिवरण - -नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे:*****"** न यागात्‌ स्वर्ग:--पदार्थपुर्वक वावयार्थं जाना 
है । इससे दक्षपुर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत इत्पादि काक्य से 'याग से स्वगं होता हे ऐसा 
यदि जाना जाय तब तो 'स्वर्ग साध्य है' 'याग साधन है” ऐसा जाना जाये । “याग से स्वगं होता 
है? यह तो सुना ही नहीं जाता इसलिये 'स्वर्गकामस्य यागो विधीयते' इस. पक्ष में भी पूर्वोक्त 
दोष विद्यमान ही है । स्वम प्रा्थयमानस्य--इसका तात्पयं यह है कि स्वगे की .चाहूना करने 
बाला स्वगं को प्राप्त कराने वाले उपाय वी इच्छा करता .है | वयोकि दिना उपाय के उपेय 
(>-प्राप्ति योग्य वस्तु) की प्राप्ति नहीं होती है । इस से. स्वगंकाम शब्द यागरूप उपाय को 
लक्षित कर सकता है । वह उपायरूप से लक्षित याग साधनरूप से कहा जाता हे । अत; उक्त 
पक्ष में पदान्तर रूप से निदिष्ट याग ही साधन है, यह विशेष है। इससे पदार्थपूर्वक ही 
वाक्यार्थे है । इष्टमथं प्रति ्रनुष्ठान॑ भवति इत्यादि-- दर्शपृणंमासाउ़्याँ- 'यजेत, ज्योतिष्ठोमेन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ तियंगधिकरणम्‌ ॥२।। | 
इदमामनन्ति-द्ञपुर्णेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत,' ज्योतिष्टोमेन स्वाकामो 
यजेत' इत्येवमादि । तत्र संदेहः कि यार्वात्किचित्‌ सत्त्वं, तत्सर्वमधिक्कृत्यतदुच्यत उत 
समर्थमधिकृत्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
फलार्थत्वात्‌ कमेणः शास्त्र सर्वाधिकारं स्यात्‌ ॥४॥ पू० 


का: २२ 
यजेत इत वाक्यों से विहित याग इष्ट अर्थ के लिये विहित है । इसका तात्पर्ये समभाने के लियि 
हम व्याकरण शास्त्रीय पक्ष उपस्थित करते हैं । व्याकरण शास्त्र में लक्षण की लक्ष्य में प्रवृत्ति 
बिषय में दो पक्ष है| तदनुसार इको यणचि (अष्टा० ६।१।७७) सूत्र “यह एक सूत्र ही एक 
साथ उन सब लक्ष्यों में जहां संहिता में इक्‌ से परे ग्रच्‌ होवे यणादेश का विधान कर देता है । 
इस पक्ष में एक ही सुत्र की प्रवृत्ति सब लक्ष्यों में एक साथ होती है । दूसरा पक्ष है--'प्रति 
लक्ष्यं लक्षणप्रवृत्ति: ।! इस पक्ष में जितने लक्ष्य हैं उन सब के लिये “इको यणचि' भिन्न भिन्न 
सुत्र हैं । इस प्रकार प्रकृत में जितनी कामनाए हैं उन सव के लिये दशंपूर्णम।साभ्यां यजेत 
झादि वचन भिन्न भिन्न हँ । सभी कामनाग्रों के लिये दशंपूर्णभास का विधान है (द्र० ग्राप० 
श्रौत ३।१४।९) । किस वचन के साथ क्रिस कामना का संयोग होवे इस के लिये दशंपुर्ण- 
माताम्याँ स्वर्गकामो यजेत यह स्वगंकामता सयुक्त विशेष वचन है । इसी प्रकार के तत्तत्क'म- 
नायुक्त वचन ऊहनीय हैं । यह निदशंनाथं वचन है। हमने यह व्याख्या वेयाकरण-पक्षानुसार 
की है । बहुत सम्भव है यह मीमांसकों को प्रभिमत न हो ॥३॥ 


व्यास्या-यह पढ़ते है -दशंपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (= द्पूणेमास 
यागों से स्वगे की कामनावाला यजन करे) , ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=ज्योति- 
व्होम से स्वगं को कामनावाला यजन करे) इत्यादि | इसमें सन्देह होता है-क्या जितने भी 
सत्व (=्रब्य) है, उन सबको प्रधिकृत करके यह कहा जःता है भ्रथवा [याग में] समर्थ 
सत्त्व को धिकृत करके ? क्या प्राप्त होता है? 

फलार्थत्वात्‌ कमणः शास्त्र सर्वाधिकार स्यात्‌ ॥४॥ 
' सुत्राय:-- (कमणः) यागादि कमं के (फलार्थत्वात्‌) फल के लिये होने से (शास्त्रम्‌ 

यागादि कर्मे का शासन (स्वाधिकारम्‌) सब का श्रधिकार जिसमें, ऐसा ल दी 


भर्थात्‌ यागादि कमं का विधायक वचन चेतन भ्रचेतन सत्त्वमात्र को अधिकृत 
गया है। ह 


कं लक र्‍या ८0 9 90” १२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अधि० २, सू० ४ १५६९ 


सर्वाधिकारः । ग्रविशेषात्‌ । ननु वृक्षादयो न किचित्‌ कामयन्ते, कथं तेषाम- 
धिकार: स्यात्‌ ? उच्यते । मा भूदचेतनानाम्‌ । तिरश्चस्त्वघिकृत्य यजेतेति ब्र यात्‌ । 
ननु' तिर्यञ्चोऽपि न किचित्‌ कामयन्ते ? नेति ब्र्‌मः। कामयन्ते सुखम्‌। एवं हि 
दुइयते - घर्मोपतप्ताइछायामुपसपेन्ति, शीतेन पीडिता आतपम्‌ । 

आह । ननू तियंञ्च आसन्नं फल चेतयन्ते न कालान्तरफलं प्राथंयन्ते । काला- 
न्तरफलानि च वेदिकानि कर्माणि । उच्यते । कालान्तरेऽपि फलं कामयमाना 
लक्ष्यन्ते । शुनश्चतुदेशयामूपवसतः पश्यामः, इथेनाँस्चाष्टम्याम्‌ । न चेषां व्याध्याशङ्धा, 
नियतनिमित्तत्वात्‌ । नानाहाराणामपि तस्मिन्‌ काले दर्शनात्‌, समानाहाराणामप्यन्यः 
स्मिन्‌ कालेऽद्शनात्‌ । लिङ्गानि च वेदे भवन्ति-देवा चे सत्रमासत’ इत्येवमादीनि 
देवतानाम्‌, ऋषीणां, वनस्पतीनामधिकारं दशंयन्ति । 

व्याख्या--[ कमं में] सबका अधिकार है, विशेष का कथन न होने से। (द्राक्षं) 
वृक्षादि कुछ भी कामना नहीं करते, उनका कंसे झधिकार होवे? (समाधान) अचेतनों का 
प्रधिकार न होवे । तिर्यक्‌ प्राणी कीटपतङ्ग प्रादि को अष्कित करके 'यजेत? वह सकता हे । 
(भ्राक्षेप) कीट पतङ्ग भ्रादि भी कुछ कामना नहीं करते । (समाधान) ऐसा नहं हे । बे सुख 
की कामना करते हैं । ऐसा देखा जाता है-धूप से पीडित कीटपतङ्ग झआदि छाया में जाते 
हैं और शीत से पीडित घूप में। 

विवरण--मा भूदचेतनानाम्‌- इस समाधान से भाष्यकार ने वृक्षादिक कामना नहीं 
करते यह स्वीकार किया है । परन्तु जसे ग्रागे कीट पतङ्ग भ्रादि में कामना की उत्पत्ति दर्शाई 
है तदनुसार वृक्षादि में भी अनेक क्रियाए' देखी जाती हैं । यथा--!वि.सी पौधे को ऐसे कमरे में 
रखा जाये कि उसके एक ओर से प्रकाश आता हो तो पौधों का झुकाव प्रकाश की झोर देखा 
जाता है ) कमल पुष्प सुर्य किरणों को पाकर ही स्फुटित होते हैं, मेघाच्छन्न दिन में वे प्रे नहीं 
खिलते' इत्यादि । अत: भाष्यकार का यह कथन प्रौढोबितमात्र है । 

व्यास्या-- (झाक्षेप) कीट पतङ्कादि तात्कालिक फल को जानते हैं, कालान्तर में 
ग्राप्त होनेवाले फल को कामना नहीं करते । वेदिक कमं कालान्तर में होनेवाले फलबाले हैं। 
(समाधान) [ तियेक्‌ प्राणी] कालान्तर में होनेवाले फल को कामना करते हुए देखे जाते 
है । कुत्तों को चतुर्दशी के दिन उदवास करते हुए देखते हैं शोर शयेन को अष्टमी में। इनमें 
व्याधि (= रोग) को भ्राश्धा भी नहीं होती हे [उपवास के] नियत निमित्तवाला होने से । 
भिन्न-भिन्न झाहार वालों का भी उस [नियत] काल में [उपवास के] दशन से गौर समान 
झाहारवालों का भी अन्य काल में [उपवास के] प्रदर्शन से। वेद में लिङ्ग भो होते हैं--- 
देवा वै सत्रमासत (सचदेव सत्र में बेठे= देवों ने सत्र किया) इत्यादि देवताप्रों ऋषियों 
झौर चनस्पतियों का [कमं में] भ्रधिकार दशति है । 

विवरण--शुनश्चतुरदश्यामुपवसतः पद्याम:- वस्तुतः सभी कृत्त चतुदेशी को उपवास 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नहीं, प्रतः यजमान जेते यज्ञाथं द्रव्य का परिग्रह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६०० 
` नतु कात्स्त्येन विधिमुपसंहतु न शक्नुवर्न्त नकद 
शाक्नुवन्ति केचित्‌ । तस्माद्‌ यजेत इत्येवमादीत्यधिकरिष्यन्ति शक्नुवतः । वि: 
क्रमादि'वचनानि त्वशक्तान्नाधिकरिष्यन्ति। तत्र, योऽनुपदिष्टविऽणुक्रमादिकः स 
क्रेवलं यागं करिष्यति । कस्तस्य दोषः ? ्रव्यपरिग्रहोऽपि देवग्रामः हस्तिग्रामः, 
ऋषभस्य ग्राम. इत्युपचारादस्त्येवेति । तस्मादमनुष्याणामपि शक्नुवतामधिकार 
इति ॥४। - ` ` री उ. 
कर्व भ्रतिसंयोगाद्रिधिः कार्येन गम्यतै ॥५।। (३०) 
शि ०७७७७७७ र रुखका ररर रा 
नहीं करते | इसीलिये भाष्यकार इसी सुत्र के भाष्य में झागे इस मत का खण्डन करेगे | इत्ये- 
वमादीनि देवतानाम्‌ ऋषोणां वनस्पतीनामधिकोरं दर्शयन्ति-- भाष्यकार आगे इसी सूत्र के भाष्य 
में देवों और ऋषियों को कर्म का ग्रधिकार नहीं है ऐसा कहेंगे । अतः उनके मत में देवा वे 
सत्रमासत इत्यादि वचन स्तुत्यथंवाद मात्र हें । | १ 
` व्याख्या -[ तियंक्‌ प्राणी याग की] सम्पुर्णर्प से विधि का. उपसंहार (>-अनुष्ठान ) 


मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


न्तीत्यनधिक्कताः ? उच्यते । यागं कतु 


नहीं कर सकते इसलिये वे ग्रनधिकृव हैं । ( समाधान) कुछ प्राणी यागं कर सकते हैं। इसलिये 


याग कर संकने वालों को यजेत इत्यादि अधिकृत करेगे [अर्थात्‌ उन्हें याग का भ्रधिकार देंगे ]। 
बिष्णुक्रमादिवचन. ध्शक्त होने से उस कम में अधिकृत नहीं करेंगे [ श्रर्थात्‌ जो तियंक्‌ प्राणी 
जितना कर्म कर सकते हैं उनमें घे श्रघिकृत है भौर जो कमं वे नहीं कर सकते उसमें श्रनधि- 
कृत होंगे] । इसलिये जो प्रनुपदिष्ट विष्णुकमादि हे वह केवल याग करेगा । उसका क्या वोष 


है ? द्रव्य का परिग्रह (=प्रहण करना) भी देवग्रामः हस्तिग्रामः क्रुषभग्नामः में उपचार (= 


व्यवहार) से है ही ।. इसलिये मनुष्य भिन्नों का भी जो [याग] कर सकते हैं, अधिकार हैत . 
विवरण --विष्णुक्रमादिवचनानि--दशंधु्णमास कर्म के अन्त में यजमांन के लिये विष्णु- 
क्रम का विधान है--ग्रब विष्णुक्रमान्‌ क्रामते (शत० १।६।३।५) । विष्णु नाम सूर्यं जेसे-- 
इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ० १।२२।१७) मन्त्रतिदिष्ट तीन क्रमों=कदमों से पृथिवी अन्तरिक्ष 
झौर चुलोक को प्राप्त होता हे उसी प्रकार यजमान भी कमं में तीन कदम चलता हुआ विष्णु 


'का अनुकरण करता हे । यह विष्णुक्रम विक्रमण वेदि के दक्षिण भ्रोणि से लेकर आहवनीय कुण्ड 


पूर्व दाहिने पद दिवि विष्णुः (यजु २।२५)मनत् से मोगश: तीन कदम चलता है । इसमें वाम 

पाद दक्षिण पाद से पीछे ही रहता है। द्रव्पपरिग्रहोऽपि--यज्ञादि कर्म विना द्रव्य के सम्भव 

॥ | परिप्रह करता है, उसी प्रकार देवग्राम आदि से देवों 

ऋषियों तथा क्रषम (=वेल) का भी द्रव्य परिग्रह दर्शाया है ॥४॥॥. 1... 

. कृतुर्वा शुतिसंपोगाद्‌ विधिः कात्ल्येत गम्यते ॥४॥। , | | 

_ सृतार्यः--(वा) 'वाः शब्द पूर्वपक्ष 'तियंक्‌ दि: को भी. क्रम का अधिकार है! की 
१, विणुक्पणादि» इति पात्र 7 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०१ ` षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अ्रधि० २, सू० ५ १६०१ 


वाशब्दः पक्ष व्यावतँयति । न चतदस्ति, तियंगादीनामप्यधिकार इति । कस्य 
तहि ? यः समर्थः कृत्स्नं कर्माभिनिवंतंयितुम्‌ । न चैते शक्नुवन्ति तिर्यगादयः कृत्स्नं 
कर्माभिनिवंतयितुम्‌ । तस्मादेषां न सुखस्याम्युपायः कर्मेति कथं यो न शक्यते कतुः, 
सोम्युपायः स्यादिति । न देवानाम्‌ । देवतान्तराभावात्‌ । न ह्यात्मानमुदिश्य त्याग 
संभवति । त्याग एवासौ न स्यात्‌ । न ऋषीणाम्‌ ग्मार्षयाभावात्‌। न भग्वादयों 
भृग्वादिभिः सगोत्रा भवन्ति । न चेषां सामथ्यं प्रत्यक्षम्‌ । ग्रपि च तिर्यञ्चो न कालाउ 
न्तरफलेनाथिनः । आसन्न हि ते कामयन्ते । 


निवृत्ति के लिये हे । (कतुः) यागकर्ता का (श्र तिसंयोगात्‌) श्रुति का संयोग होने से 
(विधिः) कमं की विधि (कार्स्न्येन) कृत्स्नता =सम्पूर्णंता से (गम्यते) जाती जाती हे । 
्र्थात्‌ कर्ता को सम्पूर्णं विधि करनी होती है ॥ 


व्याख्या -'वा? शब्द [पुवं उक्त] पक्ष की निवृत्ति के लिये है। यह नहीं है कि 
तियेक्‌ आदि को भी [याग का] धिकार है । तो किसका है ? जो पुर्ण कमं करने को: समर्य 
है । ये तियक्‌ झादि पुणं कमं को नहीं कर सकते । इसलिये इनका सुख का उपाय कमं नहीं 
है । जो नहीं किया जा सकता, वह [सुख का] उपाय कंसे होगा ? । देवताओ को भी प्रधि 
कार नहीं है देवतान्तर का अभाव होने से ऋषियों को भी अ्रधिकार नहीं है आर्षय का 
प्रभाव होने से । भृगु आदि भृगु आदि के साथ सगोत्र नहीं होते है । झर इनका सामथ्यं 
प्रत्यक्ष नहीं है । और भी तियंक्‌ (--श्वा ग्ादि) कालान्तर में होनेवाले फल के अर्था नहीं 
होते हैं । झासन्न (=-समीपवती फल) की ही वे कामना करते हैं। 
विवरण--न देवानाम्‌ यहां भट्ट कुमारिल ने लिखा है--(द्रव्य परित्याग आदि के 
भाव के कारण श्रसामथ्यं से देवों का याग में अधिकार नहीं है । मनुष्यों में भी क्लुप्तिवाचन 
(क्लृप्तीर्यजमानं वाचयति । मी० ३1८1१८) आज्यावेक्षण भ्रादि में प्रसमर्थ पुरुष को अधिकार 
नहीं है । किस हेतु से इतिकत्तंव्पतारूपांश में क्लूप्तिवाचन भ्रादि का ग्रहण होने से उनकी 
क्रः्वथंता है । उनके विना फन्न ही नहीं होता । न च भूग्वादियो भुग्वादिसगोत्राः यह भाष्यकार 
का कथन अयुक्त है । हमारा काल भ्रनादि है [प्रर्थात्‌ हमारे मत में सृष्टि अनादि है] । 
न देवानां देवतान्तराभावात्‌-जिव (शबर स्वामी प्रादि) के मत में शब्द ही देवता हैं 
उनके मत में भी यह गन्थ अयुक्त है । 


भट्ट कुमारिल के 'तेबिना फलाभावात्‌ उनके विना फल न होने से कथन से स्पष्ट है 
कि भट्ट कुमारिल के मत में ग्रन्थ बधिर पङ्ग_ भ्रादि मनुष्य को केवल काम्येष्टियों (=सकाम 
कर्म) में. ही अनघिकार है | नैत्यिक कमं ये व्यक्ति भी यथासामर्थ्यं कर सकते हैं। क्योंकि 
प्रधान याग ही मुख्य है । क्नुप्विर्वाचन विष्णुक्रम आदि अङ्गभुत होने से गोण हैं । 


कुतुहुलवृत्तिकार ने “न देवानां देवतास्तराभावात्‌ तथा न ऋषीणामाषयाभावात्‌ इन 


' CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबंर-भाष्ये 


१६०२ | 
पश्यामः, शुनः द्येनांइ्चतु्देदयामष्ट- 


ननु चोवतं, कालान्तरफलाथिनस्तिरश्चः 
म्यां चोपवसत इति । उच्यते । न जन्मान्तरफलाथिन उपवसन्ति । कथमवगम्यते ? 


“र क © = वेदं ो- 
वेदाध्ययताभावात । ये वेदमधीयते त एतद्विदु; इदं कमे कृत्वेद फलमसुत्र भरा 
तीति। न चैते वेदमघीयते नापि स्मृतिशास्त्राणि । नाप्यन्येम्योऽवगच्छन्ति। तस्मान्न 


व कस pm जे इत दोतों पी 
दो वचनों को सुत्र मानकर व्याख्याच किया है वह प्रयुक्त. है, क्योंकि भट्ट कुमारिल ने इन दोन 
वचनों को प्रयुक्त कहा है । ब्रहासुत्र १।३।६ के शाङ्करभाष्य में भी ये वचन उद्धृत हे । 
शादूर भाष्य की न्यायनिणंय और रत्नप्रभा टीकाग्रों में इन्हें सूत्र कहा है । 


विशेष -न देवानां देवतान्तराभावात्‌ आदि कथन को पृष्ठभूमि में देवों की जात्यन्तर 
विशिष्ट पौराणिक कल्पना है । वस्तुतः पुराणों की यह कल्पना भी पुराणों के ही विपरीत है । 
वायुपुराण ग्र० १७ तथा मत्स्य पुराण १४२वें उपरिचर वसु की जो कथा है उससे जाना जाता 
है कि देवराज इन्द्र ने अशवमेष यज्ञ किया था । यह कथा महाभारत श्राइव० ग्र ६१, शान्ति० 
झण० ३३७, प्रनुशा० ग्र ११५ में भी है। 

. वस्तुतः यह कथन श्रोतयज्ञों की वास्तविक पृष्ठभुमि का परिज्ञान न होने से न केवल 
सर्वथा चिन्त्य ही है अपितु वेदविरुद्ध भी है । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०1९० के १६ वें मन्त्र 
में देवों के द्वारा) यज्ञ करने का स्पष्ट निदेश हे । यथा--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ । जब वेद में स्पष्ट देवों के द्वारा यज्ञ करने का उल्लेख हे तब “देवों को यज्ञ का 
अधिकार नहीं है देवतान्तर के अभाव होने से” कथन त्याज्य हे । 


ग्राधिदैविक सृष्टि में देव भ्रौर ऋषि प्राधिदैविक पदार्थ हैं वे यज्ञो के द्वारा पदार्थान्तरों 
को उत्पन्न.करते हैं । मानव सूष्टि में देव ऋषि मनुष्य गन्धव असुर प्रादि मानवों के भेद हैं। 
इस वास्तविक तथ्य को समक लिया जाये तो इन्द्रादि देव जो मानव जाति का विशिष्ट भेद है, 
के द्वारा पुराणोक्त इन्द्र के अश्वमेध की कल्पना भी उपपन्न हो जाती हे । ऋषियों का यज्ञ- 
कतृत्व तो सम्पूणं वेदिक वाङ्मय झौर पुराणों में भ्रचुरमात्रा में : दृष्टिगोचर होता हे । अब 
केवल सांप्रतिक गोत्रो के मूल पुरुष भृग्वादि की बात शेष रहती हे । इसका भी समाधान यही 
हे कि आर्षयवरण की विधि यज्ञप्रवतंन के. भी बहुत काल पश्चात्‌ की उपज हे । वेद में 
झाषेयवरण के विधान का भ्रथवा उसमें विनियुक्त कोई भी मन्त्र नहीं है । प्रार्षेबव रण में प्रयुक्त 
मन्त्र ब्राह्मणं-पठित हे । छः 

व्याख्या (ग्राक्षेप) कहा था-- [तिर्यक्‌ प्राणियों को भो] कालान्तर में होने बाले 
फल की कामना करते हुए देखते हैं, कुत्तों श्रोर इयेनो. को चतुर्दशी और. अष्टमी में उपवास 
करते हुए [देखते हैं]! (समाधान) [ये] ज्मान्तर के फल की इचछा वाले उपवासन हां करते । 
कसे क जाता है.? जो वेद को पढते हैं वे यह जानते हैं कि इस कर्म को करके यह्‌ फल जन्मा- 
न्तर में आप्त होता है । ये(=कृत्ते भ्रोर इयेन) वेद नहीं पढ़ते हैं, और स्मृति शास्त्र सी नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि० २, सू० ५ १६०३ 


विदन्ति धमंम्‌ । अ्रविद्वांप: कयमनुतिष्ठेग्रः। तस्मान्न धर्मायोपवसन्तीति। किमर्थ 
तह्य षामुपवासः ? उच्यते । रोगादरुचिरेषाम्‌ । कथं पुननियते काले रोगो भवति। 
उच्यते । नियतकाला अपि रोगा भवन्ति। यथा तृतीयकार्चातुर्थकाञ्चेति। तस्मा- 
न्मनुष्याणामधिकार इति । 


न च तिरश्चां द्रव्यपरिग्रहः । न ते द्रव्यं स्वेच्छयोपयुञ्जाना दृश्यन्ते । 

तस्मादनीशाना धनस्य । यत्त, देवग्रामो हस्तिग्राम इति । उपचारमात्रं तत्‌ । तस्मा- 

. दपि न तिरशचामधिकार इति । यानि पुनि ङ्गानि, देवा वे सत्रमासत इत्येवमादीनि । 

ग्रथवादास्ते विधिप्ररोचनार्थाः। विद्यते हि विधिरन्यस्तेष सवेष । न च.विधेवि धिनैक्र- 

वाक्यभावो भवति वचनव्यक्तिभेदात्‌ । स्तुतिस्तु सा । इत्थं नाम सत्राण्यासितव्यानि, 

यत्कृतकुत्या भ्रप्यासते देवाः, ्रासन्नचेतना ग्रपि तिर्यञ्चः, भ्रचेतना अपि वनस्पतयः, 
किमङ्ग पुनविद्वांसो मनुष्या इति । 


ननु विष्णुक्रमादिष्वनधिक्कृताः केवलं यागं करिष्यन्ति.। नैवम्‌ । गुणा यागं 
प्रत्युपदिश्यन्ते, न कर्तारं प्रति। तेन यागमात्रे क्रियमाणे वेगुण्यमिति न फलसंबन् 


प:ते हैं, अन्यों से भी [यह ज्ञान] प्राप्त नहीं करते । इसलिये ये घमं को नहीं जानते । 
अविद्वान्‌ ( ==ज्ञानहीन) [उपवास का] केसे अनुष्ठान करेंगे ? इसलिये घर्म के लिये उपचश्स 
नहीं करते । (श्राक्षेप) तो फिर किस लिये इनका उपवास होता है ? (समाधान) रोग के 
कारण इनको [ भोजन में] भ्ररुचि होती है। (ग्राक्षेप) नियत काल में कंते रोग होता है? 
(समाधान) नियत काल वाले भी रोग होते हैं। जेसे तृतीयक (तीसरे दिन होने बाले) 
चातुर्थक (चोथे दिन होने वाले) [ज्वर भ्रादि] । इसलिये [ यज्ञकायं में] मनुष्यों का ग्रबिकार 
है! 

तियंक्‌ प्राणियां का द्रव्य परिग्रह (== घन होना) भी नहों है । ये स्वेच्छा से द्रव्प का 
उपभोग करते हुए नहीं देखे जाते हैं। इसलिये ये घन के स्वामी नहों हे । झौर जो देवग्राम 
हंस्तग्राम-कहा । वह केवल व्यवहारमात्र है । इसलिये भी तिर्यक्‌ - प्राणियों का भ्रधिकार र हो 
है श्रोर जो लिङ्ग दर्शाये--देवा वे सत्रमासत (=देव सत्र में बेठे) इत्यादि। वे विधि को 
प्ररोचना (रुचि उत्पन्न करने) के लिये है । विधि की विधि के साथ एकवाक्यता नहीं होतो 
हैं, वचन व्यक्ति के भेद के कारण । घतः वह स्तुति है । इस प्रकार के सत्रों को करना चाहिये, 
जिनको कृतकृत्य देवजन भो करते हैं। भ्रासन्न चेतन (><वतंमान को जानने वाले) तियंक्‌ प्राणि 
आर भ्रचेतन वनस्पतियाँ भी करती हैं फिर विद्वान्‌ मनुष्य क्यो नहीं करंगे। 


(आक्षेप) विष्णुक्रम आदि में अनधिकृत [प्र्थात्‌ जो विष्णुक्रम नहीं कर सकते वे 
तिर्यक्‌ प्राणी] केवल याग. करेंगे । .(समाघान).ऐसा नहीं हो सकता । [विष्णुक्रम श्रादि] गुण 
याग के प्रति उपदिष्ट है, न कि कर्ता के प्रति | इससे यागमात्र करने पर विगुणता होगी, [ इस. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


स्यात्‌। कथं पुनर्यागं प्रत्युपदिश्यत इति चेत्‌ ! इतिकतँव्यताकाङ्क्षस्य अ 
न्तिकादुपनिप्रतिताः शक्नुवन्ति तं निराकाडक्षीकतु म्‌ । इतरथा हि कतृ नधिकुर्वेत्सु 
गुणवचनेष्वनिवृत्ताकाड्झं १फलवचनमनर्थकमेव स्यात्‌ । ग्रनुषद्धतरच. फलवचनम- 
भविष्यत्‌ यत्र साकराङ्क्षत्वाद्वाक्यम्‌ उपरोत्स्यते ।' 

ग्रथेतदेव वाकयं समर्थानां सगुणं कमे विघास्यति, असमर्थानां विगुणमिति 
तन्न । सकृढुच्चारण उभयश्षकितिविरोधाद्वाक्यं भिद्येत । साकाडक्षं हि तदितिकतेव्यतां 
प्रति । तस्मात्‌ साङ्गयागोपदेशः स इति निरङ्गयागोपदेशाभावः। तस्मान्मनुष्याणा- 
मेव्राधिकार इति । 

प्रयोजन पक्षोक्तम्‌-केचिदाहुः। सहस्रसंवत्सरं कर्म न नियोगतो दिवसेषु 
कल्पयितव्यमिति । पूर्वपक्षे तदायुप्रां देवतादीनां संभवादिति । सिद्धान्ते तदसंभवा- 


TN ही री 

कारण] फल का संबन्ध नहीं होगा [प्र्थात्‌ गुणहीन कमं से फल प्राप्त नहीं होगा] । (साक्षेप) 
[विष्णुक्रमादि गुण] याग के प्रति केसे उपदिष्ट होते हैं? (समाधान) इतिकतंव्यता (कसे 
याग सम्पन्न किया जाये) की प्लाकाइक्षा वाले यागव्रचन के समोप में पड़े हुए(=पठित) 
[ग॒ण कमें] उस [साकाइक् यागवचन] को निराकाङ्क्ष कर सकते हैं। अन्यथा कर्ताओं को 
प्रधिकृत करते हुए(==कर्ता के प्रति कहे हुए) गुणवचनो में, जिसको थाकाङ्क्षा निवृत्त नहीं 
हुई है ऐसा फल वाला बचन (=यागवचन) अनर्थक ही होवे ! अनुषङ्ग (=सम्बन्ध) से 
फलवचत न होता हुआ वहाँ (=इतिकतं व्यता के प्रति) साकाइक्ष होने से [यागविधायक | 
वाकम. को बाधित करेगा। 


(दाक्षेप) यही वाक्य समर्था के प्रति सगुण (=-गुणसहित) कर्म का विधान करेगा 
झर प्रसमर्या के प्रति विगुण का। (समाधान) एसा नहीं हो सकता । सकृत्‌ उच्चारण में 
दोनों प्रकार को शक्तियों का विरोध होने से वाक्यभेद होगा । वह (=याग वचन) इति- 
कतंब्यता के प्रति साकाङ्क्ष ही है। इसलिये वह साङ्ग: याग का उपदेश है, इससे प्रद्भरहित 
याग के उपदेश का अभाव है । अतः मनुष्य का हो [याग में | अधिकार है। 

इस विचार का प्रयोजन पक्षोक्त ही है [अर्थात्‌ जेसे पुर्वपक्ष है तदनुसार मनुष्यों के 
अतिरिक्त तिर्यक्‌ प्राणियों को भो यावच्छक्य याग का अधिकार है। और जसे उत्तरपक्ष है 
तदनुसार साङ्ग कमं के ही फलवान्‌ होने से सब भ्रद्धें को. यथाविधि करने में समर्थ मनुष्य को 
ही याग का विकार हैं]। कुछ व्याख्याता कहते हैं--सहन्न संवत्सर वाला कर्म नियमतः(अवदय 
ही) [सहर] दिलों में कल्पयितव्य नहीं. है [ श्रर्यात्‌ संवत्सर को दिन परक मानने को आव- 
TUTTI Te Co se त 0 0000 2002 

१: फलं यस्य वचनस्य तत्फलवचनम्‌ अर्थाद्‌ यागवचनम्‌ । !प्रकरणवचनम्‌” इति पाठा- 


न्तरं त्वसत्‌ । २. 'वचनमुपरोत्स्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 


C©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० २ सू० ५ १६०५ 


दिति दिवसेष्वेव कल्पयितव्यमिति । तत्तृपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः ॥५॥ [ तियंग- 
घिकरणम्‌ ॥२॥ | 


[क्रतुषु स्त्रिया श्रप्यधिकाराधिकरम्‌ ॥३॥]. 
दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत*--इत्येवमादि समाम्नायते । तत्र संदेह:- 
कि स्वगेकामं पुमांसमधिक्कत्य यजेतेत्येष शब्द उच्चरितः, ग्रथवा5नियमः, स्तयं पुमांसं 
वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? क यीन 


लिङ्गविशेषनि्देशञात्‌ पुंयुक्तमेतिशायनः ।।६॥ (पू०) 


इयकता नहीं है । पुर्वपक्ष में उस श्रायुवाले (सहस्र संवत्सर जीने वाले) देवतादि के 'सम्भव 


होने से । सिद्धान्तपक्ष (=्=याग में मनुष्यों का हो भ्रधिकार है) में .उस(=सह्न संवत्सर. 


झायु) के असम्भव होने से सहत्त दिनों में ही कल्पयितव्य है।इस का आगे व्याख्यान 
करगे ॥।५॥ _ 


व्याख्या-दर्शपूर्ण मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (दश्षपू्णमास यागों से स्वगं की कामना 
वाला यजन करे) इत्यादि समाम्नात है। इसमें सन्देह है--क्या स्वगं कामना वाले पुरुष को 
अधिकृत करके 'यजेत यह. शब्द उच्चरित हुमा है प्रथवा भ्नियम है, स्त्री भ्रयवा 
पुमान्‌ [को अधिकृत करके उच्चरित हुग्ना है] ? क्या प्राप्त होता है ? 

लिङ्ग-विशेषनिर्देशात्‌ पु य॒क्तमेतिशायनः॥६॥ 

सुत्रार्थः -- (लिङ्गविशेषनिदेशात्‌) [ स्वगंकामः' पद में] लिङ्ग विशेष अर्थात्‌ पुल्लिङ्ग 
के निदेश से (पु'युबतम्‌) पु घमंयुक्त = पुमान्‌ =पुरुष ही याग में प्रधिकृत हे, ऐसा (ऐतिशायन:): 
ऐतिशायन प्राचायं मानता है। ` 

विशेषः--ऐतिशायन अर्थात्‌ इतिश ऋषि का पुत्र | इतिश शाब्द -नडादिगण में पठित 
है । उससे नडादिभ्यः फक्‌ (अष्टा० ४।१।९९) सुत्र से अपत्या्थ में फक्‌ ( ><श्रायन ) प्रत्ययः 
होता है । इस सूत्र में पुवं सूत्र से 'गोत्रे' पद को अनुवृत्ति है । तदनुसार वेयाकरणों के मत में 
इतिश्च का पोत्र ऐतिशायन होगा । इस प्रकरण में गोत्रशब्द पोत्रप्रभूति का वाचक है (द्र 
प्रष्टा० ४।१।१६२) । इसी कारण कासिकाकार झादि ने अष्टा०- ४।१।१०५- की व्याख्या में 
'क्कथमनन्तरापत्यो रामो जामदरन्यः, व्यास, पाराशयं इति गोत्ररूपाध्यारोपेण भविष्यति' 


.१. द्र० पूवे पृष्ठ १४८४५ टि० १। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
, : : । कृतः ? लिङ्गविशेषनिर्देश्ात्‌ । पुलिङ्गन 
लिङ्गमधिक्गतं मेने ऐतिशायनः । कुतः * ङ्ग ति 
बिरेबेण निदेशो भवति -स्त्ररगंकामो यजेतेति। तस्मात्‌ पुमानुक्तो, श्न 
स्त्री ॥६॥ 


(==जमदर्ि का ग्रनन्वरापत्य पुत्र परशुराम जामदस्य भ्रौर पराशर का पुत्र व्यास पाराशयं कसे 
कहाजायेगा ? पुत्र में गोत्र >पौत्रत्व के भ्रध्यारोप से प्रयोग होगा, ऐसा लिखा है। हमारे विचार 
में योत्राध्यारोप की कलना युक्त नहीं हे । इस प्रकरण में पौत्रप्रमृति अपत्य म प्रत्यय मानने 
पर सम्पूर्ण वै दिर वाङमय से विरोध होता है । यदि दो चार ही बिशिष्ट प्रयोग ऐसे होते तो 
उनमें गोत्राध्या रोप की कल्पना की जा सकती थी । इसलिये गोत्राधिकार के सूत्रों का अर्थ 
इस प्रकार करना चाहिये जिसंसे सर्वत्र उपपत्ति होवे । यथा-नडादिभ्यः फक्‌ (अष्टा० ४।१। ९९) 
का अर्थ करना चाहिये --नडादि गण में पठित शब्दों से ग्रपत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता हे 
भौर वही गोत्र (--पौत्रप्रमृति) में भी प्रयुक्त होता हे ॥ नड का अपत्य नाडायन श्रौर पौत्रादि 
भी नाडायन कहाते हैं । इसी प्रकार गर्गादिस्यो यन, (४1१1१०५) सूत्र का प्र्थ करने पर रामो 
जामदण्यः, व्यासः पाराशये: आदि में भी अध्यारोप की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। मच्य- 
कालीन वैयाकरणों का वैदिक वाझ मय से सम्बन्ध टूट जाने के कारण उन्हें इस. प्रकरण के 
सुत्रों के आपाततः क्रिप्माण गर्थे में पदे पदे उपस्थित दोष दिखाई नहीं पड़े और वे 
अन्धेनैवनीयमाना यथान्धाः न्याय से इस प्रकरण की व्याख्या करते चले गये । 

व्याख्या--ऐतिशायन झाचायं पु लिङ्ग (पुरुष) को अ्रधिकृत मानता है ! किस हेतु 
से? लिङ्ग विशेष का निर्देश होने से। पु ल्लिद्ध विशेष से निर्देश होता है-स्वगेकामो 
यजेत । इससे 'पुरष यजन करे? यह कहा गया है, स्त्री यजन करे” यह नहीं कहा गया है । 

बिवरण--भट्ट कुमारिल ने यहां लिखा है--ग्रहाधिकरण (मी० ३।१। अधि० ७, 
सूत्र १३-१५) में ग्रह संमाष्टि पर विचार करते हुए विभक्तिवाच्य एकत्व की ही अविवक्षा 
कही है, प्रातिपदिक का जो भ्रथं लिङ्ग है उसकी अविवक्षा नहीं कही हे । यह पूर्वपक्षवादी का 
अ्रभिम्राय है । हमारे विचार में भट्ट कुमारिल ने पूर्वपक्षवादी के मत की उपपत्ति के लिये 
त्रिकप्रातिपदिकार्थः (जाति, व्यक्ति, लिङ्ग तीन प्रातिपदिकार्थं हैं): पक्ष का ग्राधयण किया हे । 
वैयाकरणभूषणसार के “नोमार्थ-निर्णय' प्रकरण में एक (जाति), द्विक (जाति, व्यक्ति), 
त्रिक (जाति, व्यक्ति, लिङ्ग) चतुष्क (जाति, व्यक्ति; लिङ्ग, वचन) पञ्चक (पूर्वे. के चार 
प्रोर कारक) प्रातिपदिकार्थों 'का निरूपण किया हेणा 'मं।मांसकों के मत में एक जाति ही 
` „` सुबोधिनीकार ने भगले सुत्र की व्याख्या में कहा हे --ग्रहेकत्वाधिकरण में 'उद्देद्य के 


विशेषणों की अविवक्षा होती है' पक्ष स्थित होने पर यह पूर्वपक्ष कैसे उपपन्न होगा ? इसलिये - 


कहा है--तदिति । इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि सुंबोधिनीवृत्तिकार , अहेकत्वन्याय की प्रवृत्ति 
लिङ्ग की विवक्षा में भी मानता है | इसीलिये उसने ग्रहेकत्वाधिकरंण का प्रयोजन उद्देश्य के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ST Tr 2० ३ 000 bs team Se Ae > i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे श्रधि० ३ सू० ७ ` १६०७ 


तदुक्तित्वाच्च दोषश्र॒तिरविज्ञाते-॥७॥ (पू०) 
अविज्ञाते गर्भ हते भ्रणहत्यानुवादो भवति तस्मादविज्ञातेन गर्भण हतेन 
भ्र णहा भवति' इति। श्रणहा पापक्कत्तमः। यश्चोभयोर्लोकयोरुपकरोति, तस्य हन्ता 
भ्रणहा । यज्ञहन्ता भ्रणहा । स यज्ञसाधनवधकारी । तस्माद्‌ यज्ञं भ्रूणशब्देनाभि- 
दधाति । स हि बिभति वा सवं, भूति वा नयति। अतो श्र्‌णहा यज्ञवधकारी। स 
पु'गुक्तत्वादनुवादोऽवकल्पते । भ्रविज्ञाते गर्भे हन्यमाने कदाचित्‌ पुमान्‌ हन्येत । तत्र 
यज्ञाधिकृतस्य हतत्वाद्‌ यज्ञवधो भ्र णहत्या स्यात्‌ । इतरथा यद्युभयोरधिकार- 


विशेषणों कौ ग्रविवक्षा' माना है | वेयाकरणों ने भी सुत्रे लिङ्कवचनमतन्त्रम्‌ द्वारा तस्यापत्यम्‌ 
(अष्टा ० ४।१।६२) आदि सूत्रों में लिङ्ग और वचन को भ्रतन्त्र == अश्रघान= अविवक्षित माना 
है । इस प्रकार चाहे ग्रहैकत्वन्याय से उद्देक्य के विशेषण एकत्व और लिङ्गत्व की घ्रविवक्षा 
मानकर चाहे वेयाकरणो के सूत्रे लिङ्कवचनमतन्त्रम्‌ न्याय के ्रनुसार श्रष्टवष ब्राह्मणमुपनयेत्‌ 
इत्यादि वचनों में भी ब्राह्मणगत एकत्व भ्रौर लिङ्ग के भ्रविवक्षित होने से कन्या के उपनयत 
को कौन रोक सकता है । इतना ही नहीं धमंशास्त्रो में तो पुराकल्पे नारीणां मोञ्जीन्धन- 
मिष्यते वचनों द्वारा “पुराकल्प में कुमारियों का उपनयन संस्कार भ्रौर वेदाध्ययन होता था! यह्‌ 
स्पष्ट स्वीकार किया है ।* [झागे इसी पाद के सुत्र २४ का विवरण भो देखें] 
तदक्तित्वाच्च दोषथ्‌ तिरविज्ञाते ॥७॥ 

सुत्रार्थः (तदुक्तित्वात्‌) लिङ्ग की उक्ति=विवक्षा होने से (च) ही (भविज्ञाते) 
लिङ्ग का ज्ञान न होने पर (दोषश्रूति:) दोष का कथन उपअन्न होता हें । 

विशेष -सुत्राथं की स्पष्टता के लिये भाष्य में वचन देखें । कुतूहुलवृत्तिकार ने 
'तद्धन्तृत्वाच्च पाठ माना हे । इस पाठ में सुत्राथं होगा-- (अविज्ञाते) अविज्ञातलिङ्ग वाले 
गर्भ में (दोषश्रतिः) दोष का श्रवण (तद्न्तृत्वात्‌). पुमान गर्भ के हनन से (च) भी जानना 
चाहिये । 

व्याख्या--ग्रविज्ञाते गर्भे हते भ्रणहा (अविज्ञात लिङ्गवाले गर्भ नष्ट करने पर 
भ्र णह होता है) यह भ्रनुवाद होता है । तस्मादविज्ञातेन गर्भेण हतेन भ्रणहा भवति 
( = इसलिये भ्रविज्ञात लिद्धवाले गर्भ के हनन से भ्र्‌ णहा होता है) । श्र णहा पापकृत्तम (= 
त्यन्त पापी होता है) । यशचोभयोलोकयोरुपकरोति, तस्यं हन्ता भ्रूणहा (जो दोनों 
लोकों का उपकार करता है उसको मारनेवाला भ्रूणहा होता है) । यज्ञहन्ता भ्रणहा (= 
भ्रणहा यज्ञ का नाश करनेवाला होता है) । यह यज्ञ के साधन का वध करनेहारा होता है। 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌। 
२, इस विषय की विस्तृत मीमांसा के लिये पं० महाराणी शंकर शर्मा कृत 'कन्योप- 
नयनर्-र्वाध' पुस्तक देख । प्राप्तिस्थान-रामलाल कपुर ट्रस्ट बहालंगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०८ भीमांसाशाभर-भाष्ये 


चाविज्ञाते च यज्ञवधः म्‌ 
व्या त विवक्षिता पु लिङ्गस्य वाचिका विभक्तिरिति । तथा-आरात्रेयीं 


हत्वा भ्रूणहा भवतिः । आत्रेयीमापन्चगर्भामाहुः । अत्र कुक्षावस्या विद्यत इत्यात्रेयी । 
तस्मादपि पुःसोऽविकरारो गम्यते । यथा-पशुसालभेतः इति ए पशुरेवाऊलभ्यते 


लिङ्गविशेषनिदेशात्‌ । एवमिहापि द्रष्टव्यमिति ॥७॥ 


एव प्राप्ते ब्रूमः | हुक 
जाति तु बादरायणो5विशेषात्तस्मात्स्त्र्यपि प्रतीयेत 
जात्यथेस्याविशिष्टत्वात्‌ ॥ ८ ॥उ० ॥: 


स्यात । तत्राविज्ञातग्रहणमतन्त्रमिति 


~ 
इसलिये यज्ञ को भ्र,ण शब्द से कहा हैं । वह (यज्ञ) ही सव का भरण.पोषंण कर्ता है अथवा 
सब भूति (ऐरवयं=सम्पत्ति ) को प्राप्त कराता है । इसलिये भ्र, णहा यज्ञ. का वध करने वाला 
होता है। चह पु यक्त (=पु ल्लिङ्ग) होने से अनुबाद उपपन्न होता है.। झविज्ञात लिङ्गः वाले 
गर्भ के नष्ट करने पर कदाचित्‌ पुमान्‌ का हनन होवे । उस भ्रवस्था में यज्ञ में अधिकृत 
[पुमान्‌] के मारने पर से यज्ञ का वध करनेवाली भ्रूणहत्या होवे । अन्यथा यदि दोनों का 
[यज्ञ में | अधिकार होवे तो विज्ञात (स्त्री पुमान्‌ लिङ्ग के ज्ञान) होते पर झौर अविज्ञात 
के नष्ट करने पर यज्ञ का वध होवें । तब 'भ्रविज्ञात' का ग्रहण अप्रधान = भ्रनर्थक कल्पित होवे 
अर्थात्‌ भाने जाये । इसलिये पुल्लिङ्गः को वाचक विभक्ति विवक्षित है । तथा-आत्रेयीं हृत्वा 
अणहा भवति (=प्रात्रयी को मारकर आणहा होता है) । थापप्चगर्भा =प्राप्तगर्भा= 
गर्भिणी को ग्रात्रेयो कहते हैं।. [आत्रेयी का निर्वचन दशति हैं-] यहां=कुक्षि में इसके 
विद्यमान है इससे ग्रात्रेयी कहाती है । इससे भी पुमान्‌ का श्रधिकार जाना जाता है। यथा-- 
पशुमालभते में पुमान्‌ पशु का हो ्रालभन किया जाता है। लिङ्गविशेष के निर्देश होने से। 
इसी प्रकार यहां भो जानना चाहिये ॥७।। | | 


व्याख्या- ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- | 
जाति ठु बादरायणो ”””””” जात्यर्थस्यावि शिष्टत्वात्‌ ॥८॥। 


तुन्नायं--(तु) 'तु शब्द पुवंपक्ष “पुमान्‌ को ही प्रधिकार है” की निवृत्ति के लिये है । 
(बादरायणः) बादरायण श्राचाये (श्रविश्ेषात्‌) स्वगं की इच्छा सामान्यरूप से स्त्री और 
पुरुष दोनों को होने से (जातिम्‌) पुरुष जाति को यज्ञ कर्म में श्रधिक्ृत मानते हैं । (तस्मात्‌) 
इसलिये (स्त्री) स्त्री (प्रपि) भी (प्रतीयेत) यज्ञ कर्म में अधिक्कत जानी जाये । (जात्यथंस्य ) । 
जातिरूप भर्थे के (अविशिष्टत्वात्‌) सामान्य होने से । oS | 


मत्‌ रक्कि भुपलब्धमुलम्‌ । २. द्र० तै० ब्रा” १।५।६।७। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०२ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अघि० ३, सू० ८ १६०९ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति, पु स एवाधिकार इति । जाति तु भगवान्‌ 
बादरायणोऽधिक्ृतां मन्यते स्म। आह--किमयं स्वर्गकाम इति जातिशब्दः समधिगतः? 
नेत्याह । कथं तहि ? यौगिकः, स्वर्गेच्छायोगेन वतेते । केन तहि दाब्देन जातिरुक्ता, 
याऽधिक्ृतेति गम्यते ? नेव वयं ब्रमो जातिवचन इह शब्दोऽधिकारक इति। कि 
ताह ? स्वर्गकामशब्देनोभावपि स्त्रीपुसावधिक्रियेत इति । अतो न विवक्षितं 
पु लिद्धमिति । कुतः ? अविशेषात्‌ । न-हि शक्तोत्येषा विभक्तिः स्वर्गकामं लिङ्गेन 
विशेष्ट्म्‌ कथम्‌ ? : लक्षणत्वेन श्रवणात्‌ । स्वरे कामो यस्य, तमेष. लक्षयति शब्दः। 
तेन लक्षणेनाधिकृतो यजेतेति शब्देनोच्यते । तच्च लक्षणमविशिष्टं स्त्रियां पुसि च। 
तस्माच्छब्देनोभात्रपि स्त्री पुसावधिकृृतावितिं गम्यते । तत्र केनाधिकारः स्त्रिया 
निवत्यंतेः। विभक्त्येति चेत्‌, तन्न। कस्मात्‌ ? पु वचनत्वात्‌ स्त्री निवृत्तावशक्तिः। 
पुःसोविभक्त्या पुनवंचनमनर्थकमिति चेत्‌, न ।.श्रानर्थंक्येऽपि स्त्रीनिवृत्तेरभावः। परिः 
सख्याया स्वार्थहानि पराथकल्पना प्राप्तवाधरच । न चाऽऽनथक्यम्‌ । निदंशार्थत्वात्‌ ॥ 
तस्मात स्त्र्यपि प्रतीयेत जात्यथंस्या विशिष्टत्वात ॥८॥ 
व्याख्या--'तु' शब्द [पूर्वपक्ष] की निवृत्ति करता हैं। यह नहीं है कि पुरुष का 

ही अधिकार है । जाति को ही भगवान्‌ बादरायण अधिकृत मानते हैं। (आक्षेप) क्या यह 
स्वर्गकाम शब्द जाति शब्द जाना गया है ? (समाधान) नहीं । तो क्‍या है.? यौगिक है। 
स्वर्ग की इच्छा के योग से प्रवृत्त होता है । (्राक्षेप) तो किस शब्द से जाति कही गई , है, जो 
झ्रधिक्तत है ऐस! जाना जाता है? (समाघात) हम यह नहीं कहते कि यहां जातिवाचक 
शब्द अधिकार देनेवाला है । तो क्या कहते हैं? स्वर्गकाम शब्द से स्त्री भ्रोर पुरुष दोतों 
ग्रधिकृ1 किये जाते हैं [धर्थात्‌ इन्हें अंधिकार दिया जाता है] । इसलिये [स्वगंकासः में] 
पु ल्लिद्ध विवक्षित नहीं है । किस हेतु से ? विशेष न होते से । यह [प्रथमा | विभक्ति स्वर्गकाम 
शब्द को लिङ्ग से विशेषित नहीं कर सकती है । कंसे ? [स्वर्गकामः पद के] लक्षणल्प से 
श्रवण होने से । स्वर्ग के विषय में काम =कामना जिसकी है उसको यह शब्द लक्षित करता है । 
उक्त (--स्वगं में जिसकी कामता है) लक्षण से विशिष्ट 'यजेत' शब्द से कहा जाता है । 
वह (स्वर्ग को कामनारूप) लक्षण स्त्री में प्रोर पुरुष में सामान्य है । इसलिये शब्द से दोतों 
स्त्री पुरुष अधिकृत हैं, ऐसा जाना जाता है । उस प्रवस्था में स्त्री का अधिकार किस से हटाया 
जाता है | विभक्ति से [स्त्री का भ्रधिकार निवृत्त किया जाता है] ऐसा कहो तो वह ठीक नहीं 
है । किस हेतु से ? पुरुषवाचक होने से स्त्री की निवृत्ति में शक्ति नहाँ है । पुरुष का विभक्ति 
` से पुनः कहना श्रन्थ होवे, ऐसा कहो तो भ्रानर्थक्य होने पर भौ स्त्रो की निवृत्ति का अभाव 
होगा । [क्योंकि] परिसंख्या में स्वार्थहानि, परार्थकल्पना ओर प्राप्त की बाधा होने से । झान- 
यंक्य भी नहीं है, निर्देशार्थ होने से । इंसलिये स्त्री भी [अधिकृत] जानी जाये, जात्यथ के 
सामान्य होने से । 

`. : बिवरण--विभकस्या इतिः चेत्‌ -'स्वर्गकामः' पद में प्रथमा विभक्ति हे.। वह प्रातिः 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६१० मीमांसाशाबर-भाष्ये .. 


चोदितत्वाद यथाश्रुति ॥९॥ (०) ` 


अथ यढुक्तम्‌--'पशुमालभेत इति पुपशुरालम्यते, पु लिङ्गवचनसामर्थ्यात्‌ । एव- 
मिहापि पु लिज्भवचनसामर्थ्यात्‌ पुमानधिक्रियते, यागवचनेनेति, तत्परिहतँव्यम्‌ 1 
अत्रोच्यते- नात्र जातिद्रॅव्यस्य लक्षणत्वेन श्रूयते । यदि हि लक्षणत्वेन श्रयेत, ततः 


णा मयुर 

पदिकार्थमात्र में, लिङ्गमात्र में, परिमाणमात्र में और वचनमात्र म होती हे । पाणिनीय सुत्र है-- 
प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (ग्रष्टा० २।३।४६ ) । प्रातिपदिकार्थ =सत्ता 
में उच्चैः नीचेः । यहां लिङ्गादि कोई भ्रथं नहीं है। भतः प्रथमाविभक्ति केवल उच्चेस्त्व 
नीचंस्त्व मात्र को कहती है । लिङ्ग में-कुमारी वृक्ष: कुण्डम्‌ । यहां क्रमशः कुमारत्व प्राति- 
पदिकार्थ से स्त्रीत्व, वृक्षत्व से पुंस्त्व भौर कुण्डत्व से नपुंसक अथे विशिष्ट है । इनमें प्रथमा 
विभक्ति हुई है अर्थात्‌ यहां प्रथमा से क्रमशः प्रातिपदिकार्थं से विशिष्ट स्त्रीत्व पुंस्त्व और 
नपुंसकत्व अर्थ कहा जाता है। इसी प्रकार परिमाण में-द्रोणः खारी झाढकम्‌, वचनों में एकः 
हौ बहवः । इसी प्रकार स्वर्गकामः में जो प्रथमा विभक्ति है वह स्वर्गकामत्वरूप प्रातिपदिकार्थ 
से विशिष्ट पुस्त्व को कहती है। पूंवचनत्वात्‌ स्त्रीनिवृत्तावशक्तिः--इसका तात्पर्यं यह है कि 
स्वर्गकाम शब्द 'जिसकी स्वगे में कामना है? उस सबको कहता है, यह प्रातिपदिकाथं है | अतः 
'सु' विभक्ति पुमर्थं को कहने वाली होते हुए भी स्त्री को निवृत्त करने में भ्रसमर्थ हे । प्राति- 
पदिकाथं जिसके अन्तभू'त हे ऐसे लिङ्ग विशेष की वोधिका प्रथमा विभक्ति होती है । कुमारी 
कहने पर प्रातिपदिकार्य जो कुमारत्व है उसकी निवृत्ति नहीं होती । क्योंकि कुमारी का प्रयोग 
कौमायं विशिष्टा स्त्री में ही होता है । इसी प्रकार स्त्री में भी जो स्वगंकामत्व है उसकी निवृत्ति 
नहीं होगी । थरानर्थक्येर्शप स्त्रीनिवृत्तरभाव:--लोकिक न्याय है-नहि भिक्षुकाः सन्तीति 
स्थाल्यौ नाघिभ्रियन्ते-नगर या ग्राम में भिखारी हैं तो उनसे वचने के लिए कोई भोजन 
पकाना नहीं छोड़ता । इसी शकार विभक्ति के अनर्थक होने मात्र से प्रातिपदिकाथं, जिसके 
प्रन्तगंत पुरुष स्त्री दोनों संगृहीत हैं उनमें से स्त्री को कंसे छोड़ सकते हैं ? परिसंख्यायाम्‌ 
विभक्ति का स्त्री को परिसंख्या =परित्याग करना अर्थ मानें तो स्वार्थहानि प्रादि तीन दोष 
उपस्थित होते हैं | इनका विवरण मी० १।२।३१ के भाष्य (भाग १, पृष्ठ १८१) में देखें ॥८॥ 


चोदितत्वाद्‌ यथाथुति ॥९॥ 
सुत्रार्थ:-- ['पशुमालभेत' वचन में] (चोदितत्वात्‌) पुमान्‌ पशु का निर्देश होने से 
(यथाश्ति) श्रत्यनुसार पुमान्‌ पशु का ग्रालभन होता है । 
व्याख्या -श्रौर जो यह कहा कि “पशुमालभेत' में पुमान्‌ पशु का श्रालभन किया जाता 
'है, वह पु लिद्ध वचन साम्यं से होता है । इसी प्रकार यहां ['स्वर्गकाम:' में] भी पु'लिङ्क 
वचन के सामध्य से पुमात्‌ भिक्त होता है [यजेत इस] यागवचन से, उस का परिहार 
कर । इस विषय में कहते हे--यहां जाति द्रव्य के लक्षणरूप से नहीं सुनी जाती है । यदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HC LS FOE 45355 OCT RESUS PSOE 4... 5... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अघधि० ३ सू० ९ १६११ 


स्त्रिया अपि याग उक्तो न पु'वचनेन निवर्त्येत । इदं तु पशुत्वं यागस्य विशेषणत्वेन 
श्रूयते । तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबन्धो, न द्रव्ययागयोः । यथा पशुत्वं यागसंवद्धमेवं 
पु स्त्वमेकत्वं च । सोऽयमनेकविशेषणविशिष्टो यागः श्रूयते । स यथाश्ृत्येव कतंव्यः ।' 
उपादेयत्वेन चोदितत्वात्‌ । न है 


यच्च दोषश्रुतिरविज्ञाते गर्भे हते, श्रात्रेय्यां च पु युक्तत्वेनेति, तत्परिहते- 
व्यम्‌ । ग्रत्रोच्यते-श्रविज्ञातेन गर्भेणेत्यनुवादः प्रशंसार्थ?; आत्रेयी च न हन्तव्येति। 
इत्यं गर्भो न हन्तव्यः । यदव्यक्तेनाप्येनस्वी भवति । पु'लिङ्गविभक्ति:. श्रूयमाणा न 
शक्नोति स्त्रियं निवर्तयितुम्‌ । किमङ्ग पुनरविज्ञातगर्भवचन्‌ लिङ्गम्‌ । तथा गोत्रप्रणं- 
सार्थमात्रेय्या ्वधसंकीर्तनम्‌ । न चाऽऽपन्नसत्त्वा श्रात्रेयी । गोत्रं ह्येतत्‌ । न हिं, 
ग्रचशब्दादयं तद्धित उत्पन्न: । समर्थानां हि तद्धित उत्पद्यते। न च, ग्रत्रशब्दस्य 
सामर्थ्यमस्ति ॥ ९1. पि ड 


लक्षणरूप से सुनी जावे तो उससे स्त्री [पशु] का. भौ कहा गया याग पुवचन से निवृत्त न 
होवे । यह तो [“पशुमालभेत' में भूयमाण] पशुत्व याग के विशेषणरूप से सुना . जाता है 
उस अवस्था में पशुत्व का भ्रोर याग का संबन्ध : होता है, न कि द्रव्य भौर याग का। जसे 
पशुत्व यागसंबद्ध है इसी प्रकार पुस्त्व भर एकत्व भो याग संबद्ध है । इस प्रकार यह अनेक 
विशेषणो से विशिष्ट याग सुना जाता है। उसे यथाशुति ही करना चाहिये । उपादेय रूप से 
कथित होने से । ४ 

विवरण--'पद्युमालभेत? इस वाक्य में पशुगत एकत्व भौर' पुस्त्व विवक्षित हैं, यह 
पुवे मीमांसा ४।१। भ्रधि० १ । सूत्र ११-१७ (भाग ४, पृष्ठ ११६३-१२०१) सिद्धान्तिव 
किया है । निल्न छ 2 डा 
व्याख्या --भौर जो भ्रविज्ञातग्भं के नाश में दोषशुति झौर गरात्रेयी में[ गर्भ के] पु युक्तत्व 
से | पुमान्‌ का भ्रधिकार कहा है] उसका परिहार. कर । इस विषय में कहते हैं--'अविज्ञातेन 
गर्भेण? यह भ्रनुवाद है प्रशंसा के लिए श्रोर ग्ात्रयी का वघ नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार यभ को नष्ट नहीं करना चाहिये, जिससे अव्यक्त [गर्भ ]से भी एनस्वी = पापी होता है। 
[स्वर्गकामः में] भूयमाण पुंलिङ्ग विभक्ति स्त्री को [यागाधिकार से] वञ्चित नहीं कर 
सकती तो फिर भ्रविज्ञात गर्भदचनरूप लिङ्ग [स्त्री को कसे निवृत्त. करेगा] । तया [दात्रे] ` 
गोत्र की प्रशंसा के लिये ग्रात्रेयी के वघाभाव का जंकोतन (कथन) . है । झापन्नसत्त्वा 
(=गभिणी) श्राश्नेयी नहीं कहाती ! [श्ात्रेय] यह गोत्र है। यहां श्रन्न शब्द से तद्धित 
उत्पन्न नहीं हुम्ला है। समर्थो से ही तद्धित उत्पन्न होता है । और अत्र शब्द का [तद्धित प्रत्यय 
ढक्‌ =एय की उत्पत्ति में] सामर्थ्य नहों है अर्थात्‌ वह असमर्थ है। | 


- १, अत्रःमी० ३।१।१५ स्रव्याछ्याऽपि द्रष्टव्या । ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
१६१२ : ` ` मीमांसाः्शावर-भाष्ये 


द्रव्यवत्त्वात्‌ तु पुंसां स्यादू द्रव्यसंयुक्तं क्रयविक्रया भ्यामद्रव्यत्वं 
स्त्रीणां, टरच्यैः समानयोगित्वात्‌ ॥१०॥ (पू०) 
पुसां तु स्यादघिकारः द्रज्यवत्त्वात्‌ । द्रव्यवन्तो हि पुमांसो. न स्त्रयः । द्रव्य- 


` _ ववरण--पशुमालभेत--इस वाक्य में पुमान्‌ पशु ही विहित है इस विषय में मी० 
३।१।१५ सुत्र भोर भाष्य भी देखें । वहां भी यही समाधान किया है । न चापन्नप्तस्वा श्रात्रेयी - 
भाष्यकार का यह लिखना युक्त है कि गर्भिणी का नाम झात्रेयी नहीं है । बौ० धर्म १६४; 
२१११; ग्राप०्घ° १ 1२४|६ तथा गौ० घ० २२1११ में सभी व्याख्याकारो ने आत्रेयी का भ्र्थ 
ऋतुस्नाता रजस्वला लिखा है । इसमें वासिष्ठ धम सूत्र का बचन उद्धृत किया है-- रजस्वला- 
मुतुस्नातामात्रेयीमाहुः । भत्र ह्य ष्यदपत्यं भवति (वासिष्ठ स्मृति २०४२-४३, स्मृति-सन्दर्भ 
मोर संस्क०, भाग ३, पृष्ठ १५२२) । गोत्रं ह्येतत्‌ - उपयु क्त -धमंसुत्तो की व्याख्याकारो ने 
प्रान्नेयी का अथं झन्निगोत्रोत्पत्ताम्‌ भी लिखा है । नहि गत्र शग्दादयं तद्धित उत्पन्न: —समर्थानां 
प्रथमाद्वा (अष्टा० ४|१ ८२) से समथं की अनुवृत्ति होने से अ्रत्र शब्द से किसी नियम से 
भ्रर्थात्‌ शुञ्जादि गण (अष्टा० ४।१।१२३) को ्राक्तिगण मानकर भी ढक्‌ (= एप) प्रत्यय 
नहीं हो सकता है, क्योंकि पुर्वेपक्षी ने झत्र कुक्षावस्या बिद्यते (पष्ठ १६०८) इस प्रकार की जो 
व्युत्पत्ति दर्थाई है उसमें 'अत्र' पद की 'कुक्षि' पद के साथ अपेक्षा होने से सापेक्षमसमर्थं भवति 
नियम से 'भ्रत्र' पद समर्थं है । अतः भाष्यकार का समर्थानां हि तद्धित उत्पद्यते इत्यादि 
कथन युक्तियुक्त है । सम्भवतः इसी. दृष्टि से. घर्मंसूत्रो के व्याख्याकारों ने भ्रन्यो के मत में 
अत्रिगोत्रोत्पन्ना म्‌ प्र्थात्तर लिखा है ।।९॥ | 


द्रव्यवस्वात्‌ तु पु सां स्याद्‌ द्रव्यसंयक्तं ऋयविक्रयाभ्यामद्रव्यत्वं ` ` 
'' स्त्रीणा, द्रव्ये: समानयोगित्वात्‌ ।।१०॥ 


सृत्रार:-- (तु) 'तु’ शब्द पुवे उक्त 'स्त्री को याग में भ्रधिकार है” की निवृत्ति के लिये 
है । (द्रव्यवत्वात्‌ ) द्रव्यवान्‌ -द्रव्य से युक्त होने से (पुसाम्‌) पुरुषों का याग में अधिकार 
(स्यात्‌) होवे । यागादि कमं (द्रन्पसंयुक्तम्‌ ) द्रत्य से संयुक्त है [यथा ब्रीहिभियजेत्‌ । भत: 
व्रीहि ग्रादि का जो स्वामी होगा वही याग कर सकता है] । (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों का (क्रय- 
विक्यास्याम्‌) क्रय और विक्रय के श्रवण से (भद्रव्यत्वम्‌) उव्यराहित्य है। (द्रव्ये:) द्रव्यों 
के साथ स्त्रियों का (समानयोगित्वात्‌) समान सम्बन्ध होने से [प्र्थात्‌ जैसे द्रव्य से क्रय 
विक्रय द्रव्यो का होता है उसी प्रकार स्त्रियों का भी क्रय विक्रय होने से वे धन्य द्रव्य के समान 
हैं। द्रव्य का स्वामी मान्‌ होता है । भ्त: स्त्री स्वयं द्रव्यरहित स्वामी की द्रव्यरूपा है I 


व्याख्या--पुरषों का धिकार होवे द्रव्यबान्‌ (+-द्रब्य--घन का स्वामी) होते से! 
पुरुष हो ब्रव्यवान्‌ हैं, स्त्रियां व्रव्यवती नही हैं। यह [ यज्ञ] कमं द्रव्य से संयुक्त है-- द्री हिन 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कक, 


SETPOINT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽच्याय प्रथमपादे अधि० ३ सू० ११ १६१३ 
संयुक्तं चेतत्‌ कमं--त्नी हिभियंजेत', यवेयेजत' इत्येवमादि ` कथमद्रव्यत्वं स्त्रीणाम्‌ ? 
क्रय विक्रयाम्याम्‌ । क्रयविक्रयसयुक्ता हि स्त्रियः । पित्रा विक्रीयत्ते, ` भर्त्रा क्रीयन्ते । 
वित्रीतत्वाच्च पितृधनानामनी शिन्यः, क्रीतत्वाच्च भतृ घनानाम्‌ । विक्रयो हिं श्रूयते-- 
शतमधिरथं दृहितृमते दद्यात्‌, आये गोमिथूनम्‌' इति । न चैतद्‌ दृष्टार्थे सति ग्रान- 


मने, भरदुष्टार्थं भवितुमहेति । एवं द्रव्ये: समानयोगित्वं स्त्रीणाम्‌ ॥ १०॥ 
| तथा चान्याथेदर्शनम्‌ ॥११॥ (पू०) 
या पत्या ऋता सत्यथान्यैश्चरति' इति क्रीततां दशयति ॥११॥ ` | 


nD SR क एक क्ल 
मिर्यजेत, यवेयेजेत ( «धान से यजन करे, जो से यजन करे) इत्यादि . प्रकार से । स्त्रियों 


का द्रव्यत्व (= द्रव्य से राहित्य) किस हेतु से है ? [स्त्रियाँ का ] करय-किक्रय (=खरोदने- 
बेचने) से । स्त्रियां ऋंय-विक्रय से संयुक्त हैं। पिता के द्वारा बेची जाती हैं आर पति के द्वारा 
खरीदी जाती हैं। बेची जाने के कारण पिता के घन की स्वामिनी नहीं होती है भोर खरीदी जाने 
के कारण पति के घन की स्वामिनी. नहीं होती है। स्त्रियों का विक्रय ( =बेचना) सुता जाता 
है-शतमधिरथं दुहितृमते दद्यात्‌ (=कन्या के पिता को रथ से ग्रधिक १०० गौवें अर्थात्‌ 
१०० गोंदे ग्रौर एक रथ देव) ग्रार्ष गोमिथृनम्‌ (आर्ष विवाह में एक जोड़ी बेल देव), 
यह (==घन देता) दृष्ट प्रयोजन श्रानमन (= वर को भुकाना विवाह के लिये तैयार 
करना) के लिये होने पर अदृष्टार्थ नहीं हों सकता-है.! इस प्रकार स्त्रियों का द्रव्यो के समान 
संबन्ध होने से [ स्त्रियों को. याग का अधिकार नहीं है] ॥१०॥ १ 
तथा. च अन्यार्थदशेनस, ॥११॥ .: ल; 

सुत्नार्थ:--जैसे पिता का लडकी को वेचना दर्शाया है] (तथा) उसी प्रकार (व) ही 
(अन्या्थेदशेनम्‌) अन्य =भर्ता के हारा खरीदने में भी वचन देखा जाता है। [वचन भाष्य 
व्याख्या में देखे] 


नारि 


१. अनुपलब्धमूले वचने । झनयोविकल्पे विविधाः पक्षा आप० श्रौतसूत्र (६।३१।१३-१४ ) 


` द्रष्टव्याः । 


२. अनुपलब्धमूलम्‌ । 'प्रधिरयं शतं दुहितुमते' । शांखायन गृह्य ११४१६॥ कौषीतकि 
गृह्य १।८।३६॥ भाष्ये 'भ्तिरथम्‌ अ्रपपाठ: । वल 

३. सर्वेष्वेव धर्मसूत्रेषु । यथा-- दत्त्वा ग्रहणमाषंः। बौ० ध० १।२०।४॥ एक गोमिथुनं 
हे वा वरादादाय धमतः । मनु० ३।२९॥ ४, अनुपलब्धमूलम्‌ । 

५, दुहितुमते अञ्जातमती पित्रे प्रधिको रथो यस्मिन्‌ तद्याद्‌ गर्वा शतं दात्‌ अञ्जातुमती 
विवाहदोषनाशार्थंम्‌ । नाञ्जात्रीमुपयच्छे तत्तोक ह्यस्य तद्‌ भवति इति निर्क्ते (३1३) 
'निषेधात्‌। शांखा० गृह्यभाष्य+ चारायणमल (द्र०-सीताराम सहगल सम्पादित संस्क० 


पृष्ठ ७६) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६१४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ` ¦ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


आह । यदनया भक्तोत्सपंणेन वा कर्तेनेन वा घनमुपाजितं, तेन यक्ष्यत इति । 
उच्यते ॥ ु ५ १ 
तादर्थ्यात्‌ कमे तादर्थ्यम्‌ ॥१२॥ (पू०) 

तदप्यस्या न॑ स्वप । यदा हि सा$न्यस्य स्व भूता, तदा यत्तदीयं तदपि तस्यव । 
अपिच, स्वा मनस्तया कमें कतेव्यम्‌ । न तअरित्यज्य स्वकर्माहति कतु म्‌ । यत्तया$- 
न्येन प्रकारेणोपाज्येते, तत्पत्युरेव स्वं भवितुमहुँतीति । एवं स्मरति-- 
भार्या दासदच पुत्रश निर्धनाः सवे एव ते। 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌' ॥ इति ॥ १२॥। . 


फलोत्साहाविशेषात्‌ तु ॥१३॥ (उ०) 


व्याख्या - या पत्या क्रीता सति ग्रन्येश्‍चरति (-"-जो स्त्री पति के द्वारा खरीदी 
गई प्न्य के साथ सम्बन्ध रखती है) यह वचन [स्त्रो के] क्रय को दर्शाता है ॥११॥ 
व्याख्या--[पूर्वपक्षी कहता है--] जो इस [पति के द्वारा क्रीता] स्त्रो ने पाक वा 
सुत प्रादि के कातने से घन कमाया है, उस से यज्ञ करेगी । इस विषय में कहते है-- 
तादर्थ्यात्‌ कम तादथ्येंस ॥१२॥ ` 
सुत्राथः-=[पति के द्वारा क्रीता स्त्री के] (तादर्थ्यात्‌) पति के लिये होने से उसके 
द्वारा किये गये (कमं तादथ्यंम्‌) . कमं त्रादथ्यं = खरीदने वाले .पति के लिये होने 
स्त्री का कोई द्रव्य= घन नहीं है। 
व्याख्या--वह (=पाक के करने वा सुत कातने झादि के हारा उपाजित) घन 
भी उसका अपना नहीं है, जब वह [क्रीता स्त्री] ही अन्य [खरीदने वाले पति] का घनरूप 
है तब उसका जो भी घन है वह भी उस [पति] का ही हैं। भ्रौर भी, [खरीदी गई स्त्री को ] 
स्वामी का काय करना चाहिये, उसे छोड़कर वह श्रपना कमं नहीं कर. सकती । ऐसा स्मरण 
करते हैं ( = घमंशास्त्रकार कहते हैं) “भार्या, दास झोर पत्र ये सब घनरहित होते हैं । चे 
जो कुछ [कहां से] प्राप्त करते हैं, वे जिस व्यक्ति के [ स्वभूत ] हैं उसी का वह धन होता 


` है॥१२॥ 


फलोत्साहाविशेषात्‌ तु ॥ १३॥। 
तर्य (उ) “ठु शब्द स्त्री घन रहित होती है” इस पक्ष की निवृत्ति के लिये है । 


३, भनुपलव्वूलन । “माया पुतररच दास प्रय एम स पुत्रश्च दासइच त्रय एवाधना ति पाठभेदेन 
मनुस्मृती उपल म्यते (८।४१६) 5 i > | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे प्रधि० ३ सु० १४ १६१५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न चैतदस्ति निधेना स्त्रीति। द्रव्यवती हि सा। 
फलोत्साहाविशेषात्‌ । स्मृतिप्रामाण्यादस्वया तया भवितव्यं, फलाथिन्याऽपि । श्रृति- 
विशेषात्‌, फलाथिन्या यष्टव्यम्‌ । यदि स्मृतिमनुरुष्यमाना परवशा निघेना च स्यात्‌, 
यजेतेत्युक्ते सति न यजेत। तत्र स्मृत्या धृतिर्वाध्येत । न चेतन्न्याय्यम्‌ । तस्मात्‌ 
फलाथिनी सती स्मृतिमप्रमाणीकृत्य द्रव्यं परिगृह्णीयाद्‌ यजेत चेति ॥१३। ` 


अर्थेन च समवेतत्वात्‌ ॥१४॥ (उ०) 


र्थन चास्याः समवेतत्वं भवति । एवं दानकाले संवादः क्रियते - घर्मे चार्थे 
च कामे च नातिचरितव्पेति। यत्तूच्यते भार्यादयो निर्धना इति । स्मयंमाणमति 
हक क SSCS Ls 20 प RENE किन ततततततर 
स्त्री में भी (फलोत्साहाविशेषात्‌ ) फल के प्रति उत्साह=कामना के समान रूप से होने से वह 
निर्धना नहीं होती है । 

विशेष -व्याख्याकारों ने फलोत्साह का प्रथं "फल की कामना” किया है। यदि इसका 
अर्थ "फल की कामना और धन की प्रति उत्साह” किया जाये तो सुत्राथं में स्वारस्य अधिक 
होगा । 


व्याख्या-'तु' शब्द पक्ष फी निवृत्ति के लिये है । यह नहीं है कि स्त्री निर्धना होती 
है । वह द्रव्यवती (= घनवाली) ही है । फल के उत्साह=कामना के समान होने से । स्मृति 
के प्रमाण से उसे (=स्त्री को) घनरहित होना चाहिये और फल की कामना बाली भो होना 
चाहिये.। शुतिविशेष ( =स्वर्गेक्ामो यजेत): से फल की कामनावाली को याग करना चाहिये । 
यदि स्मृति का भ्रतुरोध करती हुई झर्थात्‌ प्रमाण मानती हुई परवशा ग्रोर निर्घना होवे तो 
“जेत? ऐसा कहने पर याग न करे | उस अवस्था में स्मृति से श्रुति बाधित होवे! यह न्याय्य 
नहीं है [कि स्मृति से भुति बाधी जाये] । इसलिये [स्वर्गादि] फल को इच्छा करती हुई 
स्त्री स्मृति को अप्रमाण मानकर द्रव्य का ग्रहण (=उपाजन) करे र [उससे] याग 
करे ॥१३॥ $ 


अर्थन च समवेतत्वात्‌ । १४॥ 
सूत्राथः---स्त्री का (अर्थ) घन से (समवेतत्वात्‌) - समवेत =संयोग होने से (च) 
भी स्त्री निर्घना नहीं है । 
व्याख्या- षन से भी स्त्री का संयोग होता है । कन्यादान के समय ऐसा कहा जाता 
है- “धर्म ग्रथ झार काम में इस का अतिंचार= परित्याग नहीं होना चाहिये ।' प्रौर जो कहा 
है भार्या प्रादि धनरहित होते है । स्मृतिकारों से कहा गया भी निघंनत्व अन्याय्य हो है, क्षुति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर- भाष्ये 


१६१६ ट 
निर्घनत्वमन्याय्यमेव श्रुतिविरोधात्‌। तस्मादस्वातन्त्र्यमनेत प्रकारेणोच्यते; संब्यवहार- 
प्रसिद्धचर्थम्‌ ॥ १४॥ [ 

[ क्रयस्य धर्ममात्रत्वम्‌ ॥ १५॥ (उ०) 

यत्त क्रयः श्रयते, धर्मेमात्रं तु तत्‌ । नासौ क्रय इति । क्रयो हि उच्चनीचपण्य- 


पणो भवति । नियते त्विदं दानम्‌ शतमधिरथं शोभनामशोभनां च कन्यां प्रति । 


स्मार्तं च श्रतिविरुद्ध विक्रयं नानुमन्यन्ते । तस्मादविक्रयोऽयमिति ॥१५।॥। 
स्ववत्तामपि दशयति ॥१६॥ (३०) | 

पत्नी वे पारिणय्यस्पेष्टे दंत्वैच गतमनुमत क्रियते। तथा जाघन्या 2 
संयाजयन्ति । भसडीर्या हि पत्नयः । भसदा वा एता: परगुहाणामश्चयवरुन्ध 
इति ॥ १६॥ क्रजुषु स्त्रिया ग्रप्यधिकाराधिकरणस्‌ ।।३। 
के साथ विरोध होते से | इसलिये इस प्रकार (स्त्री श्रादि के निर्धनत्व कथन) से सम्यक्‌ 
व्यवहार की सिद्धि के लिये [स्त्री की] अस्वतन्त्रता ही कही है ॥१४॥ " 

क्रयस्य धर्मेमात्रत्वस ।।१५।। 
` ` सुत्राथं-- (क्यस्य) स्त्री के क्रय का (घमेमात्रत्वम्‌) घमंमात्रत्व है ! 

व्याख्या - जो क्रय सुना जाता है वह घमंमात्र है । वह कप नहीं है। क्रय तो ऊच 
नीच बेचने योग्य वस्तु का व्यवहार होता है। यह देना तो नियत है-एक रथ से अधिक सौ 
गाये सुन्दर असुन्दर कन्या के प्रति । श्र तिविरुद्ध स्मातं ( --स्मृत्युक्त) विक्रय को श्राचाय नहीं 
मानते हैं । इसलिये यह विक्रय नहीं है ॥१५॥ 2 

. ` स्ववत्तामपि दशयति ॥ १६॥ 

सृत्रार्थ:-स्त्री की (स्ववत्ताम्‌) धनवत्ता = धन का स्वामित्व (अपि) भी (दशयति) 
श्रति दर्शाती है। एत 

विश्ेषः - सुवोधिनी वृत्ति में यह सुत्र व्याख्यात नहीं है । 

व्याख्या -पत्नी वै पारिणय्यस्येष्टे (= पत्नी विवाह के काल में प्राप्त घन को 
स्वामिनी होतो है। पति से प्राप्त द्रव्य अनुमत (--स्त्री का स्वीकार) किया जाता है । तथा 
जाघन्या पत्नीः संयाजयर्ति। भसदनीर्या हि पत्नयः । भसदा वा एताः परगृहाणा- 
मेखर्यमवरुत्वते । (=जाघनी=पू'छ से परीसंयाजों को. करते. हैं।, भसद्‌ = जघन कटि 
प्रदेश वीयं दल है जिनका ऐसी परियां होती हँ । कटि प्रवेश से ही ये पर गृहो,के ऐइवयं को 


अबदद्ध प्राप्त करती हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०३ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे प्रधि० ३, सू० १६ १६१७. 


विवरण--भाष्य में छपा हुआ पाठ 'पारिणय्यस्य हूं । इस पाठ के अनुसार विवाह म॑ 
पति से तथा धन्य जनों से जो कुछ द्रव्य कन्या को प्राप्त होता है, उसकी वह स्वामिनी होती है । 
उसे पति भी बलात्‌ नहीं ले सकता न्यायालय. द्वारा उसकी कुडकी भी नहीं हो सकती । यइ 
घमंश्ास्त्रों का कथन है । कुतूहलवृत्तिकार ने “पारिणह्यस्य'' पाठ उद्धुत करके उसका अर्थ 
किया है=परिणह=गृह में विद्यमान जो भी द्रव्य है, पत्नी, उसकी स्वामिनी होती है । 


जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति--“जाघन्या"से लेकर 'अवरुन्धते" पर्यन्त पाठ हमें उपलब्ध नहीं. ` 


हुआ । प्रतीत होता है पुवंभाग जाघनी से पत्नीसंयाज करने का विधायक है भौर उत्तर भाग 
इसका अर्थवाद है । भसद्‌ ग्रौर जघन दोनों कटिप्रदेश के वाचक हैं । बनारस. मुद्रित. भाष्य में 
“भसदा पत्नी: संयाजयन्ति’ पाठ है । जाघन्या पत्नी संयाजयन्ति वचन भ्रापस्तम्ब श्रौत ३८) १४ 
में मिलता है । यह मीमांसा ३।३। भ्रंधि० १०, सूत्र २० के -भाष्य में उद्घत है । इस 
वचन के सम्बन्ध में इसी प्रकरण में (भाग ३, पृष्ठ. ८३४-८३५ पर) विशेष विचार किया 
है। पाठक उसे देखें । प्रकृत तृतीय अधिकरण भ्रभी पूरा नहीं हुआा है। केवल दोनों स्त्नी-पुरुष 
स्ववान्‌ --द्रव्यवान्‌ हैं इतना सिद्ध मानकर झगला अधिकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। 
प्रस्तुत अधिकरण के विषय में शेष विचार प्रगले अधिकरण के अनन्तरु १९वें सुत्रः से ग्रारम्म 
करेंगे। - 1 र किक 
निशेष --सग के आरम्भ से लेकर बहुत काल पर्यन्त भ्रायो की सामाजिक व्यवस्था में 


पुत्र भर पुत्री में कोई भेद नहीं माना जाता था । इस विषय में यास्क मुनि ने. विरक्त ३।४ 


में निम्न दो वचन: उद्धृत किये हैं-- 
झङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधि जायते । 
१ आत्मा वै पुत्र नामासि. स जीव शरदः शतम्‌ ॥ न 
अर्थात्‌- तु मेरे अङ्ग ग्रङ्ग .से. उत्पन्न हुआ है, हृदय से उत्पन्न हुमा है हे पुत्र ! 
भेरी आत्मा है, वह तू सौ वर्षों तक जीवित रह । 


मन्त्र में पुत्र शब्द में यु स्त्व अविवक्षित है (पुवे पृष्ठ १६०६-१६०७ )। पुत्री. की उत्पत्ति 
भी पुत्र के समान ही होती है । दोनों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में कोई भेद नहीं होता है। 9: 


` द्विशेषेण पुत्राणों दायो भवति घमंतः॥ | 
“७८ ¬) 7. भियनानां विसर्गादौ भनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
झर्थात्‌--दोनों पुत्र पुत्रियों का विता भेद के धर्म से दाय होता है, ऐसा सगं के आरम्भ 
में स्वायम्भुव मनु ले कहा था ।' | 
> `“ यास्क ने इन्ही वचनों के प्रिभ क्य में शासद्‌, वह्निम्‌ (ऋ० ६१३११) मन्त्र का अर्थ 


० =e 
= 


किया है--विद्वान्‌ प्रजननयज्ञस्य रेतसो वा अङ्गादङ्गात्‌ सुभूतस्य हृदयादधिजातस्य सातरि प्रत्य-. 


ऋत्स्य विंधान.पुजयन । प्रविश्ेषण मिथुना:. पुन्ता दायादा इति। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5s 
po 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


SS ाालााणा 
अर्थात्‌ - प्रजनन यज्ञ को वा वीयं के कमं को जानेवाला भङ्ग-अङ्ग से उत्पन्न हुए 

हृदय से उत्पन्न हुए माता में वीये के प्राप्त हुए के अर्थात गर्भाधान के विधान का आदर करता 

हुआ । विना भेद के दोनों पुत्र (पुत्र पुत्रियां) दायाद्य (= दायभाग के श्रथिकारी) हैं। 


उत्तरकाल में पुरुष वर्ग की समाज में प्रधानता होने पर नारी जाति के साथ पक्षपात 
होने लगा । प्रथम उन्हें दायभाग से वञ्चित किया । तदनन्तर उनका पशुतुल्य दान विक्रय 
धोर प्रतिसगं (परित्याग) किया जाने लगा । सभाग्रो में उनका श्रावागमन प्रतिषिद्ध माना 
गया--कथं च स्त्री नाम सभायां साध्वी स्यात्‌ (महाभाष्य ४।१।१५) । स्त्री को वेदाध्ययन से 
वञ्चित किया गया । उत्तरवर््ती स्मृतिकारों ने भी समय-समय पर समाज में स्त्री जाति की 
बदलती हुई स्थितियों पर ही भ्रपनी-मोहर लगानी उचित समझी श्रौर उनका विधान उत्तर- 
काल में ग्रभेद्य दुगं बन गया । प्राचीन याज्ञिक प्रक्रिया पर भी इस स्थिति का प्रभाव पड़ा। 
परन्तु-इस सुदीधेकाल में भ्रां जाति में ऐसे नरपु गव शास्त्रतत्त्वविद्‌ उत्पन्न होते रहे, जिन्होंने 
अपते समय में नारी जाति के साथ किये जा रहे म्रत्याचारों के विरुद्ध अपनी भ्रावाज बुलन्द की | 
उनमें एक ब्रह्मनिष्ठ महामुनि याज्ञवल्क्य. भी हैं, जिनका गार्गी सदृशा ब्रह्मवादिनी के साथ विदेह 
जनक की सभा में शास्त्राथं भी हुआ था | वे शतपथ ब्राह्मण में पत्नीसंयाज के प्रकरण (१।३। 
२२१) में लिखते हैं । 


तदाहुः -नान्तर्वेद्यासादयेदतो वे देवानां पत्नी: संयाजयन्त्यवसभा अह देवानां पत्नी: 
करोति परः पु सो हास्य पत्नीभवतोति। तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पत्न्या ग्रस्तु। 
कस्तदाद्रियेत यत्परःपु'सा वा पत्नी स्यात्‌ । 


अर्थात्‌ कुछ याज्ञिक कहते है - पत्नीसंयाजसम्बन्धी ग्राज्य को वेदि के मध्य में न 
रखे । क्योंकि इससे देवपत्नियों का याग करते हैं । ज्य के प्रन्तर्वदि रखने से देवपत्नियों को 
भ्रवसभा (--भ्रवगत = प्राप्त जन समुहवाली) बनाता है वेदी में यष्टव्य देवों के उपस्थित होने 
से देवपत्नियों को सभा में उपस्थित करने से इस यजमान की पत्नी भी स्वपुरुष से अन्यत्र 
पुरुषसमृह को प्राप्त होगी (=स्वेच्छाचारी हो जायेगी) । याज्ञवल्क्य कहते हैं--यथादिष्ट 
( वटा हु अत कर वेदि में रखना चाहिये वेसा) ही किया जाये ॥ कौन इस बात का 
ˆ झादर (== कि सभा में उपस्थित होने मात्र १पुः -- स्वेच्छा- 
5 | हो से पत्नी पर:पु'सा (= 


> मर्हाष जेमिनि ने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में प्रवरवरण के प्रसङ्ग में उल्लिखित 
न चतद्‌ विद्यो वय ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्मणा वा (मी० १।२।२ भाष्य में उद्धृत) वचन का 
समाधान करते हुए लिखा है ग्रपराघात्‌ कतु इच पुत्रद्षंनात्‌ (--भ्रपराध से यज्ञ करने वाले' 
के पुत्र जन्म के दर्शन से) । यहां किस के अपराध से, यह नहीं कहा । अपराध स्त्री भौर पुरुष 
दोनों का हो सकता है, परन्तु व्याख्याकारों ने स्त्री के ग्रपराघ से? व्याख्या क॑, है | कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अ्रधि० ४, सू० १७ १६१९ 


[ कमंसुः दंपत्योः सहाधिकाराधिकरणम_ ॥४॥ | 


स्ववन्तावृभावपि दंपती इत्येवं तावत्स्थितम्‌ । तत्र संदेह:-कि पृथक्‌ पत्नी 
यजेत, पृथग्‌ यजमान उत संभूय यजेयातामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? पृथक्त्वेन । कुतः ? 
एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌ । उपादेयत्वेन कर्ता यजेत्तेति श्रयते। तस्मादेकवचनं 
विवक्ष्यते । यथा न द्वौ पुरुषौ संभूय यजेयातां, तथाऽत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । एवं प्राप्ते 
ब्रूमः 


ग्रन्थों में तो सूत्र में ही स्त्री पद घुसेड़ दिया है--स्त्रपराघात्‌ । वस्तुतः ग्रपराध स्त्री का नहीं 
होता है, पुरुष का होता है । यह प्रतिदिन की लोक घटित होनेवाली घटनाओं से स्पष्ट है। 
इपीलिये महाराज ग्रश्‍वपति ने कहा था--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहितारिन- 
नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः (छा० उ० ५।११।५) अर्थात्‌ मेरे राज्य में स्वेरी=व्यभि- 
चारी पुरुष ही नहीं है तो स्त्री स्वैरिणी =-व्यभिचारिणी कहां से होगी । इस से स्पष्ट है कि 
मनुष्य समाज से यदि दुराचार को हढाना हो तो पुरुषों को सदाचारी बनाना होगा । इसके 
लिये धर्मशास्त्र में उल्लिखित कठोर दण्ड का विर्धान ही कारगर हो सकता है1 वतमानं समय 
में बलात्कार के लिये जो साधारण दण्ड की व्यवस्था है, उससे इसकी रोकथाम कदापि नहीं 


हो सकती । 
लगभग ५-६ सहस्र वर्षों से नारी जाति की जो सामाजिक भ्रवहेलना हुई और उत्तरो- 


' तर उसकी दयनीयता बढ़ती गई | इसके विरुद्ध विगत शताब्दी में सबंशास्त्र निष्णात सम्पूर्ण 


मानव समाज के इतिहास को जानने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सिंहनाद. किया । झौर 
नारी जाति को भ्रादिकालीन समस्त शास्त्रसम्मत ग्रधिकार दिलाने का भ्रभुतपुवं कायं 
किया । इनमें नारी को वेदाष्य्रयन, पति फे समान भ्रधिकार, समाज में मातुशक्ति के रूप में 
उच्चम्रासन पर प्रतिष्ठित करना आदि प्रमुख कायं हैं ॥१६॥ 


व्याख्या -दोनों पति पत्नी द्रव्यवान्‌ हैं, इस विचार पर पूर्व अधिकरण स्थित हुझआ। 
उसमें (=दोनों के द्रव्यवान्‌ होने पर) सन्देह होता है-क्या पत्नी पृथक्‌ यजन करे, यजमान 
पृथक्‌ यजन करे अथवा मिलकर यजन कर ? क्या प्राप्त होता है ?-पयक्‌ पृथक्‌ रूप से कर्ता 
'यजेत' में सुना जाता है [ पर्यात्‌ “पजेत' कतु वाच्य क्रिया है] । -इसलिये- एकवचन विवक्षित 
होता है । जैसे दो पुरष मिलकर यजन नहीं करते उसी प्रकार यहां (=पति-पत्नी के विषय 
में) भी जानना चाहिये.। एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2१६२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये `: 
स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात्‌ ॥ १७ ॥ (उ०) 

७: स्ववतोस्तु वचनादेककम्य स्यात्‌ । वचनात्‌ तयोः सहक्रिया । एवं हि स्मरन्ति-- 
"धर्मे चा च कामे च नातिचरितव्या' इति । तथा सह घमेश्चरितव्यः सहापत्यधुत्पाद- 
“बितव्यम इति । उच्यते । स्मृतिवचनेन न श्रृतिवचनं युक्तं बाधितुम्‌ । नेति. ब्र म:। 
' ह किचित कमे स्त्रीपुःसकतृ कमेव । यथा दशंपूर्णमासौ ज्योतिष्टोम इति। यत्र 
पल्यवेक्षितेन यजमानावेक्षितेन चाऽज्येन होम उच्यते, तत्रान्यतराभावे वंगुण्य प्‌ । 

: ` ननुःपुःसो यजमानस्य यजमानावेक्षितमाज्यं, स्त्रिया यजमानायाः पत्त्यवेक्षितं 

भविष्यतीतिः। नेत्याह । नायमीक्षितृसंस्कारः। ईक्षितुःसंस्कारो यदि, तदेवं स्यात्‌ । 
गराज्यसंम्कारश्चायम्‌ । गुणभूतावीक्षितारो । तत्रान्यतरापाये नियतं वंगुण्यम्‌ । सर्वा- 


स्ववतोस्तु वचनादेककम्यं स्यात्‌ ।। १७॥ 
सुत्रार्थः (स्ववतोः) द्रव्यवाले पति पत्नी का (वबनात्‌) वचन सामर्थ्यं से (ऐककम्येम्‌) ` 
` एककमंता (स्यात्‌) होवे । | IT जति] 
` ` ` च्याख्या त्रव्यवाले पति पत्नी का वचनसामर्थ्यं से एककमंता होवे । वचन सामथ्यं 
से उनकी सहक्रिया होती है । इस प्रकार स्मरण करते हैं - धमं प्र्य झौर काम में [पत्नी का] 
परित्याग नहीं करता । तथा- घमं का मिलकर झाचरण करो, .मिलकर पुत्र उत्पन्न करे । 
: (आक्षेप) [उक्तः] स्मृतिवचन से: भू तिवचन का बाधन युक्त ` नहीं . है । (समाधान) नहीं है 
यह हम कहतेःहैं।. यहाँ “(याग में) कुछ कर्म स्त्री और पुरुष कतु क ही हैं । जैसे दशंपूणेमास, 
च््योतिष्टोमः। जहां पत्ती के द्वारा प्रवेक्षित ( =-देखे गये) अर यजमान के द्वारा: -शवेक्षित 
1आज्य से होम कहा है; वहाँ किसी एक. के प्रभाव में विगुणता होगी । 
विवरण -यत्र पत्न्यवेक्षितेन ` यजमानाचेक्षिते०--दशंपुणंमास में भाज्यावेक्षण -- पत्नी 
के योक्त्र (= द्भेमयी रस्सी) से सन्नहन (=कटिप्रदेश में बांधने) के पश्चात्‌ पूर्वतः गाहे- 
पत्य के दक्षिण भाग में पिघलाने के लिये स्खे-आज्य को प्रध्वयु' उतार के पत्नी के आगे रखे । 
तदनन्तर “श्रदब्धेन त्वा (यजु० १।३०) इत्यादि मन्त्र से पत्नी राज्य को देखे । तत्पश्चात्‌ 
'भ्रध्वयु के द्वारा भ्राज्य और प्रोक्षणी, के उत्पवन के परचात्‌ तेजोऽसि (यजु १।३ १) इत्यादि 
“मन्त्र से यजमान झाज्य क्रो देखे. (द्र० कात्या० श्रौत २।७।४,८) । सके: 
` (झाक्षेप) पुरुष यजमाने का यजमान के हारा देखा गया ग्राज्य भोर स्त्री यजसान का 
पत्ती से देखा गया भाज्य*होगा । (समाधान) ऐसा नहीं है। यह ( +-आज्यावेक्षण) देखंने 
भ्याले का संस्कार नहीं है | अर्थात्‌ भाज्य के दर्शन से देखनेवाला संस्कृत नहीं होता हे] । यदि 
का संस्कार होवे तो ऐसा होवे । यह तो झाज्य का संस्कार है। देखनेवाले तो गुण 
भूत हैं । ऐसी प्रवस्था में दोनों में से एक के न होने पर निदचय हो वेगुण्य (--गुणहीनता) 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याय प्रथमपादे अधि० ४ सू? १७ -१६२१ 


ङ्गोपसंहारी च प्रयोगवधनः। तत्रैतत्‌ स्यात्‌ स्त्री यजमाना पुमांसं प रिक्रेष्यत्याज्य- 
स्येक्षितारं, पुर्माइच स्त्रियं त्ववेक्षित्रीमिति । तंच्च न । पत्नीति हिं यज्ञस्य 'स्वामिनी- 
युच्यते, न क्रीता । पत्नीति संवन्धिशब्दोञ्यम्‌ यजमान इति च स्वामी, न' क्रीतः । 
तस्मात्‌ स्त्रीपुसयोरेकमेवंजातीयकं कर्मेतिं। तत्र श्रुतिसामर्थ्याद्‌ यः कश्चिद्‌ यया 
कयाचित्‌ संभूय यजेतेति प्राप्ते, इदमुंच्यते- यस्त्वया ' करि डेः कयाचित्‌ ' सह 
कर्तेव्यः, सोऽनया संहेति। तेन न श्रुतिविरोधः स्मृतेरिति गम्यत। ` 


23 LoS, RRR A ST SMR प्या जून 


. होवे । प्रयोग वचन सब भ्रद्धों का उपसंहारक होता है।' (आक्षेप) वहाँ (= पृथक्‌-पृथक्‌ 


रूप से याग करने में) इस प्रकार होवे - स्त्री यजमांना आज्य को देखनेवाले पु€ष को खरीद 
लेगी झौर पुरुष [प्राज्य को ] देखनेवाली स्त्री को खरीद लेगा (समांघान) ऐसा: नही हैं। 
“पत्नी? शब्द से निइचय ही यज्ञ को स्वामिनी. कही जाती है, खरीदी हुई स्त्री नहीं कहो जाती । 
“पत्नी” यह संम्बन्धवाचक शब्द है, भौर “यजनान' शब्द से स्वामी कहा जाता है, खंरीदां गया 
पुरुष नहीं कहां जातां। इसलिये स्त्री भोर पुरुष दोनों का इस प्रकार का एक कर्म “है ।' बहा 
[यजेत] भुति के सामथ्यं से जो कोई पुरुष जिस किसी स्त्री के साथ मिलकर यजन करे ऐसा 
प्राप्त होने पर यह कहते हैं- यदि तुमने कोई घर्म किसी के साथ करना है तो इसके साथ 
करना है। इससे अति का विरोध स्मृति से नहीं जाना जाता है! हू 


विवरण --नायमीक्षितुसंस्कार:-- भ्रायुरवेद की दृष्टि से प्रातःकाल उष्णघुत में ग्रवलोकन 


करते से आँखो की ज्योति,बढ्ती है । मुख पर कान्ति भाती है। (इसी लिये दूर से प्रत्या- 
वत्तित.५रुष.को घृत. में मुख दिखाने की रीति चल 'पडी जो अब नुप्त हो गई है) । यह लौकिक 


आाज्यावेक्षण दृष्टा का संस्कार कम है । झाज्यसंस्कारइंचायम्‌ पति और पत्नी के द्वारां प्राज्य 
प्रवेक्षण झाज्य का संस्कार है । इसके अनुसार सामान्य रूप से याशिको भोर मीमांसकों के मत 


में 'झाज्य में कोई प्रदृष्ट संस्कार उत्पन्न होता.है' ऐसा माना जाता है | दृष्ट फल के होने 


'पर श्रदृष्ट की कल्पना अन्याय्य है, यह सर्वेसम्मत सिद्धान्त है । इस दृष्टि से पत्नी और यजमान 


म 


के द्वारा. शाज्यावेक्षण प्राज्य में जूणादि कोई रवान्तर तो नहीं है इसकी जांच रूप दुष्ट फलाथं 


है । इसको परका रान्तर से भाज्य क्ता संस्कार संस्कृत =व्यवद्वय होना कहा जा सकता है। 


-आज्ििकों ने और मीमांसकों ने: यज्ञकर्म में पदे पदे भ्रदृष्ट की कल्पना !करके कमं को 
दुरूह एवं नोझल बना दिया है। ऊलल में ब्रीहि डालकर मूसल से'कूटने से तुषविमोक,(छिलका 
उतरना) दृष्ट फल के होने पर भी 'तुष विमोक' कूटने . रगड़ने-अथवा नखों से भी किया जा 
सकता है पुनः 'ऊललमूसल के द्वारा कूटकर ही तुषविमोक करे? ऐसे .नियमादृष्ट की कल्पना 
की है.। वस्तुतः नखों से छिलका उतारना क्लेश साध्य है शिला पर रगड़कर छिलका हटाने सें 
चावल प्रायः पिस जाते है । जहां पुरोडाश बनाना हो वहां तो पेषण. के द्वारा तुषविमोक से भी 
कायें चल सकता है;परन्तु.जहां, चष^(-=विना मांड निकाले. चावल पकाबा.) बनावा हो वहां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२२ मीमांसाशाबर-भाष्ये 


MS 5 
चावलों का अखण्डित रहना आवश्यक है इसलिये तुषविमोक कायं के लिये सुगम घौर एकरूप 
कार्य सिद्धि की दृष्टि से ऊलल मूसल द्वारा ही कूटकर तुषविमोक शास्त्रकारों.ने कहा है जो 
सवंथा दृष्टफलाथं है । सम्प्रति याज्ञिक लोग पहले से पिसे पिसाये चावल के. भाटे में हविनिर्वाप 
प्रोक्षण ऊखलमूसल से कण्डन, पेषण प्रादि क्रियाएं निमित्त मात्र करते हैं उस समय उनका 
भ्रदृष्टवाद कहां रफूचक्कर हो जाता है ? क्या पिसे पिसाये भ्राटे में उक्त.. क्रियाएं करना 
शास्त्रविधि का उपहास नहीं है ? क्या ऐसा करने से उनके द्वारा स्वीकृत ग्रदृष्ट उत्पन्न हो 
जाता है? परस्परा की लीक पर चलने का दम्भ भरनेवालों को इस प्रकार के भ्रशास्त्रीय काय 
करने में आपत्ति नहीं होती, किन्तु इन क्रियाग्रों को दृष्टार्थ मानने वाले व्यक्ति उनकी आंखों 
में लोहे की कील के समान चुभते हैं । शास्त्र की रक्षा सवंत्र भ्रदृष्ठ कल्पना के द्वारा सम्प्रति 
नहीं की जा सकती है ग्राजकल व्यक्ति को उस का दृष्टार्थ समभझाकर ही वेदिक कर्मो की 
महत्ता समराई जा सकती है ग्रौर उनमें यज्ञकमं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जा सकती है। 
इसका यह तात्पर्य कदापि न समझा जाये-कि यागादि से भ्रदृष्ट फल होता ही नहीं हैं.। अवश्य 
होता है, परन्तु परम्परा से माना जाने जेसा वह भ्रदृष्ठ नहीं है, भ्रदृष्ट होते हुए भी अदृष्टा 
बुद्धि से गम्य होता है । र 
पत्नीति यज्ञस्य स्वामिनो--पत्नौ शब्द पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (अष्टा० ४।१।३३ ) से 
स्वामी वाचक पति शब्द से यज्ञसंयोग उप्राधि होने पर स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय भौर पति के 
इकार को नकार होकर निष्पन्न होता है | इसलिये यज्ञ की स्वामिनी पत्नी कही जाती है, 
खरीदी हुई स्त्री पत्नी नहों हो सकती । यजमान इति च स्वामी-यजमान शब्द में स्वामित्व 
-की उपपत्ति में व्याख्याकारों का मतभेद है । टूपूटीका में एवं यजमान शब्दमपि की व्याख्या में 
_लिख' है--'स्वामिनि स्मरन्तीति पुरणम्‌ । स्वरितजितः कत्रभिप्राये क्रियाफले (पा० १।३।७२) 
इति स्मृत्या कतृ गत क्रियाफल वाच्यात्मनेपदान्तत्वाद्‌ यजमान शब्दस्येति शेष: । इसका भाव 
.यह है कि 'यजमान' शब्द के 'स्वरितनित:' इत्यादि सुत्र से कत्‌'गामि क्रियाफल में प्रात्मने- 


पदान्त होने से | कुतुहलवृत्तिकार ने. लिखा है--'पुड यजो: शानन्‌ (प्रष्टा० ३।२।१ २८) 
इति यजमान Eel शब्दस्य . कतृ गामि क्रियाफलोपाघौ विहितात्मनेपदादेशशानन्नन्तस्य क्रियाफल- 
र वाच्यत्वात्‌ |! ग्रर्यात्‌-“पुङ्यजोः शानन्‌' से शानन प्रत्ययान्त यजमाने शब्द 
के कतृ गामि क्रिंग्रफंले उपाधि होने पर विहितं ग्रात्मनेपदादेश् शानन्‌ प्रत्ययान्त के क्रि 

भोगी स्वामी केही वाच्य होने से॥ `` ` ` `; ८. नी ४ 


कुतृहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी पर “बालमनोरमा?” नाम्नी उत्तम 


टीका लिली हे । वेयाकरणों के मतानुसार शानच्‌ और कानच्‌ प्रत्ययों की ही तड़ानाबात्मने- 
पदम्‌ (अब्द०” १४१७७) से ., भात्मनेपद संज्ञा होती है। कुतुहलवृत्तिकार ने “झ्यानन्‌' 
प्रत्यय का विधान करके उसकी धात्मनेपड्‌ संज्ञा स्वीकार करके स्वरितनितः (भ्ष्टा०१।३।७२) 


५ 


नियम से कतूं गामी कियाफल की उपलब्धि दराई है, भ्णुद्ध हे । टुपूटीका की व्याख्या में जो 


(७-0.7व1॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे ग्रधि० ४ सू० १७ | १६२३ 


अथ यदुक्तं, केवलस्य पु सोऽधिकारः, केवलायाइच स्त्रिया: । यजेतेत्येकवचनस्य 
विवक्षितत्वादिति । तत्परिहतंव्यम्‌ । इदं तावदयं प्रष्टव्यः। यजेतेत्येकचने विवक्षिते, 
कथं षोडशभिक त्वग्भिः सह यागो भवतीति । एवमुच्यते, प्रतिकारकं क्रियाभेदः । 
याजमानानेव पदार्थान्‌ परिक्रयादीन्‌ कुवेन्‌, यजत इत्युच्यते यजमानः । ग्राध्वर्यवानेव 
कुर्वन अध्वयुं यंजतीत्येवमुच्यते । यथा संभरणमेव कुवेती स्थालीः -पर्वित करोतीत्यु- 
च्यते । यस्य च कारकस्य य ग्रात्मोयो व्यापारः, स एकवचने विवक्षिते, एकेन कतंव्यो 
भवतीति। एवं चेद्‌ यावान्‌ व्यापारो यजमानस्य, तावान्‌ न संभूय . कतंव्य: । एके- 
नैको याजमानोऽपरेणापरः । द्वादशे वा शते, एकेन षट्पञ्चाशत्‌, ग्रपरेणापि षट्‌- 
पञ्चाशदिति । इह तु पत्नीव्यापारोऽन्य एव। न तत्र पत्ती प्रवतंमाना यजस्मानयेकत्वं 


लिखा है वही ठीक हे । यजमान शब्द में शानच्‌ प्रत्यय ही करना चाहिये.।: अन्यथा  प्रात्मनेपद- 
संज्ञा के अभाव में कतूं गामी क्रियाफल की उपलब्धि न होने से “स्वामी” अर्थं ` उपपत्न नहीं 
होगा । यजमान शब्द में चाहे शानच्‌ करें चाहे शानन्‌ स्वर दोनों में समान ही होगा । शानच्‌ 
प्रत्यय करने . पर (अष्टा० ६।१।१८६) से लसावधातुक भ्रनुदात्त होकर घातुस्वर से ग्राद्ु- 
दात्तत्व होगा ौर शानन्‌ में नित्‌ होने से शानच्‌ भौर शानन्‌ प्रत्यय में मुख्यभेद यह है कि 
शानच्‌ लादेश होने पर भाव और कमं में भी होगा] शानन्‌ केवल कर्ता में होगा । दूसरा भेद 
यह भी कहा जा सकता है कि शानच्‌ भ्रात्मनेपदसंज्ञक होने से कतूंगामी क्रियाफल होने 
पर ही होगा । शानन्‌ अकतू गामी क्रियाफल में भी प्रयुक्त होगा । परन्तु भ्रकतूंगामी क्रियाफल 
भें शानन्‌ प्रत्ययान्त यजमान शब्द का प्रयोग वेदिक वाङमय में ढू.ढना होगा अन्यथा यह 
कल्पना मात्र माना जायेगा । 2 , 


(झाक्षेप) और जो यह कहा था कि 'यजेत' क्रिया में एकवचन के विवक्षित होने से. 
केवल पुरुष का और केवल स्त्री का अधिकार है, उसका परिहार करो | (समाधान): इस (= 
झाक्षेपक) से पहले यह पूछो कि 'यजेत' में एकवचन के विवक्षित होने पर सोलह .ऋत्विजों, के 
साथ कसे याग होगा ? इस प्रकार कहते हैं--प्रति कारक क्रिया का भेव होता हैः। - यजमान 
सम्बन्धी पदार्थों को ही परिक्रय (= खरीदना =दक्षिणादि द्वारा कार्य कराना) भ्रादि. करता. 
हुआ यजमान 'यजते' क्रिया से कहा जाता है । ग्रध्वयु सम्बन्धी कार्यों को करता हुय़ा अ्रध्वय्‌ 
“यजति' क्रिया से कहा जाता है। जैसे संभ्ररण (= धारण) ' मात्र करती ` हुई स्थालो (बट- 
लोई या पतोला ग्रादि): 'पकाती है' ऐसा:कही जाती. है। जिस .कारक का जो स्वव्यापार 
(=कमं) है, वह एकवचन के विवक्षित होने पर एक के द्वारा कतव्य होता . है। (सपक्षेप)-, 
यदि ऐसा है तो यजभान का जितना कमं है, उतना मिलकर नहीं करना चाहिये । एक के दारा 
एक यजमान का व्यापार किया जाये दुसरे से दुसरा । एक सो बारह व्यापार होने पर एक से _ 
छप्पन व्यापार किये जाथे भोर दूसरे से दूसरे छप्पन व्यापार । (समाधान) यहां तो पत्नी का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ल न | पत्त्या ` यष्टव्यम्‌ । 
बिन ययाउ्च्वगु राध्वयेतेषु ्रवतमानः। ्रवश्य न क a 
मध्य हीदं दम्पत्योधनम्‌ । तत्र यागोऽवश्यं सह पत्नयाः कर्तव्यः 


निच्छायां त्याग एव न संवर्तेत । तथा हि द्वितीयया पल्या विना त्यागो नैवावकल्पते । 


क ० ~ १ 
यस्य द्वितीया पल्यस्ति, तत्र क्रत्वर्थानेका- करिष्यति । कतृ सस काराथपु | नेष दोषः । 
संभवन्ति हि तानि सर्वेत्रेति ॥ १७॥ CS... | 


| छ यजमान नहीं करती | जैते 
सर्न्यही है, उत कर्म में पत्नी प्रवृत्त हुई यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करती । ज 
हट ic कार्यों में प्रवत्त हुआ [ व्यजत्ते के एकत्व को > हा हि पा 
नी [या घ यह घ - किया जाता 
७ र पत्नी के साथ याग करना चाहिये । यह घन [जिससे याग- किया जाता द 
ल) के मध्य को प्राप्त है [धर्थात्‌ दोनों का सम्मिलित है] । ऐवी स्थिति में 


योग भव्य पत्नी के साथ करना चाहिये । न्यया दोनों में से एक को इच्छा न ह 
त्याग ही नहीं होगा । ऐसा होने पर दुसरी ( =सहाथिका) पत्नी के विना त्याग नक 
नहीं होगा [र्यात्‌ दोनों पति पत्नी का चन सम्मिलित होने से पत्नी के साहाय्य ण 
त्यान उपपन्न नहीं होगा] । जिस [यजसान] की दूसरी पत्नी है, वहां 'ऋतुसम्बन्धी व्यापार नि 
एक पत्नी करेगी । [यदि झाज्यावेक्षण को] कर्ता द्रष्टा का संस्कार भान तो वहां यह दोष | 


नही है । वे [कतू संस्कार] सर्वत्र (=सबं में) सम्भव हैं। 0 तक 


होते हैं | सषवयु होता उद्गाता और. हा के सद्‌ त ह वती हय पर: 
१4 प्रादि दक्षिणा के द्वारा परिक्रीत होने से उनके द्वारा किये जानेवाले कर्म प्राय = 


यजमान के लिये होते हैं । याग का फल भ्रष्वयु आदि को प्राप्त नहीं होता है । इसलिये 
थ्रच्वपु येजेति के प्रयोग होता है । हृत्दशे. वा शत्ते--इसका प्रथं हैः द्वादश उत्तर्‌ शत ११२ । 
यह संख्या? उंपलक्षणाये, है (' एकेन: यजेमातेन==किंसी माग.मै ११२ कमं दोने. पर. "एकः यजुसा 
पुरुष के द्वारा ६६ कमं किये जाये :भ्ौरं भ्रपर यजमान==पत्नी के द्वारा ५६ कमं : किये जाय 4 
इंसे प्रकार ।यजते! परदेगत एकवचनः प्रविवक्षिव नहीं होगा । इह -तुःपन्ती इयांपारोऽन्य. एव. 77 
यहा पराज्योंविक्षेण: में पत्नी का. व्यापर अन्य. है भर्षात्‌ इसमें पुरुष यंजमान का. संबन्ध नहीं 
है) भ्रत' यंजते पदगतः यजमान का. 'एकत्वःविनष्ट ही नहीं होता है ।:इसी प्रकार पुरुष यजमान 
केःद्वारा किये जातेवालें भाज्यावेक्षण: (द्र० पृष्ठ १६२९) :में भी जातना' चाहिये इस अवस्था' 
में पल्ली: यजमान के द्वारा पुरुष का'म्रौर 'पुइषः यजमान.का' किसी. स्त्री को, खरीद: .कर काय: 
करने की पग्रावरयकता ही नहीं है 15 .. 277 . मे के कपत कर (ee) 


ब्रत OS, ७.९ “पल 


भट्ट कुमारिल ने भध्वंय्वाच पच्यासस्स्तवयुक्तुः तिखा _ है । 
Pit SMA मिती सक HS MG) OTS SPE BI 1: पा धन 2. हु: २३ 


> >> i अहिशय CR ioe be Ta 2 कि YR 
झ ००३. नेवमाठान्त रसू र । 7४४४२ के २७ 7. ° APR रत शक शहर PPP PS 


अँ नभ क ~ £ 3 i डग 
इसकी व्याख्या में लिखा'है-- 
Rr बज़ VSS उवर 


शश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ४ सू १८ १६२५ 


लिङ्गदशनाच्च ॥१८॥ (उ०) 


लिङ्गं खल्वपि दश्यते - योक्त्रेण पत्नीं संनह्यति, सेखलया यजमानं सिथुन- 
त्वाय* इति । यदि स्त्रीपु सावेकत्र, योकत्रस्य मेखलाय़ाश्च विभागो वाक्याद्‌ गम्यते । 
मिथुनसंस्तवश्च । तदेतत्स्त्रीपु ससांघनके कर्मण्युपपद्यते, नान्यथा ॥ १८॥ 


“इदं तावदयं प्रष्टव्यः से लेकर 'ययाऽध्वयू राध्वर्यवेषु प्रत्रतेमान: तक | (द्र टुप्टीका, पृष्ठ 


१३६१ तथा टि० ३) वस्तुतः भट्ट कुमारिल को कथन ग्राहोपुरुषिका (--मैं भो पुरुष हूं) 
्रर्थात्‌ श्राभिमानिक मात्र है । भ्रवश्य च सह पत्न्या यष्टव्यम्‌ इत्यादि भाष्य ग्रन्थ को अयुक्त 
कहा है । उसमें हेतु दिया है--'वित्राहकाल में ही इन दोनों का द्रव्य साधारण सम्मिलित 
कहा है —घमें रये च इत्यादि वाक्य से भ्रौर उनके द्रव्य के विभाग का भी प्रतिषेध किया है-- 
न भरना सह विभजेत इसलिये इन दोतों का त्याग परस्पर संसृष्ट =मिले हुओं का है । दोनों 


` की कतृ ता के संसृष्ट होने से एकवजन उपपन्न हो ही जायेगा । हमारे विचार में भाष्य ग्रन्थ 


अयुक्त नहीं ही है । इतरथाऽन्यतरानिच्छायां त्याग एव न संवर्तेत इस प्रकार प्रकारान्तर से 
दोनों के साथ मिलकर याग करने की उपपत्ति दर्शाई है ॥१७॥ 


लिङ्गदशनाच्च .। १८॥। 


सुत्रार्थः - (लिङ्गदर्शनात्‌) वचनाम्तरों के दर्शन से (च) भी याग स्त्री और पुरुष का 
सम्मिलित कमं जाना जाता है । 


व्याख्या -लिङ्गः भी देखा जाता है - योकत्रेण पत्नीं सन्नह्यति, मेखलया यजमानं 


` मिथतत्वाय (=योक्त्र से पत्नी को बांधता है आर मेखला से यजमान को मियनभाव के 


लिये) । यदि स्त्री और पुएप्र इकट्ठे हों तो योक्त्र का श्रौर मेखला का विभाग वाक्य से जानां 
जाता है और मियुन ( -=जोड़े) को स्तुति भी उपपन्न होती है! यह स्त्रो घ्रौर पुरुष साधन 
हैं जिस फर्म में, उसमें उपपन्न होता है अन्प्रथा (पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म पक्ष में) उपपन्न नहीं 


होता । 


विवरंण योक्त्रेण -मियतत्वाय --भाष्यकार द्वारा उद्धृत वचन हमें प्राप्त नहीं 
हुआ । तै० सं० ६।१।३।५ में 'सेखलयायजमानं दीक्षर्यात, योक्त्रेण पत्नी मिथुनत्वाय वचन 
उपलब्ध होता है । यह सोमयागस्थ दीक्षा प्रकरण में प्राया है। भाष्यकार का वचन भी दोनों 
के एक कमं में योक्त्र ग्रौर. मेखला से सहनहंन परक है। योकत्र-मू ज की तीन लड़वाली 
बरी हुई रस्सी की संज्ञा है (६० श्रौतपदार्थनिवंचन, पृष्ठ १० हमारा संस्करण) ।- यह पत्नी 


जण 


१, अनुपलब्धमुलम्‌ । तुलना कार्या-मेजलया यजमानं. दीलयति योक्त्रेण पततीं मिथुन- 
त्वाय । ते० सं) ६।१।३।५।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा -शाबर-भाष्ये 
१६२६ 


स्थितादुत्तरमुच्यते-- 
्ीतत्वाचु भवत्या स्वामित्वमुच्यते ॥॥१९॥ (उ०) ह 
व्यावतँयति । ने गी स्त्रीति, क्रीता हिसा। 
, पक्ष व्यावतेयति । नैतदस्ति यदुक्त स्ववत 
टाच द्‌ अधिरथशतदानस्य । अतो यदस्याः स्वामित्वमुच्यते, तङ्कवत्या । यथा, 
कोऽस्माकं बलीवर्दानामीष्ट इति । एवं पत्न्यपि पारिणय्यस्येष्ट इति ।। १६॥। 


फलायित्वात्त स्वामित्वेनाभिसंवन्धः ॥२०॥ (३° ) 


चा Se 002 
के कटिप्रदेश में बांधी जाती है । मेखला-शरन्त्सरक ३ के पत्तों की तीन लड़वाली बटी हुई 


रस्सी का नाम है (ते० सं० ६।१।३।५) ॥१८॥ 


व्याख्या- स्थित हुए (मध्य रुके हुए आश) के प्रागे कहते हैं-- 
विवरण--तीस रा अधिकरण १६वें सूत्र के ग्दम्पती स्त्रीपुरुष दोनों द्रव्यवाले हूँ कथन 
पर रुक गया था। उक्त मश को स्वीकार करके भ्रगला चौया अधिकरण का आरम्भ हो गया 
या । इस प्रधिकरण के पूर्ण करने को पुनः तीसरे झधिकरण के शेष विषय को उठाते हैं । 
क्रीतत्वात्त्‌ भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ।। १९।। डि 
सुत्रार्थः-- (ठु) 'तु' शब्द पूर्व स्त्री के द्रव्यवती पक्ष की निवृत्ति के लिये हे । (स्वान 
गन जोश 02 कहा गया है वह (क्रीतत्वात्‌) स्त्री के खरीदे जाने से (भवत्या ) 
भक्ति से अर्थात्‌ गौणीवृत्ति से (उच्यते) कहा जाता है । 
व्याख्या--'तु' शब्द [स्त्री के स्वामित्व] पक्ष को निवृत्त करता है। यह नहीं है जो 
कहा है कि स्त्री स्ववती प्रर्थात्‌ यज्ञ की स्वामी है वह [पति के द्वारा] खरीदी हुई है। 
[विवाह के समय] प्रधिरथ शतदान के दृष्टाथं होने से इसलिये इस (-्स्त्री) का जो स्वा- 
भित्व कहा जाता है बह भक्ति से (--गौणीवृत्ति से प्र्थात्‌ गौण) है। जैसे पूर्ण [नाम का 
कोई भृत्य] हमारे बैलों का स्वामी है। इसी प्रकार पत्नी भी पारिणय्य (परिणय के समय 
दिये हुए धन) को स्वामिनो होती है, ऐसा कहा जाता है ॥१९॥ 
` फलायित्वात्‌ तु स्वामित्वेन अभिसंबन्धः।। २०।। 
सुत्राथे:-- (तु) “तु' शब्द स्त्री के क्रीतत्व निमित्त स्वामित्व पक्ष की निवृत्ति के लिये 
है । (फलाथित्वात्‌) स्त्री के फलार्थी=फल की कामना करने वाली होने से उसका यज्ञ के 
साय (स्वमित्वेन) स्वामीरूप से (भ्रभिसम्बन्ध) संबन्ध है । 


१. द्र० पृ० १६१३ टि० २। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे ग्रधि० ५ सु० २२ १६२७ 


नैतदस्ति । क्रयो मुख्यो, गौणं स्वामित्वमिति । फलाथिनी हि सा, स्मृतिर्ना- 
&दरिष्यते । स्मृत्यनुरोधादस्वा स्यात्‌ । स्ववती श्रृत्यनुरोधात्‌ ॥२०॥ 


फलवत्तां च दशयति ॥२१॥ (उ०) 
सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌, यज्ञस्य धुर्या युक्तावभूतास्‌ । संजानानौ 
विजहीताम्‌ । थरातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌' इति दंपत्योः फलं दर्दायति । . 
तस्मादप्युभावधिक्कताविति सिद्धम्‌ ॥२१॥ कर्मेसु दंपत्योः सहाधिकरणम्‌ ॥४। 


नीयत गा 


(एकस्यैव पुरुषस्य स्त्रीसद्वितीयस्याऽऽधानेऽधिकरणम्‌ ।६५॥ ) 
अस्त्याधानम्‌ - य एवं विद्वानग्निमाधत्त इति। तत्रेदमामनन्ति-क्षौसे वसा- 


व्याख्या--यह नहीं है कि स्त्री का क्रय मुख्य है ्ौर स्वामित्व गौण हे । वह [यज्ञ 
के] फल को चाहनेवाली है । [इस कारण स्त्री के ऋय को फहने वाली] स्मृति का झावर 
नहीं किया जायया । स्मृति के अनुरोध से वह घनरहित होवे, श्रुति के अनुरोध से वह घन- 
चाली है ॥२०॥ 

फलवत्तां च दशयति ॥२१॥ न 

सूत्रार्थ:--[ पुरवेसुत्र में स्त्री को फलाथिनी कहा है। इससे उसकी फलवत्ता को कहते 
है--] स्त्री की (फज्ञवत्ताम्‌) फलवतीत्व को (च) भी [वचन] (दर्शयति) दिखाता है । 
[वचन भाष्य में देखें] । | 

व्याख्या --सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌, .यज्ञस्य धुर्या युक्‍तावभूताम्‌ । 
संजानानौ विजहीताम्‌ । ग्ररातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌ (=पति के शात पत्नी सुष्ठु 
सम्पादित कर्मफल से संयुक्त होवे । यज्ञ के भारवाहक परस्पर मिलकर होव | एकमतिवाले 
होते हुए शत्रुओं का विनाश कर । अलोक में जरारहित ज्योति को आरम्भ करे अर्थात्‌ 
झ्रावित्य लोक को प्राप्त होवें) इस प्रकार दम्पति (=पति पत्नी) का फल दर्शाया है। इस- 
लिये दोनों [यज्ञ में] भ्रधिक्कत हैं, यह सिद्ध है ॥२१॥ 


व्याख्या--प्राघान का विधान है-य एवं विद्वान्‌ अग्निमाघत्ते (= विद्वान्‌ इस 
प्रकार अग्नि का आधान करता है)। वहां यह भी पढ़ा है-क्षौमे वसानावरिनमादधीयाताम्‌ 
"आकार चात का भातात तरता दा १6/१ प मची 


१, द्र०--दे० ब्रा० १।७।५।११॥ तत्र “युक्तौधुर्यावभुताम्‌' पाठान्तरम्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ ६२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
नावग्निसादधीयाताम्‌' इति । तत्रैषोऽयः सांशयिकः--कि द्वौ पुर्रावादधीयाताम्‌, 
उतैकः पुरुष इति ? कथं संशयः ? उच्यते। इहैतच्‌ छु दयते वसानावादधीयातामिति 
तत्र वचनमर्थपराप्तं पुनः श्रूयते। तत्कि पु लिज्धसंवन्धार्थमुत क्षौमविध्यर्थेमिति ? 

-उभयोविद्यमानत्वाद्‌ भवति संशयः । यदि लिङ्गसंवच्धार्थमुभौ पुरुषावाधास्येते । ग्रथ 

' क्ञोमसंवन्धार्थं तत एक: । कि प्राप्तम्‌ ? 
TT TTT 
(क्षम _- झतसी के रेशे से बने वस्त्रों को पहने हुए दो अन्नि का श्राधान करे) । यहाँ यह 
अथे सांशयिक है- क्या दो पुरुष प्राधान करे ग्रथवा एक पुरुष । संशय कसे होता है ? यहां 
यह सुना जाता है-- वसानौ भ्रादधीयाताम्‌ (वस्त्र पहने हुए दो भ्राधान कर) । यहाँ ग्रथ 
से प्राप्त [अग्नि का झाधानरूप] वचन पुनः सुना जाता है। वह क्या पुल्लिङ्ग (=दो 

पुरुषों) के सम्बन्ध के लिये है भ्रथवा क्षोम वस्त्र की विधि के लिये है । दोनों 'वसानो' ग्रौर 
क्षौमे' के बिद्यमान होने से संशय होता है! यदि पु ल्लिङ्क के सम्बन्ध के लिये है तो दो पुरुष 

प्रग्ति का झाधान करेगे और यदि क्षोमवस्त्र के सम्बन्ध के लिये वचन है तो एक पुरुष 

[प्राघान करेगा ] । क्या प्राप्त होता है? | | 

विवरण--गत भ्रधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि पत्नी ग्रौर पति मिल कर 
आधान करें। प्रस्तुत क्षोमे वसानावग्निमादघीयाताम्‌ वचन में अग्नि के भ्राधान का विधान 

- नहीं- है क्योंकि उसका विधान य एवं विद्वान्‌ भ्रग्निमाधत्ते वचन से किया जा चुका है। अब 
यहां दो पद शेष रहते हे- क्षोमे वसानो । इनमें यदि भर्थतः प्राप्त अग्न्याधान का सबन्ध 
वसानौ के साथ करें तो वसानौ के पु ल्निज्भ द्विवचनान्त होने से दो पुरुष ग्राधान करें यह अर्थ 
विदित होता है और यदि क्षोमे क्षोम वस्त्र के पहनने का विधान माना जाये तो एक पुरुष 
झाधान करे यह अथं विदित होता है। एक पुरुष के विधान होने पर वसानौ द्विवचन का प्रयोग 

पत्नी के अभिप्राय से होगा । वसान$च वसाना च वसानो 'पुमान्‌ सत्रिया’ (अष्टा० १।२।६७) 
के नियम से पुमान्‌ का एकशेष होता है । 


विशेष--क्षोमे वसानो क्षमा =भ्रतसी=भ्रलसी के पौधे के रेशे से बना हुआ वस्त्र 
यज्ञ में विहित है । कोशेय रेशम के कीड़े से बनाये गये कोल खोल के तन्तु से निमित 
रथात्‌ रेशमी वस्त्र यज्ञ में विहित नहीं है क्योंकि उसमें रेशम के कोश को जब कीड़ा अन्दर 
ही होता है गरम पानी में उबाला जाता है । इससे प्रध्वर --डिसा रहित यज्ञ में हिसा से प्राप्त 
रेशम के वस्त्र का विधान यज्ञ में नहीं है । 
. _ १. अनुपलब्धमुलम्‌ । £० क्षोमे वसाना ग्रेग्निमादधीयाताम्‌। मै० सं १।६।४॥ 
करोमे वसानौ जायापती भ्रग्निमादधीयात्राम्‌ ग्राप० श्रौत ५।४।१०। | 


८७-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बष्ठऽध्याये प्रथमपादे श्रधि० ५, सू० २२ १६२९ 


इयाधानं च हियज्ञवत्‌ ॥२२॥ पू० 


इयाधानं तु दवियज्ञवत्‌ स्यात्‌। यथा-एतेन. द्वौ राजपुरोहित सायुज्यकामौ 
यजेयाताम्‌ इति द्वयोः पुरुषयोद्वियज्ञो भवति । एवं द्वथाधानं. द्वयोः पुरुषयोः स्यात्‌ । 
ततोऽविशेषात्‌ । वसानाविति श्रवणादेव पुरुषौ गम्येते । न पदान्तरगतेन क्षौमेणास्य 
संवन्धः । श्रुत्यवगतं हि भ्रवणादवगतम्‌ । पदान्तरसंवन्धं वाक्यादवगतम्‌ । श्रुतिश्च 
वाक्याद्‌ वलीयसी । वसानशब्दगतइचार्थं ग्राधानेन संबध्यते, न क्षोमशव्दगतः। 


आह । वसानाविति नायं केवलं पुलिङ्ग एव । स्त्रीपुःसयोरप्यमिधायको 
भवति । यथा कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुवकुटो । शुकरश्च शुकरीं च शूकराबिति। 


हृांधानं च हवियज्ञवत्‌।२२॥ - 
सुत्रार्थः - [भौमे वसानावग्निमादधीयाताम्‌” वचन में वसानो के पुल्लिङ्ग द्विवचनान्त 
होने से]. (द्वियज्ञवत्‌ दो के द्वारा किये जाने वाले यज्ञ के समान (द्रभाधानम्‌) दो पुरुषों से 
किया गया आघान (च) भी होवे। 
भाष्यकार के अनुसार 'च' शब्द 'तु' (तो) के प्रथ॑ में है। अर्थ होगा दो पुरुषों से 
किया आधान तो दो पुरुषों द्वारा.किये गये यज्ञ के समान होगा । 
व्याख्या--दो का भ्राघान तो द्वियज्ञ (= दो पुरुषों द्वारा किये गये यज्ञ) के समान 
होवे । जसे एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ (=इस इन्द्राग्नी के स्तोभ से 
एकीभाव की कामना वाले राजा ओर पुरोहित यजन करे) से दो पुरुषों का द्वियज्ञ होता है, 
इसी प्रकार द््ाधान दो पुरुषों का होवे, उससे विशेष (=भिन्न) न. होने. से। 'वसानो' के 
श्रवण से ही दो पुरुष जाने जाते हैं। पदान्तर (=भिन्तपद) गत क्षोम से इस (= 'वसानो') 
का सम्बन्ध नहीं है । श्रुति से जाना गग्रा ही श्रवण से जाना गया है । पदान्तर (= क्षम) के 
साथ [ दसानो' का] सम्बन्ध वाक्य से जाना जाता है। भुति वाक्य से बलवतो है। वसान 
शब्द गत | द्वित्व] अर्थ भ्राधान के साथ संबद्ध होता है, क्षोमगत झर्थ [आधान के साथ 
संबद्ध] नहीं होता है । 
- विवरण वसानाविति अवणादेव--वसान प्रातिपदिक का भ्रौकार के साथ अति 
(=श्रवण) से संबन्ध दै। ) ु 
` व्याख्या --(श्राक्षेप) 'वसानौ' यह केवल पु'ल्लिङ्ग हो नहीं है । स्त्री प्रौर पुमान्‌ का 
भो अभिधायक है । जेसे कुक्कुटदच कुवकुटी च कुक्कुटो, .शूकरशच शूकरो च शुकरो 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | अत्र मी० ३।३।१७ सुत्रभाष्यस्य टि० द्रष्टव्या (पृष्ठ ६२०) । 
तत्र 'हो' पदं नास्ति । SN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मीमांसाशाबर-भाष्ये 


त्र नार्थः- प्रकरणं वा 

1 वसानश्च नै स्यातामिति । भ्रत्रोच्यते । यत्र ना | 
न रद, नातुवादस्तत द्वौ पुमांमौ गम्येते ! यथा दाबात पे 
न दे आनयेति स्त्रियौ । तेन स्त्रियो _वाचकमेकरान्त द्विवचनमिति 
गम्यते । ्मौकारान्तमपि द्वयोः पुसोर्वांचकमिति । यत्रेदानीं स्त्रीपु सयोः प्रयुज्यमान- 


मोकारान्तं दृश्यते, तत्र कि पुमान्‌ सद्वितीयस्तस्य निमित्तमुत स्त्र सह्वितीयेति । 


पि पुमान्‌ सद्विती योऽ्थेः। 
उच्यते । पु सि सद्वितीये दुष्टः । यथा ब्राह्मणावानयेति । इहापि पु योः सोदू ष्ट: 


1 इति गम्यते । परत्राऽऽह्‌। प्रयोगो यदि दुष्टं प्रमाणं, 
त । तत्रोच्यते | पु सि च द्वित्वे च इष्ट इति शक्यते वदितु , न 
ृयोद्रेव्ययोरिति । पु'भावं द्वित्वं चैष शब्दो न व्यमिचरति। द्रव्य पुनव्येभिचरति । 

UD ण -------ॅलकसक्स्पक््ण्ण्ण्गा 


१६२० 


इति | इसी प्रकार वसानइच वसाना च वसानौ होवे । (समाधान) जहां प्रथ ( जल 

- अथवा प्रकरण विशेषक नहीं होता है । भ्रोर विधायक शब्द होता है, भनुवाद नहीं होता है 
` वहां दो पुरुष र्थ जाना जाता है । जैसे द्वावानय ऐसा कहा हुआ दो पुरुषों को लाता है । 
दे ्रानय से दो स्त्रियों को । इससे स्त्री का वाचक एकारान्त द्विवचन हे ऐसा पप जाता 
- है भोर प्रोकारान्त भी दो पुरुषों का वाचक है । (श्राक्षेप) जहां स्त्री और पुरुष में प्रयुज्यमान 
आकारान्त शब्द दिखाई पड़ता है, वहां क्या पुरुष सहित द्वितीय क। [ प्रौकारान्त शब्द | निमित्त 
. है प्रयवा स्त्री सहित द्वितीया का । (समाधान) पुरुष सहित द्वितीय में देखा गपा है । ज॑से 
, ब्राह्मणावानय में [दो ब्राह्मण लापे जाते हैं] । यहां भी पुरुष सहित द्वितीय ग्रथ है । इसलिये 
पुरुष निमित्तक [ श्रोकारान्त शब्द | है ऐसा जाना जाता हे । (आक्षेप) यदि प्रयोग ही दुष्ट 
' प्रमाण है तो दो पुरुषों में देखा गया एक में कंसे होगा ? (समाधान) [्रोकारान्त शब्द ] 
दरुष में भोर द्वित्व में देखा गया है ऐसा कहा जा सकता है, दो ब्रव्यो में [देखा गया है ऐसा] 
नहीं कहा जा सकता । [आकारान्त ] शब्द पुंभाव आर द्वित्व को व्यभिचरित नहीं करता है 
[प्रर्यात्‌ नहीं छोड़ता है | । द्रव्य को व्यभिचरित करता है। 


विवरण -ग्र्थः प्रकरणं वा- मर्थ =ध्रणोजन | यथा--कुक्कुटावानय मिथुनं करिष्यावः 
यहां मिथुन भाव रूप प्रयोजन के कारण 'कुक्कुटौ' कहने पर कुक्कुट ौर कुक्कुटी अर्थ जाने 
- जाते है । इसी प्रकार जहां स्त्री पुरुष का प्रकरण होगा वहां भी 'ब्राह्मणी' प्रादि के प्रयोग से 
ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्थ जाना जाता है । कि पुमान्‌ सद्वितीयस्य निमित्तम्‌ उत स्त्री सद्वितीपा ८ 
. . द्ितोयेन सह सहितीय:=दूसरे के साथ पुमान्‌ अर्थात्‌ दूसरा पुमान्‌ अर्थ लिया जाये प्रथवा 
` दूसरी स्त्री प्रथं । कथनेकस्मिन्‌ स्यात्‌ वसानौ पुलिङ्ग के द्विवचन का रूप है तब एक पुरुष 
` = एक यजमान में केसे प्रयुक्त होगा । न द्वयोद्रव्ययोः-इसका भाव यह है कि वसातो पद 
पु'ल्लिङ्ग भोर द्वित्व संख्या में देखा जाता है । दो द्रव्य प्रर्थात्‌ दोनों पु'ल्लिङ्ग ही होवे, ऐसा 


१. शब्दो नास्त्यनुवादः, तत्र-पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे प्रधि० ५, सू० २२ १६३१ 


ग्रपि च युगपदधिकरणवचनतायां इन्हस्मृतेद्विवचनबहुवचनोपपत्तेश्च। प्र 
मित्रयोवंरुणयोः' इति दशनात्‌ । इतरेतरयोगे चार्थं समासविघानाद्‌ इन्द्वापवादत्वाच्‌- 
चैकशेषस्य यथैव खदिरौ च घवौ चेति निदशनं क्रियते, एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्मात्‌ पु सि द्वित्वे च वतत इति गम्यते । न च स्त्रीद्वित्वे दृष्टः । 

SEs hs Semin yf lo SRS NN 

नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कुक्कुटो कहने पर पुस्त्व और द्वित्वसंख्या को यह व्यभिचरित 
नहीं करता चाहे दोनों कुक्कुट (पुल्लिङ्ग) होवें चाहे कुक्कुट भौर कुबकुटी होवें । इसका 
तात्पर्यं यह है कि वसानौ कहने से पुस्त्व भौर द्वित्व अर्थे तो प्राप्त हैं । वह स्त्री भौर पुमान्‌ 
रूप द्वित्व होवे चाहे पुमान्‌ रूप द्वित्व | उनके विधान की प्रावस्यकता नहीं है अतः यह वचन 
क्षौम का विधायक है । 


व्याख्या- झर भी युगपद्‌ ग्रधिकरण के वचन में [प्र्थात्‌ दो या अधिक अधिकरणों 
को एक साथ कहने में | दन्हसमास स्मृत होने से तथा [दुन्द्रसमास में] द्विवचन घोर बहुवचनों 
की उपपत्ति होने से ['वसानो' कहने पर एक पुरुष यजमान घौर उसकी पत्नी दोनों कहे 
जायेंगे] । और भी- प्र मित्रयोर्वरुणयोः मन्त्र में [विना समास के भी वरुण की अपेक्षा से 
मित्र में और मित्र की अपेक्षा से वरुण में] द्विवचन के देखे जाने से भी [ युगरदधिकरणवचनता 
सें द्विवचन होता है, यह जाना जाता है]! 'च' के. इतरेतरयोग भ्र्थ में [न ] समास का विधान 
होने से भौर एक शेष के द्वन्द्व का अपवाद होने से । जैसे खदिरो च घवो च ऐसा विग्रह 
किया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी [वसानौ च वसाने च ऐसा निदर्शन | जानना चाहिये । 
इससे ['वसानौ' पद ] पुंस्त्व और द्वित्व में प्रयुक्त होता है ऐसा जाना जाता है।न कि स्त्री 
द्वित्व में देखा गया हैं । 

विवरण-- युगपदधिकरणवचनतायाँ इन्द्स्मृतेः- चार्थे इन्द्र: ( प्रष्टा २1२1२९. ) 
सूत्र पर वात्तिक है- सिद्धन्तु युगपदधिकरणवचने हृन्दवचनात्‌ । इसका अर्थ हे । सिद्ध है-- 
एक साथ अधिकरणों को कहने में द्वन्द्व का कथन होने से । यह वात्तिक “बार्थ में इन्द्र के विधान 
में प्रहरहनंयमानों गामइवं पुरुष पशुम्‌ में 'च” का अर्थ विद्यमान होने पर भी यहां भी हल्द- 
समास होता हैं' रूप दोष की निवृत्ति के लिये है । भ्रर्थात्‌ जहां घवखदिरो के युगपद्‌ अधिक= 
रणता का कथन है वहां इन्दर होगा गाम्‌ अश्व पुरुषं पशुम्‌ में गौ आदि शब्द एक साथ सबको 
नहीं कहते भ्रर्थात्‌ ये परस्पर निरपेक्ष हैं; भ्रतः चाथं के विद्यमान होने पर भी इन्द्रसमास नहीं 
होगा । द्विवचनबहुवचनोत्पत्तेच- इसका भाव यह है कि इन्द्रसमास में परस्परापेक्षा न 
हो अपने अपने अर्थ को ही कहें तो द्विवचन भर बहुवचत नहीं होगा। यतः द्विवचन झौर 
बहुवचन देखा जाता है इससे जाना जाता है कि इन्द्र युगपदधिकरणवचनता में होता है । 
प्र मित्रयोर्वरुणयोः यहां विग्रह में धर्थात्‌ द्वन्द्व समास न होने पर भी मित्र घ्रौर वरुण प्रत्येक में 
__::--:::::_२>२>>>.>< 

. १. ऋ० ७६६।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tंसा-शावर- भाष्ये 
१६३२ मीमांसा-शा 


व दर्शनात्‌ स्त्रीपु ते । अत्रोच्यते । 

भ्रत्रा$ह । नन्वत्रैव दर्शनात्‌ स्त्रीपु सयोर्वाचक इति गम्यः 
उक्तमेतत्‌ । अत्यायश्वानेकार्यत्म इति पुमान्‌ सद्वितीयो$प्यार्थो भविष्यति । स्त्रो- 
पु सौ चेत्यन्याय्यम्‌ । ग्रथेदानीं सद्वितीयस्य पु सो विधौ कोऽन्यः सहायः^ इति । स्त्रिया 


enn 


त लाला EN झी न 
द्विवचनता दिखाई देने से जाना जाता है कि ये दोनों सापेक्ष हैं । महाभाष्य में भी इसी प्रकरण 


में कहा है--विग्रह में भी युगपद्वचनता देखी ज'ती है--द्यावा ह क्षामा, चतारो पृथिवी 
नमेते | जब विग्रह में भी युगपदधिकरणवचनता के कारण द्विवचनता देखी जाती है तो फिर 
समास में युगपदधिकरणवचनता क्यों नहीं होगी । हृन््वापवा इत्वाच्चेकशेषस्य--यद्यपि महाः 
भाष्य १।२।६४ में पक्षान्तर में भ्रनव हाद एकशे द्वन्द बाधिप्यते वचन हारा एकशेष को 
दन्द्रसमास का भ्ररवाद स्वीकार किया है तथापि यह सिद्धान्त पक्ष नहीं है । क को इन्द्र 
का अपवाद मानकर ही भंट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्त कौमु री में दृन्द्रसमास के ग्न्त में एकशेष 
प्रकरण पढ़ा हैं) उससे नवीन वैयाकरण एकशेष को भी समास का एकभेद समभते हैं । वस्तुत: 
शब्द का वाच्य जाति है तथा व्यक्ति है ये दो पक्ष माने गये हैं। दोनों पक्षों के समन्वय की 
दृष्टि को पाणिनि ने शब्द ग्राक्ृति(=जाति के वाचक हैं इस पक्ष को स्वीकार करके जात्या- 
ख्यायामेकस्मिन्‌ बहु बनम्‌ प्रस्यतरस्याम्‌ (अष्टा० १॥२॥५८) सूत्र रचा है और प्रत्येक शब्द 
एक व्यक्ति का वाचक है अतः अनेक वृक्षों को कहने के लिये सरूपाणासेकशेष एकविभक्तौ 
(१२1९४) सूत्र रचा है । यदि शब्द की. वाचनिकता को स्वाभाविक माना जाये तो ये दोनों 
प्रकरण पढ्ने की आवश्यकता नहीं है । ग्रष्टाघ्यायी की महाभाष्य से प्राचीन माथुरावृत्ति में 
तदशिव्य संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (अष्टा० १।२।५३) से अशिष्य पद की भ्नुवृत्ति मानकर पाणिनि 
के मत में ही इन प्रकरणों की ग्रशिष्यता दर्शाई है । पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति १।२।५३ में 
लिखा है-मार्ुर् तु वृत्ता शिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते । भर्थात्‌ माथुरी वृत्ति में भ्रशिष्य पद 
की अनुवृत्ति पाद (१२७३) की समाप्ति पर्यन्त मानी जाती है । तदनुसार उक्त दोनों प्रकरण 
भी भ्रशिष्य हैं अर्थात्‌ पूर्वाचायों द्वारा संकलित ये शब्द के अर्थ को कहने की शक्ति स्वाभाविक 
होने पे इनका विधान प्रनावश्यक है। ` यर्थव खदिरो च धवो चेति निर्देशनस्‌--“घवखदिरौ 
इस इन्द्रसमास का विग्रह धवो च अदिरौ च भ्रथवा खदिरौ च घवो च ढिवचनान्त शब्दों से 
दर्शाया ' जाता है (द्रऽ चार्थे दवद, २।२।२३ ) के महाभाष्य में युगपदधिकरणवचनता 
पक्ष) | | डन 
व्याख्या -- (मराक्षेर) यहां ही दिज्ञाई पड़ने से [वसानौ] स्त्री और पुमान्‌ दो वाचक 
हैं ऐसा जाना जाता है । (सनाधात) यह हम कह चुके हैं कि शब्द का प्रनेकार्थत्व झन्याय्य है? 
पुरुष सहित द्वितीय इसफा प्रर्थ होगा । स्त्री और पुरुष यह [अर्थ] भ्रन्याय्य हे । अब यहां 
[“बसानौ में] हितोय जिस का सहायक ऐते पुरुष की विधि में भ्रौर कौन अन्य सहायक 


१. सहायत इति’ इति पुनापाठ: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०५ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ५ सू° २२ १६३३ 


ग्रन भिघेयत्वात्‌, ग्रवश्यंभावित्वाच्च' द्वितीयस्य, झपर: सद्वितीयः पुमान्‌, एवमितरोऽ- 


पीतरेण सद्वितीयः, इत रोऽपीतरेणेति द्वावेव पुमांसावृपादीयेते । तस्मादिह : दवौ 'पुमां- 


सावाधाने विधी येते इत्युच्यते ।' | ल ) १, 

ननु स्त्रीपु सयोर्वाचक्रमौकारान्तं द्विवचनं स्मरन्ति । नेषा स्मृतिरस्ती ति ब्र मः! 
ग्राह । भगवतः पाणिनेवंचनात्‌ स्मृतिंमनुमास्यामहे । पुमान्‌ स्त्रिया' इति उच्यते । न 
पाणिनेवेचन 'कुंक्कुटो! इति झौका रः स्त्रीपु सयोर्वाचक इति । कथं तहि? यत्र स्त्री- 
पु'सयोः सहवचनं, तत्र सद्वितीयो वा पुमानिति क्वत्वाउकारान्तस्यौकारः प्राप्नोति । 
सद्वितीया वा स्त्रीति कृत्वा एकारः। पु शब्दस्तत्र ` साधुनं स्त्रीशब्द इति पाणिनेः 
वचनम्‌ । पुमान्‌ शिष्यतः इति च ब्रूते । तेन सुतरां गम्यते, पु सोर्वाचक भ्रोकांर 
'इति। तस्माद्‌ इयोः पु सोरधिकार इति । १ जा RFE 


होगा ? स्त्री का कथन न होने से [वह नहीं होगी] । अन्य द्वितीय के अवइयभावी - होने. से 
सद्वितीय पुमान्‌ । इस प्रकार घ्न्य भी अन्य से:सह्वितीय है अन्य भी ग्रन्य से.। इस प्रकार दोनों 
ही पुरुष उपादीयमान होते है । इसलिये यहां दो पुरुष भ्राधात में विधानं किये जाते हैं ऐसा 
कहा जाता है । ` पे. (शकि! 7 3२ 
(प्राक्षेप) स्त्री भौर पुरुष का वाचक ग्रौकारान्त द्विवचन का स्मरण करतें हैं। 
(समाधान) यह स्मृति नहीं है । (आक्षेप) भगवान्‌ पाणिनि के वचन पुमात्‌ स्त्रिया से स्मृति 
का अनुमान करेंगे । (समाधान) पाणिनि. का यह वचन (= कथन) ` नहीं है- “कुक्कुटो' में 
शकार स्त्री श्रौर पुरुष का.वाचक हैं। तो कंसे है ? जहां स्त्री और पुमान्‌ का सह कथन है 
वहाँ द्वितीय. सहायक पुमान है ऐसा मानकर अकारान्त को कार प्राप्त होता है, द्वितीय स्त्री 
सहायक है ऐसा मानकर एकार होवे। वहां (=स्त्री सहायक द्वितीय होनें पर) पुमान्‌ शब्द 
(=भ्रोकार)' साधु होता है, स्त्रो शब्द (= एकार) साधु नहीँ होता हैं, यह पाणिनि का 
कथन है ोर पुरुष शेष रहता है । इससे अच्छे प्रकार जाना जाता है कि कार पुरुष का 
वाचक है । इसलिये [प्राधान में] दो पुएषों का ग्रधिकार है। 


विवरण--पाण्निर्वचनात्‌ पाणिनि के पुमान्‌ स्त्रिया .(श्रष्टा० १।२।६७) सृत्र से हम 
यह अनुमान करेंगे कि 'भ्रौकारान्त स्त्री पुरुष का वाचक है! ऐसी स्मृति है। ्रकारान्तस्पोकारः- 
अकारान्त वसान. शब्द को द्वितीय सहायकु पुरुष होने पर प्रौकार==“वसानो' प्राप्त. होता है। 
एकारः-द्वितीय, सहायक. होने पर. बसाना.आका रान्त को -एकार.“वसाने' प्राप्त होता है। पुमान्‌ 
शिष्यते--'पुमान्‌ स्त्रिया! के नियम. से. वसान भोर. वसाना में.से पुल्लिङ्ग वसान शेष रहत] 
है । इससे भी जाना जाता है कि सौकार पुल्लिद्ध का वाचक है । 
SS OCS 

१. पा० सू० (१।२।६७) । ठ et 
* -< “२; स्त्रिया' संहोक्तौ पुमान्‌ पु लिङ्गः शब्दः शिष्यते० पाठा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु क्षौमविधानपरमेतद्वाक्यम्‌, क्षौमसंबन्धस्यार्थेवत्तवात्‌ । इतरथा क्षोमवचन- 
मनथंक स्यात्‌ । श्रत्रोच्यते । त संबन्धः, न क्षौमे ग्रादघी- 
यातामिति । तस्मात्‌ संनिक्ृष्टमपि न तत्संबद्धमाधानेन । | आह । वसानशब्देन सह 
संबध्यमानमर्थवद्‌ भविष्यति । वसानसंनिकृष्टे श्रपि क्षौमे न विधीयते, विधायकस्य 
शब्दस्याभावात्‌ । न हि वसानशब्दो विधायको, न क्षौमशन्दो, नानयोः समुदायः । 
कस्तहि विघातु' शक्नोति ? श्रादधीयातामित्यत्र या लिङ्‌ । ग्राह। सा खलु विधा- 
स्यति । उच्यते । सा स्वशब्दगतमाधानं शक्नोति विधातु श्रवणात्‌ । विहितत्वादा- 
घानस्याऽनतर्थक्ये, वसानाविति शक्नोति वाक्येन विधातुम्‌ । भवति हि वसानयोरा- 
घानसंबन्धः । तत्र नात्यन्ताय स्वार्थः परित्यक्तो भवति। क्षौमवसानसंबन्धे तु 
विधातव्ये, ग्रादधीयातामिऱ्याधानमुत्सृज्य विदधानोऽत्यन्ताय श्रृति जह्यात्‌ । आधान- 
संनिकृष्टे च लिङ्गे विधातव्ये श्रुतिविप्रकृष्ट न क्षौमवसानसंवन्धं विधातुमुःसहते 

र्थेविप्रकर्षात्‌ । । 
' अपि चोत्सुज्य श्रुति क्षोमवसानसंबन्धे विधोयमाने क्षोमं वसानस्याङ्गं स्याज्ञा- 


व्याख्या - (आक्षेप) [ क्षोमे वसानौ"""””-] यह वाक्य क्षौमवस्त्र का विधिपरक है, 
क्षौम सम्बन्ध के अर्यवान्‌ होने से। अन्यथा क्षोम का विधान झनर्थक होवे । (समाधान) 
वसानावदधीयाताम्‌ इस (=वसान भोर श्राघान) का सम्बन्ध है क्षोमे आदघीयाताम 


का सम्बन्ध नहीं है। इसलिये समीप रहता हुआ भी [क्षोम] भ्राघान के. साथ सम्बद्ध नहीं है ।. 


(प्राक्षेप) [क्षोमे शब्द | 'वसानौ” के साथ सम्बद्धधमान होता हुभ्रा र्थवान्‌ हो जायया | 
(समाधात) 'वसानो' के सन्निकृष्ट होने पर भी क्षौम का विधान नहीं किया जाता है, विधायक 
शब्द के भ्रभाव होने से । 'वसानो? दब्द विधायक नहीं है, न 'क्षोमे” दब्द भौर ना ही इनका 
समुदाय (--क्षोमे वसानो) [विधायक है] तो कौन विधान करने में समर्थ होगा? 'आदघो- 
याताम्‌ में जो लिङ्‌ है। (भ्राक्षेप) बही लिङ विभक्ति (क्षोमे का) विधान करेगी । (समाधान) 
बह्‌ (लिङ्‌ विभक्ति) स्वशब्दगत भाधान काःथुति से विधान कर सकती है । भ्राघान के[य एवं 
विद्वान अग्निमाधत्ते से] भ्राधान के विहित होने से [लिङ विभक्ति को] आानयंक्य प्राप्त होने 
पर 'वसानौ' को वाक्य से विधार कर सकती है । 'वसानयोः' (= वस्त्र पहने हुग्नों का) मोह 
के साय सम्बन्ध है ही । वहां (ऐसा स्वीकार करने पर ) स्वार्थ {= आधान) का अत्यन्त त्याग 
नहीं होता है । क्षोम भ्रौर वसान का सम्बन्ध के विधान करने में आदधीयाताम्‌' [पदस्थ] 
ह CT sd श्रुति ( -- झाधान श्रुति) का परित्याग करेगी । 
र = प्रतीयमान पु स्त्व) के विधान 
(= लिङ्‌ विभक्ति) विप्रकृष्टः (= द्रस्य) 'क्षोमे' और पाल के हजन सि चड 
कर सकती, अर्थ के हूरस्य होने से। . अ 


प्रोर भी श्रुति (--श्राघान सुति) का परित्याग 'क्षोमे' और वसानो” के सम्बन्ध के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽच्याये प्रथमपादे ग्रधि० ५ सू० २२ १६३५ 


ऽधानस्य । तत्र क्षौमाभावेऽपि नाऽऽधानं विगुणमिति क्षौमाभावेऽप्याधानं स्यात्‌ । 
ग्राह । वसानगुणतायां तहि कोऽ्यो विवक्ष्यते’ ? उच्यते। न कश्चित्‌ ?-ग्रत एवा य 
पक्षस्य परित्यागः । श्राह । क्षौमवस्तानश्रवणमिदानीं किमर्थमिति । उच्यते । न शक्यत 
उभयं विधातु, क्षौमं लिङ्गं च। भिद्येत हि तथाः वाक्यम्‌ । तःमात क्षोमाक्षोमयोः 
क्षौमशब्दोऽनुवादः। श्रथंग्राप्ते च वसने, वसानौ पुमांसावित्यथंः । ते च प्रायेण 
विचेष्टमानस्य मलिने क्षौमसदृशे भवतः । विचेष्टमानस्य वा वसने शब्दवती भवत 
इति । तस्माद्‌ द्वयोः पु सोरघिकार इति ॥२२॥ 
MR Me = 
विघीयमान होने पर 'क्षोमे' 'बसाना' का अङ्ग होगा प्राधान का अञ्च नहीं होगा [ अर्थात वस्त्र 
पहरे हुए यजमानों का क्षोम वस्त्र अङ्ग होगा, क्षौम वस्त्र का भज्ध नहीं होगा] । एसी श्रवस्या 
में क्षौम वस्त्र के भ्रभाव में भी आधान कमं विगुण (=गुणरहित) नहीं होगा । प्रतः क्षोम वस्त्र 
के प्रभाव में भी झाधान कमं होया । (आक्षेप) [यदि क्षौम वस्त्र के परिघान न करने पर भो 
श्राधान विगुण न होवे तो 'क्षोमे' का] 'वसानो' का गुण (=प्रङ्क]) होने पर क्या श्रय 
विवक्षित होगा ? (समाधान) कोई श्रथ विवक्षित नहीं होगा । इसीलिये इस पक्ष का परित्याग 
[प्राप्त होता है] । (आक्षेप) ऐसी भ्रवस्था में [ अर्थात्‌ 'क्षोमे’ का 'वसानौ' की अङ्गता में 
किसी भ्रथं के विवक्षित न होने पर] :क्षोमे' प्रौर 'वसानो' का अवण किसलिये होगा ? 
(समाधान) क्षौम और लिङ्क दोनों का विधान नहीं किया जा सकता है। वेता करने पर वाक्य 
भेद होगा ( >क्षौमे ग्रादधीयाताम्‌' और “बसानावादघीपाताम्‌' । इसलिये क्षोम झोर अ्रक्षोम 
(= क्षौम रहित) का प्रनुवादक( = कहने वाला) क्षोम शब्द है। ['वसानो' कहने से क्षोम 
शोर भ्रक्षोम ] वसन(=वस्त्र) तो धर्थतः प्राप्त हैं--वस्त्र पहने हुए . दो पुरुष यह अर्थं ३ । 
विचेष्ठमान (= क्रिया करते हुए पुरुष के वे दो पुरुषों से धारण किये वस्त्र) प्रायः मलिन क्षोम 
सदृश होते हैं भ्रथवा क्रिया करते हुए के वस्त्र शब्द युक्त होते हैं [प्र्थात्‌ पुरुषों के हिलने 
डुलने से चस्त्रों से शब्द=घ्बनि उत्पन्न होती है] । इसलिये दो पुरुषों का [प्रांघान सें ]ग्रधिकःर 
८ है । 
विवरण--मलिने क्षोमसदृशे भवतः--क्षौम शब्द अनर्थक न होवे इसलिये वह क्षोम 
अक्षौम वस्त्रों का भ्रनुवादक भर्थात्‌ कहने वाला है यह पहले कहा है। उसकी उपपत्ति इस 
वाक्य से दर्शाई है--मलित वस्त्र चाहे क्षौम होवे चाहे म्रक्षौम उनका रग क्षौम सदृश हो जाता 
है प्रर्थात्‌ यहां सादृश्य से क्षौम शब्द प्रक्षौम वस्त्र को भी कहता है। वसने शब्दवती भवत:-- 
क्षुम शब्द इवियुधीन्बिर्दास० (उ० १।१४५) इत्यादि औणादिक सूत्र से विहित मक्‌ प्रत्यय 
बहुल वचन से टुक्षु शब्दे (दादि सुर २८ क्षीर०) से होकर निष्पन्न होता है । क्षुमा भ्रतसी = 
FIP eR अनन्त जज 
१. निवंत्यंते० पा० ॥ ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नमन ह क ST 
१. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- वसन्ते ब्राह्मणोऽरिनिमादधीत । ते० ब्रा० १।१।२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
१९३६ 55 मीमांसा-झावरं-भाष्ये ` 


गुणस्य तु विधानत्वात्‌ पन्त्या द्वितीयशब्दः स्याद्‌ ॥२३॥ (उ०) 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्ति, यदुक्तं 'ढो पुरुषावादघोयातामिति' । एक 
एवाऽदधीत । बसन्ते ब्रा्मणोऽगनीनांदधीत' इति, एकवंचनं हि विवक्षितम्‌" । तस्माद्‌ 
एक एवाङदधीत । नन्विदं वचनं द्वौ पुमांसावादधीयातामिति। नेत्याह। गुणस्य तु 
विंधानत्वात्‌, क्षौमविधानमस्मिन्‌ वाक्ये न्याय्यम्‌ । तया ह्यपूर्वोर्श्थो विहितो भवति | 
गम्यते हि विशेषनियम: । इतरथा क्षौमवचनमनुवादमात्र स्यात्‌ । वादमात्रै चा- 
नथंकम्‌ । पक्षे चानुवादः | न चेकपक्षवचन एष शब्द: । गौणत्वे चः साधारणं साद्‌- 
दयम्‌ । तस्मात्‌ प्रमादाध्ययनमवगम्येत विनैव हेतुना । 


प्रलसी का वाचक है । उप्षसे तस्य विकारः (अष्टा० ४।३।१३४) से विकार प्रथं में अण्‌ प्रत्यय 


होकर क्षोम शब्द निष्पन्न होता है । “शब्दवती' पक्ष में मकप्रत्ययान्त क्षुम शब्द यौगिक होने से : 


घात्वथ योग से शब्दार्थक है । प्रज्ञा्द्धाऽर्चाम्यो णः (ग्रष्टा० ५।२।१०१) से मत्वर्थं में विहित 
“ण' प्रत्यय क्षुम शब्द से होकर क्षौम शब्द निष्पन्न होता है । भ्रथं होगा-क्षुमः शब्दोऽस्मिक्तिति 
क्षौमः शब्दवान्‌, नपुसके क्षोमं शब्दवत्‌ । इस प्रकार यहां सादृश्य में लक्षणा से क्षौमशब्द 
मलिनसदुश प्रथं का वाचक है भ्यवा यौगिक भ्रथंःसे शब्द करनेवाले वस्त्र का वाचक है.॥२२॥ 


ग॒णस्य तु विधानत्वात पल्या द्वितीयशब्दः स्यात्‌ ॥२३॥ 

 _ सुन्नाथ.-(तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष 'दो पुरुष प्राधांन करे” की निवृत्ति के. लिये है। 
(गुणस्य) क्षौम वस्त्ररूपी गुण के, (विधानत्वात्‌) विधान होने से (द्वितीयशब्दः) द्विवचन 
“वसानौ' शब्द (पत्त्या) पत्नी के सहाय से भर्थात्‌ पत्नी के योग से (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या - तु शब्द. पूर्वपक्ष को हुटाता है। यह नहीं है, जो कहा है कि दो पुरुष 
झग्नियों का प्राधान कर । एक. पुरुष हो झाधान करे। वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नोनादघीत 
(वसन्त में ब्राह्मण भ्रग्नियाँ का भ्राधान करे). में एकवचन हो विवक्षित है । इसलिये एक ही 
आघान करे। (प्राक्षेप) यह वचन “दो पुरुष आधान करे' [दो पुरुषों के ग्राधान का विधान 


करता है] । (समाधान) नहीं करता । गुण का विधान होने से | क्षोम का विधान इस वाक्य 


मं न्याय्य है । ऐसा होते पर अपुत्र (--पू न कहा हुप्रा) ग्रथ विहित होता है । विशेष नियम 

जाना जाता है | भ्र्थात्‌ क्षोभ वस्त्र पहन कर ही झ्राघान कर] । अन्यथा: (=दो पुरुषों का 

भ्राधान मानने पर) क्षोम-का कथन नुवादमात्र होवे । वादमात्र अनर्थक होता है । और पक्ष 

में अनुवाद होगा एकपक्ष को कहने वाला यह [क्षौम] शब्द नहीं है । [क्षोम शब्द.को] गौण 

sb सादृश्य साधारणः है । इसलिये विना हेतु के यह प्रमाद से-भ्रघीत (= पठित.) जाना 
A 0020 bs a > १ 


क 


नि 


॥ . 
२. एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌० पा० | ३. विशेषवचनं ० पा०। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


iano ioe २०33० iin 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये' प्रथमपादे अघि० ५ सु० २३ १६३७ 


“>आह। ननु पुमांसौ विधेयो । तेद्विधाने च न क्षौमविधानम्‌ । वाक्यभेदो हि 
तथा स्यात्‌ । श्रुतिगम्यौ च पुमांसौ, वाक्यगम्यं धःक्षोमं वाघेयातामिति । अत्रोच्यते । 
न पुमांसौ: विधेयौ, प्राप्त एवात्र सद्वितीयः पुमान्‌ । सोऽनूद्यते । कथम्‌ ? एकोऽत्र पुमान्‌ 
श्रूयते । तस्यःपत्त्याः: द्वितीयशब्दः स्यात्‌ । न च यत्‌ प्रा्वचनाद्‌ गम्यते, तद्विषयं 
भवति । तस्मात्‌ क्षोमविधानं, न वाक्यभेदो भवति । यदुच्यते, न क्षोमस्य विधायकी- 
ऽस्तीति । तदुच्यते । ्रादधीयातामिति तद्विधास्यति -1 नन्वेतदाधानं श्रुत्या विधातुः 
समर्थं, नान्यदिति । उच्यते दब्दान्तरेण विहितत्वादाधानस्य न विधायक, विहित- 
त्वाच्च पुसः सद्वितीयस्य, तस्यापि न विधायकम्‌ । श्रतस्तदसंभवातक्षौमस्य विधायिका 
लिङ्‌ भविष्यति, वाक्यसामर्थ्यात्‌। १ 


विवरण-- गुणस्य तु विधानत्वात्‌- क्षौम शब्द से भ्रप्नाप्त गुण का विधान किया है । 
क्षौम में ग्रनुवाद घटित नहीं हो सकता । अनुवाद पुवंतः- प्राप्त में. होता है । यहां क्षौमत्व 
प्राप्त है । अनुवाद लक्षणा से होता है। लक्षणा मुख्यार्थे की बाधा होने पर उपपन्न होती दै। 
पक्षे चानुवादः--*वसानो' कहने से क्षौम झौर भ्रक्षोम वस्त्र: प्राप्त होते हैं। वहां -क्षोम की 
प्राप्ति पक्ष में क्षौमपद अनुवाद होगा । गोणत्वे च साधारण सादृश्यम्‌ क्षौमशब्द विना 
मलिनत्व के भी क्षौमवस्त्र को कहता है। यदि विना: मलिनत्व के क्षौमशब्द की उपपत्ति न 
होवे तो मलिनत्व से भ्रक्षौम को लक्षित करे ग्रोर यदि मानो कि क्षौमवस्त्र में मलिनता है तो 
वह कार्पास (.= कपास के बने) -वस्त्र में भी है । इसलिये ` सादृश्य साधारण है ।. असाधारण 
सादृश्य होने पर ही लक्षणा होती है । यथा सिंहो देवदत्त: में असाधारण पराक्रम सादृश्य देवदत्त 
में होने पर सिंह शब्द से देवदत्त की प्रतीति होती है। ` 7 


.व्याख्या-- (आक्षेप) [श्राधान में] दो पुरुष विधेय हैं और उनके विधान होने पर 
क्षौस का विधान नहीं होता । उस प्रकार (= क्षोम का विधान मानने पर) वाक्य भेद होवे । 
[वसानो] श्रुति से प्रतोयृमान दो पुरुष वाक्य से प्रतीयमान 'क्षौम को बाघ लेंगे [अर्थात्‌ वाक्य 
से प्रतीयमान क्षौमविधान श्रुति से प्रतीयमान'श्रथं से बाधित होगा] (समाधान) यहां “दो 
पुरुष! विधेय नहीं है । यहां प्राप्त ही है इसरो सहायक वालां पुरुष । वह अनूदित है । 
कसे ? यहां एक पुमान्‌ सुना जाता है ।:उसका पत्नी के सहाय से द्वितीय शब्द (चहिवच- 
नान्त 'वसानो' शब्द) होवे ।: जो पुर्वंबचन से जाना जाता है वह विधय नहीं होता है । इसलिये 
, क्षौस का विधान है, वाक्यभेद नहीं होता । भोर.जो_ कहा-क्षोम का विधायक शब्द नहीं है । 
इस विषय में कहते हैं-आदंधीयाताम्‌ यह उस (=क्षोम) का विधान करेंगे। (प्रक्षेप) 
यह (= “ादघीयताम्‌' पद) शुति से ग्राघान के विधान में समथं है, अन्य के विधान में समर्थ ' 
नहीं है । (समाधान) वाब्दान्तर से आधान के विहित होने से आधान का विधायक नहीं है 
झर द्वितीय सहित पुरुष के विहित होने से उसका भी विधायक नहीं है । भतः उनके विधाय- 
कत्व के असम्भव होने से वाक्य सामथ्यं से क्षोम की विधायिका लिङ्‌ विभक्ति होगी ।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६३८ मीमांसाशावर-भाष्ये 


यत्त्वस्मिन पक्षेऽत्यम्ताय स्वार्थं जहातीति। नात्यताय हास्यति । आधाने 
वासः क्षौमं कुर्यादिति । प्रस्मित्‌ पञ्चे पु शब्दः स्त्रीपु सयोवृ त्त इति गम्यते । अस्ति 
हि तत्र तस्थ निमित्तं पुमान्‌ सद्वितीयः । एवमादि च दुष्ट्वा भगवता पाणिनिना सूत्र 
प्रणीतं, पुमान्‌ स्त्रिया', इति । तस्य विषयः पु शब्द: शिष्यमाणः साधुर्भवति, न स्त्री- 
शब्द इति । तस्मादेकः पुमानादघीत, न द्वाविति ॥२३॥ एकस्येव पुरुषस्य स्त्री- 
सद्वतीयस्याऊधानेडधिकरणम्‌ ॥५॥ rr : 


[याजमानमिति समाख्यातानां पत्नीकत्‌ कत्वाभावाधिकरणम्‌ ।।६।।] 
दझञपुणमासाभ्यां स्वगेकासो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेता इत्येव- 


विवरण प्राप्त एवात्र सहितीय पुमान्‌ - सस्ते ब्राह्मणोऽग्नौनादधीत' वाक्य में स्त्री 


पुरुष सहाधिकार का विधान पुवे (चौथे) भ्रधिकरण में किया है । इसलिये पत्नी के साथ पुमान्‌ 
घान में प्राप्त ही है (द० इसी सुत्र की टुप्टीका, तथा पूना सं० पृष्ठ १३६९ की टि० ३) 
उनका ही 'वसानौ' से ग्रनुकथन किया है | न च वाक्यभेदो भवति--/वसानौ” से दो पुरुषों का 
विधान न होने पर तथा स्त्रीपुरुष के भ्राधान में प्राप्त होने से प्रकृत वाक्य में एक क्षोम का 
ही विधान होने से वाक्यभेद नहीं होगा । शब्दान्तरेण विहितत्वाच्चाघानस्य--वसन्ते ब्राह्मणो- 
ऽग्नीनादघीत इस वचन से ग्राधान के विहित होने से उसका प्रकृत वाक्य विधायक नहीं है। 
विहितत्वाच्च पु सः सद्वितीयस्य-इसी पाद के पूर्व चौथे अधिकरण में दम्पति के सहाधिकार का 
विधान करने से श्ादधीयाताम्‌ द्विवचन से उनका विधान भी नहीं है। $ 


व्याख्या- जो यह कहा कि इस पक्ष में [झ्राघानरूप] स्वार्थे का अत्यन्त त्याग होता 
है। [स्वार्थ का] अत्यन्त त्याग नहीं करेगा-'ग्राघान में वस्त्र को क्षौम करे? ऐसा [ झर्थ 
होगा] । इस पक्ष में [ बसानो] पु ल्लिद्ध शब्द स्त्री पुरुष में वृत्त ( =दतंमान) है ऐसा जाना 
जाता है । वहां उसका निमित्त द्वितीय सहित पुरुष वर्तमान ही है। इसी भ्रकार को देखकर 
भगवान्‌ पाणिनि ने पुमान्‌ स्त्रिया (अष्डा० १।२।६७) सूत्र रचा है । उसका अथं है--] स्त्री 
लिङ्ग मरौर पुल्लिङ्ग शब्दो के प्रयोग में ] पु'ल्लिङ्ग शब्द शेष हुमा साधु होता है, स्त्री शब्द 
साधु नहीँ, होता 1 इसलिये एक पुरुष प्राघान करे, दो न करे ॥२३॥ र ° 


स श 


दमय स्वरगेकामो यजेत ( न्टद्यंपरणंमास यां से स्वर्ग की व्याख्या- दर्शपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत ( =द्शंपुर्णमास यागों से स्वर्ग की 
: है. अष्टा० १।२।६७॥ 2 | 
र. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र० 'स्वगंकामो दशंपौणमासौ, एककाम: 


स्रोत १।१४।५,३। .. ३. द्र०--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । श्राप ह ल्या 


० श्रोत १०२।१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ६, सु० २४ १६३९ 


मादिष्वेतदुकतं स्त्रीपु सयोः सहाधिकार इति । ग्रथेदानीं सं दिह्मते=कि सवं याजमानं 
पतन्या कतेव्यमुत यावदुक्तमाशीन्रेह्मचरयं चेति । कि प्राप्तम्‌ ? स्वं याजमानं पत्त्या 
स्यात्‌ । साऽपि हि यजमाना। तुल्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ सर्व तस्या इति। एवं प्राप्ते 
ब्रूमः | : 
तस्या यावदुक्तमाशी त्रेझचयेमतुल्यत्वात्‌ ॥२४॥ (उ०) 

तस्या यावदुक्तं स्यात्‌ । वचनप्रामाण्यात्‌ । आशीः, ब्रह्मचर्यं च स्यात्‌ । 
कस्मात्‌ ? अतुल्यत्वात्‌ । भ्रतुल्या हि स्त्री पुसा । यजमानः पुमान्‌ विद्वांश्च, पत्नी 
स्त्री चाविद्या च । किमतो यद्येतदतुल्यत्वम्‌ ? एतदतो भवति। क्रत्वर्थषु यानि 
याजमानानि श्रवणानि, तेषुपादेयत्वेन श्रवणाद्‌ विवक्षितं लिङ्गम्‌ । तेन तेषु पत्नी न 
स्यात्‌ । यानि च क्रत्वर्थानि समन्त्रकाणि तेष्वविद्यत्वात्‌ पत्नी न स्यात्‌ । तत्पत्त्या 
अध्ययनस्य प्रयोजकं स्यादिति यद्युच्येत ? तन्न । म्रसत्यपि प्रयोजकत्वे तस्य निवृ त्तिऽ 
भविष्यति । अस्ति हि तस्य पुमान्निर्वतँकः । 


कामना वाला यजन करे), ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की 
कामना वाला यजन करे) इत्यादि में स्त्री और पुरुष का सहाधिकार है यह कहा । अरब सन्देह 
होता है--क्या सम्पूणं यजमान सम्बन्धौ कार्य पत्नी के द्वारा किया जाये यवा जितना कहा है 
झ्राज्ी: और ब्रह्मचयं । क्या प्राप्त होता है ? सम्पूणं याजमान कार्य पत्नी से रिया जाये। वह 
भी यजमाना (=याग करने वाली) है तुल्य होने से । इसलिये सम्पूणं [याजमान कार्य | उस 
का है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
- ` तस्या यावदुक्तमाशीत्र ह्मचयेमतुल्यत्वात्‌ ।'२४।। 

सेत्राथ:-- (तस्याः) पत्नी का (यावदुक्तम्‌) जितना कमं कहा है (आशी: ब्रह्मचयंम्‌ ) 
आशीः और ब्रह्मचयं ही कतंव्य है । (अतुल्यत्वात्‌) स्त्री के पुरुष के तुल्य न होने से । 

व्याख्या--उसका जितना कहा गया है उतना हो [कमं कतंव्य] होवे, वचन के 
प्रामाण्य से | आशी: और ब्रह्मचयं [कतंव्य] होवे । किस हेतु से ? समान होने से । स्त्री 
पुरुष के तुल्य नहीं है । यजमान पुरुष झौर विद्वान्‌ है, पत्ती स्त्री भ्रौर विद्या से रहित है। इससे 
क्या जो यह प्रतुल्यत्व है ? इससे यह होता है । ऋतुविषयक कर्मों में जो याजमान ( --यजसान 
से किये जाने वाले) कमं भुत हैं, उनमें [यजमान के] उपादेयरूप से श्रवण होने से लिङ्क 
विवक्षित है । इसमे उन में पत्नी न होवे। शोर जो कत्वं (=क्रतु प्रयोजन वाले) समन्त्रक 
कर्म हैं उनमें विद्यारहित होने से पत्नी [अधिकृत] न होवे । वह [ ऋत्वथं समन्त्रक कर्म | पत्नी 
के प्ध्ययन का प्रयोजक ( = प्रेरक) होवे, ऐसा यदि कहो तो वहू ठोक नहों है । उसके अयोज- 
कत्व न होने पर भी उस [समन्त्रक क्रत्वथं कमं] की निष्पत्ति हो जावेगी । उस [कम को] 
सिद्ध करने वाला पुरुष है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४० ५८ ,२ .: मोमासा-शाबर-भाष्ये ` ` `' 

- .. यच्च क्रत्वंथ, तदेकेन येत केनंचिसिर्वतेयितव्यम्‌ । तस्मात प्रतिषिंद्धस्य . पत्न्या 
अध्ययनस्य पुनः प्रसवे न:किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । अतस्तदपि पत्ती न कुर्यात्‌ । यास्त्वा- 
शिप्रो, यच्च ब्रह्मचयं, तत्पुरुषं प्रति गुणभूतम्‌ । न तत्राच्यतरेण कृते ` सिध्यति, अन्यः 
तरस्य हि संस्कारो हीयेत । न च तत्रोपादेयत्वेन यजमानस्य श्रवणम । तस्माल्लिङ्ग- 
मप्यविवक्षितम्‌ । अत आशीर हाचयँ चोभयोरपि स्यात्‌ । यच्चाऽऽहुत्योच्यते। यथा-- 
पल्याज्यमवेक्षत' इति । ` तस्मादतुल्यत्वादसमानविधाना पत्नी यजमानेन भवितु- 
महतीति ॥२४॥ 7: `. us 1. ज्या: 


= 
२ च 


21 आ 
3 ¢ 


जो कायं कतु के लिये हैं। वह.किसो एक से सिद्ध किया जा सकता है.। इसलिये पत्नी 


के प्रतिषिद्ध भ्रध्ययन- के पुनः प्रसव (==प्रास्ति) में कोई-प्रमाण,; नहों है ।.. इसलिये उस 
(= जिस किसी से किये जाने वाले सामान्य कम) को. भी. पत्ती न करे। .जो .प्राशीः हैं: गौर 
जो ब्रह्मच, वह पुरुष के प्रति गुणभूत है । उनके किसी एक के द्वारा किपे जाने पर सिद्ध नहीं 
होता है दूसरे का संस्कार छूट जातां है। भ्रौर वहां : (--धाशीः ब्रह्मचयं में) 'उपादेयरूप से 
यजमान का अदण नहीं है इसलिये उस शब्द का लिङ्ग विवक्षित नहीं है । इसलिपे आशीः और 
ब्रह्मच दोनों का होवे । प्रौर जो शब्द के निर्देशपूर्वक कहा है, जसे पत्त्याज्यमवेक्षते (पत्नी 
झाज्य.को देखती है) को भी [पत्नी के द्वारा कतव्य है] ॥ इससे झतुल्य होने से पत्ती. यजमान 
से समान विधान वाली नहीं हो सकती। ` PET Fe ris 

विवरण-प्रविद्यत्वात्‌ पत्नी न स्यात्‌-- “पत्नी के विद्यारहित से” 'जो हेतु दिया है, वह 
चिन्त्य है । आधुनिक नि्णेयसिन्धुकार कमलाकर भट्ट ने. भी. हारीतस्मृति!;का निम्न वचन 
नदिया है cb iE (ला कक 1 वीन een) corres 

हारीतः द्विविधा: स्त्रियों ब्रह्मवादिन्यः सद्योबध्वाइच । ` तत्र ब्रह्मवादिनीनांमग्नीन्थनं 
वेदाध्ययनं स्वगृहे च भेक्याचर्या इति । सद्यो बघूनामुपनयनं कृत्वा विवाहः कायं इति।: .[ निर्णय- 
सिन्धु तृतीय परिच्छेद पुनरुपतयन प्रकरण, दोलतराम. गौडक्कत.  भाषाटीकाः सहित, भाग. १, 
पृष्ठ ५६३, वाराणसी संस्करण, सं. २०२७] ।. , ड 

इसका भाव यह है कि “स्त्रियां दो प्रकार की होती. हैँ-ब्रह्मवादिनी भ्रोर सद्योबधू 
(=जिन का शीघ्र विवाहं हो जाता है) | उनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का अर्तीन्धत (अग्नि में 
समिधा डालना), वेदाष्ययन, भौर स्वगृह में भिक्षाचर्या विहित दै जो सद्यो बघू होती हैं उन 
का उपनयन के परचात्‌. विवाह करना चाहिये ऐसा हारीत का:मतं हैं । | क अ 


| 2 दय, मः बाजुबाद, सा ह म्रयवो- वाऽतुवादः स्यात्‌ । इह. “कननेलेतयाउयमुदवास्प पत्ती- 
मवेक्षयत्यदन्धनेति' कातीयं सूत्रं (का० श्रौ० २७४) द्रष्ठ्यम्‌। ` 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०६ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७ सु० २४ १६११ 


इस विषय में यह भी विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि सद्यो बधुम्रों का भी उप- 
नयन विहित है । भ्राजकल के विद्वान्‌ तो स्त्रियों का उपनयन स्वीकार करते ही नहीं है। 
वस्तुतः उपनयन होता ही वेदाध्ययन के लिये. है । कमलाकर भट्ट... ने इस - हारीत वचन को . 
युगान्तर विषयक कहकर स्त्रियों के वेदाध्ययन आदि का प्रतिषेध किया है । : 


कमलाकर भट्ट ने इसके भ्रनन्तर यम का निम्नवेचन उद्धृत किया है-- 


पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जी बन्घनमिष्यसे । 
अध्यापन च वेदानां सावित्रींवाचन तथा । इति यमोक्तेः । ˆ 


कमलाकर भट्ट ने इस यमस्मृति के वचन का उद्धरण म्रपने 'तद यगान्तरविषयम' लेख 
की पुष्टि के लिये दिया है. क्योंकि इसमें “पुराकल्प' शब्द पठित है । यहां यह विचारणीय है 
कि हारीतस्मृति श्रौर यमस्मृति किस काल की हैं ? इन में प्रमाणरूप में परम्परा से उदघत 
हारीतस्मृति सम्भवतः प्राचीन आषंस्मृति है । सम्प्रति हारीतस्मृति के नाम से जो लघु और 
वृहत्‌ दो स्मृतियां उपलब्ध होती हैं उनमें यह वचन नहीं है । इसी प्रकार यम के नाम से उद्धृत 
वचन भी मनसुखराम मोर (कलकत्ता) के द्वारा छपाये गये स्मृति-सन्दभे संग्रह के चौथे भाग 
में पृष्ठ २०८३-२११८ तक यमस्मृति के जो तीन पाठ छपे हैं उनमें नहीं है । ग्रतः कमलाकर 
भट्ट उद्धृत यमवत्रन भी किसी प्राचीन यमस्मृति का है। 


हारीतस्मृति ग्रौर यमस्मृति के उपयुक्त वचनों से यह तो हस्तामलकवत्‌ स्पष्टं है 
कि किसी काल में स्त्रियों को वेदाध्ययन का भ्रधिकार था, उत्तरकाल में उन्हें उपनयन झौर 
वेदाध्ययन से वञ्चित किया गया । 


ग्ब विचारणीय रहता है मीमांसा सूत्रकार का सुत्र | हमारे विचार में सुत्र, का. तात्पयं 
केवल यावदुक्त कमं ग्राशी: भौर ब्रह्मचये के विधान में है, न कि अन्य के प्रतिषेष में। अतुल्यत्वाद्‌ 
हेतु पत्नी के विद्यारहितत्व की मरोर की भोर संकेत नहीं करता अपितु स्त्री भर पुरुष में जो . 
स्वाभाविक (नैप्रगिक) भेद है उसकी योर संकेत करता है । यथा - केशश्मथु वपते 
नखानि कुन्तते विधियों में 'केशसमश्च? पद में समाहारद्न्द्र होने से जिसमें केश और शमश्च 
दोनों हैं उसी का वपन संस्कार होता है । स्त्री का दाढ़ी मूछ के प्रभाव होने से वपन संस्क।र नहीं 
होता । यतः नख दोनों के हैं, भ्रतः नखनिक्षन्तन संस्कार दोनों के होते हैं । 


गरहा ऐतिहासिक तथ्य की भ्रोर भी ध्यान देना चाहिये । सूत्रकार जेमिनि और याज्ञ- 
वल्क्य समानकालिक है ।* याज्ञवल्क्य का ब्रह्मवादिनी गार्गी से ब्रह्मविषयक शास्त्राथं प्रसिद्ध है || 


१. द्र महाभारत सभांपवं प्र० ४, इलोक ९, १० (कुम्भघोण संस्क०)-- 
चको दाल्म्यः स्थूलशिराः कृष्णहपायनः शुकः । 
सुमन्तुजे सितिः पलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌ ॥ &। 
. तित्तिरिर्याज्तवल्क्यशच ससुतो रोमहषंण: । आदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्र 


: .Digitized By Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


I 
याज्ञवल्क्य की पली मैत्रेयी भी ब्रह्मवादिनी थी । उसी काल में क्षत्रिय कुलप्रसुता ब्रह्मवादिनी 
सुलभा भी थी । ब्रह्मवादिनी सुलभा ने सौलभ ब्राह्मण का प्रवचन किया था (द्र० काशिका 
४।२।६६) । 

इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब सूत्रकार जैमिनि के समय में भनेक साङ्गोपाङ्ग 
ग्रधीतवेद प्रनेक ब्रह्मवादिनियां विद्यमान थीं, तब भगवान्‌ जैमिनि भला पत्नी की अतुल्यता 
*विद्यारहित होना” कंसे स्वीकार कर सकते हैं ? 


तस्मात्‌ प्रतिषिद्धस्य पत्त्या श्रध्ययनस्य--पत्नी अथवा स्त्री के वेदाध्ययन की प्रतिषधक 
उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं होता है।' इसके विपरीत यज्ञ में पत्नी के 
द्वारा मन्त्रवाचन का स्पष्ट विधान मिलता है। आश्वलायन श्रौत १।११ में कहा है- पत्नीं 
वाचयति मेष्यामेवेतां करोति वेदं पत्ये प्रदाय वाचयेद्घोताऽध्वयूरर्वा वेदोऽसि वित्तिरसिः" ""। 
अर्थात्‌ पत्नी को मन्त्र पढ्वाता है उसको मेष्णा(=यज्ञ के योग्य पवित्र) करता है। पत्नी को 
वेद (--झ्राकृतिविशिष्ट निमित्त दभं समुह) देकर होता अथवा ग्रध्वयु चेदोऽसि वित्तिरसि 
मन्त्र पढ्वावे । यत्पत्नी पुरोऽनुवाक्यामन्‌ ब्र्यात्‌'””““” (तै० ब्रा० १।६।५।३) अर्थात्‌ यदि पत्नी 
पुरोऽनुवाक्य (--“मो पूण इन्द्र मन्त्र को पढ़ो--* ) । इन वचनों से स्पष्ट है कि यज्ञ में पत्नी 
मन्त्र पाठ करती है । यदि यह कहा जाये कि वेदाध्ययन के प्रतिषेध सामथ्यं से पत्नी से मन्त्र 
बुलवाया जायगा तो यहू भी चिन्त्य हैं। विना गुरुमुख से वेदाघ्ययन के पत्नी कभी मन्त्र का 
शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती । स्वर वा वणं के ग्रन्यथा उच्चारण से यज्ञ नष्ट हो जाता है-- 
सत्त्रो हीनः स्वरतो ब्रणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह (इलोकात्मिका पाणिनीयशिक्षा) । 
इतना ही नहीं जहां वाचन कमं (=मन्त्र बुलवाने) का उल्लेख हैं वहां वेदपठित व्यक्ति से ही 
बुलवाने का विधान है मूर्ख प्रपठित व्यक्ति से बुलवाने का विधान नहीं हैं। यह निर्णय महषि 
जेमिनि ने मीमांसा ३।८।१ के ज्ञाते च वाचन न ह्यविद्वान्‌ बिहितो$स्ति सूत्र द्वारा दिया है 
(इसका शाबर भाष्य भी देखें) 


` कोरल्या का भ्रग्निहोत्र करना-जब राम अपनी माता से वन जाने को भ्रनुज्ञा प्राप्त 
करने उनके यहां गये । उस समय कौशल्या अग्निहोत्र कर रही थी-- 


१. भट्ट कुमारिल ने यहां पली के अध्ययन के प्रतिषेध में किसी श्रुति को उद्धृत न 

करके प्रतिद्वन्द्वी उत्तर दिया है-'न चान्यथानुपपत्या भ्रष्ययनं तस्याः, न्यथाऽपयुपपद्चमानत्वात्‌ । 

` अत; प्राप्तो$व्ययन प्रतिषेषः । टुप्टीका, यही सुत्र, पृष्ठ १३७५ । इसकी टिप्पणी में लिखा 

है-यतो न्यायादेव सिद्धमनध्ययनं स्त्रिया: (वही पृष्ठ) । कुमारिल ने जो पत्नी के भ्रध्ययन 

भोर उसके प्रतिषेध का निर्देश किया है उसका म्राघार 'तत्पल्याध्य्रयनस्य प्रयोजकं ----. भ्रस्त 
तस्य पुमान्‌ निवतंक:' शाबर भाष्य की पक्तियां हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३, ७ 
डा ४८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai णार त यी है 5) | 


१ ७०५० moses 
“र 


षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे ्रधि०.७ सु० २५ < _ =. ee २४३. 


[ भ्रपञूद्राधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 


ग्ररिनिहोत्रादीनि कर्माण्युदाहरणम्‌ । तेषु संदेहः-कि चतुर्णा वर्णानां तानि 
भवेयुरुतापशूद्राणां त्रथाणां वर्णानामिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


चातुवण्येमविशेषात्‌ ॥२५॥ (पू०) 
CS 5 वत 0000 लि लि लिन 
सा क्षोमवसता हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा । १ 
अग्नि जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कुतमङ्गला ॥ 
प्रविद्य तु तदारामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । 
ददश मातरं तत्र हावयनीं हुताशनम्‌ ॥ रामा० अयोध्या० २०।१४,१५। 
इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण प्रादि में ब्रह्मवादिनी गार्गी सादि का याज्ञवल्क्य जैसे 
ब्रह्मनिष्ठ से शास्त्रार्थ का वर्णन उपलब्ध होता है । दूर जाने की क्या आवश्यकता । शंकराचार्य 
प्रौर मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ में मण्डन मिश्र की पत्नी ने मध्यस्थता की थी । यह शंकैरदिग्विजय 
से स्पष्ट है | यदि मण्डन मिश्र की पत्नी वेदादिसच्छास्त्र पढ़ी हुई न होती तो भला वह मघ्य- 
स्थता केसे कर सकती थी ? 


हमारे मीमांसा शास्त्र के परमगुरु स्व० पुज्य चिन्नस्वामी शास्त्री जी ने भ्रघ्यापन करते 
हुए कहा था कि मेरी माता को सम्पुर्ण तैत्तियीय संहिता कण्ठस्थ थी और बाल्यावस्था में जब 
हम वेदाध्ययन करते हुए कुछ श्रशुद्धोच्चारण करते थे तो वह रसोईघर में बेठे हुए ही हमें 
टोकती थं। प्रौर शुद्धोच्चारण बताती थी । यह पूछने पर कि स्त्री को वेदाध्ययन का निषेध 
होने पर आपकी माता ने संहिता का अध्ययन केसे किया ? इसके उत्तर में कहा कि मेरी माता 
के पिता के यहां छात्र वेदाध्ययन करते थे वहां खेलते कूदते ही उसे सम्पूणं संहिता कण्ठस्थ हो 
गई थी । अन्त में ग्रपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये--यदि कोई स्त्री इस प्रकार वेद कण्ठस्थ 
कर सकती है तो स्त्री को वेदाध्ययन का अधिकार न देना उसके साथ भ्रन्याय करना है। यज्ञ 
कमं में अनेक स्थानों पर पत्नी के द्वारा मन्त्रोच्चारण का विधान है। विना वेद पढ़े पत्नी 
मन्त्रों का उच्चारण कंसे करेगी ? |।२४॥ 


नाथ 
. व्याख्या श्रग्तिहोत्रादि कर्म उदाहरण हैं । उनमें सन्देह होता हे-क्या वे कमे चारों 
चरणों के होवे थवा शूद्रों को छोड़कर तीन वर्णों के ? क्या प्राप्त होता है? . 
चातुवण्येमविदोषात्‌ ॥२५॥ 


सुत्राथं:-- (चातुवेण्यम्‌) चारों वर्णों का अगिनहोत्रादि कर्म है, (प्रविशेषात्‌) विशेष 
वर्ण बिधान के न होने से । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


Digitized bjArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ध . `. > झीमांसा-शाबर-भाष्ये 
चातुवेण्येमधिकृत्य 'यजेत' 'जुहुयाद्‌' इत्येवमादिशब्दमुच्चरति 'वेदः । कुतः ? 
भ्रविशेषात्‌ । न हि कश्चिद्विशिष उपादीयते । -तस्माच्छूद्रो न निवर्तते ।॥२५॥ 
निरदेशाद्वा त्रयाणां स्यादग्न्याथेये ह्यसंबन्धः क्रतुषु, 
ब्राह्मणश्रुंतिरित्यात्रेय! ।२६। (उ०) 
वाशब्द: पक्षं व्यावतेयति । त्रयाणामधिकारः स्यात्‌ । कुतः? अग्न्याधेये 


निर्देशात्‌ । अग्न्याधेये त्रयाणां निदेशो भवति- वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे 
NSE SES 0. 2 र्र 


व्याख्या--चारों वर्णों को श्रधिकृत करके 'यजेत' 'जहुयात्‌' आदि शब्दों को वेद 
उच्चारित करता है। किस हेतु से ? विशेष का कथन न होने से । किसी विशेष [वर्ण] का 
उपादान नहीं किया जाता है । इससे शूत्र [अग्निहोत्रादि कर्मो से] निर्वातत नहीं होता है। 

निर्देशाद्‌ वा त्रयाणां स्याद्‌ अग्न्याधेये ह्यसम्बन्धः ऋत्तुषु 
ब्राह्मणश्ृतिरित्यात्रेयः ॥२६॥ . : | 

सुत्रार्थ:--(वा) “वा” शब्द पूवं उक्त “चारों वर्णो को भ्रग्निहोत्रादि में अधिकार है! की 
निवृत्ति के लिये दै । (अग्न्याधेये) भ्रत्याधान में (त्रयाणाम्‌) तीन वर्णो का (निर्देशात्‌) निर्देश 
होने से. (हि) ही शुद्र का (ग्रसंबन्धः) सम्बन्ध नहीं है (क्रतुषु) यागों में (ब्राह्मणश्र्‌ति:) 
ब्राह्मण.का श्रवण है ऐसा (प्ात्रयः) आत्रेय मुनि मानते हैं । ह. 

विशेष-भन्न्याधेय में तीन के निर्देश की अति व्याख्या :में देखे । 'ब्राह्मणश्र्‌ ति" में 
ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का उपलक्षक है | यागों में ब्राह्मण श्र:ति-पयोव्रतो ब्राह्मणः, 
यवाग्व्रतो राजन्यः, ग्रामिक्षात्रतो वंश्यः (यज्ञ के दिनः ब्राह्मण दूध का भोजन करे, राजन्य 
यवागू का और वेश्य भ्रामिक्षा पनीर का) इसी प्रकार ब्राह्मणादिःविषयक अन्य श्रृतियाँ 
भी हैं। (2 
` पाठमेद- हमने भाष्य में पठित सूत्रपाठ के अनुसार सूत्रार्थ किया है | भाष्यगत सूत्र- 
पाठ ग्रस्पष्ट सा है । सुबोधिनी वृत्ति में 'श्र्न्याघये$सम्बन्धः क्रतुषं ब्रह्मिणश्रुत्ते पाठ है तदनु- 
सार सृत्रार्थ होगा-'भ्ररन्याधान में तीन वर्णी का निदेश होने से ब्राह्मणादि की श्रृति होने से 
यागो में शुद्र का सम्बन्ध नहीं है । कुतृहलवृत्ति में 'अस्न्याधेयेञ्प्यसम्बन्धात्‌' पाठ है--'तीन 
वर्णों का आधान विधायक वाक्य में निर्देश होने से, शूद्र का इस प्रकार का सम्बन्ध न होने से 
यागों में ब्राह्मण ब्राह्मणादि की श्र.ति=भ्रवगम --ज्ञान होता है ।' 

व्याख्या वा शब्द [पूर्व (उक्त | पक्ष को हटाता है । तीन का अधिकार होवे । किस 
हेतु से ? प्न्याधय में निर्देश होने से । भ्रसम्याधेय में तीन का निर्देश होता है-वसन्ते 
ब्राह्मणोअनीनादघीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः (= वसन्त ऋतु. मे. ब्राह्मण श्रग्नियों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGgngotri 
षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७); सु० २७ १६४५ 


राजन्यः, शरदि वैद्य: इति । शूद्रस्याऽघाने शुतिर्नास्तीत्यनग्निः शूद्रोऽसमर्थोऽर्ति- 
होत्रादि निर्वतँ यितुम्‌ । तस्माद्‌ श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्येवमादिषु शुद्रस्यः 
प्रापिका श्रुतिर्नास्ति । ब्राह्मणादीनेवाधिकृत्य सा प्रवतंते। ते हि समर्थाः अग्नि- 
मत्त्वात्‌ । आहवनीयादयो न शूद्रस्य अविधानात्‌, संस्कारशब्दत्वाच्चा$हवनीयादीनाम्‌। 
तस्मादनधिक्ृतो5ग्निहोत्रा दिषु शुद्र इत्यात्रेयो मुनिमेन्यते स्म ॥२६॥ 


निमित्तार्थन बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकार स्यात्‌ ॥२७॥ (पू०) 
यदुक्तमनधिकारः शूद्रस्येति, तन्न। सवं हि अथिनमघिक्कत्य यजेतेत्युच्यते । 


सोऽसति. प्रतिषेधवचनें शुद्रान्न व्यावर्तेत । - यत्त्वसमर्थोऽन्यभावादति । स्यादेवास्या-. 
ग्निरर्थप्राप्तः कामश्रुतिपरिगृहीतत्वात्‌ । - अत्राऽऽह्‌ । नन्वर्न्याघेयचोदना , ब्राह्मणादि- ! 
RE MMS SENSES so 
का झाघान करे ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद्‌ में वश) । शूद्र के थाधान में शुति नहीं है, इससे 
अस्नियो से रहित शूद्र अग्निहोत्रादि करने में ्रसमर्थ है । इससे ग्रिनहो त्र जुहुयात्‌ स्वग- 
कामः (--स्वगे की कामनावाला अग्निहोत्र होम करे) इत्यादि [कर्मों] में शूद्र की प्राप्ति 
करानेवाली श्रुति नहीं है । ब्राह्मण झादि को भ्रधिकृत करके ही वह (तट घरितहोत्रादि विषयक 
शति) प्रवृत्त होती है। वे (= ब्राह्मणादि) ही समय हँ, भ्रर्नियो वाले होने से । इसलिये 
अग्निहोत्रादि में शूद्र अनधिकृत है यह आश्रेय मुनि मानते हैं । 


१ निसित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकार स्यात्‌ ॥२७॥ 


१ है | | 

सुत्रार्थः - घान विधायक वचन (निमित्तार्थेन) ब्राह्मणादि का वसन्त आादि सम्बन्ध 
के निमित्त से श्रत हैं । (तस्मात्‌) इस हेतु से यागों. में ( सर्वाधिकारम्‌) सबं का अधिकार होवे । 
ऐसा (बादरिः) बादरि चायं मानते हैँ। ` . ' 


विशेष - कुतुहलवृत्ति में ‘निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्‌' ऐसा पाठ है । निमित्तार्थन तृतीया 

को चतुथ्येथं में माना है। 1 12216 मु se 
: व्याख्या-- जो यह कहा है कि [याग सें] शूद्र का अधिकार नहीं है, वह ठीक नहीं । 
सभी अरथियो (न= कामानावालों) को धिकृत करके “यजेत ऐसा कहा जाता है। बह [याग 
दचन] प्रतिषेध वचन के न होने पर शूद्र से व्यावृत्त (--पृथक्‌) नहीं होवे । आर जो यह 
कहा कि 'झस्नि का अभाव होने से [शू याग मे] झससथ है जिसको अग्नि पथ से प्राप्त है 
. उसका [याग] होवे, कामथुतियों से यागों के परिगृहीत होने से [सर्थात्‌ कामना कौ सिद्धि के 


०३८३ 
1 


ESS 

१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ० - वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत । '" ग्रीष्मे राजन्य 
ग्रादधीत | ***“**** घरंदि वैश्य प्राव्धीत । ते० ब्रा० १।१।२॥ ४ 

२; मेत्रां० प्रार० ६ा३७। ` ee A 103 न 


क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
संयुक्ता न शुद्रस्येति , उच्यते । निमित्तार्थेन ताः श्रुतयो न प्रापिकाः। कथम्‌ ? 
निमित्तस्वमावा एते शब्दाः । ब्राह्मण श्रादधानो वसन्ते, राजन्यो ग्रीष्मे, वेश्यः शर- 
दीति ब्राह्मणादीनां वसन्तादिभिः संबन्धो गम्यते । तेन वसन्तादिसंवन्धार्था ब्राह्मणादय 
इत्येव गम्यते । तथा चाऽऽदघातिं वाक्येन शूद्राद्‌ व्यावतितो भविष्यति । तस्माद्‌ 
बादरिः सर्वाधिकार शास्त्रं मन्यते स्मेति गम्यते ॥२७॥॥ 


` अपि वाब्न्यायदशनादू यथाश्रुति प्रतीयेत ॥२८॥ (उ०) 


अपि वेति पक्षो व्यावत्यंते। यथाश्षत्येव प्रतीयेत । ब्राह्मणादयो ह्याधाने 
श्रयन्ते | तेन ब्राह्मणादिकतृ कमाधानम्‌ । वसन्तादिश्रवणाच्च वसन्तादिकालकम्‌ । 


तथा चेदं शूद्रवजितानामेवानुक्रमणं भवति । बाहेद्गिरं ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌, 


लिये याग का विधान होने से अग्नि अर्थतः ( =याग के सिध्यर्थं स्वतः) प्राप्त है]। (आक्षेप) 
झरन्याधेय का प्रेरक वचन ब्राह्मणादि से संयुक्त है, शूद्र से संयुक्त नहीं है। (समाधान) वे 
ग्राघान श्रुतियां निमित्तरूप से श्रुत हैं, [ श्ररन्याघात की ] प्रापिका (=विघायिका) नहीं हैं। 
किस हेतु से ? ये शब्द निमित्त स्वभाववाले हैं। राह्मण श्राघान करता हुम्रा वसन्त में करे, 
क्षत्रिय प्रोव्स में, वेश्य शरद्‌ में इससे ब्राह्मणादि का वसन्त झादि के साथ सम्बन्ध जाना जाता 
हे ! इससे वसन्त प्रादि से सम्बन्ध के सिये ब्राह्मण भ्रादि पद हैं, इस प्रकार जाना जाता है । 
ऐसा होने पर आधान क्रिया [ब्राह्मणादि] वाक्य से शूद्रादि से पृथक्‌ नहीं होगी [भर्थात्‌ 
झ्राधान कर्म को शूद्र से हटाया नहीं जा सकता] । इसलिये. बादरि झाचायं शास्त्र ( =याय 
विधान) को सबका अधिकार वाला मानते हैं, ऐसा जाना जाता है ॥२७॥ 
झपि वाध्न्यायंदशनाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत २८ 

सुत्राथः-- (अपि वा) 'अपि' “वा' ये पंद “शुद्र याग के प्रधिकारी है? पक्ष की निवृत्ति 
के लिये हैं। -(अन्याथंदर्शनात्‌) अन्य अर्थ के विधान में प्रवृत्ति वाक्यों में भी ब्राह्मण प्रादि तीन 
वणो कें दशने से (यथाश्रू ति) जैसा आधान भरति में ब्राह्मणादि का ग्राघान कहा है वेसा 
(प्रतीयेत) जाने । भर्थात्‌ शूद्र का ग्राघान विधायक श्रूति में निदेश न होने से उसे याग में 
अधिकार नहीं है । 

. . व्याख्या-“श्रपि वा' पदों से [पूवं उक्त] पक्ष निवृत्त होता हे । यथाश्वति ही जाने । 
ब्राह्मगादि प्राधान में सुने जाते हें । इससे ब्राह्मणादि से किया जाने वाला ग्राबान कमे है और 
स्पा पदि के न के आ यी वाला है । इसी प्रकार यह [ =भ्रागे उक्त कर्मों 
का. भनुकरसण (ना निबश) शूद्र बजितों का हो होता है । बाहंद्गिर ब्राह्मणस्य ब्रह्म साम 
कुर्यातू, पाथु रमं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वेश्यस्प (--बाहँद्गिर ब्रह्म साम ब्राह्मण का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७ सु० २८ १६४७ 


पाथु रञ्मं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वैश्यस्य' इति । शूद्रस्य साम नाऽऽमनम्ति। तथा 
पयो ब्रतं ब्राह्मणस्य, यवाग राजन्यस्य, ओसिक्षा वैश्यस्यर इति । तथा ग्ाधानेऽष्टसु 
प्रकमेषु ब्राह्मणोऽगिनिमादधीत, एकादशसु राजन्यः, द्वावशसु वैश्यः इति । एवमब्रह्मः 
सामकमन्रतकमप्रक्रमकं च शूद्रस्य प्रयुक्तमपि कमं निष्फलं स्यात्‌ । तस्मान्न शूद्रो 
जुहुयात्‌, यजेत वा ॥२८॥ 


करे, पाथु'रदम राजन्य का और रायोबाजीय वंद्य का) । तथा पयोव्रतं ब्राह्मणस्य, यवागू 
राजन्यस्य, ग्रामिक्षा वेश्यस्थ (=यज्ञ में ब्राह्मण का भोज्यपदार्थ दूध है, राजन्य का 
यवागू -- पानी में घुले हुए चावल, और वंश्य का झामिक्षा=पनीर) । तथा श्राघाने5ब्टसु- 
प्रक्रमेषु ब्राह्मणोऽर्निमादधीत, एकादशसु राजन्यः, द्वादशसु वैश्य: (=न्नाह्मण याहं- 
पत्यायतन से प्याठ प्रक्रम = कदम पर ग़ाहवनीयायतन में झरिनि का भ्राधान करे, क्षत्रिय ग्यारह 
प्रक्रम पर आर, वेश्य बारह प्रकम पर) । इस प्रकार ब्रह्मसामरहित ब्रतर हित प्रक्रमरहित शूद्र 
का किया हुआ कर्म भी निष्फल होवे । इसलिये शूद्र न होम करे न याग करे | 


विवरण-बाहद्गिर ब्रह्मसाम व्यूढ, द्वादशाह याग के दशरात्र में पञ्चम दिन क्रिय- 
माण ब्रह्मसाम के लिये कहा है-ब्राह्मण का ब्रह्मसाम बाहँद्‌गिर संज्ञक, क्षत्रिय का पाथु रम 
संज्ञक भौर वेश्य का रायोवाजीय होता है (द्र० ताण्डय ब्राह्मण १३।४।१८) भट्ट कुमारिल ने 
टुप्टीका में लिखा है-बाहंद्गिर साम गवामयन में समाम्नात है, भ्रभीवतं ज्योतिष्टोम में 
पाथु रश्म भ्ररवमेध में । अतः यद्वां भिन्न भिन्न देश में पठित सामों का उदाहरण युक्त नहीं है । 
ताण्ड ब्राह्मण १३।४।१८ में एक ही ऋतु में तीनों वणों के त्रिविध साम का उल्लेख मिलता है 
(क्रम भेद मात्र है) इस स्थिति में भाष्यकारोक्त उदाहरण प्रयुक्त केसे है यह बात विचारणीय 
है । पयोव्रतं ब्राह्मणस्य निरक्त (२१३) में कहा हैं-भोजनमपि व्रतमुच्यते । तदनुसार 
अथे होगा-यागकाल में ब्राह्मण दूध का सेवन करे, क्षत्रिय यवागू ( = पतले पानी में घुले हुए 
चावल) का और वेश्य आमिक्षा =पनीर का। ध्ाधानेऽष्टसुधक्रमेष -भग्न्याधान के समय 
गाहेपत्य और ग्राहवनीय के ध्रन्तराल को इस वाक्य से कहा है। प्रक्रम का परिमाण भ्रापस्तम्ब 
श्रौत के व्याख्याकार रुद्रदत्त ने इस प्रकार लिखा है--'दो पेर या तीन पेर जितना बौधायन के 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--पाथु र्‌रमं राजन्याय साम कुर्यात, बाहँद्गिरं ब्राह्मणाय, 
रायोवाजीय वेश्णय । ता० ब्रा» १३।४।१८॥ 

२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- यवागू राजन्यस्य व्रतं “°` आमिक्षा वेश्यस्थ `° °` पयो- 
ब्राह्मणस्य । ते० सं ° .६।२।५।२-३।। अत्र भाष्ये निदिष्टं वचनं मी० ४।३।८ भाष्येऽप्युदि घयते । 
परं तच म्राकरस्याननिर्देशिकाप्रमादान्न मुद्रिता । 

प्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-्नष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्मणस्थाहवनीयामतनम्‌, एकादसु राजन्य- 
स्य, द्वादशसु वैश्यस्य । आाप० श्रोत ५।४।३। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४५ - मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


निदेशात्‌ तु पक्षे स्याद ॥२९॥ (पू०) ` 


नैतदेवम्‌ । शूद्रस्यारन्यभाव!दनधिकारोऽरिनि होत्रा दिष्विति । अस्ति हि शूद्र 
'स्याऽधानम्‌- य एवं विद्वान्‌ भ्रग्निसाधत्ते' इति शास्त्रं सामान्येन । इदमपि निमित्तार्थं 
भविष्यति । तस्मात्‌ मर्वाधिकारं शास्त्रं भवितुमहुतीति ॥२९॥ : 
मत में १५ भड गुल का माना गया.है। कात्यायन ने १२ प्ड्‌ गुल परिमाण का माना है' 
(द्र० प्राग० औत ५।४।३ व्याख्या) । कात्या० श्रौत ४।९।१७ की व्याख्या में विद्याधर गौड ने 
लिखा है -'गाहंपंत्य खर ( --गाहंपत्य का कुण्ड) के मध्य भाग से पुवे दिशा में द्वादश अङ्ग गुल 
परिमित द प्रक्रम ==पदं पर प्रथवा ११ प्रक्रम पर अथवा द्वादश प्रक्रम पर श्रथवा स्वमति से 
उक्त संख्या से न्यून भी झाहवनीय खर का मध्य भाग करे । [इस प्रकार उक्त प्र कम गाहूंपत्य 
कुण्ड के. मध्य भाग में से ग्राहवनीय कुण्ड . के मध्य भाग का अन्तर जानना चाहिये । | भ्रष्ट 
प्रक्रम पक्ष [गाहंपत्य कुण्ड के.मध्य से झ्ाहवनीय कुण्ड के मध्य तक) में दक्षिणारिन का स्थान 
चेदि के मध्य में राता है । ग्रतः इस. पक्ष में गाहंपत्य कुण्ड के पूर्व. भाग से आहवनीय कुण्ड के 
पश्चिम भाग तक आठ प्रक्रम जानने चाहिये, जिस से दक्षिणार्नि का कुण्ड वेदि से बाहर 
होवे' ॥२८॥. - र ५ ॥ 


निदेशात्‌ तु पक्षे स्यात्‌ ॥२९॥.. | 

सृत्राथ:-- (तु) 'तु! शब्द पूर्व उक्त “शूद्र का अरिनयो के प्रभाव से यज्ञ में अधिकार 
नहीं है' पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (निर्देशात्‌) सामान्य रूप अग्नि के श्राधान का “निर्देश 
होने से शूद्र का आाधान प्राप्त है। ब्राह्मण प्रादि का निर्देश (पक्षे) पक्ष में निमित्तार्थ 
(स्यात्‌) होवे । १ प 

व्याख्या-- ऐसा नहीं है कि शूद्र के प्ररिनि के अभाव से अग्निहोत्र आदि में श्रनधिकार 
है । शूद्र का भी भ्राधान-य एवं विद्वान्‌ भ्रग्तिमाधत्ते (--जो विद्वान्‌ इस प्रकार अग्नि का 
झाघात करता है) सामान्यशास्त्र से प्राप्त है । यह (=वसन्त में ब्राह्मण. आधान करे इत्यादि) 
भी निमित्तार्थ हो जायगा । इससे | श्राधांन ] शास्त्र सर्वाधिकार वाला होने योग्य है । 


` विवरण--इस सूत्र की व्याख्या में कुतूहलवृत्तिकार ने कहा है--'यं एवं विद्वानरिनि- 
साधत्ते वाक्य 'यत्‌' शब्द से युक्त होने से विधायक नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये “यदाग्नेयोऽष्टाकपालो भवति” इत्यादि वाक्य के समान विधायकत्व की उषपत्ति होने 
से । वस्तुतः 'निदेशात्‌' इस का तैत्तिरीय शाखा में भ्ररनय झाषातव्या: ग्रौर वाजसनेय (शुक्ल 
यजुः) में अग्नीन्‌ झादघीत से प्रा घान की उत्पत्ति विधिः है, ऐसा प्रथं जानना चाहिये । ` ` 


१. oer oro ता ब बज प | 6 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ प्म त वि त  ऋसख सास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०७ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७ सू० ३१ १६४९ 


वैशुण्यान्नति चेत्‌ ॥३०॥ (आ०) 

अथ यदुक्तं, अब्रह्मसामकमब्रतकमप्रक्रमकं च शूद्रस्थ कर्मे प्रयुक्तमपि फलं न 

साधयेद्‌ विगुणमिति, तत्परिहतेव्यम्‌॥३०॥ 
न काम्यत्वात्‌ ॥३१॥ (आ० नि०) 

स एष परिहारः । काम्यत्वात्‌ । कामयिष्यते शूद्रः । ग्रभीवर्त नाम ब्रह्मसाम । 
तद्धि अनारभ्य किंचिदाम्नातमविशेषंण । चक्षुनिमित थ्वादध्याद्‌' इति, अनियतत्रक्रमेषु 
शूद्रस्य नियम्यते । व्रतेऽपि-मस्तु शूद्रस्य इति संवन्धदर्श नादध्यवसीयते 1: मस्त्वेव 
शूद्रस्य । तस्माच्चातुवेण्येमधिक्तियेत ॥३ १॥ 


| ` वैगण्यान्नेति चेत्‌ ॥३०॥ 

सुत्रार्थः--ब्रहासाम भादि के न होने से शूद्र का कर्म (ेगुण्यात्‌) निगुण =गुण रहित 
होने से (न) फल का साधक नहीं होगा (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 

व्याख्या -जो यह कहा--ब्रह्मसामरहित, ब्रतरहित भोर प्रकसरहित किया गया भो 
शूद्र का कर्म फल को सिद्ध नहीं करे, क्योंकि वह गुणरहित है ? इसका -परिहार करना 
योग्य है ॥३०॥ त ३ 
न काम्यत्वात्‌ ॥३१॥ १) 

सुत्रार्थः = (न) उक्त दोष नहीं है । (काम्यत्वात्‌) ज्योतिष्टोम के काम्य होने से 
शूद्र भी [स्वगं] की कामना करेगा, | ई 

व्याख्प़ा--यह परिहार (=सभाधान) है । कास्य होने से । शूद्र [ज्योतिष्टोम की] 
कामना करेगा । [उसका] झभीवतं नाम का ब्रह्मसास [ होमा, क्योंकि] वह: किसी विशेष का 
झारस्भ न करके सामान्यरूप से निहित है । चक्षूनिमित ग्रादध्यात्‌ (=परांल से मापे गये 
[द्ांदश् प्रक्रम] स्थान में झाघान करे) से शूद्र के झनियत प्रकस में . नियम किया जाता है। 
ब्रत में भी मस्तु शूद्रस्य" (=मस्तु=शूब् का ब्रत == भोजन . होवे.) -इस सम्बन्ध के. वशेत से 
निश्चित होता है मस्तु ही शूद्र का नत है। इससे चारों वर्ण याग नें, अधिकृत होते हैं।. 

वरण -चक्षतिमित झादध्यात्‌- तै० ब्रा० १।१।४।१ में सामान्यरूप से. द्वादशप्रक्रम 

का ही उल्लेख किया है । उसके भागे ही चक्षुनिमित भ्रादध्यात ववत पढ़ा है। इसका -तात्पये 
है प्रक्रम से न नापकर घांख से ही द्वादशप्रक्रम की संभावना देखकर आधान करे ।- हादश-. 
प्रक्रम अथवा चक्षुनिमित दोनों ही पक्ष सब वर्णो का सामान्यरूप से सुना, जाता है (द्र प्राप० 
श्रौत ५।४।४ की रुद्रदत्त की व्याख्या । मस्तु श.द्रस्य--यहे वचन हमें उपलब्ध-नहीं हुभ्ना । मस्तु ` 


ट vr ब्रा०-१।१।४।१॥ वड २. भनुपलन्धमूलम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6081५0० 


१६४० ` ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
संस्क्रारे च तत्मधानत्वात्‌ ॥३२॥ (आ० नि०) 


ब्रते च विशेषोऽवगम्यते तत्प्राधान्यम्‌ । पुरुषप्राधान्यं हि व्रते । किमतो यत्पुरुष- 
प्रधानता ? एतदतो भवति पुरुषप्रधान: संस्कारो न शक्नोत्यनुपसं ह्वियमाणस्तस्या- 
घिकारं यावतंयितुम्‌ । तत कथमिति ? यजेतेति (हि स्वर्गेकामेऽभिधीयमाने, तत्कामः 
शूद्रो ताभिहित इति कथं गम्यते ? कि हिस यागस्य पुरुषनिवंत्यं न-निवेतेयति । ब्रत- 
मिति चेत्‌ । न । सामर्थ्योपजननाय हि तत्‌ । यस्येवोच्येत तस्येवः तेन विना न 
सामर्थ्यं, नान्यस्य । एवमेवःहब्रतस्या ङ्गभावो, यत्कर्तारं समर्थ करोति। यस्य तु तेन 


शब्द के कई भ्रथं हैं । घृतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ (तै० सं० ६।१।१।४) का 
प्रथं करते हुए सायण ने लिखा ह पक्वं किञ्चित्पक्वे । निइदोषपक्वम्‌ । यहां मस्तु का अर्थ 
थोड़ा पकाया हुआ नवनीत (--मबखन) है भर्थात्‌ जिस में छाछ का अश विद्यमान है | [इसी 
को आज्य भी कहते हैं । प्राज्य का लक्षण है--स्वयं विलोनमाज्यं भवति । गेरमीःसे जो स्वयं 
पिघल जाये वह भ्राज्य कहाता है] । भ्रच्छी प्रकार पक्व जिस में छाछ का भशन रहे वह 
घृतं । सुगन्धित द्रव्य डालकर पकाया हुम्मा निष्पक्व कहाता है 1: लौकिक ` कोशों में ; मस्तु के 
अनेक अर्थ हैं। १--दही का कपड़े में बांधने से जो जल निकलता है उसे मस्तु. कहा है। २-- 
दिगुणित जन डालके मथा हुआ दही | प्रकृत में मस्तु का अथं दधिजल ही. युक्‍त ` प्रतीत 
होता है॥३१॥ isn # 
322 संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ ॥३२॥ . - 

, सूत्रार्थ--(च) भोर (संस्कारे) [पयोव्रत भ्रादि] संस्कार में (तस्प्रंधानत्वात्‌) उसके 
अर्थात्‌ जिस पुरुष के लिये ब्रत का विधान किया है, के प्रधान होने से शुद्र के याग के भ्रधिकार 
को नहीं हटा सकता । 5] 1 £ 1 15 2 

` व्याख्या--ब्रत में विशेष भी जाना जाता है, उसकी प्रधानता से । व्रत में पुरुष का प्राधान्य 
है। इससे क्या जो पुरुष को प्रधानता है ? इससे यह होता है कि पुरुषप्रधान संस्कार [कमं में] 
उपसंहियमांण ( =उपसंगृहीत =सम्बद्ध न होता हुआ) उस( शूद्र) के [याग के] भ्रधिकार 
को हटाने में संमथं नहीं है [अ्र्यात्‌ नहों हटा 'सकता]। वह कँसे? 'यजेत' से स्वर्ग की 
कामनावाले का कथन होने से उस कामंनावाला शूद्र नहीं कहा गया है, यह. कंसे जाना जाता 
है । क्या वहु हैं जो यान को पुरुष से निवंतित"(==सम्पन्न) होने फो. निर्वातत नहीं करता. १८ 
त्त है ऐसा कहो तो; वह नहों है । वह [व्रत पुरुष में] साम्यं उपपन्न करने के लिये ही है 
जिंसका [व्रत] कहा जाता है, उसी का उपब्रत के विना सामथ्यं नहीं होता हैःः अन्य. का त्तहीं 

[अर्यात्‌ जिले ब्राह्माणादि का पय प्रोदि व्रत कहा है उन्हीं का उस व्रत के वित्ञा योग: में. साम्य 
नहों होता, जिसका ब्रत नहों कहा, उसका उसके विना भी साम्यं होता है] । । इसी अकार 

५ निइचय से व्रत का [पुरुष के प्रति] भ्रद्भमाव (= भ्ङ्गता) है, वह कर्ता कोः समे करता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७, सू० ३३ १६५१ 


न प्रयोजनं, स तदनपेक्ष्येव यागमभिनिवेतंयति 1तस्यादंपि न शूद्रवजनम्‌ ॥३२॥ 


एवं न प्रापकाणि श्रवणानोत्युक्तम्‌ । शक्यते तु. वक्तु' प्रापकाणीति । न च. 
सूत्रकारेण तद्‌ व्यपदिष्टम्‌ । नैमित्तिकेष्वपि तेषु सत्सु शक्य एवं शुद्रपयु दासो वक्तु- 


मिति न तदादुतम्‌ । हेत्वन्तरं व्यपदिष्टम्‌ . तिल Pi 
अपि वा वेदनिर्देशाद्‌ अपशुद्राणां प्रतीयेत ॥३३॥ (उ०) 


अपि वेति पक्षव्यावर्तनम्‌ । एवमपि सति नै मित्तिकेऽपि.ब्राह्मणादिश्रवणे . सति 
अ्पशूद्राणामेवाधिकारः । कुतः ? वेदनिर्देशात्‌ । वेदे हि त्रयाणां निर्देशो: भवति । 
चसन्ते ब्राह्मणमुपनीयत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वैश्यम्‌' इति । वेदाभावादसमर्थः शूद्रो 
यष्ट्म्‌ । तस्मान्नाधिक्रियेत ॥३३॥ ' . . , Sree 


जिस पुरुष को उस ब्रत से प्रयोजन नहीं है, वह उसकी अपेक्षा न करके ही. याग को सम्पन्न 
करता है। इस से भी शूद्र का याग में वर्जन (=निवर्तन) नहीँ है ॥३२। _ 

व्याख्या--इस प्रकार [पयोव्रतं ब्राह्मणस्य. इत्यादि] श्रवण [तीन वर्णो को याग के] 
प्रापक नहीं है यह कहा गया । ये अवण (वचन) प्रापक हैं ऐसा कहा जा सकता है। उसे 
सूत्रकार ने नहीं कहा । [उक्त बचनों के] नेमित्तिक होने पर भी शूद्र का [याग से] पयु दासं 
(निरसन--पुृथक्‌ करना) कहा जा सकता है, इस से उसको [सूत्रकार ने] भ्रावृत नहीं किया 
[पर्थात्‌ नहीं कहा । याग से शूद्र के परित्याग सें] अन्य हेतु दिया है-- 

-. ` झपि वा वेदनिर्देशाद्‌ ग्रपशूद्राणां प्रतीयेत ॥३३॥ ` 

सूत्रार्थः-- (अपि वा) “भ्रपि वा' पद पुर्वपक्ष “शुद्र को याग में प्रधिकार है! की निवृत्ति 
के लिये है। (वेदनिर्देशात्‌ ) वेद में तीन वर्णो का ही अधिकार होने से (भ्रपशूद्राणाम) शूद्र 
को छोड़कर याग का भ्र्धिकार (प्रतीयेत) जाना जाये । Re मरोन 

ब्याख्या - अपि वा? से पक्ष की निवृत्ति होती है । इस प्रकार होने पर भो [ ध्रर्थात्‌] 
ब्रह्मणादि के निमित्तरूप से अवण होने पर भी शूद्र को छोड़कर ही [याग में] अधिकार है । 
किस हेतु से ? वेद का निर्देश होने से वेद में तोन का निर्देश होता है-तसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत 
ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेस्यम्‌ (=वसन्त में ब्राह्मण का उपतयत करे, ग्रोष्स सें क्षत्रिय का, 
शरद्‌ में वेश्य का ) । वेद का प्रभाव होने से शूद्र याग करने सें असमर्थ है । इसलिये वह याग 
सें अधिकृत नहीं किया जाता [अर्थात्‌ शूद्र को वेदाध्ययन का विधान न होने से उस का याग सें 
अधिकार नहीं. है]. म) आफ 

विवरण -सुत्रकांर ने वेवनिर्वेश्षात्‌ हेतु. दिया है । ऐसा साक्षात्‌ हेतु कोई नहीं है कि वेद: 
= 


_ १. बो० गृह्म० २।५।६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


गुणार्थित्वान्नेति चेत्‌ ॥३४। (३०) 
गुणेनाध्ययनेनार्थी शूद्रोऽनुपनीतः स्वयमुपेत्याध्येष्यते । तथाऽस्य सामर्थ्यं जनि- 
ष्यत इति।।३४॥ 
संस्कारस्य सदर्थत्वाद्‌ विद्यायां पुरुषश्चतिः ॥३४५॥ (उ०) 
उच्यते । विद्यायामेवेषा पुरुषश्रृतिः । उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । 


सें तीन वर्णो.का ही प्रधिकार है। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (शत० ११।५।७।२) =- वेद पढ़ना 
चाहिये, यह सामान्य विधि हैँ । अतः भाष्यकार ने तीन वर्णों के उपनयन के विधायक वचन 
उदाहृत किये हैं । उपनयन वेदाध्ययन के लिये ही होता है । वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत में ्रात्मने- 
पद “सम्माननोत्संजनाचार्यकरण०' (भ्रष्टा० १।३।३६) से प्राचायंकरण में ही विहित है। 
उपनयन संस्कार वेदाध्ययन के लिये ही होता है ऐसा मनुस्मृति (२।१४०) में कहा है-- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: । सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते । 

इसी दृष्टि से भाष्यकार ने तीन वर्णो के उपनयन विधायक वाक्य उद्धृत किथे हैं। 
सामान्यं विशेषर्वातष्ठते ( =सगमान्य विशेष में ही स्थित होता है) इस न्याय से सामान्प- 
विधि स्वाध्यायोऽध्येतब्यः की परिणति तीन वर्णी के वेदाध्ययन में होती है ।।३३॥ 

गुणाथित्वान्नेति चेत्‌ ।।३४।। 

सत्राय (गुणार्थित्वाउ्‌) गुण =भ्रव्ययन का भ्रथी=चाहनेवाला होने से शुद्र विना 
उपनयन के ही गुरु के पास जाकर पढ़ लेगा । इससे इसका भनधिकार (न) नहीं है (इति 
चेत्‌) ऐमा कहो तो ॥ 

--सुबोधिनी वृत्ति में गुणाथंत्वान्नेति चेत्‌ सूत्र पाठ है और र्थं किया है-- 

(युणार्थत्वात्‌) उपनयन पुरुष-संस्कराराथं है भरतः (न) उक्त दोष नहीं है | कुमारिल ने भी 
टुपूटीका में 'गुणाथस्वान्नेति चेत्‌' ही सुत्र पाठ माना है । 

व्याख्या गुण--ग्रध्ययन से प्रयोजन वाला श द्र उपनयन के विना स्वयं [ग्र के] 


समीप जाकर अध्ययन कर लेगा ।उस से उस का [यज्ञ के लिये] सामथ्यं उत्पन्न हो 
जायेगा ॥३४॥ 


संस्कारस्य तदथत्वाद्‌ विद्यायां पुरुषर्थातिः ।।३५॥ 
सुत्राथं.-- (संस्कारस्य) उपनयन संस्कार के (तदर्थत्वात्‌) विद्याध्ययन के लिये होने 
से (विद्यायाम्‌) विद्या के विषय में ही (पुरुषश्रू ति:) ब्राह्मणम्‌ उपनयेत में पुरुष का .श्रंवण है। 
व्यास्या--कहते हैं । विद्या के विषय में ही यह पुरुष भुति हैं। उपनयन संस्कार के 
तदय(=विद्या के लिये) होने से । विद्या के लिये ही (बालक) उपाध्यायं के समीप लाया जाता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमंपादे अधि० ७, सु० ३७ १६५३ 


विद्यार्थमुपाध्यायस्य समीपमानीयते, जादुष्टाथँ, नापि कट कुड्य रयड प 
दृष्टाथेमेव सैषा विद्यायां पुरुषश्वृतिः । कथमवगम्यते ? चार्थकरः वळ 
कुतः ? ग्रात्मनेपददशेनात्‌ । कथं पुन्नेयतिराचार्यकरण वतेते । वव 
माचायेकरणप्रयुक्‍तम्‌ । वेदाध्यापनेन चाऽऽचारयो भवति' । तस्माद्‌ ने ज्य 
दयः श्रुता: । शूद्रस्य न श्रुतं वेदाध्यनम्‌ । आअतोऽवेदत्वादसमर्थः शूद्रो नाधिक्रियत॑, 


इति ॥३५॥ ै 4 
विद्यानिदिशालेति चेत्‌ ॥३६॥ (३०) 
वे : शूद्र इति। ने :। विद्या- 
इति चेत्पश्यसि, प्रवैद्यत्वादसामर्थ्यादनधिकृतः शूद्र इति । नष दोषः। 
निर्देशात्‌ । विद्यां .निर्देक्ष्यति । ग्रनुक्तामप्यध्येष्यत इति। शक्यते ह्यनुक्‍्तामप्यध्येतुम्‌ | 
तस्माच्चातुवेण्येस्याप्यधिकारः ॥1३६)। | 
अवैद्यत्वाद्‌ अभावः कमंणि स्यात्‌ .. कात यगो क (७) 


LG 
है, अदृष्ठ के लिये नहीं, भौर नहीं चटाई या भींत का कोना बनाने के लिये। दृष्टाय ही ७22 
विद्या में पुरष का श्रवण है । केसे जाना जाता है? णीम्‌ धातु घ्राचायकरण में है । उ 
लिये सम्बन्ध होने से उपनयन आचार्यकरण से प्रयुक्त है [अर्थात्‌ मैं ग्राचायं बनू इसलिये वह 
बालक का उपनयन करता है] । आर वेद के अध्यापन से प्राचायं बनता है । इससे. वेदाध्ययन 
में ब्राह्मणादि शब्द थुत हैं। श.द्र का वेदाध्ययन शुत नहीं है। इससे वेद से रहित होने से 
प्रसमर्थ झद्र यज्ञ में अधिकारी नहीं है॥२५। 
विद्यानिर्देशान्ने ति चेत्‌ ॥३६॥ 
सूत्रार्थः - (विद्यानिदेशात्‌) शूद्र के लिये विद्या का निदेश होने से (न) उक्त. दोष 
नहीं है ऐसा कहो तो। . कबि लट डु 5 प 
- यदि यह समकते हो कि विद्या से रहित ः 
कह र न है। का निर्देश होने से । विद्या का निर्देश करेगा अनुक्त ४ 
[विद्या] का भी अध्ययन करेगा । अनुक्त विद्या का भौ अध्ययन शि जा सकता है । इससे न 
चारों वर्णों का यज्ञ में श्रधिकांर है ॥३६॥ | - EE 
झवेद्यत्वाद्‌ अभाव कसणि स्यात्‌ ।३७।। 
सुन्नाथः-= (अवेद्यत्वात्‌) शुद के विद्यारहित होने सि (कमंणि) कमं में, Un का 
(भावः) भ्रभाव (स्यात्‌) होबे।.. ` जु ही ९ 


१. उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्याययेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते 
' मनु २।१४०॥ -- : ६०३ RET SNE fz 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६५४ £ „ ` ,-मीमांसाशाबर-भाष्ये 


न चैतदस्ति । शूद्रोऽध्येष्यंतः इति । प्रतिषिद्धमस्याध्ययनं ¬ शूद्रेण नाध्येतव्य- 
मिति । अधीयानस्याप्यध्ययनर्फलं न भवतिः 'दोषश्च जायते। श्रतोऽवद्यः ` शूद्रः । 
अंस्याभावः कर्मणीति सिद्धम्‌ । ग्रेथापि वेद्यत्वेन सिध्येत । तथाऽप्यनग्नित्वा दभावः कमणि 
स्यात । ग्रथ कथमनर्नितेति ? प्रागकाणि हि ब्राह्मणादीनामाधाने वाक्यानि। ननु 
य एवं विद्वानग्निमाधत्ते इत्याधानस्य विधायकम्‌ । तत्र, ब्राह्मणो वसन्तेऽरिनमादधीत 
निमित्तार्थानि वचनानीति गम्यते। अत्रोच्यते । ब्राह्मणोऽरिनमादधीत इति शत्या 
विधानं गम्यते । य एवं विद्वानग्निमाधत्ते इति स्तुत्या । तदानुमानिकं प्रत्यक्षश्रुताद्‌ 
दुबेलम्‌ । तस्मात्‌ प्रापकाणि वचनानि । श्रतः शूद्रस्यानघिकारः ॥३७॥। 


तथा चान्याथेदशनम्‌ ॥३८॥ (उ०) `` 


` अन्याथेदर्शनं च भवति। यथा न शाद्रस्याध्ययनमिति। कि लिङ्गं भवति? ` 


विदोष--श्नवंद्यत्वात्‌--'विद्यामधीते वेद वा! जो विद्या को पढ़ता है वा जानता है वह 
वैद्य =विद्वान्‌, उसका अभाव होने से । 
` व्याख्या-यह नहीं है कि शूद्र पढ़ लेगा । इसका ग्रध्पयन प्रतिषिद्ध है-श.द्र को नहीं 
पढ़ना चाहिये । पढे हुए [शूद्र को] भी अध्ययन का फल (--कर्म में भ्रधिकार) नहीं है और 
दोष होता है । इससे श् द्र विद्या से रहित है। इस का कमं में प्रभाव सिद्ध है। और भो विद्या 
वाला होने से प्रधिकार सिद्ध भौ होते तथापि भ्रनरिन( =ध्राहवनोयादि अरितियों से रहित) होने 
से कर्म में प्रभाव होवे । शद्व की प्रग्निरहिंतता कसे है? श्राधान में ब्राह्मणादि के प्रापक 
वाक्य है । (आक्षेप) य एवं विद्वान्‌ ग्रग्निमाधत्ते (=जो इस प्रकार ` विद्वान्‌ अग्नि का 
ग्राधान करता है) यह श्राधान फा : विधायक है। उसमें ब्राह्मणो वसन्तेऽग्निमादधीत 
(= ब्राह्मण बसन्त में भ्ररिन का ग्ाघान करे) इत्यादि निमित्तार्थं वचन हैं, ऐसा जाना जाता 
है। (समाधान) ब्राह्मणोऽरििमादधीत (ब्राह्मण रिति का भ्राधान करे) यह श्रुति से जाना 
जाता है | य एवं विद्वान्‌ भ्ररिनमाघत्ते (इस प्रकार जो ब्राह्मण रिन का आधान करता है) 
वचन से .[ भ्ररन्याघान की] स्तुति से [झग्स्याधान] जाना जाता है| वह (==स्तुति से प्रतीय- 
सान) ग्रानुम।तिक [प्राघान] प्रत्यक्ष भुत भ्राघान से दुर्बल है। इसलिये [वसन्ते ब्राह्मणो- 
$ग्निमादधीत भ्रादि भ्राघान के] प्रापक वचन हैं। ,इसलिये झू का यज्ञ में अधिकार नहीं 
है ॥३७॥ a 
अर तथा च अन्याथेदशनम्‌ ॥३८॥ ` 
सुत्राथ;-- (अन्याथंदशनम्‌) अन्य भ्रथं कहने वाला वचः (च) भी (तथा) उसी प्रकार 
ल विद्वान्‌ न होने से यज्ञ का प्रधिकारी नहीं है, को दर्शाता है । [अन्यार्थवचन भाष्य 


व्याख्या -प्रन्य अर्थ को दर्शाने (= कहने) बाला वचन भो होता है, . जिससे दादर, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अघि० ७ सू० ३८ १६५५. 


पद्य वा एतत्‌ इमश्ञानं यच्छूद्रः । तस्माच्छूब्रसमीषे नाध्येयम' इत्यनध्ययनं शूद्रस्य 
दर्शयति । तस्मादपशूद्राणामधिकारः । नन्वाहंवनीयाद्‌ विनाऽपि यागो वचनप्रामाण्या- 
च्छुद्रस्य विधीयते । उच्यते । नात्र यागसद्भावो विधीयते स्वर्गकामस्य । कि ताहि? 
स्वगफलता विशिष्टस्य यागस्य । तस्मादसंभवः :शूद्रस्या रिनिहो त्रा दिषु ।।३८॥ अपशूद्रा- 
घिकरणम्‌ 11७1 ::! - 


का भ्रध्ययन नहीं है [ऐसा जाना जाता हैं] । क्या लिङ्ग ("उक्त आर्थ को लक्षित करने 
वाला) होता है ? पद्यु वा एतत्‌ इमक्षानं यच्छद्रः । तस्माच्छु द्रसमीपे नाध्येयम्‌ (=पद्य, 
=पँर वाला=चलता फिरता निश्चय से यह इमझान है जो हाद्र है । इसलिये श्र के समीप 
[वेद] नहीं पढ़ना चाहिये) यह शूदर के अध्ययन के झभाव को दर्शाता है। इसलिये शद्रोंको 
छोड़कर शन्यों को याग का ग्रधिकार है । (ग्राक्षेप। आहवनीय के विना भी वचन के प्रामाण्य 
से शूद्र के याग का विधान किया जाता है (समाधान) यहां स्वगे की कामना वाले की याग 
का सद्भाव (= होने) का. विधान नहीं किया जाता है । तो किस क! विधान किया जाता है? 
विशिष्टयाग की स्वगंफलता कही जाती है भर्थात्‌ ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (बचन से 
“उपोतिष्टोम याग स्वर्गफल वाला है” यह कहा जाता है । "व्यक 
विवरण--यह भ्रधिकरण झपशद्राधिकरण के नाम से प्रसिद्ध है। बेदात्तदशन के 
प्रथमाध्याय के तृतीय पाद में भी & वां ग्रधिकरण प्रपश,द्राधिकरण है । यहां इसका प्रयोजन 
है--शुद्र के यज्ञाधिकार का वर्जन, वेदान्तदशेन में प्रयोजन है- ब्रह्मविद्या में शूद्र का झनधिकार 
बताना | इस प्रकार दोनों का प्रयोजन प्रायः समान है । शाङ्करभाष्य . (१।३। अ० &-। ` सुनः 
३८) में लिखा है-'अ्रथास्य वेदमुपश,प्वतस्त्रपुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌ अर्थात्‌ वेद सुनने वाले. 
शुद्र'के कान को गरम--पिघले हुए सीसे भौर लाख से भर देवे, शङ्कराचाये द्वारा उद्घृत 
उक्त वचन गौतम धर्मसुत्र भ्र० १२ सुत्र ४ का है 1 वहां पूरा पाठ. है--ग्रयास्य वेदमुशण्वतस्त्र-, 
पुजतुम्यों ओत्रपरतिपुरणम्‌; उच्चारणे जिल्वोच्छेदो घारणे , शरीरभेदः- ।-इस्‌-का अर्थ हैं--वेद 
सुनने वाले शुद्र के कान पिघले हुए सीसे भ्रौर लाख से भर देवे, वेद.-का उच्चारण करने पर, 
जिह्वा काट दी जाये; वेद को घारण ( --स्मरण) करते!पर शरीर. को काट दिया, जाये । ग्रस्तु | 
इस प्रसङ्ग में दो बातें चिन्तनीय हैं 1:सबसे प्रथम यह. विचारणीय ..है कि उक्त दोनों 
भाष्यकारो ने वर्ण व्यवस्था को गुण कर्म और स्वसाव पर आश्रित न मानकर जन्म पर थाशित 
मानकर सूत्रों की व्याख्या.की है.। दूसरा इन भाष्यकारों के कथन को यदि प्रमाण माना जाये 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । मीमांसाभाष्ये 'यद्यु वा 'एत्तत्‌!:प्राठ : उपलभ्यते:। स. चापपाठ: |. 


वेदात्ततस्य़ :(२।३।३८) शाङ्ग रभाऽये “पयु ह वा , एतत्‌',, इति, शुद्ध पाठो दुइयते । पद्म = 
गतिमत्‌ =>संत्नरिऽणु । इत्यमेव 'नाध्येयम्‌' इत्यस्य स्थातेःनाष्येतव्यम्‌' इति-पठ्यते। . . 


43४ ६० ३४५६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५६ , मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तो इतिहाप से विरोध होता है। भारतीय इतिहास में मनङ्ग श्रादि झनेक ऋषि नीच कुल में 


उत्पन्न होकर भी ऋषि पदवी.को प्राप्तं हुए । यथा-- 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नालभद्‌ भरतर्षभ । 
चण्डालयोनौ जातो हि कथ ब्राह्मण्पमवाप्तबान्‌ ॥ महा० अनु० ३।१९॥। 

इसी प्रकार आधुनिक पुराणों में नीच योनि में उत्पन्न भ्रनेक व्यक्तियों के ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है । इतना ही नहीं, शङ्कराचाये को भी अन्ततोगत्वा इस तथ्य 
को अवरुद्ध कण्ठ से स्वीकार करना पड़ा । वे प्रपशुद्राधिकरण के. अन्त में लिखते हैं-- 

येषां पुनः पुर्वकृत उंस्कारबञ्ञाद्‌ विदुरधर्मव्याधप्रभुतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शाक्यते फलः 
प्राप्तिः प्रतिषेद्धुम्‌, ज्ञानस्यकान्तिकफलवत्त्वात्‌ । 

अर्थात्‌ विदुर और धर्मव्याध प्रादि को पूर्वजन्म के संस्कार से ज्ञान उत्पन्न हुआ था 
उन के फलप्राप्ति का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान ग्रव्यमिचरित फन को उत्पन्न 
करता है। ८ 
घर्मशास्त्रों में भी वण.परिवतूंन-विपयक अनेक वचन उपलब्ध होते हँ । यथा-- 

घर्माचयं या जघन्यो वर्ण: पुवं पुवं वर्णमापद्यते- जातिपरिवृत्तो । 

झघर्माचयया पूर्वो वणो जघन्य जघन्य वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । 

प आप० घमं०२।११।१०,११॥ 

` इसका भाव यह है कि नीचवर्ण भी धर्माचरण से जाति परिवतंन होने पर पुव पूर्व 

उत्तम वर्ण को प्राप्त होता हैं और भ्रघर्माचरण से पृवं उत्तम वर्ण भी जाति परिवतन होने पर 
नीच नीचतर नीचतम वणं को प्राप्त होता है । 

यहाँ जातिपरिवत्तो का अर्थ टीकांकारों ने जन्म परिवर्तन प्र्थात्‌ प्रकृत देह परित्यागा- 
नन्तर अन्य जन्म में किया है । परन्तु जब कोई ब्राह्मण मुसलमान या ईसाई मत ग्रहण कर लेता 


है तो कोई भी उसे इस जन्म में ब्राह्मण मानकर उसके साथ ब्राह्मणवत्‌ व्यवहार ,नहीं करता ।' 
इससे स्पष्ट है कि यहां 'जातिपरिवृत्तौ' का भर्थ जन्मान्तर नहीं है । .जातिशब्र्दः वर्ण का वाचकः 


ही दै । मनुस्मृति २1१६९ में एक ही शरीर में तीन जन्मों का उल्लेख किया दै । यथा 


मातुरग्रेऽधिजननं ˆ द्वितीय॑ मौञ्जीवन्धने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रृंतिचोदनात्‌ ।। 


अर्थात्‌ प्रथम जन्म माता से उत्पन्न होना । मोळ्जीबन्धन होने पर द्वितीय जन्म और 


यज्ञदीक्षा-प्रहण करने पर तीसरा जन्म; होता है । 


मनुस्मृति २१४८ के प्रनुसार मौञ्जीबन्धन के. समय प्राचाय सावित्री गायत्री माता के : 


योग से जिस जाति को उत्पन्न करता हे वह जाति भ्रजरा भ्रमरा होती है। इसी प्रकार सोमयाग 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०८ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ७, सू० ३८ १६५७ 


के समय ब्रह्मादि ऋत्थिक्‌ दीक्षारूपी माता के योग मे जिसको उत्पन्न करते हैं, वह तृतीय . जन्म 
होता है । यह तृतीय जन्म भी भ्रतिमहत्वपूर्ण है। यदि कोई क्षत्रिय और वैश्य सोमयाग में 
दीक्षित होता है तो के लिये दीक्षितोऽयं ब्राह्मण: ( =यह ब्राह्मण दीक्षित हुआ) ऐसा ही निर्देश 
किया जाता है । कात्यायन श्रोत ७४।११-१२ में कहा है-- 


` श्रन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याह्‌ त्रिरुच्चेः । ब्राह्मण इत्येव बैश्यराजन्योरपि अतेः । 
तस्मादपि राजन्यं वा बैद्य वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्‌ । शत० ३।२।१।४०॥ 
इससे स्पष्ट है कि घर्माचरण से नीच वणं भी इसी जन्म में पूवं पुवं वर्ण को प्राप्त होता 
है और श्रधर्माचरण से उत्तम वर्ण भी निम्न वर्ण को प्राप्त होता है। जन्म से सभी मानव 
समान हैं । संस्कार विद्याध्ययन एवं धर्माचरण से उन में भेद होता है । इसीलिये कहा है 


जन्मना जायते छा द्रः संस्काराद द्विज उच्यते । 
वेराध्यासात्‌ ततो विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: । 

्र्थात्‌ जन्म से सभी शुद्र होते हे । उपनयनादि संस्कार से द्विज होता है; वेदाम्यास से 
विप्र बनता है भर ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता दै । 

ग्रथवंवेद में मातृगभं से उत्पन्न शिशु को पशु, कहा है। नवोढा .वघू के प्रति.एक 
ग्रा्ीर्वाद मन्त्र है-—वितिष्ठन्तामातुरस्या उपस्थान्नानाङ्पाः पशवों जायमानाः (१४।२।२५) 

प्राज भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि निम्न वर्ण के बालक संस्कार एवं. विद्यादि प्राप्त करके 
उन्नत. हो जाते हैं और जन्मना ब्राह्मणत्व के ग्रभिमानियों की सन्तान संस्कार भ्रौर विद्यादि की 

प्राप्ति के अभाव में निम्तवणेवत्‌ भ्रनुस्तत ही रहती है । अतः वर्णव्यवस्था जन्म पर नहीं, गुण 

कर्म और स्वभाव पर गाश्रित है । गीता में भी कहा है -- 

चातुर्वण्यं सया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । ४।१३॥ 

यही वैदिक वर्णव्यवस्था की गरिमा है । इस पे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का 
समान अधिकार प्राप्त है। 

वेदाध्ययन --वेद ईश्वरीय ज्ञान है, महाभुतनिःशवसित है | सूष्टि में जितने भी ईरवर- 
रचित पदार्थ हैं वे सब कें लिये समानरूप से कल्याणकारक हैं सूये ग्रौर चन्द्र उच्च से उच्च 
व्यक्ति एवं नीच से नीच पश्वादि प्राणियों, यहाँ तक ्रोषधि वनस्पतियों तक को समानरूप से 
प्रकाशादि प्रदान करते हैं । यदि वेद भी ईश्वरीय है, जेसाकि समस्त बेदिकधर्मानुयायियों का 
विश्वास है.तो वह भी मनुष्यमात्र कें लिये समानरूप से भ्राविभु त हुआ है) यदि कोई मनुष्य 
सूये के प्रकाश को म्रवरुद्ध करके उल्लू के समान अन्धकार में रहना पसन्द करे तो यह उस 
मनुष्य का दोष है न कि सुर्यं का। इसी प्रकार जो व्यक्ति वेदादिशास्त्र-न पढ़े अज्ञान में पड़ा रहे 
तो यह उस व्यक्ति का दोष है न कि वेदादिशास्त्रों का | जब से वर्णव्यवस्था गुण कमं झर स्वभाव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


_______ 1 स लासा 
को छोड़कर जन्म के आधार पर प्रचरित हुई तो अपने को उच्च वणं का मानने वालों ने 
शुद्र को वेदाध्ययन से वञ्चित कर दिया । इस कारण यदि शूद्र उन्नति नहीं कर सके तो यह 
उन लोगों का दोष है, जिन्हेनि भ्रपनी जन्मता उच्चता के अभिमान में शुद्ध को वेदाध्ययन से 
बञ्चित किया | वे इस प्रमानवीय इत्य का दण्ड भुगत रहे हैं भौर आगे भी उन्हें भुगतना 
पड़ेगा । इसी अन्याय के कारण ये निम्न वर्णस्थ ईसाई और मुसलमान हुए रौर उन्होंने 
उच्चवर्णाभिमानियो को पीडित किया ओर करंगे। यदि वेदिक मतावलम्वी अव न चेते तो वह 

` दिन भी ग्रा सकता है, जब इस देश में ही बहुसंख्यक प्रायं (हिन्दू) अल्प संख्या में परिणत हो 
जावें । २४३ 

यजुर्वेद २६।२ का मन्त्र है-- 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्या/ शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय च । 

इस मन्त्र में 'अविदानि' क्रिया का कर्ता वेदज्ञान-प्रदाता परमेश्‍वर है । वह कहता है-- 
जैसे मैं इस कल्याणी वेदवाणी को जनसाधारण के लिये कहता हूं=उपदेश करता हुँ=प्रका- 
शित करता हुं, वैसे ही तुम इस कल्याणी वाणी का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र और अपने वा 
पराये व्यक्तियों के प्रति उपदेश करो । 

इस ग्रध्याय के मन्त्र किसी कर्म विशेष में विनियुक्त नहीं है । श्रतः इनका सामान्यरूप 

से ज्ञात होनेवाला ग्रथं ही मुख्य है। 

इस प्रकार वेद पढ़ने का अधिकार सब को है। इसके विपरीत जिन ग्रन्थों में वर्णव्यव- 
स्था को जन्मना मानकर शुद्र के लिये वेदाध्ययन का निषेध किया है और वेद के श्रवण करने 
पर उसके कान में पिघला हुम्रा गरम सीसा या लाख भरने जैसा भ्रमानवीय कृत्य का उपदेश 
है, वे चाहे किसी ऋषि के नाम से सम्बद्ध क्यों न हों, सब अर्वाचीन ग्रन्थ हैं । इतना ही नहीं, 
मीमांसा के श्रतिप्रावल्याधिकरण (अ० १, पा ३, प्रधि० २, सुत्र २) के अनुसार पूर्व निदिष्ट 
श्रति से इन स्मृतियों का विरोध होने से स्मृतियां अप्रमाण हैं--विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्‌ । 

सूत्रकार जेमिनि झौर व्यास मुनि ने भ्रपने ग्रपशूद्रधिकरणों में शूद्र शब्द से उनका 
निर्देश किया है जो पढ़ाने पर भी न पढ़ सके | जिनके लिये. 'काला अक्षर भेस बराबर” कहा- 
वत उपयुक्त होती है । ऐसे शुद्र वेदाध्ययन के विना यज्ञ कमं के भ्रधिकारी कसे हो सकते हैं ? 

शुद्र का उपनयन तथा वेदाध्ययन--यद्यपि शूद्र वर्णस्थ वालक के उपनयन का साक्षात्‌ 
विधान गृह्यसूत्रो में उपलब्ध नहीं हैं, उपनयन के अभाव में वेदाध्ययन की प्राप्ति भी नहीं है, 
पुनरपि प्रदुष्टकर्मा शूद्रों के उपनयन का वि घान झा,द्राणामदुष्टकमंणामुपनयनम्‌ वचन से विहित 
है । यह वचन प्रापस्तम्ब का है ऐसा निदेश पारस्कर गृह) के व्याख्याता हरिहर और गदाधर ने. 
किया है (द्र पार० गृह्य २।५ की व्याख्या के अन्त में, क्रमशः पृष्ठ २०८,२१४; वेङ्कटेश्वर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये प्रथमेपादे ग्रधि० ८ सु० ३६ १६५६ 


[ रद्रव्यस्याप्यधिकाराधिकरणम्‌ ।।८।। ] 
श्र्निहोत्रादिष्वेव संदेहः । किमद्रव्यस्याधिक्रारो नेति । उच्यते -- 


प्रस मुद्रित संस्करण, सं० १६८६) ।. इस पर हरिहर भौर गदाधर दोनों ने लिखा हे - एसच्च 
रथकारविषयमुपनयनम्‌ । श्रदृष्टकर्मणाम्‌ =मद्यपानरहितानाम्‌ । रथकार शूद्र हे । निवादस्थ- 
पति=निषादों के राजा के यज्ञाधिकार का उल्लेख मीमांसाकार इसी पाद में भ्रागे करगे। 
इस प्रकार जब रथकार ग्रौर निषाद को उपनयन वेदाध्ययन भ्रौर यज्ञ का अधिकार है तो इस 
से भी स्पष्ट हे कि अपशूद्राधिकरण की शवरस्वामी भ्रौर शंकराचाय की व्याख्या ग्राषंमत से 
विपरीत हुँ । 

इतना ही नहीं, दशपूर्णमास में ब्रीहि के श्रवहनन (= कूटने) के लिये ग्रवहननकर्ता को 
“हृविष्कृदेहि' वचन से बुलाया जाता है। इसके विषय में शतपथ १।१।४।१२ में लिखा हे-एहीति 
बराह्मणस्यागह्याद्र वोत वैश्यस्प राजन्यबन्धोइचाधावेतिश व्रस्य । इस वचन में शूद्र यजमान के 
याग में ब्रीहि के भ्रवहनन के लिये 'हविष्क्ढाधाव' से भ्राह्मान का निर्देश हे । इसी प्रकार मी० 
६।१।३१ के भाष्य में “मस्तु श.व्रस्य' वचन से शूद्र का ब्रत मस्तु कहा हे । इन वचनों से भी उप- 
नीत शूद्र को यज्ञ का भ्रधिकार स्पष्ट हे । इस विषय में प्रगले १२ वें रथकाराधिकरण में भी देखें। 

ग्रन्यौं में परिवतंन वा मिलावट--उत्तर काल में प्राचीन प्रा ग्रन्थों के पाठों में यथेच्छ 

परिवर्तन और मिलावट की गई है। इस कारण इन प्राचं।न झाषं ग्रत्यो में पदे पदे विरोध उप- 
लब्ध होता है । हम यद्वां प्रकृत शूद्राणामदुष्टकरमणामुपनयनम्‌ वचन के विषय में ही लिखते हैं। 
हरिहर ग्रौर गदाधर के उद्धरण प्रौर व्याख्या से स्पष्ट हे कि आपस्तम्ब धर्मसुत्र का मूल पाठ 
“शूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌' ही था, परन्तु भ्रापस्तम्ब धर्मेपूत्र १।१।६ में वर्तमान पाठ है— 
. ग्रशूद्राणामदुष्टकर्मणामुपनयनम्‌ । इससे स्पष्ट है कि भापस्तम्ब के सुत्र में £'प्र का उत्तरकाल 
में परिवर्धन करके पाठ बदला गया है। 

यहां यह भी विचारणीय है कि २७वें सूत्र में जिस बादरि झाचायं का 'सर्वाधिकार' मत 
उद्धृत किया है, क्या वह यह नहीं जानता था कि शुद्र को यज्ञ में अधिकार नहीं है ? क्या ऋषियों 
में आपस में विसंवाद--वि रोध होता है? वास्तविकता यह है कि इन में विरोध नहीं है । शूद्र- 
सामान्य की दृष्टि से झात्रेय ने उसका यज्ञ में अधिकार नहीं माना है भ्रौर बादरि ने अदुष्टकमे 
वाले शूद्रों का यज्ञ में अधिकार स्वीकार किया है । यदि इतने से भी सन्तोष न हो तो इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि जैमिनि आचार्य से पुर्ववर्ती बादरि धाशायं शुद्र का यज्ञ में अधिकार 
मानते थे । उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है ॥३८॥ 


—e— | 
व्याख्या --प्रग्तिहोत्र भ्रादि में ही सन्देह है । क्या व्रव्परहित व्यक्ति का [्रिनहोत्रादि 
- सें] अधिकार है वा नहीं ? इस विषय में कहते हैं-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६० - मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


याणां द्रव्यसंपत्नः कमैणो द्रव्यसिद्वित्वात्‌ ॥२९॥ (पू०) 
त्रयाणां द्रव्यसंपन्नोईधिक्रियेत. नाद्रव्य: । कुतः ? न हि शक्नोत्यद्रव्यो द्रव्य- 
संयुक्तं कर्मानुष्ठातुम्‌ । तस्मादद्रव्यस्यानधिकारः ॥३९॥ 
अनित्यत्वाचु नैव स्पादर्थाद्धि द्रव्यसंयोग: ॥४०॥ 
नैवं स्यात, पढुक्तमद्रव्यस्यानधिकार इति । कुतः ? झ्रनित्यन्वात्‌ । अनिः्यो- 
-द्रव्यसंयोगः। न हि कश्चिज्जात्याऽद्रव्य एव पुरुषः । अस्त्युपायो येन द्रव्यवान्‌ 
भवति । यः शक्नोति यष्टु, तस्य यजेतेति वाचको भवति यो न कथंचिदपि शक्नोति 


यागमभिनिवतंयितु, तं नाधिकरोति यजेतेति शब्दः । यस्तु केनचित्‌ प्रकारेण 
शक्तीति, न तं वर्जयित्वा प्रवर्तते -! अर्थाच्च द्रव्यसंयोगो भविष्यति । जीविष्यति 


त्रयाणां द्रव्यसंपन्नः कमंणो द्रव्यसिद्धिस्वात्‌ । ३६ 

सुत्रार्थः (त्रणाणाम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में (द्रव्यसम्ण्न्न: ) द्रव्य = धन से 
सम्पन्न =युक्त ग्रधिङ्कक है । (कमंणः) अग्निहोत्रादि कमं की (द्रव्यसिद्धित्वात्‌) द्रव्य से सिद्धि 
होने से। [सूत्र में 'इंव्यमिद्त्वात्‌' पार्ठन्तर भी हा] 

व्याख्या--तोनों में द्रष्य से सम्पन्न व्यक्ति [अग्निहोत्रादि में] भ्रघिकृत होता है, ब्रव्य- 
रहित नहीं । किस हेतु से ? द्रव्य से रहित पुरष द्रव्य से संयुक्त कर्म का अनुष्ठान नहीं कर 
सकता । इससे द्रव्यरंहित पुरुष को ग्रधिकार नहीं है।॥३६। | 

. झत्ित्यत्वात्‌ तु तवं स्याद्‌ द्र्थाद्धि द्रव्यसंयोगः ॥४०॥ 

. सुत्राथे:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (प्रनित्यत्वात्‌) द्रव्यवत्त्व 
==द्रव्यवान्‌ होने के भ्रनित्य होने से (नेवं स्यात्‌) इस प्रकार नहीं होगा अर्थात्‌ द्रव्यरहित यज्ञ 
का अधिकारी नहीं हे, ऐता नहीं हे । (हि) यतः (द्रव्यसंयोगः) द्रव्य का संयोग (साम- 
र्थ्यात्‌) प्रयतन न्=पुरुषार्थं से सम्भव है । 

व्याख्या-- ऐसा नहीं होगा जो कहा ब्रव्यरहित का अधिकार नहीं है। किस हेतु से ? 
्रनित्य होते से ब्रेब्यसंयोग का प्रभाव (=द्रव्यराहित्य) झनित्य है । नहीं कोई पुरुष जन्म से 
ही द्रब्यरहित है । उपाय है जिससे द्रव्यवान.होता है [ ्र्थात्‌ पुरुषार्थ से द्रवप्रोपार्जन किया जा 
सकता है] । जो पुरुष यज्ञ कर सकता है उसको 'यजेत' कहेगा । जो किसी भो प्रकार याग को 
सिद्ध नहीं कर सकता उस पुरुष को “यजेत' शब्द धिकृत नहीं करेगा । जो पुरुष किसी प्रकार 
यज्ञ. कर सकता है. [चाहे वह घनहीन ही होवे] उसको छोड़ कर 'यजेत' शब्द प्रवृत्त नहीं 
होगा । प्रयोजन से द्रव्य का संयोग होगा । 'जीयेगा विना घन के” यह विरुद्ध है [क्योंकि कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SSRIS FESS याय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and A 
षष्ठऽध्याये प्रथमपादे अघि०. ९, सू० ४१ १६६१ 


विना 'धनेनेत्येतद्‌ विप्रतिषिद्धम्‌ । तदिदमभिधीयते तस्मादर्थादेव रव्यसंयोगः । 
अधिकारोड्द्रव्यस्यापीति ॥॥४०॥ बि £ 


[प्रतिसमाधेयाङ्गवैकल्याधिकाराधिकरणम्‌ ॥९॥] _ 
_अङ्गहीनइच तद्धर्मा ॥४१॥ (उ०) 
अरिनहोत्रादिष्वेवा ङ्गहीनं प्रति संदेह: । किमसावधिक्रियत उत नेति । तत्रा- 


प्यधिकरणातिदेशः । भ्रसमर्थं इति कृत्वा पूर्वः पक्षः। . शक्तेविद्यमानत्वा दित्युत्तरः 
पक्ष: । तदिदमभिधीयते- श्रङ्गहीनश्च तद्धर्मेति । कि धर्मा ? अद्रव्यधमति ॥४१॥ ` 


[अप्रतिसमाधेयाङ्गवैकल्यस्य कर्मानधिकाराधिकरणम्‌॥१०॥] 
यस्य त्वप्रतिसमाधेयमङ्गवेकल्यं तं. प्रति विचारः। किमविक्रियते, नेति ? 


घन के विना जीवित नहीं रह सकता] । इससे [सूत्रकार द्वारा] यह कहा है--यतः प्रयोजन 
से ही द्रव्य का संयोग होता है [अर्थात्‌ यज्ञ करना होगा तो द्रव्या जन करेया] । इसलिये द्रव्य- 
रहित को भी कमं में ्रधिकार है ॥४०॥ 

विवरण - सूत्र में हि' पद हेत्वथं में हे । यतः= यस्मात्‌ कारणात्‌ । 


अङ्गहीनशच तद्वर्म ॥४१॥ 
ुत्रायः -(अङ्गहीनः) किसी अङ्ग से हीन पुरुष भी (तद्धर्मा) उस --प्रद्रष्य = द्रब्य 
रहित पुरुष के घमंवाला होता हे । अर्थात्‌ सामर्थ्यं होने से वह यज्ञ में प्रधिकृत होता हे । 

_ व्याख्या - अग्निहोन्न में भ्र्कहीन के प्रति सन्देह है । क्या यह (=ष्नङ्कहोन) [ कमं में] 
ग्रधिकृत है अथवा नहीं ? इस विषय में भो [पूवं] ग्रधिकरण का झतिदेश है। | भ्रद्धहोन 
कमं करने में] असमर्थ है इस कारण [प्रधिकृत नहीं है| यह पूंव पक्ष है । शक्ति के विद्यमान 
होने से [ भद्भहीन भी अधिकृत है] यह उत्तर पक्ष हैं। इसलिये [सुत्रकार द्वारा] यह कहा 
जाता है- अज्भहीन भी उस घर्मवाला है । किस घसंवाला ? श्र्रव्य ( =द्रव्यर हित) ' घमं- 
वाला । 


हि हं अमा 


व्याख्या--जिस पुरुष का अङ्गवैकल्य (--अङ्गहीनता) भप्रतिसमाधेय (-- समाधान 


१: 'चनेनेत्येतंदनुपपन्नम्‌ । तस्मादर्थाद्‌ द्रब्यसंय्रोगः' पाठा० । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबरभाष्ये 
१६६२ मीमांसा-शाबरःभा 


पूर्वाधिकरणेनाधिक्रियत इति प्रप्ते, ब्रूमः 
उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्‌ ॥४२॥ (सि०) 

क्रियत इति । कुतः ? शक्त्यभावात्‌ । नासो केनचिदपि प्रकारेण शक्नोति 
यष्टम्‌ स यी न गम्यते । ननु यच्छकनोति तत्राधिक्रियत इति, 
चक्षविकलो विनाऽऽज्यावेक्षणेन, विना विष्णुक्रमैः पङ्गुः, विना प्रैषादिश्रवणेन च 
बघिर:। एतान्‌ पदार्थात्‌ प्रति चक्षुविकलादीनामनधिकार इति । नेत्युच्यते । नाऽऽज्या- 
क्षणादि पुरुष प्रति निदिश्यते | यदि हि तं प्रति निदिश्येत ततो विकलोऽप्यघि- 
क्रियेत । । ऋतु प्रत्येषा मुपदेशः, प्रकरणाविशेषात्‌ । पुरुषस्य चाऽऽल्यातेनानमिघाना- 
दिति । उक्तमेतत्‌, विधिर्वा संयोगान्तराद्‌ (मी० ३।४।१४) इत्यत्र । तेश्च विना 
विगुणं कर्म प्रयुक्तमपि न फलं साधयेत्‌ । तस्मात्‌ तस्यानधिकारः ॥४२॥ 


FSS अअ 


योग्य नहीं) है उसके प्रति विचार किया जाता है। क्या [ऐसा पुरुष] याग में भ्रधिकृत है 
अथवा नहीं ? पूर्वाधिकरण न्याय से 'म्धिकृत है' ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 
उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्‌ ॥४२॥ 

सृत्रार्थ:-- (उत्पत्तौ) उत्पत्ति =जन्म के समय ही जो चक्षु आदि भङ्ग से विकल हे 
उसका (नित्यसंयोदात्‌) नित्यसंयोग होने से भर्थात्‌ चिकित्सा झादि से ठीक न होने से ग्रधि- 
कार नहीं हे । 

व्याख्या -  श्रप्रतिसमाधेय भ्रङ्कहीन] कर्म में भ्रधिक्ृत नह हे । किस हेतु से? शक्ति 
न होने से । वह किसी भी प्रकार यज्ञ नहीं कर सकता । इसलिये उसका ग्रधिकार नहीं है ऐसा 
जाना जाता है ! (श्राक्षेप) जो कर सकता है वहां भ्रधिकृत है। झांखों से विकल आज्य के 
झवेक्षण के विना, पड्ग ( =लंगइा) विष्णु-विक्रमण के विना झर बहरा प्रेष ग्रादि के श्रवण 
के विना । इन पदार्थो के प्रति झन्धे आदि व्यक्ति का ग्रनधिकार है। (समाधान) ऐसा नहीं 
है) प्राज्य का प्रवेशण प्रादि कमं पुरुष के प्रति निदिष्ट नहीं हैं । यदि उसके प्रति निदिष्ट होवें 
तो अङ्गहीन भी यज्ञ में भ्रधिक्ृत होवे । कमं के प्रति इन (--ाज्यावेक्षणादि) का उपदेश है, 
प्रकरण के समान होने से, प्रौर . पुरष का थाउप्रात से कथन न होने से। यह विधिर्वा 
संयोगान्तरात्‌ (='नानृतं वदेत्‌' ण्ह सत्यमेव वदेत्‌ का अनुवाद नहीं है, निषेधरूप संयोग 
के होने से) इस सूत्र में कहा है। इससे उन (=्राज्यावेक्षण पादि) के विना विगुण कं 
अनुष्ठान किया हुप्रा भी फल का सिद्ध नहीं करेगा | इसलिये अन्ध अदि का कर्म सें घ्रधिकार 
नहीत. ककण । +५7 

व्रिवरण --एतान्‌ पदार्थान्‌ः"`**"मनधिकारः--इसका तात्पर्यं है, इन कमों को छोड़कर 
झन्ध प्रादि याग कर सकते है । नाज्यादेक्षणांदि पुरषं प्रति निदिव्यते --इस विषय में इसी प्रध्याय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OS तम 53७3 >नीअ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० ११, सू० ४३ १६६२ 


[ दशंपूर्णमासयोस्तर्यार्षयस्येवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


दशंपुणमासयोः श्रूयते- श्रार्षयं बुणीते, एकं वृणीते, हो बणीते, त्रीन्‌ वणोते 
न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीतेः इति। तत्र संदेहः किमत्र्या्ष॑यस्याधिकार उत 
नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? अत्र्यार्षयो5प्यधिक्रियत इति। कृत: ? ग्राषंयं वृणीते इति 


के इसी पाद के १७ वें सूत्र के भाष्य में 'नायमो क्षितुसं स्कारः? निर्दिष्ट प्रकरण (पृष्ठ १६२०-१६२१ ) 
द्रष्टव्य है । विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ (मी० ३।४।१३) में पिद्धान्त किया हैं कि दशंपूर्णणास प्रकरण 
में उक्त नानृतं वदेत्‌ वचन पुरुष के प्रति उक्त सत्यमेव वदेत्‌ का अनुवादक नहीं हैँ । यह दशं- 
पृणंमास में पठित होने से कमं का अङ्ग है | नानृतं वदेत्‌ की क्रिया से पुरुष का अभिषान 
नहीं है, यह उक्त सुत्र के भाष्य में विस्तार से दर्शाया है। उसी. को यहां स्मरण कराया है। 


तस्मात्तस्यानधिकारः--श्रोत याग तीन प्रकार के हैं-नित्य, काम्य और नेमित्तिक। 
नित्परूप से विहित कमं अवश्य ग्रनुष्ठेय होने से उनमें सर्वाङ्गपु्णंता का प्रतिबन्ध नहीं है । 
यदि कारण विशेष से साङ्ग कम करना सम्भव न हो तो कतिपय अज्भों का परित्याग भी किया 
जा सकता है । मी० २।४।२० के ग्रसमर्यानामेकस्मिन्नपि वेदे विहितकृत्स्नमङ्गजातमुपहतु स- 
शक्तिः भाष्य से भी यही व्वनित होता है कि स्वशाखाविहित सम्पूण कर्म को जो करने में 
ग्रशक्त होवे वह कुछ भ्रङ्गों को छोड़कर कमं कर सकता है (द्र० इसी पङ,क्ति पर हमारा 
विवरण पृष्ठ ६१९.) । हम ग्राज भी देखते हैं कि सभी शाखावाले यजमान दशंपुर्णमास म्रादि में 
पुरोडाश के निर्माण के लिये चावल और यव के ब्राटे को प्रयोग करते हैं। ब्रीहि वा यव का 
अवहनन पेषण तुषविमोकादि कर्म यथाविधान कोई नहीं करता । यह नेत्यिक कमं में तो सम्भव 
है, परन्तु साम्प्रतिक याज्ञिक काम्यकर्मो में इन विधियों को यथाशास्त्र नहीं करते । यतः भाष्य 
कार ने यहां विगुणं कमं प्रयुक्तमपि न फलं साधयेत कहा है । इससे अन्ध पडगु आदि का कमं 
में जो ग्रनघिकार कहा है, वह काम्य -कमंविषयक है । नित्यकमं में तो यावत्सामर्थ्यं इन को भी 
भ्रधिकार प्राप्त है । ग्राज्यावेक्षणादि. के प्रभाव में नित्यकर्म का उत्सगं भ्रभीष्ट नहीं है। ऐसा 
न केवल हमारा मन्तव्य है प्रपितु यह कात्यायनश्रौत १।२।१८-२० का भी मत हे द्रष्टव्य इन 
सूत्रों का ककंभाष्य ॥४२॥ 


व्याख्या -- दश्षपूण॑मास में सुता जाता है--आर्षेयं वृणीते, एक वृणीते, द्रौ वृणीते 
त्रीन्‌ वणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते (--धार्षेय का वरण करता है, एक का 
वरण करता है, दो का वरण करता है, तीन:का वरण करता है, चार का वरण नहीं करता, 
पाँच से ्रधिक का वरण नहीं करता)! इसमें सन्देह होता है-क्या जो तीन प्रार्षय वाला नहीं है, 
उसका भ्रधिकार है अथवा नहीं है ? क्या प्राप्त होता है ? तीन प्रार्षय से रहित भी भ्रधिकृत 
१. द्षंपूर्णमासयोः 'भ्राषेयं प्रवृणीते’ एतावानेव पाठो दृश्यते (शत० १।४।२।३ )। 

` झाप० श्रौत सुत्रे प्रवराघ्याये (२४।५।१,६) तु यथानिदिष्ट श्रूयते । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६४ ` . ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
सामान्यवचनम्‌ । तस्मादेकं बरिष्यतिं द्वौ वा। तच्च दर्यति- एकं वृणीते, दो 
बणीते, इति । तथा प्रतिषेधति न चतुरो. वृणीते, न पञ्चातिवृणीते, इति । न 
न ह्यप्राप्तस्य प्रतिषेधो$वकल्पते । तस्मादत्र्याषेयो5प्यधि क्रियेतेत्येंवं प्राप्ते ब्र मः-- 


- . अत्र्यार्यस्य हानं. स्यात्‌ ॥४३॥ (उ०) 


यो न त््याषेयः स नाधित्रियेत। कुंतः ? त्रीन्‌ वृणीते इति विशेषवचनात्‌ । 
विचिच्च भपराप्तत्वात्‌ । ननु एकं वृणोते इत्यपि विशेषवचननमस्ति । नेत्युच्यते । 
विधायिकाया विभक्तेरभावात्‌ । नतु स्तुत्या विधास्यते, यथा- त्रीन्‌ वृणीते इति । 
उच्यते । त्रयाणामेव स्तुंतिः। सा त्रित्वं विघास्पति। एक वृणीते, इत्यवयुत्यानुवादोऽयं 
त्रयाणामेव । तत्रापि त्रित्वमेव स्तूयते विधातुम्‌  एकमेकवाक्येन विधानं भविष्य- 
तीति । न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीत इति नित्यानुवादो भविष्यति । तस्मा- 


है । किस हेतु से ग्राषेयं वृणीते यह सामान्य वचन है । इससे एक वा दो का वरण करेगा | 


इसका निर्देश भी करता है एक वृणीते दवौ वृणीते से । तथा प्रतिषेध करता है-न चतुरो . 


वृणीते, न पञ्चामि वृणीते (चार का वरण नहीं करता, पांच से अधिक का वरण नहीं 
करता ) । पराप्त का प्रतिषेध उपपन्न नहीं होता है । इससे तीन श्राषेंय से रहित भौ अधिकृत 
किया जाता है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- - ; 


` विवरण--प्रार्षेय वुणीते--दर्शपौणंमांस आदि में यजमान अपने गोत्र के भ्रारम्भिक तीन ` 


ऋषियों का उल्लेख करता हे । इसे ही प्रवरवरण.भी कहते हे । इस विषय में मी० भा० 
१।४।१३ का हमारा विवरण (भाग १, पृष्ठ १५८) देखे । 
| झत्याषेयस्य हानं स्यात्‌ ॥४३॥ 
सृत्रार्थ: _ (अव्यापेयस्य) जो तीन भार्षय वाला नहीं हे उसका (हानम्‌) त्याग ->अन- 
घिकार (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या--जो तीन भ्राषेय वाला नहीं है वह भ्रधिकृत नहीं है। किस हेतु से। 'त्रीन्‌ 
वृणीते' इस विशेष वचन से । भ्रप्राप्त होने से विधि है । (श्राक्षेप) 'एकं वृणीते’ यह भी 
विशेषवचन है। (समाधान) [विशेषवचन] नहीं है। विधान करनेवाली. विभंबित के 
'प्रभाव होने से। (प्राक्षी) [एक के वरण की] स्तुति से [विघाधिका विभक्ति न 
होने पर भो] विधान करेगा ।. जेसे 'त्रोन्‌ वृणोते' ऐसा कहा जाता है । 
(समाघान) तीत की हो स्तुति है। वह तीन का विधन करेभी । एकं. वृणोते यह 
समुदाय में से पृथक्‌ करके तोन का ही अनुवाद है । वहां (एक वृणीते द्वो वृणीते 
मे) विधान के लिये त्रित्व की ही स्तुति की जातो है। एक वाक्य से एक ही विधान 
होगा । न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते यह वित्यानुवाद होगा। इसलिये तीन :घार्षप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०९ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे प्रधि० १२, सू० ४४ १६६५ 


त्र्याषयस्याधिकारो, नान्यस्येति ॥४३॥ `. दशंपुणमासयोर्ः्याषयस्येवाघि कारा- 
घिकरणम्‌ 11१ १॥ 


ई 


[रथकाराधिकरणम्‌ ॥१२॥] 


आधाने श्र्यते- वर्षासु रथकार ग्रादधीत' इति । तत्र संदेह--कि/ त्रैवणिका- 
नामन्यतमो रथकारः, ग्राहोस्विदत्रेवणिक इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


वाले का ही भ्रघिकार है, अन्य का नहीं । 

विवरण--विघायिकाया विभक्तेरभावात्‌ --'वृणीते. यह वर्तमान काल को कहने वाला 
है, विधायिका विभक्ति लिङ्ग प्रादि नहीं है । स्तुत्या विधास्यते - 'एक वृणीते’ एक के वरण की 
स्तुति होने से स्तुति भ्रनथंक च होवे, इस कारण वह स्तुति एक के वरण का विधान करेगी । 
त्रयाणामेव स्तुतिः-यहां तीन की ही. स्तुति है, एक दो का अनुवाद है। ग्रवयुत्यानुवावोड्यम्‌ -- 
तीन में से तदन्तगंत एक दो को भ्रलग करके “एक वृणीते” “दो वृणीते' में उसका अनुवाद किया है 1 
प्रथा वैइवानरं द्वादश्ञकपालं निवंपेत पुत्रे जाते का विधान करके श्रागे कहा है-यदष्टाकपालो- 
भवति**९**« 1 - यन्नवकपालोभवति ~°" (आदि वचन पढ़े गये हैं) यहां ढादशकपालान्तगत 
ग्रष्टाकपाल नवकपाल झादि का पृथकरूप से निर्देश भ्रनुवादरूप भ्रथंवादमात्र है (द्र० मी० 
भा० १।४। ग्र» ११ भाग १, पृष्ठ ३२७-३३३)। यदष्टाकपालो भवति आदि पुरे वाक्य भाग १, 
पृष्ठ ३२७ की ठि० ३ में देखें। 

न पञ्चातिवृणीते--पहले वाक्य में चार के वरण का निषेध है भ्रोर न पञ्चाति- 
वृणीते’ में पांच से अधिक के वरण का निषेध है। इससे पाँच प्रापय के वरण की भनुमति 
जानी जाती है । इस प्रकार --व्याषेय ( --त्रिप्रवर) और पञ्चार्षय (पञ्चप्रवरो) का यज्ञ में 
- वरण होता है । कोन से गोत्र त्रिप्रवर वाले हैं मरौर कौन से पांच प्रवर वाले, इनका उल्लेख 
प्रवराघ्याय से जाना जाता है । प्रवराध्याय कुछ श्रौतसूत्रों से बहिः परिशिष्ट€्प से पढ़ा गया 
है । यथा कात्यायनों का प्रवराध्याय परिशिष्ट । कुछ श्रौतसृत्रों में प्रवराध्याय उनके भ्रन्तगेत 
पठित है । यथा आपस्तम्ब झौर बौधायन प्रादि में । आषय-वरण के विषय में संकर्षकाण्ड ३।४। 
१-१२ तक विशेष विचार किया हृ । वह यहां द्रष्टव्य हु । 


बन “र 


SISSY तमा पना मारमा ण पर? निया पालात ल्य 


१. झनुपलब्धमूलम्‌ । सर्वश्रौतसूत्रेषु रथकारस्य वर्षास्वाघानमुच्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_ : ¬ = मीमीसा-शाबर-भोष्यें ` 
' -चनाई रयकारस्याऽऽबानेस्य सवेशेषत्वात्‌ ॥४४।। (३०) 
र्‍्थकारस्यात्रैवणिकस्याऽघानमेतत्‌ । कुतः ? वचनात्‌। वंचनंमिदं इ भन 
वर्षासु रथकार प्रादधीतेति । न हि वचनस्य किचिदलम्यं नाम । सवेशेषइचात्रवणिक 
झाधाने । ब्राह्मणराजन्यविद्यामुकतमाधानम्‌ । परिशेषादत्रेवाणको रथकारः 
-स्यात्‌॥४४॥ . :" ` 7 5+ ह ल ६ 
न्याय्यो वा कर्मसंयोगाच्छूदरस्य प्रतिषिदवरवात्‌ ॥४५॥ (प°) 
वचनाद्‌ रथकारस्याऽधानेऽस्य सवेशेषत्वात्‌ ॥४४। ` 
. तत्राय (वचनात्‌) 'बर्षासु रथकार भादघीत” वचन से (रथकारस्य) रथकार का 
(षाने) अनन्यांघान में अधिकार हुँ । (अस्य) इसके. (सर्वेशेषत्वातू) त्रैवणिको के वसन्त 
' ग्रादि में विधायक वचनों से शेष--बचा हुभा होने से । अर्थात्‌ ब्राह्मणादि चैवाणिको का वसन्त 
1 आदि. में प्राधान कह दिया रथकार का वर्षा में प्राधान उनसे दोष होने से रथकार च्रेवणिक 
GS क | 
` व्याख्या-भनत्रेवणिक (ब्रेवणिकों से भिन्न) रथकार का यह झाधान है । किस हेतु से ? 
बचन से.। यह वचन होता है-वर्षासु रथकार आदघीत । वचन से कुछ भी अलभ्य नही 
, है.। सबसे शेष भ्रत्रवणिक झाधान में भषित है। ब्राह्मण क्षत्रिय आर वैश्य का आधान कहा 
मया है। परिशेष से [यह प्राघान] भ्रत्रवाणिक रथकार का होवे) 
__ विवरण--रथकार की उत्पत्ति याज्ञवल्क्यस्मृति में इस प्रकार कही है -- 
बदयाशूब्रधोस्तु राजन्यान्माहिष्योप्री सुतो स्मृतो । 
३ - ~ बेइ्यात्‌ तु करणः द्रां विज्ञास्वेषविधिः स्मृतः ॥ 
प्त साहिष्येण - करण्यां तु. रथकारः प्रजायते । 
® क - -याज्ञ० स्मृति ग्राचाराध्याय ९३, ९५ 
` 2: :र्थात्‌--क्षत्रिय से क्रमणः वेश्या शोर शूद्रा स्त्री में उत्पन्न;माहिष्य और उग्र नाम के 
`` अपत्य होते हैं । वेदय से विवाहित छूद्रा में उत्पन्न करण नामवाला पत्य होता हे। ` माहिष्य 
से करणी में उत्पन्न रथकार होता हे । 77: | अ 
इस प्रकार रथकार त्रेवणिक से भिन्न हे.। मातूनिमित्त उसमें शुद्रत्व हे । 


__ (त्याय्यो वा कमंसंयोगाच्छत्रस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।४५।। 


` - - ` सुत्रार्थः (वा) वा? शब्द पूवं उक्त “रथकार त्रैर्वाणक नहीं है” इस पक्षं की निवृत्ति 
के लिये है.॥ (न्याय्यः) रथकार न्याय्प=भरमत्पाधान अधिकृत त्रेवणिक.हे । (कर्मसंयोगात्‌) 
 -रथकरणञ्=रयनिर्माण ` के कारण उसकी रथकार संज्ञा है, क्योंकि (शुद्रस्य) शूद्र के ग्राधार्न का 
(रतिषिदत्वात्‌) प्रतिषेध होने सें । | (225 Dn BTR, 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽघ्याये प्रथमपादे भ्रधि०: १२, सू० ४७ १ ६६७ 1 


न्याय्यो वा स्यात्‌ त्रैवणिको रथकारः, रथकमंणा विशेषेणोच्यते । शूद्रो ह्य- 
समथंत्वात्‌ प्रतिषिद्धः । तस्मात्‌ त्रर्वाणको रथकारः स्यात्‌ ॥४५।। _ 


अकमेत्वात्त नेवं स्यात्‌ ॥४६॥,(उ०) 


नास्ति त्रेवणिको रथकारः । प्रतिषिद्धं हि तस्य शिल्पोपजीवित्वम्‌ । अत्रै्वाणक- ` 
त्वस्ति । तस्माद्‌ वचनप्रामाण्यात्‌ 'स ग्रांघास्यति ॥(४६॥ 


आनथेक्यं च संयोगात्‌ ॥४७॥' (उ2) 


¦: ज्ञाह्मणादिष वसन्तादयो नियताः। तान्‌ प्रति: वर्षा : उच्यमाना अअप्यसंबन्धाद्‌- 
आनर्थक्यं प्राप्नुयुः । तस्मादत्रेवणको रथकार इति ॥४७॥ 


व्याख्या - न्याय्य ही होवे त्रैर्वाणक रथकार । रथकमं. विशेषण से :[ज्रेवणिक ही रथ- 
कार] कहा जाता है । शूद्र के संभ होने से झाधानकंमं का प्रतिषेध किया है । “इसलिये 
रथकार त्रेवणिक है। 
`` ' विवरण--रथकर्मणा विशेषेण रयकार शब्द का ग्रथे है--रथं:करोति-5रथ का बनाने 
वांग। ` NT ७४४४ fees] नः स 
` `` गरकर्मकत्वात्‌ तु नैवं स्यात्‌ ॥४६॥' ` 
सुत्रार्थः (तु). “तुः शब्द 'रथकार के. नैर्वाणुकत्व', पक्ष की ..निनत्ति के ल्लिमे है। 
त्रेवणिक के (भ्रकमंकत्वातू), कम करनेवाला अर्थात्‌ शिल्प से. जीविका चलाना न. होने से 
(न एवम्‌) इस प्रकार ==रथ को बनाने वाला त्रैवणिक नहीं (स्यात्‌) होवें । RS 
व्याख्या--रथकार त्रैर्वाणक नहीं हे । उसका झिल्पोपजीवित्व ( = शिल्प से जीवन 
निर्वाह करना) प्रतिषिद्ध हे । भत्रेवर्णिक झर्थात्‌ शूद्र [ शिल्पोपजीवी | हे । इस हेतु से वचन 
प्रामाण्य से वह (च रथकार) प्रग्तियों का आघान करेगा ॥४६॥ _ 
_ झानथेक्यं.च. संयोगात्‌ ।।४७॥ 
सूत्रार्थः -ब्राह्मणादि का. वसन्त; ्रादि, काल, के नियत .होने से उनके. साथ (संयोगात्‌) 
वर्षा ऋतु का संयोग करने से. (आनथंक्यम्‌ ) वर्षासु रथकार प्रादधीत. वचन .की भ्रनथथंकता 
(च) भी होगी। | 
व्याख्या ~ब्राह्मणादि में वसन्त भ्रादि काल नियत है । उन (= ब्राह्मणादि); के प्रति 
वर्षा काल कहा हुझा,भीः संबन्ध न होने ले प्रनथंकता को प्राप्त होगा । : इससे रथकार अन्न- 
वणक है ॥४७॥ ta 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६६८ „=. मीमांसाशाबर-भाष्ये ` 


`¬ गुणार्थेनेति चेत्‌ ॥४८॥ (पू०) 
एवं चेत्पश्यसि, नास्ति त्रैवाणको रथकारः, प्रतिषिद्धस्वाच्छिल्पोपजी वित्व- 
स्येति ! गुणार्थेन करिचिद्‌ भविष्यति रथकारः आपदि जोवनंः चेतस्य वाक्येन तस्येद- 
माघानं विज्ञायते ।।४८॥. , 
उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥४९॥ (३०) . 
उक्तमेतदस्माभिः, न निमित्तार्थान्येतानि अवणानीति। किमतो यदि न 


निमित्तार्थानि ? एतदतो भवति, प्रापकाणीति । प्रापितत्वात्‌ तेषामाधानस्य, पुनः 
प्रोपकमनर्थकम्‌ । तेन यस्याप्राप्तं तस्य भविष्यतीति । ग्रथोच्येत, एतदेकं निमित्तार्थं 


. . गणार्थनेति चेत्‌ ॥४८॥ 

सुत्रार्थः (गुणार्थेन) गौण प्रयोजन से भर्थात्‌: ग्रापत्काल में त्रैवणिक के रथकार = 
जीविका. के लिये रथ बनाने वाला होने से उसका भ्राघान जाना जायेगा (इति चेत्‌) यदि ऐसा 
कहो तो । 

व्याख्या--यदि ऐसा समभतेःहो--त्रेवाणिक रथकार नहीं है, उसका शिल्पोपजीवित्व 
प्रतिषिद्ध हे तो गुणार्थ (=गोग प्रयोजन) से कोई [ त्रेवणिक] रथकार होगा। झापत्काल में 
यह (--रय बनाना) उसका जीवन का साघन होगा ॥ उस ( च्त्रैर्वाणक रथकार) का यह 
आधान जाना जाताहे। , 

विवरण--गुणार्थेन रथकार शब्द का मुख्य अर्थ रथ शिल्प से जीविका करनेवाला 
होने परे मो आपत्काल. में जो कोई त्रैर्वाणक रथ बनाकर जीवन निर्वाह करने वाला होगा 
उसका रथनिर्माण गौण प्रयोजन है ॥४५॥ 


. - उक्तमनिमित्तत्वस्‌ ।। ४९ . 

सुत्राथंः_ (भनिमित्तत्वम्‌ ). “वसन्ते ब्राह्मणोःरिनमादधीत? इत्यादि वाक्यों का निमित्तत्व 
का प्रभाव (उक्तम्‌) कह दिया है । भ्रर्थात्‌ उक्त वाक्यों में ब्राह्मणादि को निमित्त मानकर 

वसन्तादिकाल का विधान है, इस का निराकरण कर चुके हैं। _ 
` ` व्याख्या--हम कह चुके हैं-ये (वसन्ते ब्राह्मणोऽर्निमादधीत' झादि वाक्य) निमित्त 
के लिये भुत नहीं हैं। इससे क्या, यदि ये निभित्ताथं नहीं हैं? इससे यह होता है कि ये वाक्य 
( ब्राह्मणादि के झग्नि के विधायक) हैं। उन ब्राह्मणादि के भ्राघान के प्रापित होने [से “वर्षासु 
रथकार प्रादंधीत' से] पुन; प्राप्त कराना भरनर्थंक हैं। इससे जिसंका [झाषान ] प्राप्त हे उसका 


[विधायक] होगा | यदि यह कहो कि यह ( ='वर्षासुं रथकार आदधीत' ) एक वचन -निमि- 
स्स्स MR डि 


१. 'रथकारो वेतथ्येन । तस्येदमाधानं विज्ञायते’ इत्येवं पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० १२ सू" ५० १६६९ 


भविष्यतीति । नेतदेवमकल्पते । वसन्तादिसंयुक्तं तत्कथमिव वर्षाभिः संवध्येत । अपि 
च--प्रापकपक्ष आधानं विधोयते श्रृत्या.। निमित्तपक्षे पुनवर्षा विघातव्या वाक्येन । 
अतिश्च वाक्याद्‌ बलीयसोति । तस्मादत्रेवणिकस्येदमाधानमिति ॥४९॥ 


सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्पतीयेरन्‌ ॥५०॥. (३०) 


oS 
त्ताथं होया, तो यह इस. प्रकार नहीं हो सकता । वसन्त झादि से सम्बद्ध [ब्राह्मणादि] कंसे वर्षा 
के साथ संबद्ध होवे । घौर भी, प्रापक पक्ष में श्रू ति से[ रथकार के] आधात का विधान किया 
जाता है, निमित्त पक्ष में वाक्य से वर्षा काल का विधान करना होगा | भूति वाक्य से बलव.न्‌ 
होती है । इस हेतु से यहां अत्रेवणक | रथकार ] का झाघान कहा है। 

बिबरण -- उक्तमस्माभिः यह्व विषय भाष्यकार ने ६।१।३७ के भाष्य में कहा है। 
प्रकृत सुत्र की व्याख्या के अन्त में कुतूहलवृत्तिकार ने लिखा है _ 

` भाष्य में वसन्तादि वाक्य ब्राह्मणादिसंयोग के. निमित्ताथं नहीं हैं, किन्तु वसन्त-ब्राह्मण 

विशिष्ट झाधान के उत्पत्तिविधि वाले हैं, यह पहले (६।१।३७) कहा है। इससे रथकार वाक्य 
के भी उसी प्रकरण में पाठ होने से उसमें रथकार-वर्षा-विशिष्ट झाधानोत्पत्तिविधित्व है । यह 
ठीक नहीं है । अपशुद्राधिकरण में निर्देशात्‌ पक्षे स्युः (६।१।२६ भाष्ये 'स्यात्‌' के पाठ;) सूत्र में 
“य एवं विद्वान्‌ अर्तिमाधत्ते इस वाक्य से उत्पन्न. धान में वसन्तादि वाक्यों को गुणविषि 
स्वीकार करके “अपि वा वेद निर्देशाद्‌. अपशूद्रं प्रतीयेत (६।१।३३) इत्यादि सूत्र से वेदा- 
ध्ययन के राहित्यमात्र से शूद्र के अनधिकारी होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से ।” . 

वस्तुत: कृतुहलवृत्तिकार का उक्त लेख युक्तियुक्त है । यदि वसन्तादि वाक्यों को 
तत्तद्‌ गुणविशिष्ट विधिवाक्य माना जाये. तो ब्राह्मणादि के आधान के लिये श्रौतसूत्रो में जो 
कालान्तर का विधान है वह सम्बद्ध नहीं होगा । यथा--वसन्तो ब्राह्मणस्य ग्रीष्मो राजन्यस्य 
हेमन्तो वा शरद्‌ वेश्यस्य वर्षा रथकारस्य। शिशिरः साबर्वागकः (आप० श्रौत यी ३।१ ER )1 
ग्रीष्मे हेमन्ते वा राजन्यः (भार० श्रौत ५।२।२। सत्या० श्रौत, ३२) । अतः य एवं विद्वान्‌ 
झग्निमाधत्तो वचन को अर्त्याधान का. विधायक मानुना,और वसन्ते ब्नाह्मणो$ग्निमादधीत आदि 
को निमित्तार्थ मानना ही युक्तिसंगत है । , & लि पलक 2८५६ 

थ एवं विद्वान्‌ भ्ग्तिसाधत्ते वचन के ग्ररत्याथान -का “विधायक होने पर अत्रैवणिक 
(=शुद्र) का भ्रग्त्याघान से बहिष्कार सम्भव नहीं है । पूर्व पृष्ठ १६५८ पर शना | 
कसंणामुपनयनभ्‌ वचन से सदाचारी शूद्र का उपनयन दर्शाया है । खमततयुन्‌ होते पर २ हे 
भी प्राप्त है। वेदाध्ययन होने पर यज्ञकर्म में अधिकार स्वतः प्राप्त है। : भारद्वाज श्रोतसूत्र 
५।२।९ में चतुर्थ वणे को ग्रर्त्याधान का अधिकार वि.न्ही के मत में स्वीकार वि.या है--विद्यते 


चतुर्थस्य वर्णस्याग्त्याधेयमित्येकम्‌, न विद्यतेऽपरम्‌ ॥४९॥ br 


सौधन्व नास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ 5 प्रतोयेरन Sh । हु “छ टी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६७० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
..नतुसवं एवात्रैवणिको रथकारः। -सौघन्वना इत्येषं जातिवचनः शब्दः । ` 
सौधन्वना नाम जातिरमिधीयते.। हीनास्तु किचित्‌ त्रैवणिकेम्यो जात्यन्तरं, ke तुः 
शूद्राः, न वेश्याः, न क्षत्रियाः । तेषामिदमाधानम्‌ । कथमवगम्यते ? प्रसिद्धेमेन्त्र: 
वर्णाच्च । मन्त्रवर्णो हि भवति-सौधन्वना ऋसव, सुरचक्षसः' इति। ऋभूणां त्वा' 
इति रथकारस्याऽश्वनमन्तरः । तस्मात्‌ सौधन्वना ऋभव इति। ऋभवश्च रथकारः। 
अपि च, नेम तयन्ति ऋभवो यथा. इति ये नेमि नयत्ति ते ऋभव इत्युच्यन्ते । -रथ- 


काराइच नेमि नयन्ति। तस्मादत्रैवणिकानामशुद्राणामेतदा धानमिति ॥५०॥ रथकारा-. 
घिकरणम्‌ ॥१२॥ ४ १ 


ms भा 


सत्रायः--(तु). 'तु' शब्द अवधारण---निइचय भ्रथं में है । रथकार शब्द से (सोधत्वनाः 
स्तु) सौधन्वन ही अभिप्रेत हैं (हीनत्वात्‌). उनके त्रैवणिकों से हीनः होने से। (मन्त्रर्णात्‌) 
मन्त्र के निर्देश से भी. सौधन्वन रंथकार (प्रतीयेरन्‌) जाने 'जायें । [मन्त्रनिदश भाष्य में ` 
व्याख्या-सुब ही भन्नेर्वाणक रथकार नहँ ह! ; सौघन्वन यहे जातिंवाची शब्द है।. 
सौधन्वन नाम की जाति. [ रथकार शब्द से] कही, जाती है। ये त्रेर्वाणको से कुछ हीन जात्य- 
न्तर हैं, नः ये शूद्र है, प्लौर न वेशय पोर न क्षत्रिय | उनका यह धान है । कंसे जाना जाताः 
है? प्रसिद्धि ते. सोर भनतरवर्णन से । मन्त्र वर्णन होता है- सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः ` 
( =सोषन्दन ऋमु बुद्धिमान) । ऋभूणां तवा यह रयकार के भाधान का मन्त्र है। ऋभु 
रथकार हैं। प्रौर भी, नेमि नयन्ति ऋभवो यथा से जो नेमि को गतियुक्त बनाते हैं वे ऋभु . 


कहाते हैं । रथकार ही नेमि को गतियुक्त बनाते हैं । इससे त्रेवणिको से भिन्न श्रौर शूद्रं से . 


निन्ञ का यह झाघान है। .. | SR { 
विवरण--सोयन्वना इत्येष जातिवचनः शब्दः--मनुस्मृति १०।२३ में व्रात्य (=जिस 
का समय पर उपनयने नहीं हुआ है, उस) वैश्य से सवर्णा' स्त्री में उत्पन्न सुधस्वाचायं होता 
है--ब्ात्यात्त जायसे वैश्यात्‌ सुषन्वाचायं एव च । हीनस्तु किञ्चित्‌ त्रेवणिकेन्य:- इस हीनता 
का कारण वैश्य का ब्रात्य होना है । सुधन्वा के पुत्र ऋभु विस्वा वाज़ः सौधन्वन .कहाते हैं। 
Ce A TS TSS TEN 
१. ऋ० १११०।४॥. ल ३ "ग णच) 
२. तै० ब्रा० १।१।४।८॥। भाष्ये 'ऋभूणात्विति' इत्यपपाठः। | 
३. ऋभूणां त्वा देवाना. ब्रतपते ब्रतेनादघानीति रथकारस्य ॥ तै० ब्रा० १| श्चा 
झाप० श्रोत ५।११।७।॥। क सि sR 37971 
४. अनुपलन्धुमूलम्‌ । कृतुहलवृत्तौ तु 'तं . नेमिमुभवो ` यथा$नमस्व' (ऋ०'८॥७श४५॥ 
तै० सं० २६१११) इतिमंन्त्रपाठ उद्घुतः। `. ` ` › 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क तक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अधि० १२, सू" ५० १६७१ 


माघ्व सम्प्रदाय के आचायं जयतीथ नें ऋ० १।२।१।४(= मं० १ सू० २०.मं० ४) के भाष्य में 
- लिखा है--ऋभूविभ्वां वाज इति सुधन्वन आज्चिरसस्य त्रयः पुत्रा रथकारा बभूवुः (पृष्ठ ४६)। 
* रथकार को उत्पत्ति में जो पूर्व पृष्ठ १६६६ पर याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रमाण दिया है उसके 
विषय में कृतूहलवृत्तिकार ने लिखा है--'वैश्या में क्षत्रिय से उत्पन्न माहिष्य क्षेत्र से बीज की 
उत्पकषंता से माहिष्य 'वैदय से अधिक है । वैश्य से शूद्रा में उत्पन्ना स्त्री करिणी कहाती है। वह 
भी बीज की उत्कर्षता से-शूद्र से. अधिक है । इस प्रकार बीज की उत्कर्षंता से वेश्य अधिक 
माहिष्य द्वारा शुद्र से अधिक करिणी में उत्पन्न रथकारः वैश्य की अपेक्षां हीन नहीं है। अत 
रथकार के आधान का वैद्य के अनन्तर उल्लेख होने से और श्रुतिबल से आधान प्रकरण में 
रथकार शब्द से सौधन्वनों का ही ग्रहण है । यह मनुस्मृति के झनुसार वैश्य से कुछ हीन हैँ । 
` झव भाष्यकार द्वारा उद्धृत मन्त्रों पर विचार :किया जाता है। सोधन्वना ऋभव 
सुरचक्षसः। यह मन्त्र ऋ० मं० १ सू० ११० का ४ था है। सूक्त ११० तथा १११ का देवता 
घऋहभवः' है । उत्तर सक्त १११ 'तक्ष? क्रिया का बहुधा उल्लेख हैं । प्रथम मन्त्र में तक्षन्‌ रथ 
सुबृतं बिद्मनापसः में रथ बनाने का भी उल्लेख है । यहां विचारणीय यह है कि मन्त्र में वणित 
सौधन्वन ऋभु मनुस्मृत्योक्त संकरवणंवाले हैं ? और इनकी ही महिमा का वर्णन वेद में किया 
गया है? निघण्टु के पञ्चमाध्याय के पञ्चम खण्ड में ऋभवः देवता पठित है । पञ्चम अध्याय 
के चतुर्थ और पञ्चम खण्ड में अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं का पाठ है । प्रत: यह स्पष्ट हो जाता 
है कि.वेद का सोधन्वन ऋभु देवता भूलोकस्थ वर्णसंकर जाति के नहीं हैँ । ऋभु सुधन्वा का पुत्र 
है । सुधन्वा अङ्गिरा का पुत्र आङ्गिरस है। निघण्टु के : पञ्चमाध्याय. के पञ्चम्‌ खण्ड में 
` ` अन्तरिक्षस्थानीय ऋभु के अनन्तर भ्रक्धिरसः पद पढ़ा है। यह ग्राङ्गिरस का बहुवचन का: रूप 
है । इस प्रकार आङ्गिरस पिता (= जनक) और कमु: पुत्र (=जन्य) दोनों अन्तरिक्षस्थानीय 
देव हैं । अन्त रिक्षस्थानीय प्रधान देव इनदर = विद्युत्‌ है । अन्य देवता नाम उसी के गौणिक ( 5-गुण्‌ 
निमित्तक) तथा कामिक (= कमं निमित्तक) है । निख्क्तकार ने ऋभव का निर्वचन दिया 
` है--उरु भान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन भवन्तीति वा (निरक्त ११।१६) । ऋमु उरु 
विस्तृत (== विस्तार सेर दुर तक) प्रकाशित' होते है, क्रत:--मेघस्थ जल से प्रकाशित होते 
, है, क्रतन- मेघस्थ जल के साथ झाविभू त होते है । शबरस्वामी ने प्रकत में जो मन्त्र उद्धृत 
किया है उसका पूरा पाठ इस प्रकार है-- & 
विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाधतो मर्तासः सन्तो, झंमृतत्वमानशु: । ' 
= 'सौधन्वना ऋभव सूरचक्षसः संवत्सरे .समपृच्यन्त घोतिभिः ॥ ` 
* इस मन्त्र के. निरुक्तकार द्वारा प्रदर्शित अथा की.स्कन्द स्वामी ने निरुक्त टीका में जो 
` व्याख्या की है, उसका भाषाथ इस प्रकार है-- 
“ व्याप्त करके कर्मों को शीघ्रता से जल के वहन करते वाले, मरणध्मा=शीघ्र 


७. ६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७२ मीमांसा-शाबंर- भाष्ये 

विनाश को प्राप्त होले वाले होते हुए भी अमृतत्व =ञ्रविनासित्व को शीघ्र प्राप्त हुए, सौधन्वन 

चन्व अन्तरिक्ष सुधन्व शोभन अन्तरिक्ष में होने वोले ऋभु विद्युत्‌ सम्बन्धी ज्योतिविशेष सूयं 

के समान दर्शन”” प्रकाशक, संवत्सर पूर्ण होने पर पुनः सम्बद्ध होते हैं अपने उदक-वषणरूप कर्मों 

8 विद्युत्‌ प्रकाशित होते ही लुप्त हो जाती है अतः वह मतं है । यतः वह प्रतिवर्षा काल 
में उदक-वर्षण कमे से युक्त देखी जातो है इससे वह प्रवाह से अमृत “-नाशरहित है। 

३ ऋभु का निर्देश वेद में प्रायः बहुवचन से हुआ है । यह बहुवचनत्व उसके भ्राता विम्वा 

` और वाज के योग से है। विभ्वा का ग्रथ है विभु और वाज का अर्थ है बल। इस प्रकार 

` विद्युत्‌ में वर्तमान प्रकाश अंश ऋमुं है, व्यापनशील भ्रंश विस्वा श्रौर बलरूप मे है 
तीनों का एक साथ निर्देश ऋभवः वहुवचन'से होता है और पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रंशो का एक 
बचन से । , {7 

यज्ञकर्म की दृष्टि से जब सौधन्वन रथकारों को श्रग्न्याधान का अधिकार दिया गया 
तब मन्त्रों का प्रकृत प्रथोजनोपयोगी अति स्थूल अर्थ किया गया | इसी दृष्टि से जैमिनि ने भी 
सस्त्रवर्णात पद का प्रयोग किया है और इसी दृष्टि से ऋभूणां स्वा मन्त्र को रथकार के 
आघान में विनियुक्त किया । नेमि नयन्ति ऋभवो यथा यह भाष्यकार उद्धूत पाठ हमें उपर 
लब्ध नहीं हुआ । अ क 

रथकारत्रैर्वाणकान्तर्गत आपस्तम्ब श्रौतसूत्रकार रथकार को त्रैवणिकान्तर्गंत मानता 
हे तरयाणां वर्णानामेतत्‌ कम कुं स्तेषामयं पक्ष” (५।२।१६) । इस पर रुद्रदत्त ने लिखा 
हे--त्रिषु वर्णव्वन्तभू'ता एव स्ववृतिकशिता ये रथं कुर्वन्ति तेषामयमाधानकालः' अर्थात्‌ 

श्रैवाणकों के अन्तर्गत ही जो स्ववृत्ति से क्षीण हुए रथ-निर्माण कार्य करते हैं, उनका यह 
` आधानकाल है । यह पक्ष मीमांसा के विरुद्ध है, यह स्पष्टं है । 

'अन्य विचारणीय विषय--याज्ञिक सम्प्रदाय के अनेक आचायं रथकार के शूद्र होने से 
उसका. अग्न्याधान मात्र में अधिकार मानते हैं । यथा रथकारस्याधाने [अधिकार इति शेषः] 
(कात्या० श्रौत १।१।९) । यहां यह विवारणीय है कि अग्न्याधान का प्रयोजन अग्निहोत्रादि 
श्रौतकमों के करने में सामर्थ्यं उत्पन्न करना मात्र है | यह शास्त्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र कमं होते 
हुए भी तब तक निरर्थक ही रहता ह जब तक श्राहित झर्तियों में अग्निहोत्रादि न ' होवें । 
अ्रग्न्याधान का कोई स्वतन्त्र फल भी नहीं है, जिससे इसको फलवत्ता स्वीकार की जाये, 
प्रस्याधान की पूर्णाहुति. का णो फल कहा है -पूर्णाहत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति [तै० ब्रा० 

. ३।५।४] यह पूर्णाहुति जुहोति विवि का शेष ग्रथ वाद. मात्र है। अर्थावाद का स्वाथ में 
प्रामाण्य नहीं है, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है। और यदि इसे.फलविधि मानें तब भी सवंत्व- 
माबिकारिकम्‌ (मो० १।२।१६) के अनुसार सर्वव स्वाधिकार क्षेत्र का ही भ्रमिप्रेत है । 
तदनुसार पूर्णाहुति से प्रग्तियों की प्रतिष्ठा हो जाने पर यजमान जिस जिस यज्ञ को करना चाहेगा 
उस उसको कर सकता है, इतना ही तात्पर्य है (द्र० मी० १२।१६ की हमारी व्याख्या) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RUM षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अरधि १३, सू० ५१ १६७३ 


न [ निषादस्थपत्यधिकरणम्‌ ॥१३॥] . 
वास्तुमय' रोद्रं चरु निर्वपेत्‌, यस्य" रुद्र: प्रजाः शमयेद* ष्टि १ | 
र्‌ * प्रजाः » इत्येतामिष्टि य 
च्यते--एतया निषादस्थर्पात याजयेद्‌* इति । निषादस्थपति प्रति संदेश । | 
कैतानामन्यतम उतान्य एवेति. ?: अन्यतम इति ब्रमः। स हि समर्थः). विद्वत्त्वादग्नि 
मत्त्वाच्च । भ्रन्यो$विद्दत्त्वादनग्नित्वादसम्थ इति । . 


इस इस दृष्टि से रवकार का आधानमत कूले मे ही पर प उज ज से रथकार का आधानमात्र करने में ही. अधिकार माना जाये तो उत्तर श्रौतकर्मों 
में उसका अधिकार न होने से धानक भी अनर्थक ही होगा । जैसे उपनयन से वेदाध्ययन 
का अधिकार प्राप्त होता है उसी प्रकार रथकार को आधान में अधिकृत, मानने से उत्तरकर्मों 
में उसका अधिकार स्वतः सिद्ध है । कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कर्कोचाये ने' 'रथकार- 
स्थाधाने” इत्यादि (१।१।६-१०) सृत्रों की परा व्याख्या में रथकार को शूद्र मानते हुए भी 
आधान में प्रदत्त ्रधिकार के ग्रांधार पर उसका उत्तर श्रौतकर्मों में भ्रधिकार सिद्ध किया है | 
हमारा अनुरोध है कि कर्काचायं की ग्रपरा व्याख्या को अवश्य देखें ॥५०॥ 


भाष्यकार ने ऋग्वेद के मन्त्र के प्रमाण से सौधन्वन ; नदि 
आधान का भ्रधिकार माना है । भाष्यकार के मत में सौधन्वन ue bs 
हँ, यदि वेद में पठित सौधन्वन से सुधन्वाचार्य के पुन्नों का ही ग्रहण होवे तो, वेद में अनित्य 
इतिहास मानना पड़ेगा । और तदनुसार वैदिक सुधन्त्रा जो गअ्रङ्गिरा ऋषि का पुत्र है उस के 
पुत्रों सौधन्वनों को ब्राह्मण मानना होगा । इस भ्रवस्था में प्रकत अधिकरण में क्रिया गया 
विचार स्पष्टरूप में भ्रसंगत हो जायेगा. । तः यहां मन्त्र का प्रमाण देना उचित नहीं है । 
व्याख्या--'वास्तुमयं रोद्रं चरुं निवपेत्‌, यस्य सुद: प्रजा: शमयेत्‌” (--वास्तुमय 
=बथुए के बीजों का रत्र देवताक चरु का निर्वाप करे,जिस का रु; प्रजाओों को नष्ट कर देवे)। 
इस इष्टि-का आरम्भ कर के कहा जाता है-एतया निषादस्थपति याजयेत्‌ (--इस इष्टि 
से निषादस्थपति का यजन कराये ) । निषादस्थपति के प्रति सन्देह है -क्या [यज्ञ में] भ्रधिकृतों 
में से कोई हे थवा अन्य ही है ? [्रधिकृतों में] अन्यतम है, ऐसा कहते हैं। विद्वान्‌ भौर 
अग्निमान्‌ होने से वह समथ हे । अन्य शविद्वान्‌ और अस्तिरहित होने से भ्रसमथं हे । 
विवरण- वास्तुसयं रोद्र चरुम्‌--वास्तुमय में मयद्‌ प्रत्यय तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ( अष्टा० 
१. भाष्ये “वास्तुमध्ये’ भ्रपपाठः | . _ २. भाष्ये 'यत्र' अपपाठः | 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । रोद्रं वास्तुमयं चरु निवंपेद्‌ यस्य रुद्र : पशुञ्छमायेत' आप० 
भौत ९।१४।११ 'वास्त्वमयं रौद्र' चरु निर्वपेद्‌ यत्र रुदरः प्रजा शमायेत ।' मै० सं० २।२।४॥ दु 
` ४, अनुपलब्धमुलम्‌ । “तया निषादस्थपति याजयेत्‌? । मै० सं० २।२१४।। एतयेवावृता 
विषादस्थपति याजयेत्‌ । झ्राप० श्रोत ९।१४।१२॥ र मयी, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७४ ... ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये- - 


ननु निषादस्थपतिशब्दस्तत्र नोपपद्यते ? उच्यते । न नोपपद्चते। निषादानां 
स्थपतिरिति षष्ठीसमासो -भविष्यति, श्रेष्ठो निषादानाम्‌ । तस्मादधिङ्गत्ाधिकार- 
मेतच्छास्त्रमिति.। एवं प्राप्ते ब्रमः 


- ` स्थपतिनिषाद्‌ः स्याच्छव्दसामर्थ्यात्‌ ॥११॥। (उ०) 
स्थपतिनिषादः स्यात्‌ । निषाद एव स्थपतिर्भेवितुमहति। कस्मात्‌ ? शब्द- 
सामर्थ्यात्‌ । निषादं हि निषादशब्दः शक्नोति वदितु श्रवणेनेव। निषादानां तु स्थपति 
लक्षणया ब्र्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा । 


NMS 
५।४।२१) से प्राचुर्यं भ्र्ं में होता है। यह चरु का विशेषण है । वास्तु वथुए का नाम है। 
यहां चरु का निर्देश होने से वथुए के बीजों से बना चरु अभिप्रेत है। मेत्रा० सं० २२४ में 
वास्त्वमयम्‌' पाठ है इसका आगे व्याख्यान किया है--वास्तोवं वास्त्वं जातम्‌ । वास्तु से ही 
वास्त्व उत्पन्न होता है । इस प्रकार वास्तु शब्द से तत्र जातः (श्रष्टा० ४।३।२५) से उत्पन्न 
अण प्रत्यय से 'वास्त्व' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है--वास्तु में उत्पन्न वास्तु के 
बीज | मेंत्रा० सं० में “प्रजाः मायेत! पाठ है। आप० श्रौत ६।१४।१२ के 'पशञ्छमायेत 
पाठ को तुलना से प्रजा का अर्थ पशु किया जा सकता है। दोनों में निर्दिष्ट 'शमायेत? प्रयोग 
छान्दस प्रयोग है। अथवा ' 'शम” घ्रातिपदिक' से सुप झात्मनः क्यच्‌ (भ्रष्टा० ३।१।८) से 
क्यच्‌ प्रत्यय, 'क्यचि च' (म्रष्टा० ७।४।३३) से ईकारादेश प्राप्त होने पर जैसे ्रश्‍्वाय, भ्रघाय, 
देवाय, सुम्नाय (द्र--ग्रष्टा ७।४।३७,३८) में छन्द में झात्व होता है वैसे ही 'शमाय' में 
जानना चाहिये । शमाय क्यजन्त का विधिलिङ्‌ का रूप 'शमायेत्‌’ होगा । *रौद्र' वास्तुमयं चरु 


निर्वपेद्‌ यस्य रुद्रः पशूञ्छमायेत (म्राप० श्रौत. ९१४११) की व्याख्या में रुद्रदत्त श्रौर 


रामाग्निचित्‌ दोनों ने “रुद्र शब्द का अर्थ 'जवर' किया है । 4 
, * ` ,व्याख्या-- (आक्षेप) निषादस्थपति शब्द उन [अधिकृत त्रैर्वाणको में] उपपन्न नहीं 
होता है । (समाधान) उपपन्न नहो होता है ऐसा नहीं है । “निषादों का स्थपति' ऐसा षष्ठी 
समास होगा --निषादों में श्रेष्ठ । इसलिये यह शास्त्र (वचन) भ्रधिकृत के धिकार वाला है । 
एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- ... ु 
स्थपतिनिषादः स्याच्छब्दसासर्थ्यात्‌ ॥५१॥ 

. सु्र्थः- (स्थपतिः) स्थपति (निषादः) निषाद, (स्यात्‌) होवे ।- (शब्दसामर्थ्यात्‌) 
शब्द के सामथ्यं से । [भाष्य देखें] | 


व्याख्या- स्थपति निषाद होवे । निषाद ही स्थपति हो सकता है। किस हेतु से ? 


शब्द के सामथ्य से ।, निषाद शब्द निषाद को कह सकता. हे अवणमात्र से हो। निषादों के 
` स्यपति को.[ निषाद शब्द] लक्षणा से कहेगा । श्रुति झर लक्षणा के सन्देह में ति न्याय्य है, | 


लक्षणा [न्याय्य] नहीं हे। 


HSE 


> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ 


CRS ETNIES Dd De chbsae 0 लि “0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बषठऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि० १३, सू० ५२ १६७५ 


ग्रथोच्यते, नेष दोषः | निषादशब्दो निषादवचन एव । षष्ठी संबन्धस्य वाचि- 
केति । तन्न । षष्ठ्यश्चवणात्‌ । नात्र षष्ठीं शृणुमः । आह । लोपसामर्थ्यात्‌ षष्ठ्यर्थो- 
ऽवगम्यत इति । सत्यमवगम्यते । न तु लोपेन । केन तहि? निषादशब्दलक्षणया । 
तस्याश्च दौर्बेल्यमित्युक्तम्‌ । समानाधिकरणसमासस्तु बलीयान्‌ । तत्र हि स्वार्थे 
शब्दौ वृत्तौ भवतः। द्वितीया च विभक्तिस्तन्त्रेणोभाभ्यां संबध्यते । तेन द्वितीया- 
निदिष्टो निषादो गम्यते । तत्र षष्ठ्यर्थ कल्पयन्नश्ुतं गृह्णीयात्‌ । तस्मान्निषाद एव 
स्थपतिः स्यात्‌ ।। ५ १॥ 


लिङ्गदशनाच्च ॥॥५२॥ 


विवरण--निषादं हि निषादशब्दः--इसी प्रकार स्थपति शब्द भी श्रवंणमात्र से स्थपति 
को कहता है । इससे यहां समानाधिकरण तत्पुरुषसमास है, ऐसा कहा गया है । जसे नीलोत्पलम्‌ 
में नील और उत्पल दोनों का. एक ही अधिकरण =प्रतिपाद्य ग्रथ है | उसी प्रकार यहां जानना 
चाहिये । निषादस्थपतिः षष्ठी समास में निषाद शब्द को स्थपति पर्यन्त जाना होगा । इस 
प्रकार यहां अर्थ होगा --निषादों का स्थपति । यदि वह त्रेवणिक होग़ा तो षष्ठी समास में पूर्वे- 
पद के अप्रधान होने से निषाद शब्द लक्षणा से त्रैवणिक स्थपति को कहेगा । 

व्याख्या --(श्राक्षेप) यह दोष नहीं । निषाद शब्द निषाद का हो कहनेवाला है। 
षष्ठी सम्बन्ध की वाचिका है । (समाधान) ए सा नहीं है । यहां (=निषाद स्थपति शाब्द सें) 
षष्ठी नहीं सुनते हैं । (श्राक्षेप) लोपसामथ्यं से षष्ठ्यर्थ जाना जाता है। (समाधान) सत्य 
है [षष्डी का भ्रथं] जाना जाता है, परन्तु लोप से नहीं जाना जाता हे । तो किंस से जाना 
जाता हे ?. निषाद शब्द की लक्षणा से। उस (लक्षणा) का दोबंल्य कह. चुके । समाना- 
. धिकरण समास तो बलवान्‌ हे । उसमें दोनों शब्द अपने भ्रर्थो में वर्तमान होते हैं और 
['निषादस्थपतिम में श्रुत] द्वितीयाविभक्ति दोनों के साथ . संबद्ध होतो है । इससे निषाद 
द्वितीया से निर्दिष्ट हे, यह जाना जाता हे । उसमें षष्ठ्यथं की कल्पना करते हुए प्रुत [षष्‌- 
ठ्यथं] को ग्रहण करना होगा । इसलिये निषाद हो स्थपति ह्‌ । 

विवरण---उभाष्यां सम्बध्यते यहां 'देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः भोज्यन्ताम्‌ में 'दन्दान्ते 
श्रयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते' से जैसे 'मज' क्रिया प्रत्येक के साथ संबद्ध होती है वैसे द्वितीया 
का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ नहीं है । क्योंकि यह द्वन्द्व समास नहीं है । अतः भाष्यकार-का यहां 
अभिप्राय निषाद और स्थपति का एक झधिकरण (--वाच्यार्थ) होने से द्वितीया का सम्बन्ध, 
भी दोनों के साथ है, यही दर्शाने में जानना चाहिये ॥५१॥ 


लिब्डदशनाच्च ॥५२॥ 
सुत्रार्थः (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी निषाद ही स्थपति जानना 
चाहिये । [सिङ्गदर्शन भाष्य में देखें] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७६ [ _ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


. लिङ्ग दुश्यते- कट दक्षिणा' इति निषादस्य द्रव्यं दशयति । .कूटं हि निषादा- 
नामेवोपकारक, नाऽऽर्याणाम्‌ । एवं, स्वमेव तन्निषादानामिति 1|५२॥ निषादस्थपत्य- 
'धिकरणम्‌ ॥१३।। ` : र 
इति भीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य॑ प्रथम: पाद: ॥ 
t | 5१0 
———— एिवि पती नि मति से क्त वता 
` व्याख्या- लिङ्ग दिखाई पड़ता हे । कूटं दक्षिणा (--उक्त याग की कूट दक्षिणा 
है) यह निषाद के [कूट] द्रव्य को दर्शाता है । कूट द्रव्य निषादो का ही उपकारक है, झायों 
का नहीं । वह निषादो का हो अपना द्रव्य है । 
__ विवरण -निषादस्यर्पात याजयेत्‌- स्थपति शब्द अनेकार्थंक है । पूरवपक्षी ने स्थपति 
शब्द का 'राजा' अर्थ स्वीकार करके निषांदानां स्थपतिः यह अथं किया था । सिद्धान्त पक्ष 
में सत्तम=श्रेष्ठ अर्थ स्वीकार करके. कर्मधारय समास दर्शाया है । रामायण २।५०।३३ में 


निषाद स्थपति गुह के लिये प्रयुक्त हुआ है-_निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिशचेति विश्रुतः । यहां ` 


सामानाधिकरण्य स्पष्ट है । ३५ वें श्लोक में निषादाधिपति भी कहा है । मैत्रा० सं० २।२।४ 
में निषादस्थपति शब्द अन्तोदात्त है । षष्ठीसमास और कमंधारयसमास दोनों में समासस्य 
:(अष्टा० ६।१।२२३ ) से अन्तोदात्त ही प्राप्त होता है । निषाद शब्द का निर्वचन यास्काचार्य 
ने. “निषदनो भवति । निषण्णमस्मिन्‌ पापकम्‌’ (निरुक्त ३।८) दर्शाया है।' जो 'नीचे. गिरने 
वाला होता है' तंया जिसमें पापकर्म निश्‍चय से बैठे हुए होते हैं। यह एक जाति विशेष का 
वाचक है । इसकी गणना अतिशूद्रों में होती है । निषाद का अर्थ कोशों में चाण्डाल और 
धीवर. (= नौका चलाने ` वाला झौर मछली' पकड़ने वाला) अथ लिखा है । हमें धीवर. ग्रथ 
प्रधिक जंचता है ॥ मनुस्मृति १०।४ में ब्राह्मण से शूंद्रकन्या में उत्पन्न को निषाद कहा है । 
अगले १२ वे इलोक में शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न को चाण्डाल कहा गया है । श्रतः दोनों भिन्न 
जातियां हैं। कूटं: दक्षिणा--कूट शब्द का क्या अर्थ अभिप्रेत है यह अस्पष्ट है। धूतंस्वामी ने भ्राप० 
श्रौत ७।१४।१४ की व्याख्या में कूटम्‌ का ग्रंथ “वस्तु” किया है। इसकी वृत्ति में रामारिनचितू 
ने “कृतक वस्तु कूटम्‌' लिखा है। स्द्रदत्त ने. “निषादस्य - मृगघातकवृत्तः स्वकर्माथेसाधनविशेषः 
क्रटस्‌, लिखा हे | इन व्याख्याझो से विशिष्टार्थ अज्ञात ही रहता है। सम्भव है मछलियां, मारने 
का जो कांटा होता है, वह कूट पदवाच्य हो । मृगहनन. पक्ष में वाणविशेष होगा 1- अथवं० द 
51१६- 'अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्नशः' मन्त्र में शत्रुसेना को नष्ठ करने वाले किसी 
भीषण अस्त्र के लिये /कूट' पद प्रयुक्त हुआ है। | | त; 
विशेष विचार प्राय; श्रौतसुत्रकारों तथा उनके व्याख्याताओं के मत में निषादस्थपति 
के झू होने से उस को आघान,का अधिकार नहीं है । भरत: यह इष्टि लौकिक अर्त में की 


Mn न भि 0 0 त मे० सं० २।२।४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये प्रथमपादे. अ्रधि० १३, सू० ५२ १६७७ 


oS मी 
जाती है। 'मीमांसकों का भी यही मत है (द्र ६।८।२०-१). । स्द्रवत्त.ने आप० श्रौत ९) 
१४।१२ की व्याख्या में निषाद को ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, श्रन्यों के मत में क्षत्रिय से शूद्रा 
में उत्पन्न माना है। उसे योनि के प्रभाव से शूद्र मानते हुए भी अगले १३ वें सुत्र की व्याख्या 
में लिखा है-- 


सा हि तदुद्देशेन विहिता । अतस्तावत्‌ तस्यामस्ति तस्याधिकारः। सैव च यावदर्थस्या- 
ग्निविद्ये ग्रप्याक्षेप्स्यतीति भावः । लौकिकारनाविष्टिरित्येके तत्र हृविष्कृदाधावेतिशात्रस्येत्यादि 
न प्रस्मतंव्यम्‌ । 


अर्थात्‌ उक्त, इष्टि निषादस्थपति के उद्दश से विहित है। इसलिये उस इष्टि में 
उसका अधिकार है । . वह इष्टि है यावत्प्रयोजन रिन [के आधान] भ्रौर विद्या. (=वेदा- 
ध्यपन) को भी आक्षिप्त कर लेगी, यह भाव है । किन्ही के मत में यह लौकिक प्रग्नि में होती 
है । इस विषय में [हविष्कृत्‌ के ग्राह्मान प्रसंग में] हविष्कृदाधाव' ग्राह्वान वचन शूद्र का है, 
इत्यादि को नहीं भूलाना चाहिये । 

इससे स्पष्ट है कि रुद्रदत्त प्रकृत इष्टि के विधान से यावत्प्रयोजन श्राधान भ्रोर वेदा- 
ध्यन को आक्षिप्त करके ग्राधान और वेदाध्ययन में निषादस्थपति का श्रधिकार मानता है । 
वेदाध्ययन से उपनयन स्वयं भ्राक्षिप्त हो जायेगा । 


निषादस्थर्पात याजयेत--इस वचन से स्पष्ट है कि निषादस्थपति को. इस इष्टि से: 
ऋत्विक्‌ ही यजन करायेंगे। ऋत्विक्‌ कैम ब्राह्मण का ही है । निषाद को शूद्र या अतिशुद्र 
मानने पर वतमान स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण ऋत्विक्‌. उसका याग नहीं करा सकते । श्रुति 
याजयेत्‌ कहती है, स्मृतियां शुद्र को याग कराने का निषेध करती हैं । इस अवस्था में स्मृतियों 
की अपेक्षा थुति के प्रबल होने से ब्राह्मण शूद्र वा अतिशुद्र को याग करा सकता है, यह -सानना 
उचित होगा । [ 
जाति-व्यवस्था में विचित्र घपला - वर्ण अथवा जाति के निर्धारण में लगभग दो ढाई 
. सहर वर्ष से विद्वानों ने एक विचित्र घपला मचा रखा है । वणंसंकरो के वर्ण वा जाति के 
निर्धारण में कहीं तो बीज की उत्कृष्टता मानकर. व्यवस्था देते हैं, कहीं योनि को प्रधानता 
स्वीकार करते हैं । उदाहरणार्थ-- 
. - कुतूहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने रथकाराधिकरण (६।१। श्र १२) के अन्त में 
लिखा है-- 


१. रुद्रदत्त ने आप० श्रौत १॥१९॥९ की व्याख्या में 'हविष्कृदाधाव को निषादस्थप- 
त्यथं माना है । मानव श्रौत १।२।२।१५ तथा सत्या० १५ (पृष्ठ १२७) में शूद्र का 
हविष्कृदाह्वान मन्त्र नहीं हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये `` 


' माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते इतंयुक्तजातिस्तु न वेइयजातेहीना, किन्तु 
किञ्चिदधिका । वेश्यायां क्षत्रियादुत्पन्तो हि माहिष्यः । स च बीजकषेत्रोत्कर्षनिकर्षाभ्यां वेस्या- 
दीषदधिकः, न तु वंश्यसमः, बीजप्राबल्यात्‌ । या तु स्त्रो वेश्यात्‌ शूद्रायामुत्पच्चा सा करिणी 
नाम। साऽप्युक्तरीत्या शूद्रादीबदधिका । एवं च वेञ्यादीषदधिकात्‌ माहिष्याद्‌ ईदच्छूद्रा- 
घिकायां करिण्यामुत्पन्नस्य रूढ्या रथकारशब्दवाच्यत्वेऽपि तस्य वेश्यापेक्षया हीनत्वा- 
भावात १९००” र 

अर्थात्‌--माहिष्य संज्ञक वर्णसंकर से करिणीसज्ञक वणंसंकरा स्त्री में उत्पन्न रथकार 
होता है । यह रथकार जाति वैश्य से हीन नहीं है कुछ ग्रधिक है । वेश्या (वेश्य की स्त्री) में 
क्षत्रिय से. उत्पन्न माहिष्य कहाता है। वह बीज के उत्कर्ष और क्षेत्र--योनि के निकषं (हीनता) 
की दृष्टि से वेश्य से कुछ अधिक है (क्षत्रिय के वीयं से उत्पन्न होने से),वेश्य के तुल्य नहीं है । 
जो स्त्री वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न हुई वह करिणी कहाती है। वह भी उक्त रीति (बीज के 
उत्कर्ष) से शूद्र से कुछ अधिक है। इस प्रकार वैश्य से ईषद्‌ ग्रधिक माहिष्य से ईषद्‌ अधिक 
शुद्रा करिणी में उत्पन्न रूढि से रथकारशब्द वःच्य होने पर भी उसके वैश्य की अपेक्षा हीन 
न होने से 

यहां स्पष्ट ही योनि की भ्रपेक्षा बीज फो प्रबल माना है । इसी प्रकार केवतं की कन्या 
में पराशर से उत्पन्न कृष्णद्व॑पायन को शुद्र न मानकर ब्राह्मण माना जाता है । बीज और 
क्षेत्र के प्राधान्य-ग्रप्राधान्य के विषय में मनुस्मृति १०।६६-७२ देखें । 


शंकराचार्य ने वेदान्त के ग्रपशुद्राधिकरण (१।३।९) के भाष्य के अन्त में लिखा है-- 
येषां पुनः पुर्वक्ृतसस्कारवशाद्‌ ' विडुरघमंव्याघप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिः" ° °` । (द्र० पूर्वं पृष्ठ 
१६५६) । 

यहां शंकराचार्य ने विदुर को शुद्र माना है। विदुर की उत्पत्ति कृष्णद्वैपायन व्यास से 
दासी में हुई थी, यह महाभारत में प्रसिद्ध है। शंकराचाय ने वीज की प्रधानता न मानकर 
क्षेत्र की प्रधानता स्वीकार करके विदुर को शूद्र मानकर उक्त पङ्क्ति लिखी है। 


कर्काचाय ने कात्या० श्रौत १।१।११॥ की व्याख्या में रश्रकार को शूद्र के संबन्ध से 
शुद्र माना है। | 


प्रहृत में निवादस्थपति. पर भी विचार करना उचित होगा । मनुस्मृति १०1८ के 
अनुसार ब्राह्मण से शुद्र कच्या में उत्पन्न निषाद होता है-- य 


20% ब्राह्मणाद्‌ वइयकन्यायामस्बष्ठो नाम जायते । 
= (० तिषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ 


राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न होने पर बीज के उत्कर्ष से निषाद ब्राह्मण से कुछ हीन होगा,; ड | 


८७८-0.?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अघि० १३, सू० ५२ १६७९ 


ना र फ फ 
शुद्र नहीं होगा । उस अवस्था में निषाद को शूद्र मान कर इस अधिकरण में तथा मी० ६८ के 
तीसरे धिकरण में जो कुछ विचार किया गग्मा-है, वह-युक्तिसंगत नहीं रहता । 


हमारी दृष्टि में संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थो' में रथकार को अग्न्याधान का जो भ्रधि- 
कार दिया है वह वीज के प्रावल्यानुसार उसके वैश्य की अपेक्षा कुछ हीन होने से विशेष विधान 
के रूप में है । अग्न्याधान का अधिकार प्राप्त होने पर उसे उत्तर क्रतुग्रों में अधिकार स्वत 
होगा । इसी प्रकार निषाद के भी ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न होने से वह बीज सामथ्यं से ब्राह्मण 


से कुछ हीन है । श्रौर क्षत्रिय से कुछ अधिक होने से वेदाध्ययन अग्न्याधान भौर समस्त श्रौत- 
कमों का अधिकार स्वतः प्राप्त है। . , 


यदि योनि के अभाव से रथकार और निषाद को शूद्र भी मान लिया जाये तो.य़ाप- 
स्तम्ब के पूर्वं उक्त शूद्राणामदुष्टकमंणामध्ययनम्‌ (द्रं विशेष विचार पूवं पृष्ठ १६५८) सें 


उपनयन का विधान स्वीकार कर लेने पर वेदाध्ययन और श्रौतकर्मो में अधिकार स्वत 
प्राप्त हो जाता है। - 


यह सव विवेचना जन्मना वणंव्यवस्था मानकर समझनी. चाहिये । वेदिक मतानुसार 
वर्णव्यवस्था गुणकमं और स्वभाव पर भ्रवस्थित. है ।' इसमें वर्णविशेष में जन्म तत्तद्‌ वर्णविशेष 
की प्राप्ति में सहायक वर्य होता है । अतः .सामान्यरूप से ब्राह्मणादि से उत्पन्न बालक को. 
भी ब्राह्मण स्वीकार किग्रा जाता है, क्योंकि मनुष्य पर कुल का प्रभाव प्रायः देखा-जाता है । 
प्रत्येक वणं पनी सन्तान को स्वकुल के अनुरूप देखना चाहता है । यही जन्मना जाति का एक 
साधारण सूत्र है, परन्तु. इतना सुदृढ नहीं है, जितना जन्मना वणंव्यस्था . मानने वाले स्वीकार 
करते हूँ । ; 

वेदाध्ययन का सामान्य रूप सेसब को अधिकार होने पर भी गुण कमं स्वभाव से 
व्यवस्था .मानने पर जो व्यक्ति पढ़ाने से;भी न पढ़ सके वह - शुद्र है। शुद्र को वेदाध्ययन के 
निषेध करने का इतना ही तात्पर्य है । उसे वेद के श्रवण का निषेध नहीं 1 इसी दृष्टि से शूद्रो 
अतिशुद्रों तक-को वेद-श्रवण या वेदोपदेश का अधिकार पूर्व पृष्ठ १६५८ पर उद्धृत याजुषी 
श्रुति में दिया गया है । 


हु १. इसः विषय में वेद ब्राह्मण तथा अत्य. -वैदिक - वाङ्सय के, यहां तक कि वर्तमान 
पुराणों के भी शतशः प्रमाण. उपलब्ध होते हैं । विस्तारभिया हम : उनका यहां निर्देश नहीं 
करते हैं। १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: . a 0 यायै द्वितीय ८ |: 
षष्ठेऽध्याये द्वितीयः पादः 

: [सत्रे प्रत्येकं कूत्स्नफलभोक्तुणामधिकरणम्‌ ।। १॥ ] | 
द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌’ ऋद्धिकामा उपेयुः:। तथा तत्र तत्रैवंकामाः 
सत्रमुपेयुः, सप्तदशावराइचतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌" इति । तेषु संदेह:--कि तस्य 
तस्य कृत्स्नेन फलेनाथिनः सत्रेऽधिकार उत पर्षदोऽथिन्य्ा अधिकार इति? झाह। 
नन्वथिनो बहुसंख्याविशिष्टा निदिशयन्ते कथमेषामेकेकशोऽधिकारो भविष्यतीति ? 
उच्यते । . ऋद्धिकामाः इत्येवमादि विघीयमानमृद्धिलक्षितेषु समस्तेषु व्यस्तेषु च 
्राप्तम्‌ः। न शक्यं. बहुवचनेन विशोषेऽवस्थापयितुम्‌ । तेन तं तमधिकुर्यात्‌, पर्षदं 
वेति भवति संदेहः । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? एकेकोः न समर्थो बहुकतूं कं सत्रं रचयितुम्‌ । 
पर्षदं तु कर्त्रीमथिनीमवगच्छामः। न चाकतुः फलं भवति। न चेकः कर्तोच्यते। ` 


व्याख्या -द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ (=द्वादशाह से प्रजा की कामनावाले 
को यजन कराये ऋद्धिकामा उपेयुः (=ऋद्धि = समृद्धि की कामनावाले [सत्र को] प्राप्त 
होवे -सन्न याग कर । तथा वहां इस प्रकार को कामना वाले सत्र कर); सप्तदशावरा- 
इचतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ (--न्यून से न्यून सत्रह और श्रधिक से धिक चौबीस 
व्यक्ति मिलकर सत्र पर बे5--सत्र कर) । इसमें सन्देह होता हे क्या उस-उस सम्पूणं फल के 
प्रथियों (--चाहने वालों) को सत्र में धिकार हे अथवा उस फल की अर्थिनी (-- चाहने 
वाली) पषंद्‌ (=सभा=समुदाय) का अधिकार हैं ? (प्राक्षेप) फल के अर्थो बहुसंख्या- 
विशिष्ट निदिष्ट किये जाते हैं । गतः इसमें एक-एक को कंसे अधिकार होगा ? (समाधान) 
ऋद्धिकामा: रादि से विधीयमान ऋद्धि से लक्षित समस्त (= समुदाय) और व्यस्त (= 
पृथक्‌-पृथक्‌) में [फल | प्राप्त हे । बहुवचनं से [फल को] विशेष (=समुदाय वा प्रत्येक) 
में ब्यवस्थित नहीं कर सकते । इससे [उक्त वचन ऋद्धि चाहनेवाले] उस पुरुष को [सत्र में ] 
प्रधिकृत करे अथवा समुदाय को, यह सन्देह होता हे । क्या प्राप्त हे ? एक एक व्यक्ति बहु- 
व्यक्तिकतु क सत्र को करने में समर्थ नहीं हे । इससे फल को चाहना करने वाले समुदाय को 
ह जा है [र्त समु कर्ता है पता जाता जाता हं) । न करनेवाले को फल नही हम जानते हैं [र्थात्‌ समुदाय कर्ता है ऐसा जाना जाता हे) । न करनेवाले को फल नहीं 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
. ३, ताण्डघ ब्रा० २३।२३।२॥ २४।४।१॥ आप० श्रौत २३ ११७ २३।५।१०॥ 
rm ३ भरनुरलब्धगूलम्‌ । द्र--चतुविदातिपरमा: सत्रमासीरन्‌ ॥ पाप» श्रौत २३।१।१॥ - 
शा; सत्रमासीरन्‌ | शां शोत १३।१४।१॥ गुहपतिसप्तदशयादी क्षित्वा: --सत्रा-- 
प्यासते । आाइव० श्रौत ४।१॥ छ 53 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२११ षष्ठेऽच्याये द्वितीयपादे ग्रधि० १, सू० १ १६८१ 


तस्मात्‌ समस्तानां फलम, । एकेकस्य फलावयवः । मध्यकं स्यात्‌ कृत्स्तं फलमिति | 
एवं प्राप्ते ब्रूमः 


पुरुषार्थेकसिद्वित्वात्‌ तस्य तस्याधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ (उ०) 
तस्य तस्याथिनः कृत्स्नं फलं सत्रान्निवंतंते । कुतः ? पुरषार्थस्यैककस्य सिद्धिर्यतो 


होता है । [समुदाय में] एक कर्ता नहीं कहा जाता है। इससे समस्त (= समुदाय) को फल 
होता है । एक एक को फल का एकदेश प्राप्त होता है । कृत्स्न फल मध्यभावी .( = मध्यगामी) 
है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- Tf SF नि 
विवरण--हवादश्ञाहेन--द्वादशाह संज्ञकं कमे दो प्रकार का है 'अहीनछ्प (= द्वादश 
दिनों का समुदायरूप) तथा सत्ररूप । सत्र का लक्षण हम प्रथम भाग (मी० _१।१।३२)-में 
पृष्ठ ६४ की टि० २ में लिख चुके हैं । झथिनो बहुसंख्याविशिष्टा _निदिश्यन्ते - सत्त विधायक 
वचनों में ऋद्धिकामाः अथवा सत्रमुपेयुः रौर सत्रमासीरन्‌ आदि प्रयोग उपलब्ध. होते हैँ । इनसे 
बहुसंख्या विशिष्ट (==समुदाय) को सत्र करने का विधान जाना जाता है चर्तुविदातिपरमाः 
का उल्लेख आप० श्रौत २३।१।१ में मिलता है । मध्यक स्यात्‌ कृत्स्नं फलम्‌ -'मध्यक' 
शब्द में 'क? प्रत्यय तत्र जातः अथवा तत्र भवः ग्रथे में प्रयुक्त हुआ हे, ऐसा प्रसङ्ग से . जाता 
जाता है । इन अर्थो में मध्य शब्द से साक्षात्‌ 'क' प्रत्यय का विधायक कोई पाणिनीय वचन 
नहीं है । मध्यान्मः (अण्टा० ४३1८) में 'क प्रत्यय का उपसंख्पान करना चाहिये । | 
विशेष विचार--सत्र का ऋद्धि आदि कृत्स्न फल प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है वा 
समुदाय को, इस विचार का एक प्रयोजन यह भी है कि यदि सत्र का. कृत्स्न फल प्रत्येक 
व्यक्ति को प्राप्त होवे तो प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेगा-ऋद्धिकामो यक्ष्ये ;( न्टऋद्धि की 
कामनावाला मैं यज्ञ करूंगा) और यदि समुदाय को कृत्स्न फल प्राप्त होवे तो प्रत्येक संकल्प 
लेगा - ऋद्धेः सप्तदशमंश कामयमानो यक्ष्ये (==ऋद्धि के सत्रहवे अशा की कामनावाला मैं 
यज्ञ करूगा) (द्र कुतुहलवृत्ति) । 0 0120, 
पुरुषार्थकसिद्धित्वात्‌ तस्य तस्याधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ र 
सुत्रार्थः (पुरुषाथंकसिद्धित्वात्‌) पुरुषाय सत्र की ऐक एक से सिद्धि बह से (तस्य 
तस्य) उस उस > प्रत्येक को कृत्स्न फल में (अधिकारः ) होली 1 dt के अ क 
व ४; --(. परुषार्थेकसिद्धित्वात्‌ ) पुरुषार्थ == ऋद्धि .आदि फल. का अत्पक के 
सिद्धि ह त तस्य) उस व प्रत्येक व्यक्ति को: पूर्ण फल में (भिक) 
अधिकार (स्मात्‌) होवे। [यह सूत्राथं कुतूहलवृत्तिकार के अनुसार है।] . , . है 
व्याख्या--उस उस प्रर्थी का कृत्स्न फल सत्र से प्राप्त होता है। किस, हेतु .से.? 
पुरुषार्थ को एक एक को सिद्धि जिससे होती है । साथ किये जाते वाले - कमे -में a का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८२ मीमांसाशाबर-भाष्ये 


भवति । सह क्रियमाणं सवं एकक पुरुषाय साधयति तन्त्रेण । कतणां फलं च 
भवति । एकंकञ्चात्र कर्ता आह । नन्वेतदुक्तमेकंको न शक्नोति बहुकतू क कतुं - 
मिति । उच्यते । शक्नोत्येकैकस्य स्वातन्त्र्यविवक्षायाम्‌। यदा, एककः स्वातन्त्र्येण 
प्रवर्तते, तदाऽन्यान्‌ संख्यानिवृ त्त्यर्थं सामादिभिः प्रयोक्ष्यते । एवमेकः पुरुषार्थ साध- 
यति, इतर इतरङ्च । तेन सवे कर्तारः सव्यपेक्षा भविष्यन्ति। सर्वे चेत्क्रर्तारः, पृथक्‌- 


प॒थ्गेव फलेन संभन्त्स्यन्ते ।। १।। 


(= प्रत्येक) पुरुषार्थ (=सत्र) को सिद्ध करता है तन्त्र से (= एक साथ)। और कर्ताओं को 
फल [प्राप्त] होता है । यहां एक एक (= प्रत्येक) कर्ता है। (श्राक्षे) यह जो कहा कि 
"एक एक बहुकतूं क कमं को नहीं कर सकता है।' (समाधान) कर सकता है एक एक को 
स्वातन्त्र्यविवक्षा से । जब एक एक स्वातन्त्र्य से प्रवृत्त होता है तब श्रन्यो को संख्या की पुर्ति 
के लिये साम प्रादि से प्रयुक्त करेगा । इस प्रकार एक पुरुषार्थ को सिद्ध करता है दूसरा और 
तीसरा भी । इस से सब कर्ता सव्यपेक्षा (--एक दुसरे की अपेक्षा) से होंगे। यदि सब कर्ता 
हैं तो पृथक्‌ पृथक्‌ ही फल से संबद्ध होंगे। 

विवरण - सवं एकेक `° ˆ तन्त्रेण - इसका पाठाम्तर है -सर्व एककः पुरुषार्थं साधयति 
सत्रेण । इसका अर्थ होगा-सब एक एक पुरुषार्थं (=ऋद्धि आदि फल) को सिद्ध करते हैं 
सत्र के द्वारा । वस्तुतः पूर्वपाठ प्रकरणानुसार ठीक है । सामादिभिः- आदि शब्द से दान दण्ड 
और भेद । प्रयोक्ष्यते -फल की चाहना करने वालों के लिये फल की प्राप्ति का उपाय सत्र 
कहा गया है । वह सत्र बहुकतूँक ( बहुत जिसमें कर्त्ता हैं ऐसा) फल की सिद्धि में समथं 
है । उसमें 'झपने मेरे साथ याग करना है, अन्य के साथ नहीं इस विषय -में सामादि साधन 
प्राप्त होते हैं । तेन सर्व कर्तारः सब्यपेक्षा- यही बात महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार 


कही है-- 


एकको नोद्यन्तु भार-शक्नोति तत्कथं तत्र । 
एकेकः कर्ता स्यात्‌ सर्व वा स्युः कथं युक्तम्‌ ॥ ` ` . 
` कारणमुद्यमनं चेन्नोद्यच्छति चान्तरेण तत्तुल्यम्‌ । 
तस्मात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ते कर्त्तारः सव्यपेक्षास्तु । महा० १।२।६४॥ 
्र्थात्‌-जो एक एक ( = पृथक्‌ पृथक्‌) भार को नहीं उठा सकते, वहां कतृ'त्व . कंसे 
(= कसेः माना जाये) ? एक एक कर्ता होवे अथवा सब कर्ता होवें [इसमें] कंसे युक्त 
(न्याय्य) है ? यदि [कतु त्व में] कारण उद्यमन (--भार उठाना) होवे तो अन्यतर 
(=क्रिसी एक) के तुल्य होवे [भ्रर्थात्‌ किसी भी एक के हट जाने पर भार का उठाना नहीं 
हो सकता] । इससे वे पृथक्‌ पृथक्‌ कर्ता होवे भ्रपेक्षा के सहित (==अनन्यः की अपेक्षा रखने 
वाले) ॥१॥ ` 


एककः' इति पाठान्तरम्‌ | ` २. 'सत्रेण' इति पाठान्तरम्‌ । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये द्वितीयपादे अ्रधि० १, सू० २ १६८३ 


अपि चोत्पत्तिसंयोगादू यथा स्यात्‌ सचदशेनं तथा 
भावोऽविभागे स्यात्‌. ॥२॥ -(उ०) . 

अपि च, नैतद्विरुद्ध यदेकं कमं बहुभिः क्रियत इति । यद्युच्येत--विरुद्धम । 
एकेन कर्मणि कृते द्वितीयः कि कुर्यादिति ? अत्रोच्यते पर्यायेण क्रियायामेवं दोष: । 
तन्त्रेण तु क्रियायां भवति क्वचित्संभवः । यथा स्यात्‌ सत्त्वदशंनं तथाः भावोऽविभागे 
स्यात्‌ । यथा एकेकस्य सत्त्वस्य हस्तिनोऽशवस्य वा दशँनमेकेकेन कृत्स्नमभिनिवेत्यंते । 
एवमेव सत्रे तन्त्रभावो भवेत्‌ । सर्वषां मध्यकं द्रव्यम्‌ । मध्यकस्या55हवनीयस्योपयं- 
ध्वयु रुपविघ्यति । तत्र सर्वे कर्तारस्तन्त्रेण भवन्ति । न -चात्रोतमन्नसंथोगः । उतत्त्यैत् 
तु संख्यया कर्म संयुज्यते । यदि हृयुत्पन्नं संयुज्येत, ततोऽनेकंबन्धार्थेमिति वचनं 
गम्येत । उत्पत्तिसंयोगे . त्वेतन्नास्ति । तस्मादेकेकस्य कृत्स्नेन फ़लेनाभिसंबन्ध 
इति ॥२॥ सत्रे प्रत्येकं कृत्स्नफलभोक्तणामधिकाराधिकरणस्‌ ॥ १॥ 


nn 


झपि चोत्पत्तिसंयोगाद्‌ यथा स्यात्‌ सत्त्वद्शनं तथा भावोऽविभागे स्यात्‌ ॥२॥ 
सुत्राथः--(अपि च) और भी (उत्पत्तिसंयोगात्‌) उत्पत्ति (=याग विधायक विधि- 
वाक्य) में बहुत्व के संयोग से प्रत्येक को कृत्स्न फल होवे। (यथा) जसे अनेक व्यक्तियों को 
एक साथ (सत्त्वदशँनम्‌) हरिति अशव दि का कत्स्न दर्शन होवे (तथा) उसी प्रकार 
(भावः) कर्म का अनुष्ठान भी (अविभागे) विना विभाग के=एक साथ (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या--श्रौर भी, यह विरुद्ध नहीं है जो: एक कमे बहुतों से किया जाता -है। यदि 
कहो "विरुद्ध है, एक के द्वारा कमं कर लेने पर दूसरा क्या करेगा ? इस विषय में कहते हैं-- 
पर्याय से की जाने वाली क्रिया में यह दोष होता है । तन्त्र से (=एक साथ) की जाने वाली 
क्रिया में कहीं सम्भवः होता है । जैसे सत्त्व-दर्हन होवे वेसे भाव अविभाग में होवे। जैसे एक 
एक ( = प्रत्येक) सत्त्व (=प्राणी) हस्ती वा झइव का दर्शन एक एक से ' इत्स्न ( = पूर्ण) 
होता है । इसी प्रकार सन्न में भी तन्त्रभाव (= एक साथ पुर्णता) होवे । [क्योंकि] सब का 
रव्य मध्यक ( =सम्मिलित) है । ध्यक ( = सम्मिलित) आहवनीय के ऊपर अ्ध्वयु [सम्मिलित 
द्रव्य का] प्रक्षेप करता है। वहां सब कर्ता एक साथ हैं। यहां [याग के] उत्पन्न हुए पश्चात्‌ 
[भ्रव्वयु झादि का] संयोग नहीं है । उत्पत्ति (म=याग विधायक विधिवाक्य) के साथ ही संख्या 
से कर्म संयुक्त होता है । यदि उत्पन्न हुम्रा [याग संख्या से] संयुक्त होवे तो अनेक के साथ 
सम्बन्ध के लिये वचन जाना जाये । उत्पत्ति वाक्य के साथ br की संयोग होते से यह 

प्रत्येक का कृत्स्त फल के साथ संबन्ध होता है। ' 

दोष ee ब्रव्यस्‌--सत्र करनेवाले सभी व्यक्ति अपने अपने भांग का द्वयं 
इकटूठा करके देते हैं अतः सत्रःद्रव्य सबके मध्य में होनेवाला समान है। सध्यकस्याहवनीय- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६८४ “ ..  मीमाँसा-शांबर-भाष्ये 


विश्षेपर्णमासादीनाँ नियतककतृ'कत्वाधिकरणम्‌॥२॥ | 
द्षपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत', ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति शूयते। 
त्र संदेह: । किमनियमेन-एको द्वौ बहंवो वा यजेरन्‌, ग्रथवेक एव यजेतेति । ननु 
ततीय उक्तं, शास्त्रफलं प्रयोक्तरि इति । यदा प्रयोक्तरि, तदा विवक्षितमेकत्वं यथा, 
तथा वक्ष्यामः । इह तु तदेवाऽक्षिप्यते । पुनईच. निर्णेष्यत इति । कि प्राप्तम्‌ ? 


भयोगे पुरुषश्रुतेयथाक्रामी प्रयोगे स्यात्‌ ॥ ३॥ (पू०) : 


i फक्‍फंन्‍ी कि ::::।भ।/ज पाम 
स्योपरि - द्रव्य के समान ही सभी सत्र करने वाले श्रपनी अपनी आहवनोयादि अग्नियों को 
लाकर एकत्र स्थापित करते हैं । भतं: सत्र की आहवनीय भो मध्यक है । श्रध्वयु रुपविध्यति-- 
“उपविध्यति' प्रक्षेपार्थक है । सत्र में सभी मुख्यतया यजमान होते हैं किन्तु कमं. को सिद्धि के 
लिये उनमें एक यजमान बनंता है और शेष १६ भ्रध्वर्ु आदिं ऋत्विजों का कार्यं करते हैं । 
उनमें उत्तम मध्यम आदि भाव नहीं होता है । इसीलिये कहा है ये यजमानास्ते ऋत्विजः । 
जैसे घडी मे सभी यन्त्र मिलकर अपना अपना काम करते हैं उन में एक के दूषित होने पर 
घड़ी नहीं चलती । इसी प्रकार सत्र में भी जानना चाहिये । न चात्रोत्पन्नसंयोगः जेसे दशंपूर्ण- 
'मासाम्यां यजेत स्वर्गकामः उत्पत्तिवाक्य में एक संख्या ही प्रयुक्त है, परन्तु कार्य की सिद्धि के 
*लिये 'दशेपुर्णमासयोर्यज्ञक्रत्वोइचत्वार ऋत्विजः (तै० ब्रा० २।३।६।२) वचन से अध्वयु अग्नीत्‌ 
“होता और ब्रह्म ४ ऋत्विजों का वरण किया जाता है । यहां चार क्रत्विजो की संख्या दशपूण- 
मास याग के विधान के अनन्तर श्रुत दै, विधान के साथ श्रुत नहीं है । परन्तु: सत्र में बहुत्व 
(बहुसंख्या) का संबन्ध सत्र की उत्पत्ति के अनन्तर नहीं किया गया है, अपितु ऋद्धिकामा 

-उपेयः, सत्रमासोरन आदि सत्र विधायक वाक्य में ही बहुत्व का संयोग कर्म के सांथ है ॥1२॥ 


व्याख्या - दर्शपृर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ( = दशंपु्णमासों से स्वर्ग को कामना ' 

वाला यजन करे) ज्मोतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ( =ज्योतिष्डोम से. स्वर्ग. कौ कामना 

वाला यजन करे) ऐसा सुना जाता है - इसमें सन्वेह है--दंया नियम. से एक दो वा बहुत यज्ञ 

` करें अथवा एक हो यज्ञ करे-? -(आक्षेप) तृतीय प्रध्याय में कहा है-शास्त्रफलं प्रयोक्तरि 

“(>-शास्त्रोक्षत फल प्रयोक्त के विषय में जाना है)। जब [शास्त्रोक्त फल ] प्रयोक्ता के विषय 

से जाना जाता है । तब जिस प्रकार एक वचन विवक्षित है वेसा कहेंगे। यहां उस पर ही 
"क्षेप किया जाता है और फिर निर्णय किया जायेगा । क्या प्राप्त होता है ? 


प्रयोगे पुरुषथुर्तेयथाकामी प्रयोगे स्यात्‌ ॥३॥ 


सुत्रार्थः (प्रयोगे) कमं,के अनुष्ठान में (पुरुषश्रुते:) स्वर्ग आदि को कामना करनेवाले 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०-- स्वगकामो दशपूणमासौ । ग्राप० श्रौत ३।१४।८॥ 
२. भ्रनुंपलव्वमूलंम्‌ | 4० ` स्वगं कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत | ` ग्राप० श्रौत“१०।राशा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे श्रधि० २ सु० ३ १६५५ 


यथाकामी प्रयोगे स्यात्‌? कुतः ? ' पुरुषश्र्‌ तेः । पुरुषः श्रयते । पुरुषे यागं 

श्रावयित्वा कृतार्थः शब्दः, एकस्य द्वयोबंहुनां वा. यागं . न वारयति नासौ पुरुषो 
यागे श्रूयते, यागमभिनिवंतंयेत्‌, यागेन वा फलमभिनिवंतंयेदिति । कथं ताहि ? यागेन 
फलं प्राप्नुयादिति. यागस्य वा फलनिवृ त्त्वा नाङ्गं पुरुषः। यदि ह यज्गमभविष्यद्‌ 
यागे फलनिव्‌ त्तौ वा, तदा संख्या गुणभूता तदङ्गं पुरुषं परिच्छिन्द्यात्‌ । अथ पुनरङ्ग 

` भूतं "प्रकाशयन्‌ लक्षणत्वेनैव पुरुषशब्दः संबध्येत, न गुणवचनतया । तत्र चाविवक्षितं 
संख्यावचनम्‌ । यावानर्थी समर्थश्च तावन्तं सवेमधिकृत्येतदुच्यमानं न शक्यते एकेन” 
वचत्तेत विशेषयितुम्‌ । 


I SMO = 
पुरुष के श्रवण से (यथाकामी) जैसा चाहे वैसा करने वाला (प्रयोगे) कर्म के अनुष्ठान में 
(स्यात्‌) होवे । यु 
विशेष --पुरुषश्र्‌ तेः--स्वर्ग की कामना करने थाले पुरुष का 'स्वगंकाम: से श्रवण है। 

वह याग में अधिकृत है। इतना मात्र अर्थ का बोध कराकर स्वर्गकाम पद कृतार्थे है अर्थात्‌ उसमें: 
श्रुत एकत्व विवक्षित नहीं है । इसलिये एक दो वा बहुत जो भी स्वर्ग की कामना करने वाले 
हों उनका “स्वर्गकामो यजेत' निषेध नहीं कर सकता । 

_____ व्याख्या--यथाकामी ( जैसा चाहे वैसा) प्रयोग (कमे के अनुष्ठान) में होवे । 
किस हेतु से.? पुरुष की श्रुति से.। [स्वर्गकाम पद से स्वर्ग की. कामनावाला] छ पुरुष सुना 
जाता है । ['स्वर्गकासो यजेत' वचन] पुरुष के प्रति याग को सुनाकर शब्द कृतार्थ हो जाता 
है। [वह] एक दो या बहुतों के याग का वारण (> निषेध) नहीं करता है । पुरुष याग में 
श्रुत नहीं है--[ पुरुष] याग को सिद्ध करे अथवा याग से फल सिद्ध करे । तो कंसे धुत है ? 
[पुरुष] याग से फल प्राप्त करे । [इस प्रकार] पुरुष याग का अथवा फल की प्राप्ति का अङ्ग 
नहीं है । यदि दाग में श्रथवा फल की प्राप्ति में पुरुष भङ्ग होता तो संख्या गुणभूत 'हई उस 
'(=याग वा फल निवु'ति) के अङ्गभूत पुरुष का परिच्छन्त (= नियमन) करे । झोर भङ्ग: 
भत [पुरुष] को प्रकाशित करता हुआ ,[ जो स्वर्ग को कामनावाला है, इस प्रकार] लक्षणरूप 
से ही पुरुष शब्द संबद्ध होता है; गुणवचन ( - एकत्व को कहनेवाले) के रूप से संब नहीं 
होता । उस अवस्था सें संख्यावचन "(= एकत्व) अविवक्षित है । जितने: [स्वर्ग फल के] अर्थो 
(=चाहनेवाले) भ्रौर [कर्म करने में] समर्थ हैं उन सब को अधिकृत करके यह ( =स्वः 
कामो यजेत) कहा वचन एक संख्या से "विशेषित नहीं किया जा सकता है। 

` `` वरण - पुरुषशुतेः , दुपूटींका भोर कुतुहलवृत्ति में प्रयोगेपुरुषभुतेः सूतपाठ दै। 
उसका अर्थ है ` 'प्रयोंग जिससे पुरुष प्रवृत्त होतां है । उस. (विधिवाक्य) में पुरुष का-अवण न 


` : 2 5१./प्रकादयंल्लक्षणत्वेनं-पुरंष$भिसंबच्येत' इति पाठान्तरम्‌ ल िि + 
२. 'पृथग्वचनेन' इति पाठान्तरम्‌ । के अर 


~ = 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६८६ र मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कथं च पुरुषप्राधान्यम्‌ ? न फलोतत्त्या किंचित्‌ प्रयोजनंमंस्ति, न यागोत्पत्त्या । 
आत्मा तु फलसंवद्धः सवेस्येष्टः, तदथ कम कर्तव्यम्‌ । इतरथोच्यमांनमपि न क्रियेत । 
तत्र वचनानर्थक्यं स्यात्‌ । तस्माद्‌ याथाकाम्यं स्यादेको द्वौ बहवो वा यजेरन्षिति। 
तथाच दर्शयति - युवं हि स्थः स्वःपती’ इति द्वयोगेजमानयोः प्रतिपदं कुर्याद्‌ इति। 
तथा एते भ्रसृग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः इति, दयोबहूनां च याग प्रदश- 
यति ॥३॥ 


ष्य श्रतिमाव इति चेत्‌ ॥४॥ (आ०) 


~~ 
होने से । अर्थात्‌ स्वर्गकामादि वाक्य में पुरुष के श्रवण न होने >-पुरुष के गुणभाव से श्रवण न 
होने से | यदि गुणभूत भू.त होता तो संख्या विवक्षित होती । विशेष कुतृहलवृत्ति में देखें | 
- व्याख्या= पुरुष का प्राधान्य कसे है ? फल को उत्पत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है और 
न याग की उत्पत्ति से सबको फल से सम्बद्ध ग्रात्मा हो इष्ट है। उसके लिये [अर्थात्‌ आत्मा 
को फल से सम्बद्ध करने के लिये] कर्म करना चाहिये । अन्यथा (=ग्ात्मा को फल से 
संबद्ध करना इष्ड न हो तो) कहा गया याग भी नहीं किया जायेगा। उस अवस्था में [याग 
के विधायक] वचन का आनर्थक्य होवे । इसलिये यथेष्ट होवे- एक दो झथवा बहुत याग 
करें। तथा [ब्राह्मण वचन] दर्शाता है- युवं हि स्थः स्वःपती इति द्योर्यजमानयोः प्रति- 
पदं कुर्यात्‌ (='युवं हि स्थः स्वःपती') यह ऋक्‌ दो यजमानों की प्रतिपद्‌ (=स्तोत्र की 
झाद्या ऋक्‌) करे। तथा एते ग्सृग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः (“एके अस्‌ग्र- 
मिन्दवः यह ऋक्‌ बहुत यजमानों की प्रतिपद्‌ करे) । यह वचन दो श्र बहुतों का याग 
दर्शाता है। 
विवरण - युवं हि स्थः स्वःपती -इन वचनों का विवरण मी० ३।३।१७ सूत्र की 
व्याख्या के विवरण (पृष्ठ २९) में देखें । स्तोत्र की जो प्रथमा स्तोत्रीया ऋक्‌ होती है वह 
प्रतिपद कहाती है। 


प्रत्यर्थं श्रतिभाव इति चेत्‌ ॥४॥ 


` `. सुत्रार्थः (प्रत्यर्थम्‌) अर्थ अर्थ के लिये (श्ुतिभावः) श्रुति सस्वर्गकामो यजेत' का 
गुणप्रधानभाव होवे ऐसा कहो तो। 


१. आष्ये 'स्व्पंती पाठः | . क्वचित्‌ 'स्वःप्रति' 1. सामवेदे कौथुमशाखायां (आहत्य 
संख्या १००१) -जमिनीयशाखायाँ (३२1२९1८) ताण्ड्य ब्राह्मणे (६१०१४) चः 'स्वःपती' 
इत्येव पाठ: । ऋग्वेदे ९।१९।२ स्वर्पति । स्तोत्रियाणामूचां सामवेदीयपाठ एव युक्त इति कृत्वा 
भाष्य 'स्वःपती' इत्येवं शोधित: ।. २. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--ताण्ड्य ब्रा० ६1१०।१४|। 

३. ताण्ड्य ब्रा० ६।६।१३॥ 


डु ९ °, 2 
है. ५ «६-५० Arpt ह. SEE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ३ सू० ५ १६८७ 


“इति चेत्‌-एवं चेद्‌ भवान्‌ पञ्यत्यविवक्षितमेकत्वमिति । प्रत्यर्थं श्र तिभावः 
स्यात्‌, यागमभिनिवेतंयेत्‌, ततश्च फलं प्राप्नुयादिति । कुतः ? एतदुभयं हू येतस्मादव- 
गम्यते । कतरदत्र जहींम इति नाध्यवस्यामः। तस्मादुभयमपि प्रत्येतव्यम्‌ । आह्‌ । 
नन्वेकार्थवचनता न न्याय्येति ? उच्यते । यदवगम्यते तन्न्याय्यम्‌ । उभयं च प्रतीयते । 
तस्मादुभयार्थवचनतैव न्याय्या । यागं प्रति च गुणभावाद्विवक्षितमेकवचनम्‌ ।।४॥ 


तादर्थ्ये न गुणार्यताऽनुक्तेऽर्ान्तरत्वात्कतुः ~ 
ग्रधानभूतत्वात्‌ ।। ५। (आ० नि०) 


0 


विशेष - आशंका करने वाले का भाव यह है कि गुण और प्रधान दोनों के लिये श्रुति 
का भाव होवे । स्वर्गकाम पद से प्रतिपाद्य पुरुष के फल के.प्रति उद्देश्य होने से तद्गत संख्या 
अविवक्षित होवे [यथा ग्रहं सम्माष्ट में ग्रहंगत एकत्व] और 'यजेत' आख्यात से युक्त क्रिया 
(त्याग) के विधेय होने से पुरुष गुणभूत है, अत: तद्गत' संख्या कर्ता की परिच्छेपिका होवे 
अर्थात्‌ प्रधानभूत होवे । द कर 


व्याख्या--एऐता होवे- ऐप यदि श्राप विचारते हैं कि एकत्व अविवक्षित है। अर्थ 
के प्रति श्रुति का [गुणप्रधान] भाव होवे । याग को सिद्ध करे ग्रौर उससे फल को प्राप्त होवे 1 
किस हेतु से ?. यह दोनों हो इस वाक्य से जाने जाते हैं । यहां किसे छोड़ें, यह निइचय नहीं 
कर पाते हैं। इससे दोनों ही जानने चाहिये । (आक्षेप) एकार्थवचनता (= एक को कहना) 
न्याय्य नहीं है । (समाधान) जो अर्थ जाना जाता है वह न्याय्य है । याग के प्रति [पुरुष के] | 
गुणवचन से [तद्गत] एकवचन विवक्षित है ॥४॥ . 

7 विवरण - प्रकृत भाष्य की टीका में भट्ट कुमारिल ने लिखा है- 'जो यह कहा है याग 
कतंव्य नहीं है अथवा याग से करे (द्र० भाष्य ६।२।३) । इस विषय .में कहते हैं 'याग 
कुर्यात्‌’ ऐसा उपदेश सत्य ही नहीं किया जाता है । 'याग से करे' यदि ऐसा उपदेश न किया 
जाये तो साध्य-साधन (--स्वर्ग साध्य, याग साधन) के सम्बन्ध के अभाव से फल न होवे। 
उस अवस्था में सभी कुछ उपपन्न न होवे । स्वर्गकाम का विधान नहीं किया जाता है । [स्वर्ग 
काम के विधान में] वाक्य अनर्थक होवे । इससे संख्या विवक्षित है । इस सिद्धान्त सुत्र का 
[भाष्यकार ने] अच्छे प्रकार व्याख्यान नहीं किया | द्र० दुपूटीका, पृष्ठ १२६२ । 

` ..“हति चेत्‌’ निर्देश से यह आशंका सूत्र है । चाहे आशद्धा कर्ता सिद्धान्ती ही क्यों न हो 
चेत्‌. पद युक्त अन्यत्र कहीं भी सिद्धान्त सुत्र नहीं माना गया है ॥४॥ 


तावथ्ये न गुणाथेता ¬ प्रधानभूतत्वात्‌ ॥४॥ | 


१. 'इदं चेत्‌ पश्यसि प्रत्यथं भुतिभावः स्यादिति’ इतिः पाठान्तरम्‌ द्याव साधि पत (ति 0८ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६८४ ` मोमांसां-शार्बर-भाष्यें 


नैतदेवम्‌, ताद्य पुरुषे प्रधानभूते सति नाङ्गभूतः पुरुष: प्रतीयते । ग्रनुक्ते हि 
न्याये न प्रतीमः । अर्थान्तर यतो गुणभावात्‌ प्रंधानभावः। प्रधांनभूतस्चात्र कर्ता 
वचनस्यार्थेवत्त्वात्‌ । अतो न गुणभावः कतु रवकल्पते । चोदनेकत्वात्‌ । एका हि 
विघायिका चोदना । सा यदि फलोत्पत्ति यागोत्पत्ति वा विधत्त, तदा कर्ता न 
्वार्थेत । यदा पुनः स्वार्थेन, तदा यागः फलं वा तादर्थ्येन । न चेतद्‌ यौगपद्येन भवति । 
स्वार्थ एकस्तदर्थ इतरो वैपरीत्येन वेति । यथोभाभ्यां बाहुभ्यामिषूनस्यति देवदत्त 
इत्युक्ते गम्यते न यौगपद्येन । यदा दक्षिणेनास्यति, तदा सव्येन घनुःपृष्ठं नमयति 


सुत्रार्थः - (तादर्थ्यं) फल के पुरुष के लिये होने पर पुरुष की प्रधानता होने से उसकी 


(गुणार्थंता) गुणार्थता=गुणभूत जो याग उसके लिये होना अर्थात्‌ याग का अङ्ग होना (न) 
नहीं है, (अनुक्ते) शब्द से गम्यमान न होने पर भी (अर्थान्तरत्वात्‌) अर्थान्तर =गुणभाव 
और प्रघानभाब के मिनन भिन्न होने से (कतुः) याग करने वाले के .( प्रधानभूतत्वात्‌) प्रधान 
होने से। - 
विशेष - सुबोधिनी वृत्ति में सूत्रार्थ में कुछ भेद है । यथा--(श्र्थान्तरत्वात्‌) प्रमाणा- 
न्तर प्रत्यक्षादि से गम्प्रमान होने से यहां सुबोधिनीकार ने दृष्टान्त दिया हे-जहां राजा में 
प्रधानत्व होता है वहाँ उसका गुणत्व = भ्रप्रधानत्व नहीं देखा जाता है। कुतूहलवृत्ति में तदर्थेन 
गुणार्थनानुक्तेऽपि' सूत्र पाठ है । । और उसी के अनुसार व्याख्या को है। प्रघानभूतत्वात्‌ की 
व्याख्या में लिखा है -“भूत' शब्द चौरादिक "भू प्राप्तावात्मनेपदी' से निष्ठा ==क्त प्रत्यय है। 
*झाधुषांद्वा' से णिच्‌ का अभाव है | याग के प्रति कर्ता पुरुष के एक के ही फलभोक्तुलक्षण 
प्राधान्य प्राप्त होने से । 


. व्याख्या-.यह इस प्रकार नहीं है। तदर्थ ( -=याग) के लिये पुरुष के प्रधानभूत 
होने परं पुरुष अङ्गभूत प्रतीत नहीं होता है 1. न्याय के - अनुक्त ( =अकथित) होने पर भी 
हम [पुरुष को अङ्गमूतता] नहीं जानते हैं । यतः गुणभाव झर प्रधानभाव दोनों ्र्थान्तर हैं । 


यहाँ [याग का] कर्ता प्र धानभूत है, वचन के अर्थवान्‌ होने से । इससे [याग के] कर्ता (= 


पुरुष) का गुणाभाव उपपन्न नहीं होता है, चोदना (=विधिवाक्य) .के एक होने से। 
याग को विधायक चोदेना ( --'दर्शपूर्णमासाभ्याँ स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि) एक ही है। 
यदि वह चोदना-फलोत्पत्ति थवा यागोत्पत्ति का विधान करती है तब कर्ता स्वार्थ से युक्‍त 
नहीं होता है । और जब स्वार्थं से युक्त होता है तब याग थता फेल तादथ्यं (“पुरुष के लिये! 
संब्रन्व) से युक्त होता है । ये दोनों ( --स्वार्थ तथा ताद्य) एक साथ उपपन्न नहीं होते । 
स्वार्थं उसका एक ग्रथ है, दूसरा विपरीतभाव से उसका ग्रथ हे । जेसे--'देवदत्त दोतों .ह!थों 
से बाणों को छोड़ता है! ऐसा कहने पर “एक साथ [दोनों हाथों से बाणों को छोड़ता हैं, यह 

१. अन्य्रत्र 'देवदत्त इति गम्यते न च योगप्रद्येन' इति मुंद्रित:.पाठ: । अस्माभिस्त्वाचारयं- 
पादेयेः पाठो शोषयित्वा पाठितः, स एवात्राङ्गीक्तः। | 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PS NO rs ७०४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० २, सू० - १६८९ 


न तेनाप्यस्यतीति गम्यते । तत्र व्यापृतेत्वात्‌। एवं यदा पुरुषप्राधान्यं. ` तदा ` यागस्य 
फलस्य वा गुणभावो गम्यते । तत्र व्यापृतत्वान्नं तयोः प्राघान्यमपिः गम्यते । तस्मान्न 


यागे फले वा पुरुषस्य गुणभावः । ग्रतो याथाकाम्यं स्यात्‌, एको द्वौ बहवो वा यजेर- 
निति ॥५॥ 


अपि वा. काममंयोगे संबन्धात्‌ प्रयोगायोपदिइयेत प्रत्यर्थ 
हि विधिश्रृतिविषाणावत्‌ ॥६॥ (उ०) 


र्थं ]' नहीं जाना जाता है । जब दाहिने हाथ से [बाणों को] छोड़ता है, तंब बायें हाथ से 
धनुष के पृष्ठ को झुकाता है, उस (= बाये हाथ) से बाणों को छोड़ता है, यह नहीं जाता 
जाता है । [बाय हाथ के] उस (धनुष पृष्ठ को नमने) में लगा हुआ होने से ।- इसी 
प्रकार जब पुरुष का प्राधान्य है तव याग वा फल का गुणभाव जाना जाता है। [याग झौर 
फल के] उस (= गुणभाव): में व्यापृत होने से उनका प्राधान्य भी नहीं जाना जाता हे) इस . 
से याग वा फल में पुरुष का गुणभाव नहीं हे । इससे याथाकाम्य (= इच्छानुसार) होवे = एक 
दो वा बहुत याग कर । 

विवरण -नेतदेवम्‌ -इस से आशङ्का करनेवाले ने पुरुष के प्रधानभाव और ' अङ्गभाव 
दोनों की जो उपपत्ति दर्शाई थी, उसका प्रतिषेध किया हे । वचनस्य अर्थवत्त्वात्‌--'दशंपूर्णं- | 
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' झादि वचन के। : यदा पुनः स्वार्थेन--जब पुरुष स्व-प्रथ --फल से 
युक्त होता है तव वह प्रधान होता है । जब याग वा. फल का विधान किया जाता हे तब पुरुष 
के याग वा फल के लिये होने से पुरुष गौण होता ह । इतरो चेपरीत्पेन--पुरुष का इतर= 
गुणभाव वेपरीत्य अर्थात्‌. याग वा फल के लिये होने से जाना जाता ह्‌ । न याये फले वा पुरुषस्म 
गुणभावः--पुरुष को उद्देश्य करके याग वा फल के विधान करने से ग्रहेकत्व न्याय से पुरुष गत 
एकत्व विवक्षित नहीं हे । ग्रहैकत्व न्याय मी० झ० ३/पाद १, अघि० ७, सुत्र १३-१५ (भाग 
२, पृष्ठ ६६९-६७९) में देखें । अहं सम्माष्टि में ग्रह को उद्देश्य करके: सम्माजेन का विधान होने 
से ग्रह प्रधान, हैं, सम्माज॑न गुणभूत हे | ग्रतः प्रधान ग्रहगत. एकत्व जैसे विवक्षित नहीं हे, सभी 
ग्रहों का सम्मार्जन होता हैं, वैसे ही स्वर्गकाम पुरुष में श्रूयमाण एकत्व, के भी झविवक्षित 
होने से एक दो वा अधिक को.यागें में अधिकार ह । 


अपि वा काम संयोगे `” ' विधिश्रुतिविषाणावत्‌ ॥६॥ 


सुत्रार्थः (अपि वा) 'ग्रपि वा’ पद पूर्व उक्त पक्ष को निवृत्ति के है। (कामसंयोगे) 
'काम' शब्द का. संयोगः. जिसमें है, यथा “स्वर्गकामो यजेत' उस वाक्य में 'यज़ेत' ग्राख्यात का 
(सम्बन्धात्‌) सम्बन्ध होने से (प्रयोगाय) पुरुष की प्रवृत्ति के लिये कर्ता का (उपदिश्येत) 
उपदेश किया जाये । गुणभाव तथा . प्रधानभाव जहां दोनों अभिप्रेत होते हैं वहां (प्रत्यर्थम्‌) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६० > ¬ 7 मोमांसा-शाबरे-भाष्ये 


अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः! 1 प्रयोगायोपदिश्येत कर्ता, न स्वार्थेन । कंथम्‌ ? यजेतेः 
यस्यार्थः यागे कुर्यात्‌, यागेन वा :कुर्यादिति । सत्ताभिव्यक्तिमात्रं गम्यते, न फलस्य 
कर्ताउधधारता वां । स्वर्गक्रामशब्दश्च स्वर्गकाममात्रे वतेते, : न विशेषमवेलम्बत 
आत्मनः परस्य वेति । शब्दप्रमाणकाइच वयमीदुशेष्वर्थेषु । कथं तहि कामस्याऽऽत्मं- 
बन्धोऽवगम्यत्ते ? संबन्धात्‌ ।.फलकामोऽनुक्तेऽपि शब्देनाऽत्मन एव फलं कामयते 
न परस्प । यत्र तृभावथौं वक्तव्यौ भवतः, प्रत्यय तत्र विधि: श्रयते। यथा - कुष्ण- 
विषाणया कण्डयति,' चात्वाले' कृष्णविषाणां प्रास्यति' इति । यत्रैवं द्व श्रृती विधात्र्यौ 


प्रत्येक अर्थ के लिये (विधिश्रुतिः) विधिःका श्रंवण होता हैः (विर्षाणावत्‌) कृष्णविषांण के 
समान | यतः यहां पुरुष के गुणभाव और प्रधानभाव को प्रत्यथं श्रुतिं नहीं हैं अतेः पुरुष गुणभूत 
है । ग्रतः तद्गत एकत्व विवक्षित है | 

टफ --उपदिश्येत --यही पाठ प्रायः उपलब्ध होता है । सुबोधिनीकार ने वृत्ति में 
“उपदिश्यते , धूयते' अर्थ किया है इससे प्रतीत होता है कि सुबोधिनी वृत्तिकार को सुत्र में 'उप- 
दिश्यते’ पाठ अभिश्नेत रहा हो । 'विषाणावत्‌” की श्रुतियां और उनका अभिप्राय भाष्य व्याख्या 
में देखें । कुतूहल वृत्तिकार ने सुत्र में विधाणवत्‌ पाठ माना है । और उसे 'अथ त्रिषुः विषाण: 
स्यात' इस :कोश वचन सें त्रिलिङ्ग माना है। 


` . : व्याख्या- 'अपि वा से पक्ष की व्यावृत्ति (--व्यावतेन--प्रतिषेघ) है। प्रयोग के 
कर्ता का उपर्देश किया है, स्व-प्रथ से उपदेश नहीं किया है । कंसे ? 'यजेत' इसका ग्रथ है-- 
याग करे । अथवा याग _से [फलनिष्पत्ति] करे । सत्ता की अभिव्यक्ति (= प्रतीतिमात्र) 
जानी जाती हें, फल का कर्ता ग्रथवा फल की आधारता नहीं जानी जाती ह्‌ । स्वगंकाम शब्द 
“भी स्वर्गकाम मात्र में वतंमान हे, किसी विशेष अर्थ का अवलम्बन (.- सहारा) नहीं लेता 
हे—म्रात्मसम्बन्धी स्वगं अथवा पर सम्बन्धी स्वगं को कामना का । हम इस प्रकार के [अती 
रिय] भ्रर्यो सें शब्द को प्रमाण भाननेवाले हे ॥ तो कँसे काम (कामना) का झात्मसंबन्धं 
जाना जाता हैं ? संबन्ध से। फलकाम ( =फल को कामना) के शब्द से भ्रनुक्‍त होने पर भी 
[पुरुष] अपने फल की हो कामना करता हे, दूसरे के फल. को कामना नहीँ करता । जहां. दोनों 
[गुणभाव और प्रधानभाव ] कहने योग्य होते हैं वहां प्रत्येक भ्र्थ के लिये विधि सुनी जाती 
हे। यथा -कृष्ण विषाणया कण्डयति' (= सोममाग में दीक्षित खुजली चलने पर कृष्ण 
मुग के सोंग से खुजलाता है); चात्वाले- कृष्णविषाणां प्रास्यति (= दक्षिणा देने के श्रन- 
न्तर | कृष्णमुग के सींग. को चात्वाल = उत्कर स्थान में फॅक देता है) । जहां इस प्रकार दो 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । कृष्णविषाणया कण्डूयते । तं० सं० ६१३८] 7.3 
२: त०'स० ६1१॥३८॥ SE Eres) 
३. तीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यतिः। तै ० सं० ६॥१।३।८॥। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ्रधि०-रेशसू० ७ १६९१ 


भवतस्तत्र-गुणभावः प्राधान्यं च गम्यते'। न -त्वत्रैवं द्वे `विधायिके श्रृती . विद्यते । गुण- 
भुतस्तु पुरुषः श्रूयते भावयेदिति । तंत्र. यज्यर्थः. करणं. कमं वा । संबन्धात्‌ तु पुरुषः 
प्राधान्यं, न कस्यचित्‌ सुखेनोत्पन्नेन प्रयोणनम्‌। सुखंसंब्रन्घेनाऽऽत्मनस्तु कृत्यम्‌ । 
तस्मात्‌ संबन्धात्‌ पुरुषप्राधान्यं. गम्यते,.. न +श्र॒तेः ।.अतो गुणभूतस्य पुरुषस्य संख्या 
विवक्षितेति ॥६॥ 


' अन्यस्य स्यादिति चेत्‌ऽ (आ०) ` 


विधायिका. श्रुतियां होती है. वहां गुणभाव और प्राधान्य (==प्रधानभांव) जाना जाता हे.। 
यहां इस प्रकार की दो विधायिका श्रुतियां नहीं हैँ । गुणभूतः पुरुष तो सुना जाता हे--भावयेत्‌ 
(==सिद्ध करे, प्राप्त करे) । इस में सज धातु का अर्थं करण अथवा कमं होता हे । [स्वगं- 
काम पद के] सम्बन्ध से पुरुष का प्राधान्य जाना जाता.ह किसी, [अन्य] के उत्पन्न सुख से 
प्रयोजनः नहीं.हेँ। सुख के संबन्ध से अपना प्रयोजन हे |: इससे ' सम्बन्ध से ' पुरुष . का प्राधान्य 
जाना जाता है, श्रुति से [प्राधान्य] नहीं जाना जाता हे । इसलिये. [यांग के प्रात] ' ग॒णभूत 
पुरुष को संख्या विवक्षित ह्‌ । RS 
विवरण - प्रयोगायोपदिइयेत कर्ता--ग्राग करने के. लिये पुरुष :कर्तारूप से ˆ ही उपदिष्ट 
है, 'फल को प्राप्त करे' अर्थात्‌ फलव्याप्य (=फल ' जिसमें व्याप्त है) .रूप से उपदिष्ट नहीं 
हैं । यागं कुर्यात्‌ यागेन वा कुर्यात्‌ - दर्शपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत-इसका अर्थं होगा 
“स्वर्ग की कामनावाला याग करे? 'याग से स्वगंहप फल को प्राप्त या 'सिद्ध करे! । सत्ताभि- 
व्यक्तिमात्रं गम्प्रते--उक्त अर्थो में पुरुषः की सत्तामात्र कीः प्रतीति होती है। पुरुष फल का कर्ता 
अथवा ग्रावार है यह अर्थ नहीं :जाना - जाता" है । - फलकामो * अ्नुक्तेऽपि. , शब्देन--'स्वर्गकामो 
यजेत! में काम शब्द का उच्चारण न भी किया. जाये तो भी सम्बन्ध से .ग्रांत्मसम्बत्थी स्वगंफलः 
ही जाना जायेगा | इसे इस प्रकार समे विधिप्रत्यय .(-=लिङ, प्रथमपुरुष एकवचनः) से. 
ग्रंशत्रय विशिष्ट्भावना कही जाती है उसमें करणांश को यज धातु विशेषित करती. है । विधि 
प्रत्ययोपात्त एकवचन भावना द्वारा आक्षिप्त कर्ता के द्वारा अन्वित होता.है॥ स्वगे शब्द भाव्य 
फल को विशेषित करता है । काम. शब्द अनुवाद मात्र है । 'दशंपुर्णेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत 
का वाक्यार्थ होगा दशंपूर्णमाससंज्ञक याग से स्वरूप फल कों भावित (=प्राप्त=सिद्ध) 
करे । सोमयाग में यजमान को वस्त्र दण्ड मेखला कृष्णविषाणाःसें दीक्षित किया जाता है। 
कृष्णविषाणया कण्ड्यति- यहां कृष्णविषाणा में तृतीया श्रुति से कण्डूयन “क्रिया के प्रति कृष्णः 
'विषाण का अङ्गत्वं जाना जाता है । चात्वाले कृष्णविषाणां. प्रास्यति में द्वितीया श्रूंति से प्रासन 
क्रिया में कृष्णविषाण- का प्राधान्य जाना जाता ह्‌ । 


त्यस्य स्यादिति चेत्‌ ।७। -... 
सुत्नार्थः:--यदि कर्ता को उद्देश्य करके फल की प्राप्ति. का विधान नहीं करते केवल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६९२ . ` सीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इति चेद्‌ भवान्पश्यति, एवं सति यदि स्वर्गकामोऽत्यस्यापि स्वगं कामयमानो 
भवति । ग्रन्यस्य स्वगं कामयमानोऽप्यन्यो यजेत। तत्र पूर्वोक्तो न्यायः प्रत्युद्धृतो 
भवति, शास्त्रफलं प्रयोक्तरि' इति ।।७॥ 


"नान्यार्थेनाभिसंबन्धः ॥८॥ (आ० नि) 


न परस्य स्वर्गकामो नेत्येव न यजेत, नाप्यन्यस्य स्वगंकामशब्दो न वाचक 


अनुष्ठान मात्र का विधान मानते हैं तो स्वर्गकाम में अपने वा पराये का विशेष श्रवण न होने 
से स्वर्ग की कामनावाला (अन्यस्य) अन्य के स्वर्गे की कामना से भी याग करने वा (स्यात्‌) 
यदि होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहें तो 

व्याख्यायि झाप-एसा समझते हैं 'यदि स्वर्गं को कामना वाला अन्य के स्वगं को 
कामना करने वाला होता है' तो ऐसा होने पर अन्य के स्वगं को कामना करता हुआ अन्य 
ग्राग करे । ऐसी भ्रवस्या में पुवे उक्त न्याय “शास्त्र का फल प्रयोक्ता को होता है' भत्युद्धृत 
(=वापस उखाड़ा हुआ) होता है। 

विवरण--प्रत्युद्धुतो भवति-मी० ३।७ अधि० 5। सूत्र १८ 'शास्त्रफलं कर्तेरि इत्यादि 
सूत्र में सिद्धान्त किया हे कि शास्त्र में कथित स्वर्गादि फल प्रयोक्ता यज्ञकर्ता में समवेत होता 
है अर्थात्‌ अनुष्ठाता को ही प्राप्त होता है अन्य को नहीं । यह सिद्ध न्याय्य मत पुनः उखाड़ा 
जाता हे ग्रर्थात्‌ उसको पुनः विचारणीय बनाता हे ।।७।। 

१ नान्यर्थंनाभिसम्बन्धः ॥८॥। 


सुत्रार्थः (न) ऐसा नहीं है कि (अन्यार्थेन) अ्रन्य के अर्थ के साथ (अभिसंबन्धः) 
सम्बन्ध होवे ग्रर्थात्‌ अन्य के स्वर्ग की कामना करने वाले द्वारा किये गये फल का अन्य -- 
जिसने याग नहीं किया के साथ संबन्ध होवें ॥ 

- विशेष---मुद्रित भाष्यपाठ में 'न' पद पठित. नहीं हे । कुतुहलवृत्ति झादि में उपलब्ध 
होता है. प्राय: जहां भी 'चेत्‌' पदान्त आशङ्का सुत्र हे उनसे अगले आशङ्का निरासक सूत्रों में 
'न पद उपलब्ध होता है । जेसे यहीं आगे दसवें और बारहर्व सूत्र में 'न' पद पठित हे । 

व्याख्या: दसरे के स्वगं की कामना वाला नहीं होता इससे याग न करे शोर न्य 
का स्वर्गकाम शब्द वाचक नहीं है, ऐसा नहीं है तो कंसा है ? [अन्य के स्वर्ग की कामना वाला 


i 


१. मी० झ० ३, पा० ७, ग्रधि० ८, सुत्र १८॥ 

२. अत्र मुद्रितेषु भाष्यपुस्तकेष सुत्रे 'न' पदं नोपलम्यते, परन्तु प्रायेण सवंत्र 'इति चेत्‌ 
इत्यात्मकस्य ग्शङ्कासूत्रस्य उत्तरे आशङ्कतिराससूत्रे “न .पदं दृश्यते । यथाऽत्रैव दशमे द्वादशे 
' चसूत्रो ३, काशी संस्करणे 'स्वर्गकाम इत्येवं.नः यजेत” पाठो दृश्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० २, सू० ८ १६६३ 


इति । कथं तहि:? फलमसौ न प्राप्नोतीति ।: कथं पुनः फलस्याप्राप्तिः ? उपग्रह- 
विशेषश्रवणाद्‌ यजेतेति। यद्वाऽधाने ब्राह्मणो वसन्तेऽरिनिमादधीत इति । तदा तु 
कामश्र्‌ तावुपग्रहोऽनुवाद'एव ॥८॥ 


अन्य के लिये याग करे तो जिसके स्वर्ग के लिये याग करता है।] वह फल को प्राप्त नहीं होता 
हे । किस हेतु से फल की अप्राप्ति होती है ? 'यजेत' में उपग्रह विशेष (--आत्मनेपद) के 
अवण से । अथवा झाधान में ब्राह्मणो वसन्तेऽरिनमादधीत (= ब्राह्मण ` बसन्त सें अपने 
लिये अग्नि का आधान करे) । [इस पक्ष सें] कामश्रुतियों (= काम्येष्टि विधायक वचनों) में 
उपग्रह [ = श्रात्मनेपद] अनुवाद होगा । 


विवरण -उपग्रहविशेषभवणात्‌ “उपग्रहः यह ग्रात्मनेपद झौर परस्मेपदं की पूर्वाः 
चार्यो की संज्ञा हे । महाभाष्य ३।१।८५ में उद्धृत एकवचन में भी उपग्रह शब्द का प्रयोग ह 
यथा - 


सुपृतिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकत्‌ यडां च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि सिद्ध्यंति बाहुलकेन ॥ 
अर्थात्‌-सुप्‌ तिङ, प्रत्यय, उपग्रह = आत्मनेपद परस्मैपद, लिङ्ग, नर ==प्रथमादि पुरुष, 
काल = भूत भविष्यदादि, हल्‌, अच्‌, स्वर उदात्तादि, कर्ता =कारकों का उपलक्षक तथा 
यङ, =सार्वंधातु के यक्‌ (३।१।६७) के यकार से लिङ्याशिष्यङ्‌, (३।१।८६) के ङ्कार 
पर्यन्त विकरणप्रत्यय । इनका शास्त्रकृत्‌ व्यत्यय चाहते हैं, वह बाहुलक (=बहुल ग्रहण) से 
सिद्ध हो जाता है। 


उपग्रहविशेष = श्रात्मनेपद. क्रियाफल के कतृ गामी होने पर होता है । अथवा यह कह 
सकते है कि 'यजेत' में ्रात्मनेपद के श्रवण से “जो यज्ञ करता है उसे ही फल प्राप्त होता है? 
अतः अन्य के स्वर्ग की इच्छा से याग करने पर स्वर्गरूप फल उसे प्राप्त नहीं होगा जिसके लिये 
बह स्वगं की कामना करता है । यद्वाऽघाने ब्राह्मणो वसन्ते झग्निमादधीत-यहां आधान में 
भी झात्मनेपद के श्रवण से ्ररिन के अअ्ाधान का फल भी आधानकर्ता को ही प्राप्त होगा । 
अग्त्याधान का अपना कोई फल नहीं है यह हम पूर्व पुष्ठ १६७२ में "मत्य विचारणीयविषय' 
के अन्तर्गत लिख चुके हैं । भतः आदधीत क्रियास्थ ग्रात्मनेपद किस फल के कतू गामित्व को 
हेगा ? भट्ट कुमारिल ने इस शङ्का को उपस्थापित करके कहा है--* इसलिये ग्राहवनीय 
अग्नि से जो अपूर्व सिद्ध किये जाते हैं, उसके अभिप्राय से झातमनेपद हृ | यहां 'अपूव से दश- 
पौर्णमास आदि यागों से साध्य अपूर्व भ्रभिप्रेत है । ये पूवं अग्नि के आधान कतां. को ही प्राप्त 
होंगे न कि जिस अन्य के लिये स्वर्ग की कामना करके याग किया जाता हे, उसे प्राप्त होंगे। 
यद्वाऽऽघानेः यह पक्षान्तर इसलिये उपस्थित किया हे कि झरिनिहोत्न जुहुयात्‌ स्वर्गकामः में पर- 
स्मैपद श्रत है । अतः यहां स्वर्गफल अन्य को प्राप्त होने की आशङ्का हो सकती ह । आधान- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६६४ = ०४ सीमाँसा-शाबर-भाष्ये' ` 


ए 5 : ` ` फलकामो निमित्तमिति चेद्‌ ॥९। (आं) 


~ 
~ 


पक्षस्थ आत्मनेपद के श्रवण से इस ` आशङ्का की . निवृत्ति हो .जाती हं । कामथुतावुपग्रहोष्नु 
वाद एव --दंपर्णमासास्यां स्वर्गकामो यजेतं इत्यादि कामश्र्‌ तियों में जो आत्मनेपद ` श्रूत है 
चह. अनुवादमात्र है, क्योंकि दशंपूर्णमास . आदि यागों से साध्य अपुर्व शरग्त्याधान के कर्ता को 
ही प्राप्त होगा, अतः यहां आत्मनेपद अनुवादमात्र है ॥ यहां भट्ट कुमारिल ने लिखा है -'दशं- 
पूर्णणास ज्योतिष्टोम आदि में. जो आहवनीय. .साध्म कर्म है.उन' [के विधाग्रक वचनों] में 
आत्मनेपद- अनुवादही है, जो अ्रनग्निसाध्य .[ क हैं जैसे ] . गोदोहनेन प्रजाकामस्य इत्यादि उन 
के लिये नहीं है । इस लेख से प्रतीत होता है कि अनग्निसाध्य गोरोहनेन प्रजाकामस्य इत्यादि 
वचनों में जो म्रात्मनेएद श्र्‌ है, वह भ्रनुवादाथ नहीं है। वस्तुतः. गोदोहनेन प्रजाकामस्य प्रणयेत्‌ 
इत्यादि वाक्यों में परस्मेपद ही श्रुत है. (० मौ» भाष्य ३।६। ग्रधि० ३। सुत्र १०) । प्रणीता 
प्रणयन _ अध्वयु कतुं क हैं अतः गोदोहनं के प्रणयन से साध्य प्रजारूप अपूर्व ग्रध्वयु गामी न 
होकर यंजमानगामी ही होगा'॥८] Rt ८ 
~ - : /: ,- 51 फलकामो निमित्तमिति चेत्‌ ॥।ट॥ . 
५ / - सुत्रार्थः = (फलकामः) फलकाम-ऱस्वर्गकाम शब्द .(निमित्तम्‌) आत्मनेपद में निमित्त 
होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । [श्रूति भाष्य में देखें | । : 
शा?" विद्येष-फलकामः शब्द स्वगंकाम.आ्ञादि निमित्त का द्योतक . होवे, . यावज्जीव . शब्द के 
समान ।..[ यावज्जीबमरिहोत्रं जुहुयात्‌ में यावज्जीव शब्द निमित्तपरक हे, यह पूर्व मी० अ० २, 
पा० ४;.अधि० १ सूत्र ७ में कहा हे ।] यह सुबोधिनीकार को व्याख्या हे । 
ठ्याख्या--य़दि आप ऐसा मानते हैं कि स्वगंकाम शब्द! अन्य के स्वगं को कामना का 
वाचक नहीं है/ इसंसे अन्य याग-न करे, उस (अ्रन्य) को फल का. अभाव होने से याग नहीं 
होगा, तों सुक्तब्रोक के फल के लिये. गाग करे ` ग्राशास्तेऽयं यजमानः आयुराशास्ते में 
ग्रयोजमिता का निर्देश करेगा 1. यह फंलविधि; है -सूक्तवाकेनः - प्रस्तरः प्रहरति ( = सुक्त- 
* १. “सुक्तवाकफलां थितयाः इतिः काशी मुद्रितेपाठः | . ˆ 


'यजते इति `काशीमुद्वितेऽपपाठः । 
३. त० ब्रा० ३।५।१०॥। सुक्तंवाकस्य सकलोऽपि' ` पाठस्तुतीयभागे ७२८/७२६ पृष्ठ्यो 


CE 


पूत प्तिः । 
४. अनुपलब्धमूलम्‌ । पौणेमासे कंबलस्य प्रस्तरस्य ग्राहवनीये प्रहरणम्‌ । दे शाखया सह 
इति विशेष: । Do 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० र). सू० १० १६९५ 


इति विधानात्‌ । यदि फलविधिरयं मान्त्रवणिकी देवता, ततः .सूक्‍्तवाकेन! -प्रस्तर 
प्रहृतो भवति । इतरथा<दृष्टं कल्प्येत । तस्मादानुषङ्भिकफलार्थमन्यस्य स्वर्गक[मोःन्यो 
यजेतेति ॥६॥ 


न नित्यत्वात्‌॥१०॥ (आ० नि०) 


नैतदस्ति । यस्येव प्रधानकर्मफलं, तेस्येवाऽऽनुषर्क्रिकमपिः भवितुमहेति ॥ एवं 
स्वार्थेनाऽऽधानं कृतं भवति । न ह्याधानस्य स्वार्थतायामस्ति विशेषः प्रधानफल 
वा5नुबज्िक वा- सवेमेचाऽऽधातरि समवेतुमहंतिः । नित्यकाम्यता च विरुध्येत । 
यद्यायुरादिकामो यजेत; न तहि नित्यम्‌ । यदि नित्यं नाञ्च्युरादिकाम: |: तेस्मान्नावः 
स्थितो न्यायः प्रत्युद्ध्रियेत । न च पुरुषः प्रधानभूतञ्चोद्यते । गुणभावात्त्वन्य विवक्षितः 


बाक से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है). इस विधान से | यदि . फलविषि हँ .तो इसको देवता 
भान्त्रवणिको (--मन्त्र में :वाणत) हे । इस.से . सुक्तवाक से: प्रस्तर [ग्नि में] प्रवृत होता 
है । अन्यया [प्रस्तर प्रहरण में] भ्रदृष्ट को, कल्पना होवे । इससे आनुषङ्गिक फल .के लिये अन्य 
के स्वगं की कामना करने वाला झन्य व्यदित याग करे । ., १ - - 
१ विवरण- -सुक्तवाकफलार्थम्‌ - सूक्तवाक का सम्पुण पाठ भाष्य व्याख्या के तीसरे भाग 
के पृष्ठ ७२८५, ७२९ परःदिया हे । उसके अन्तर्गत ही आशास्तेऽयं यजमानः आदि , पाठ हैं। 
सूक्तवाकः का पाठ हुआ करता है सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति के विषय में पृष्ठ ७२६.को 
विचरण देखें |॥९६॥ : ] ए वा 


न नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ र 


सुत्रा्थः- (न) ऐसा नहीं है. अर्थात्‌ सूक्तवाक के फल के लिये अन्य व्यक्ति याग करे । 
(नित्यत्वात्‌) अग्न्याधान श्रू,ति में आत्मनेपद का निर्देश होने से चाहे प्रधान का फल हो चाहे 
आनुषज्िक सभी के कत्‌ गामी होने के नियमित होने से । 


; व्याख्या -यह नहीं हे । जिसका प्रधानकर्म का फल हे उसी का आनुषद्धिक फल भो. 
होना उचित.है । इस प्रकार झाधान स्वार्थ से अर्थात्‌ अपने फल को प्राप्ति के लिये किया जाता 
है । झाघान को स्वार्थता.में. कोई विशेष नहों हे । प्रधानफल अथवा झानुषद्धिक सारा ही फल 
ग्राघाता में समवेत होना योग्य [अर्थात्‌ सभी प्रकार का फल झाषाता को हो प्राप्त होता | हे! 
झौर वेशेपुर्णमास आदि की नित्य झर काम्यता .में भो विरोध होवे । यदि झायु को कामना 
वाला यजन करे तो नित्य नहीँ होगा और यदि नित्य हे. तो झायुष्काम नहीं होगा । इससे पूव 
स्थित न्याय प्रत्युद्घूत-नहीं होता हे । ['स्वगंकामो यजेत' से] - प्रधानभूत पुरुष चोदित (>. 


eee ———् गन  ा न रि” 


१. द्र० पूर्व १६४६ पृष्ठस्था टि० ४। } ¦ 5२.7... 7 75 त्या. 


ने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६९६ ई मीमांसा-शाबर-भाष्य 


मेकत्वम्‌ । तस्मादेक एव यजेत ॥१०॥ | 
कर्म तथेति चेत्‌ ॥११॥ (आ०) 


ग्रथ यदुक्तं, दयोबेहुनां च यागं दर्शयति-य॒वं हि स्थः स्वःपती' इति दृयोयेज- 
सानयोः प्रतिपदं कुर्यात्‌ । एते ग्रसुग्रसिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः प्रतिपदं कुर्याद्‌' 
इति । द्वियजमान के बहुयजमानके च कर्मणि प्रतिद्विधाने कर्मं तथायुवतं स्यादिति। 
तत्परिहतंव्यम्‌ 11१ १॥ 


प्रेरित) नहीं हे । [याग के प्रति] उसके गुणभूत होने से एकवचन विवक्षित हे । इससे एक 
हो याग करे । 

विवरण - ग्रानुषङ्भिकमपि - सूक्तवाक से जिन देवताओं को उद्देश्य करके - पूर्व . ग्राह 
तियां दी गई हैं उनका स्मरण मात्र किया जाता हे । ग्रतः झाझास्तेऽयं यजमानः आदि से आयु 
आदि का आशंसन ग्रानुषङ्गिक कर्म हे । सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति - में यद्यपि येज धातु का 
प्रयोग ह, तथापि मीमांसा ग्र० ३, पा० २, अधि० ४ में प्रस्तरप्रहरण को याग माना है । हमारे 
विचार में तो सुक्तवाकन प्रस्तर प्रहरति में सूक्तवाक का निर्देश प्रस्तरप्रहरण के काल बोधन 
के लिये हे । नित्यकाम्यता च विरुष्येत--दर्शपौण मास आदि नित्यकम अर्थात्‌ विना कामना के 
किये जाने वाले भी हैं और स्वर्गादि कामना से किये जाने वाले भी हैं । दोनों प्रकार के दर्श- 
पौर्णमास आदि में सूक्तवाक पठनीय हे । अतः ायुराशास्ते आदि. वचनों को प्रस्तरयाग को 
आयु आदि की कामनावाला ही पढ़ने का अधिकारी होगा, नित्यकमं में इसका पाठ नहीं होगा 
इस प्रकार विरोध होगा । इसी दृष्टि से कहा ह- यद्यायुष्कामो यजेत, न ताह नित्यम्‌, यदि 
नित्यं नायुष्कामः ॥।१०॥ 


कमं तथेति चेत्‌ ॥११॥ 
सुत्राथं:-- (कमं) दो यजमानवाला बहुत यजमान. वाला कमे ही (तथा) जैसा प्रति- 
पदू के विधान में कहा है, उससे युक्त होवे, (इति चेत्‌ ) ऐसा कहो तो । [द्वित्व तथा बहुत्व युक्त 
प्रतिपद्‌ विधान के वचन पूव सूत्र ३, पृष्ठ १६८६ पर तथा. इसी ` सून ` के 'भाष्य में देखें] । 


व्याख्या--जो यह कहा कि दो झर बहुतों का याग दर्शाता है” युव हि स्थः स्वःपती 
इति दयोयजमानयो: प्रतिपदं कुर्यात्‌ । एत भ्रसृग्रमिन्दंद इति बहुभ्यो यजमानेभ्य 
प्रतिपद कुर्यात्‌ (इन बचनों के अर्थ पूर्व पृष्ठ १६८६ पर देखें) दो यजमान वाले और बहुत 
यजमान वाले कमं प्रतिपद्‌ का विधान होने से रकमे तथायुक्त (=दो भर बहुत यजमानं 
वाला) होवे । इसका परिहार करो ॥११॥ 


१. द्र० पूव १६८६ पृष्ठस्था टि० १। २. द्र० पूर्व १६८६ पृष्ठस्था टि० २। 
३. द्र० पूवं १६८६ पृष्ठस्था टि० ३। ` हर 


_ -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१३ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि २ सू० १२ १६६७ 


न समवायात्‌ ॥१२॥ (आ० नि०) 


नेतदेवम्‌ । समवेतं हिःकमं विद्यते द्वाभ्यां, यजमानाभ्यां, बहुभिरच यजमानै;, 
वचनेन । यथा ग्हीनाः। तेषु प्रतिपद्विधानमर्थवद्‌ भविष्यति । तस्मादेको यजे- 
तेति ॥१२॥ दर्शादौ कर्त्रेवयनियमाधिकरणम्‌ ॥२॥ ` 


न समवायात्‌ ॥१२॥ ०: 

सुत्रार्थः - (न) ऐसा नहीं है अर्थात्‌ दो वा बहुत यजमानवाले कर्मो में प्रतिपद्‌ “विशेष 

के विधान से सभी कर्म ऐसे नहीं होंगे | (समवायात्‌) दो वा बहुत यंजमानों से समवेत = 

युक्त) कमं विद्यमान हं । उनमें प्रतिपद्‌ का विधान चरितार्थं होने से सभी कमं दो वा ' बहुत 
यजमानों वाले नहीं होंगे । 


व्याख्या- ऐसा नहीं हे । दो यजमानों और बहुत यजमानों से युक्त कर्म वंचनसांमथ्यं 
से विद्यमान हे । जसे अहँ न संज्ञक कर्म । उनमें प्रतिपद्‌ का विधान सार्थकः होगा । इससे [रां 
पूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इत्यादि में] एक ही याग करे । 

विवरण- इस अधिकरण के विचारणीय वाक्य युवं हि स्थः तथा एते गसुग्रमिन्दवः 
अ० ३, पाद ३, अधि० ९ में भी उपस्थित किये है । वहां विचार किया हे कि उक्त वाक्यों में 
विहित द्वियजमानक और बहुयजमाज़क प्रतिपद्‌ का ज्योतिष्टोम में ही निवेश हो अथवा इनका 
ज्योतिष्टोम प्रकरण से उत्सगं होवे। उक्त दोनों वाक्य ज्योतिष्टोम में श्रुत हैं । सिद्धान्त बिया 
है कि ज्योतिष्टोम में एक यजमान होने से जहां दो वा बहुत यजमान हों वहां उत्कर्ष बियो 
जाये उक्त वाक्यबिहित प्रतिपदों का वहां निवेश समझा जाये । ऐसा कहकर सुत्र १७ में कुलायं 
यज्ञ में जहां राजा और पुरोहित सागुज्यकाम'मिलकर यजन करे, उनमें उत्कर्ष होवें। सायुज्यकांम 
राजा और 'परोहित के कुलाय याग का वर्णन आप०' श्रोत २२।१३।१० में मिलता:हे। बहुयज- 
मानविषयक ` प्रतिपद्‌ का किस याग में उत्कर्ष होगा, इसका उल्लेख इस प्रकरणः में भाष्यकार 
ने नहीं किया हैं | प्रस्तुत (६।२।१२) सूत्र में भाष्यकार ने यथा अहीनाः लिखकेर' भ्रहीन संज्ञक 
सोमयागों की झोर संकेत किया हे । 

ापस्तम्ब २२।१३।१० में इच्द्राग्ति के स्तोम से राजा और पुरोहितः के. याग का 
विधान किया हे- इन्द्राग्नियोः स्तोमेन `राजपुरोहितावुभावेकड्धि याजयेत्‌ २२।१३ के ७ वें 
सुत्र में इस याग का कुलाय नाम लिखा हे । इसी प्रकार ताण्ड्य ब्रा० १६।१७।१ तथा, ४-को 
मिलाकर पढ्ने: से इन्द्रारिनि के स्तोम से राजा और पुरोहित को यजन कराने का उल्लेख जाना 
जाता. हे ।-आप० श्रौत -२२।१३।३-४ में मरुतों के स्तोमों से दो वा तीन को याग कराने का 
उल्लेख हे- मरुतां स्तोमेनानन्तां थियं-जयति॥ एतेत हौ. - त्रीन्‌. वा याजयेत्‌. । ताण्ड्य ब्रा० 


_ 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ प्रारब्धकाम्यकमंण: समाप्तिनियमाधिकरणम्‌ ॥३॥। ] 
प्रजाकामो यजेत, ग्रामकामो यजेत' इत्येवमादि कमे समाम्नायते । तत्र 
संदेह -कि प्रक्रान्तं नियोगतः समापनीयमुतेच्छया कार्य हेयं वेति ? कि प्राप्तम्‌ ¦ 


क्रमात्‌ तु नियम्येंताऽऽरम्भस्य क्रियानियम्यस्वाव्‌ ॥१३॥ (उ०) 
नियोगतः परिसमापयितव्यमितिं । कुतः ? एवं हि ्रूयते-इदंकामो यजेतेति। 


DD पा” 
१०१४,२-३ में मरुत्‌ स्तोमों से तीन को याग कराने का उल्लेख ह-- यद्‌ गणशः स्तोमास्तेन 
मरुत्स्तोमो गणशो हि मरुतः । एतेनेव त्रीन्‌ याजयेत्‌ । लाट्या० श्रौत ९४२४ में लिखा ह-- 
सखायो आतरो वा ये सम्पादयेयुस्ते मरुत्स्तोमेन यजेरन्निति । मरुत्‌ बहुत हैं अतः उन से तीन 
यजमानों का याजन युक्त हे, इन्द्राग्नि दो का योग होने से दो का याग उचित हे । आप० श्रौत 
२२।१३,४ में मरुतो के स्तोम से जो दो को याग कराने का. उल्लेख है, वह विचारणीय हं । 

इस प्रसंग में एक विचारणीय हे-- भाष्यकार ने यहां यथा हीनाः लिखकर दो वा 
बहुत यजमानों का याग अहीनों के अन्तर्गत माना है । भ्राप० श्रौत के २२ भ्र० के १ -१३ खण्ड 
तक एकाहों का वर्णन है और-१४ वें खण्ड से भ्रहीनों का । ताण्डच ब्राह्मण फी २०वें. अध्याय से 
अहीनों का वर्णन प्रारम्भ होता हे। तदनुसार ऊपर दर्शाये याग एकाहों के. अन्तगेत हँ । 
शास्त्रज्ञ महानुभाव इस पर विचार करें ॥१२॥ 


व्याख्या--प्रजाकामो यजेत, ग्रामकामो यजेत ( «प्रजा को. कामना वाला यजन 
करे, प्राम की कामना वाला यजन करे) इत्यादि कमं समाम्नात (= पठ्ति) है । उसमें सन्देह 
है--क्या आरम्भ किया गया कर्म नियम से समाप्त करना चाहिये अथवा इच्छा से करना 
चाहिये प्रभवा छोड़ देना चाहिये । क्या प्राप्त होता है ? ज 

विवरण --प्रजाकामो यजेत इत्यादि कामेष्टियों की ओर संकेत करते हैँ। इस रूप की 
श्रुति नहीं है। श्रुति वचन हैं-- ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः (तै० सं० २।२। 
१।१) ; बेइबदेवीं सांग्रहणों निवपेद्‌ ग्रामकामः (तै० सं० २।३।९।२) इत्यादि । त 

प्रक्रमात्‌ तु नियम्येता$5रम्भस्य क्रियानिसित्तत्वात्‌ ॥१३॥ 

सुत्राथ:-- (प्रक्रमात्‌) कमे के आरम्भ से (तु) ही (नियम्येत) इष्टियों की समाप्ति 
का नियमन होवे। (आरम्भस्य) आरम्भ के (क्रियानिमित्तत्वात्‌) क्रिया--क्रिया की समाप्ति 
में निमित्त होने से। | } क | #7 


_ व्याख्या -इस प्रकार सुना जाता है इस कामना वाला याग करे । उस आख्यात का 


` _ १. काम्यकर्मणामुपलक्षके वाक्ये । श्रुती तु विवरणे द्रष्टव्ये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ३, सू० १३ १६९९ 


एवं तस्या&ख्यातस्याथमुपदिशन्ति--'उपक्रमप्रभृत्यपवर्गपयन्तमाह'' इति । उपक्रमा- 
दारभ्य यावत्‌ परिसमाप्तिरित्येतावान्‌ व्यापारविशेषस्तस्यार्थो, न यथा पाकस्त्याग 
इति । तत्र हि पाकसत्तामात्रं निदिश्यते, नाऽरम्य परिसमापयितव्यमिति,। एवं 
चाऽऽल्यातार्थं लौकिका श्रपि प्रतिपद्यन्ते | तत्र ना&रम्भे पुरुषभ्रयत्नश्चोद्यत इति 
गम्यते । यतश्चोदितं न नियोगत आरभन्ते । नियोगतः पुनः परिसमापयन्ति | तेन 
नोभे ग्रारम्भपरिसमाप्ती शब्दार्थः । किं तहि? परिसमाप्तिः शब्दार्थः। परिसमा- 
्त्यामर्थप्राप्तत्वादारम्भस्य । तस्मात्‌ परिसमाप्तिः शब्दार्थं इति गम्यते। सा 
चेच्छन्दार्थः, सा कतेव्यतया चोद्यते । ग्रारम्भे नास्ति कतंव्यतावचनम्‌। तेन न नियो- 
गत आरम्भः । नियोगतस्तु परिसमाप्तिः । तेनोपत्रान्ते कमणि यदि वीयात्‌ फलेच्छा, 
अवाप्नोति वा फलं, तस्यामप्यवस्थायां कतंव्यमेवोपक्रान्तस्य परिसमापनम्‌ । 


494 65505 /53:2 ८040 5:48 ४3 = 
अर्थ [आचार्य] इस प्रकार उपदेश करते है--उपक्रम ( =श्रारम्भ) से अपवर्गं (=समाप्ति) 
पर्यन्त अर्थं को कहता है । उपक्रम से लेके जब तक समाप्ति होती है उतता सब व्यापार 

` (कर्मे =क्रिया) विशेष उसका श्रथं होता है । उस प्रकार नहीं जैसे पाक, त्याग [का थर्य 
होता है] । वहां (=पाक में) पाक की सत्तामात्र कही जाती है, आरम्भ करके परिसमाप्त 
करना चाहिये, नहीं कहा जाता है । और लौकिक पुरुष भी इसी प्रकार के गस्यातार्थे को 
जानते हैं । वहां (= भ्राख्यात में) झारम्भ करने में पुरुष का प्रयत्न नहीं कहा जाता है ऐसा 
जाना जाता है। क्योंकि कहे हुए को भी नियमपूर्वक आरम्भ नहीं करते, परन्तु [आरम्भ किये हुए 
को] नियमपूर्वक पुर्ण करते हें । इस से[ झारपात का |प्नारस्भ: आर समाप्ति दोनों शब्दार्थं नहीं 
हैं । तो क्या है ? परिसमाप्ति( = पूर्ण करना) शब्दार्थ है । परिसमाप्ति में आरम्भ के ग्रथंतः 
प्राप्त होने से [ झारम्भ शब्दार्थ नहीं है] । इसलिये परिसमाप्ति [झाल्यात] शब्द का अर्थ है 
यदि वह (= समाप्ति) शब्दां होवे तो वह कर्तव्यरूप से- कही. जाती है !.ग्ारम्भ.में 
कर्तव्यता वचन नहीं है । इसलिये -झारम्भ नियमतः नहीँ जाना जाता है । परिसमाप्ति तो 
नियमतः जानी जाती है । इससे आरस्भ किये गये कर्म भें यदि फल की इच्छा. नष्ट हो जारे. 
अथवा फल को प्राप्त कर लेवे तो उस अवस्था में भी आरम्भ किये. गये कर्म का स मापन करना 
ही चाहिये। ` र (1 2 ना 
विवरण- -उपक्रमप्रभत्यपवर्गपर्यन्तम्‌ यह निरुक्त १1१ में. कहा है । वहां पूरा पाठ 
है--तद्‌ यत्रोभे भावप्रधाने भवतः पूर्वापरीभूतं भावमाहयातेनाचष्ठे'। ब्रजति पचतीति उपक्रम- 
प्रभृत्यपवर्गप्यन्तम्‌ । मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिः। ज्या पक्तिरिति। इसका अर्थ है- जहां वाक्य 
में दोनों आख्यात और नाम भावप्रधान होवे । जेसे- ब्रज्या ब्रजति, पक्तिः पचति अथवा पाक 

करोति, त्यागं करोति । यहाँ व्रज्या पक्तिं अथवा पाकं त्याग ये नाम शब्द भो भावम्रत्ययान्तं 


१. निरुक्त १॥१॥ र फन र 1४4 | ह््ः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७०० :-- ,-- - _.  मीमांसाशाबर-भाष्ये.. . 


- कतेव्यमिति चोद्यते यदिष्टफलम्‌ । नन्वथिनो योऽर्थः, सोऽत्र कतँव्यतयोच्यते, ? 


होने से भावप्रधान हैं भ्रौर ब्रजति पचति करोतिः आदि आख्यात भी भावप्रधान हैं। ऐसी 
स्थिति में किस प्रकार का भाव आाख्पात शब्द से कहा जाता है. और किस प्रकार का नाम 
शढरों से । इसका निरूपण करते है - पूर्वे =श्रारम्भ; अपर = समाप्तिरूप* भाव अर्थात्‌ उप- 
क्रम (--आरम्भ) से लेकर झपवर्ग (समाप्ति). पर्यन्त भाव आख्यात से कहा जाता . है । 
चूल्हे में अग्नि प्रज्वालन से लेकर ग्रोदन के पक जाने पर उसके नीचे उतारने तक का जितना 
भाव है वह सव पचति से कहा जाता है । इसके मध्य में यदि पूछा जाये-कि देवदत्त क्या करता 
हेतो उत्तर मिलेगा चावल पकाता है । भावप्रधान ब्रज्या पक्ति अथवा पाक त्यांग भावप्रत्यय 
कृदन्त नाम शब्दों से मृते सत्त्वरूप भाव कहा जाता है अर्थात्‌ इन शब्दों .के प्रयोग होने पर 
_ द्रव्यवत्‌ ्राकारवत्त्व की प्रतीति होती है । अर्थात्‌ पाकादि क्रियां की सत्तामात्र की प्रतीति होती 
है । यतः पाकादि. में मृत द्रव्यवत्‌ प्रतीति होती है इस कारण. इनमें लिङ्ग ग्रौर.वचन का .योग 
होता 'है। इसी बात को महाभाष्यकार ने कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति (महा० २1२1१९) 
रूप में कहा है । निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचार्य की व्याख्या अस्पष्ट और -खींचातानी से युक्त 
है.। शवर स्वामी के निर्देश से भी निरुक्त के उक्त पाठ के हमारे द्वारा ऊपर दर्शाये अर्थ की 
पुष्टि होती है । पाकसत्तामात्रं निदिइपते-इसका व्याख्यान उपयुक्त निरुक्तवचन के व्याख्यान 
से गताथं समझें. । 5 | या ३ 
*_____ ना&रम्भे पुरुषप्रयत्नश्‍चोद्यते - देवदत्त ग्रामं यच्छ कहने पर वक्ता का ग्रभिप्राय गमन 
क्रिया के आरम्भ करने की आज्ञा में नहीं है अपितु ग्राम की प्राप्ति अर्थात्‌ ग्राम में पहु'चने पर 
“जो गमन क्रिया की समाप्ति है उसकी आज्ञा में है । क्योंकि वाक्यार्थ तभी. उपपन्न होता है 
जब ग्राम में जाकर गमन क्रिया से उपरत होता है । यतइचोदित न नियोगत आरभन्ते--यह 
"आमं गच्छ लौकिक वाक्य में तथा ऐन्द्राग्नमेकादशकपाल निर्वपेत्‌ प्रजाकामः इनं उभयविध 
'चाक्यों में समान है | राज्ञा देने पर भी कोई मृत्य गमन क्रिया को आरम्भ नहीं करता। इसी 
प्रकार प्रजा की कामना होने पर भी कुछ व्यक्ति उक्त इष्टि का आरम्भ: नहीं करते। अतः 
“क्रिया के आरम्भ करने में पुरुष को प्रेरित नहीं किया जाता है भ्रपितु क्रिया की समाप्ति में 
प्रेरणा का तात्पये निहित है । अगला भाष्य पूर्व उक्त ग्रंश का ही फलितार्थपरक है । 


` ` व्याख्या -जो इष्ड फलं वाला है वह कतंव्यरूप से कहा जाता है... (प्राक्षेप) अर्थो 
— ooo र 


~ ` ०१, यह स्थूल अर्थ है । ग्ररित. प्रज्वलन से लेकर ओदन को चूल्हे पर से उतारने पर्यन्त 
अनेक क्रियायें होती :हैँ,।' क्रिया -क्षणप्रध्वंसी (> शीघ्र नप्ट होने वाली) 'होती है । अतः 
“उनका पूर्वापर रूप समुदाय बन ही नहीं सकता । अतः यहां पुर्वापरीभूतम्‌ में च्विप्रत्ययान्त का 
निर्देश किया-है-4-इसका अर्थ .हैं>-जो. पूर्वापर नहीं हैं. वे पूर्वापरी भूत हुईं सी । जैसे झशुक्लः 
शुक्लो भवति शुक्ली भवति जो सफेद नहीं है वह सफेद होंता है ॥ : . $ आप ९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे अधि०-३,.सू० १४ १७०१ 


नैतदेवम्‌ । वाक्यार्थो हि स भवति । यागस्य तु कतंव्यता श्रुत्या गम्यते । - तस्माद्‌ 
ग्रामादिकामेन याग आरब्ध: परिसमापनीयः । ग्रामादिकामनावचनं निमित्तत्वेन तदा 
भवति । निमित्ते चोत्पन्ने यत्‌ कतंव्यमित्युच्यते.तद्‌ विनष्टेऽपि निमित्ते. कतंव्यमेव.। 
उपक्रान्तस्य समापनं कतँव्यमिति . चोद्यते। तद्विनष्टेऽपि निमित्ते कतंव्यम्‌। न हि 
तहिनष्टमनुत्पन्न- भवति । उत्पत्तिच निमित्त, न भावः। तस्माद्‌ बीतायामपि 
फलेच्छायामुपक्रान्तं परिसमायितव्यम्‌ । क्रियाया हि निमित्तमारम्भः। सोऽपि परि- 
समाप्तेरिति: ॥ १३॥ 


फलाथित्वाद्‌ वाऽनियमो यंथाःनुपक्रान्ते ॥ १४॥ (पू?) 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नियमो वा । कस्मात्‌ ? फल्नाथित्वात्‌ । फलां- 


( चाहने वाले) का जो भ्रथं [स्वर्गादि] है वह यहां कतंव्यरूप से कहा जाता है। (समाधान) 
ऐसा नहीं है । बह तो वाक्यार्थ होता है [अर्थात्‌ स्वर्गादिफल वादय से जाने जाते हैं] । याग 
तो कतंव्यरूप से [यजेत] शति से जाना जाता है [श्रर्थात्‌ 'यजेत' पद गत विधायक प्रत्यय 
स्वरपदगत यज्यर्य=याग को कतंव्यरूप से कहता है - यजेत च्यागं भावयेत] । इससे ग्राम 
झादि की कामना वाले के द्वारा आरम्भ किया गया याग समापन (= पुर्ण करने) योग्य है । 
उस अवस्था में प्रामादि कौ कामना वाला वचन [याग में] निमित्त रूप से होता हे । निमित्त 
के उत्पन्न होते पर जो कतंव्यरूप से कहा जाता है, वह निमित्त के नष्ट हो.जाने पर भो करना 
चाहिये । [क्योंकि]. वह विनष्ट हुआ निमित्त भ्रनुत्पत्न. नहीं होता है [अर्थात्‌ उत्पन्न होकर ही 
नष्ठ होता है] । उत्पत्ति ही निमित्त है न कि उसका भाव [ = सत्ता = विद्यमान होना ]। इससे 
पल की इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी प्रारम्भ किया गया कर्म समापनीय होता है । क्रिया 
का निमित्त श्रारम्भ है अर. वह आरम्भ भी परिसमाप्ति का निमित्त है। [इसलिये याग को 
समाप्ति. झास्त्र द्वारा उक्त होने से कमं के झारस्भ करने के . पश्चात्‌ यदि फलेच्छा समाप्त 
भी हो जाये तो भी प्रारम्भ किये गये कर्म को पूर्ण करना: हो चाहिये ।] ॥१२॥ 

फलाथित्वाद्‌ वाऽनियमो यथाडनुपक्तान्ते ॥१४॥ ` ` 

- सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त 'आरंम्भ किये गये कमं को इंच्छा के. निवृत्त हो 

«जाने पंर भी समाप्त करना-चाहिये' पक्ष की निवृत्ति के लिये है। ( फलाथित्वात्‌) फल की 
- इच्छावाला होने से; [इच्छा की निवृत्ति हो जाने पर] (अनियमः) समाप्त करता चाहिये इस 
में नियम नहीं है अर्थात्‌ आरम्धकर्म को समाप्त करे या मध्य में हो. छोड़ देवे । . (यथा) जैसे 

।(अनुपक्रन्ते) ` फलार्थी द्वारा आरम्भ न किये गये कमे में ग्रनियंम है अर्थात्‌ 'फलार्थी कर्म को 

“आरम्भ करे या न करे । उसी प्रकार परिसमाप्ति में मी अनियम जानना चाहिये । 

"` ` ` द्ख्यां--'वां शब्द पक्ष को निवृत्त करता है । नियम नहीं है । किस हेतु से? फलायी 
होने से । फलार्थो फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले का यह(= याग) उपाय कहा जाता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७०२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


थिनः फलं चिङ्गीर्षमाणस्योपायोऽयं विधीयते, न कतेंव्यता । सा हि. विधीयमाना 
फलस्य वा यागस्य वा स्यात्‌ । फलस्य न तावद्वक्तव्या । न हि यो यत्कामयते तस्य 
तत्कतंव्यतोपदेष्टव्या । वेदेवासौ मयेतत्कतंव्यमिति । उपायं तु न वेद, तमाकाङक्षते । 
इदमुपदिश्यते, याग उपाय इति -यागेन क्रियत इति। न च यागस्य कतेव्यता । 
्रत्यक्षविरोधात्‌ । प्रत्यक्षस्तु क्लेशो याग: । . यदि यागेनान्यस्य कतेव्यता, तदा न 
विरोधः । यागकतेंव्यतायां फलं कल्प्यम्‌ । न 'च कल्प्यमानस्य प्रमाणमस्ति । कतंव्यो- 
पदेशइच शक्या दिष्वर्थषु' भवति । तस्मान्न यागः कतंव्य: । फलकामस्य यदिष्टं तत्क्रतं- 
व्यमनृद्य यथाप्राप्तं यागस्य साधनता विघीयतेः। तेन नावश्यं समापनीयं भवति । 
यथाऽनुपक्रान्तं नावञ्योपक्रमितव्यम्‌, एवमुपक्रान्तं नावश्यं समापयितव्यम्‌ । यत्त 
वाक्यार्थं: श्रुत्या बाध्यत इति । यत्र श्र त्यर्थो न संभवति, तत्र वाक्यार्थो गृह्यत इत्यु- 
क्तमेव । तस्मादनियमः ।। १४॥। 


बह (=कतंव्यता) विधीयमान होने पर फल को [ कतंव्यता विहित] होवे भ्रथवा याग को। 
फल को कतंव्यता नहीं कहनी चाहिये [श्रर्थात्‌ फल की कतंव्यता कहने योग्य नहीं है] । जो 
जिसको कामना करता है । उसकी कतंव्यता उपदेश योग्य नहीं होती है । [क्योंकि] वह 
जानता ही है कि मेरे द्वारा यह कर्तव्य ( =प्राप्तव्य) है । [फल को प्राप्ति के] उपाय को 
नहीं जानता है, इससे उसको झाकाङ्क्षा करता है। उसका उपदेश किया जाता है- याग उपाय 
है = [वह] याग से [प्राप्त] किया जाता है । याग की भी कतंव्यता नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध 
होने से । यह प्रत्यक्ष है कि याग क्लेश (=क्लेशसांध्य) है । यदि याग से अन्य की कर्तव्यता 
कही जाये तब विरोध नहों होया [ श्रर्थात्‌ जो किसी फल को क्लिष्ट याग से प्राप्त करना चाहे 
वह याग करे] । याग को कतंव्यता कहने पर फल कल्पनीय होगा [अर्थात्‌ इस याग का क्या 
फल है ? | कल्पनीय फल में कोई प्रमाण नहो है [कि इस याग. का यहो फल है] । कतंव्य का 
उपदेश शक्य (= होने योग्य) ग्रादि श्रथों में होता है । [भर्थात्‌ याग के क्लेशरूप होने से वह 
अशश्य =करने योग्य नहीं । इसलिये याग कतब्प् नहीं है। फल को कामना वाले के लिये जो 
इष्ट कर्तव्य है उसका अनुवाद (कथन) करके यथाप्राप्त याग को साधनता का विधान किया 
जाता है .[ श्रर्थात्‌ः इस फल. के लिये यह याग साधन है ऐसा कहा जाता है] । इससे वह 
(त्याग) अवश्य समापनीय नहीं होता है। और जो कहा है कि वाक्याथ श्रुति से बाधित 
होता है [इस विषय में कहते हैं] जहां शुत्यथं सम्भव नहों होता वहां वाक्यार्थ गृहीत . होता 
है, यह कह चुके हैं । इससे [समाप्ति में] ग्रनियम है ॥१४॥ 
विवरण? फलं चिकीर्षमाणस्योपायोश्य विधीयते - इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा 


'शक्येष्वर्थेषु! इति भट्टकुमारिलेन ट्पूटीकायां प्रतीकनिदेशे उद्घुतः पाठ: । अयं च 
साधुतरः पाठः। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya i Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ३; सू० १५ १७०३ 


` नियमो वा तन्निमित्तत्वात्‌ कतुः तत्कारण स्यात्‌ ।!१५॥ (ड०) ` ` ` 


ग्रारम्भो हि निमित्तं समाप्तेः। कथम्‌ ? तत्कतु: कारणं स्यात्‌ । कि कारणम्‌ ? 
सत्यसंकल्पता । यो ह्ारब्धमेवंजातीयकं न समापयति, तं शिष्टा विगहेन्ते, प्राक्र- 
मिकोऽयम्‌, ग्रसंव्यवहाये इति । शिष्टविगहँणां च दोषः। तस्मादारभ्य समापयितः 
व्यम्‌ । आह । शिष्टाः पुनः किमर्थं विगहेन्त इति ? उच्यते । विगहेन्ते तावत्‌, कि नो 


ज 


है --स्वसम्बन्धी फल की इच्छा करने वाले को याग रूप उपाय का विधान किया जाता है। 
इच्छा के समाप्त हो जाने पर वह उपाय नहीं होता है । झक्यादिष्वर्थषु भवति - यहां भट्ट 
कुमारिल का पाठ है-झाक्येष्वथंषु भवति । यही पाठ उचित हे ॥१४॥ 


नियमो वा तन्निमित्तत्वात्‌ कत्तु स्तत्कारणं स्यात्‌ ॥१५॥ ` 
सुत्रार्थः (वा) “बा. शब्द पूवं उक्त 'समाप्ति का अनियम है'. पक्ष की निवृत्ति के 
लिये ह | (नियमः) आरम्भ किये गये कर्म में समापन का नियम हे । (तन्निमित्तत्वात्‌) 
आरम्भ के समाप्ति में निमित्त होने से। (कतु.) याग के करनेवाले का (तत्कारणम्‌) वह 
कारण (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ कर्ता ने याग आरम्भ. में . संकल्प किया था 'प्रजाकामो यक्ष्ये, 
ग्रामकामो यक्ष्ये' (= प्रजा की वा ग्राम की कामना वाला यज्ञ करूंगा )। इस संकल्प को. सत्यता 
भी यजमान द्वारा रक्षणीय हे. । | ल 
विशेष --सुबोधिनीकार ने “झारम्भस्य' पद की. मण्डूकप्लुतिन्याय' से १३ वें सुत्रसे 
झनुवृत्ति मानकर अर्थ किया है -'भारम्भ के उस - समाप्ति में निमित्त होने से । कुतुहलवृत्ति- 
कार ने “तन्निमित्तत्वात्‌' के स्थान में 'कमंनिसित्तत्वातू' पाठ मानकर अर्थ किया है--“कम के 
झारम्म के समाप्ति में निमित्तरूप से स्मरण करने से । “आरम्भ किया गया कर्म अवश्य पूर्ण 
करना चाहिये” ऐसी कोई स्मृति नहीं है । (उत्तर) कतु स्तत्कारणम्‌-आररम्ममात्र करने वाले 
कर्ता का शिष्टों द्वारा निन्दा ही स्मृति की उपलब्धि में मूल होवे ।” 


व्याख्या--रम्भ ही समाप्ति का निमित्त हे । किस हेतु से ? वह कर्ता का कारण 

होवे । क्या कारण होवे ? सत्यसंकल्पता । जो भी इस प्रकार के आरम्भ किये गये कसं को 

समाप्त (--पुर्ण) नहीं करते, उसको शिष्ट निन्दा करते हैं-यह आरम्भ शूर है, व्यवहार के 

योग्य नहीं है भोर शिष्टों को.निन्दा दोष है ।. इसलिये (--दिष्ट हमारी निन्दा न कर) याग 
को आरम्भ करके समाप्त करना चाहिये । (आक्षेप) शिष्ट जन किसलिये निन्दा करते हैं? 
i ———्् स्ती 


` १. सण्डूकप्लुतिन्याय वेयाकरण-निकाय में प्रसिद्ध है । महाभाष्यकार ने कहा हे - यथा 
मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्ददधिकाराः (महा० १।१।३ ) भर्थात्‌ जैसे मेण्डक उछल उछल- 
कर= कूद कूद कर चलते हैं. वैसे ही अधिकार भी कूद कूद कर. चलते हैं, बीच के सूत्र में 
संम्बद्ध न होकर उत्तरवर्ती सूत्र से सम्बद्ध होते हैँ। ' | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७०४ : ` = मींमांसा-शाबर-भाष्ये . : ˆ 


विदितेन कारणेनेति 1१५1) प्रारउप्रकाम्यकर्सणः समाप्तिनियेमाधिकरणम्‌ ॥३॥ 


(समाधान) ` निंन्दा करते हैं [यह सत्य है, किन्तुं क्यों निन्दा करते हे. इसमें]: हमें कारण के 
ज्ञान से क्या प्रयोजनः? `: : 
विवरण - शिष्टा बिगहेन्ते -शिष्ट का लक्षण मानवधर्मशास्त्र में इस प्रकार लिखा ह - 


, धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबु हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ मनु० १२।१०९॥ 
अर्थात -जिन्होने ब्रह्मचयंपूर्वेक् वेदाङ्ग मीमांसा धर्मशास्त्र. आदि से उपबृ हित वेद का 
ज्ञान प्राप्त किया हे; तथा श्र ति के प्रत्यक्षीकरण के हेतु = श्रुति को देखकर उसके ग्रथ के उ 
देश में समथ हैं, ऐसे ब्राह्मण शिष्ट कहाते है । ` " 
2 मनुस्मृत्युक्त इलोक हो.कुछ पाठ भेद से बौधायन धर्मसुत्र १।१।६ में उपलब्ध होता 
हैं । इस ( -धर्मेगाधिगतः इलोक ) .से पूर्व बौधायन घमंसूत्र में लिखा ह--. 
ओ- शिष्टाः खलु विगतमत्सराः निरहंकाराः कुम्भीधान्याः _अलोलुपाः दम्भद्पलोभमाह- 
कोधर्वाजताः 1१1१५॥ त 
अर्थात्‌ -मात्सयं (=परगुण का सहन न करना) से रहित, ग्रंहंकाररहित, कुम्भी- 
चान्य, झलोलुप, दम्भ दर्पं लोभ मोह क्रोध आदि से वजित ब्राह्मण शिष्ट कहाते हैं। 
' . महाभाष्यकार ने शिष्ट का लक्षण इस प्रकार लिखा है- | 


एतस्मिन्नार्यावर्त .निवासे.. ये , ब्राह्मणा कुम्भीबाच्या अलोलुपा झगृह्यमाणकारणा 
किञ्चिदन्तरेण-कस्याहचिद्‌ विद्यायाः पारङ्गतास्तृत्र भवन्तः शिष्डाः। ६1३1१०९॥ 

इस आर्यावत देश में. जो ब्राह्मण कुम्भीधान्य, -अलोलुप (--निर्लोभ ) ) . दुष्ट कारण = 
लाभ वा सत्कार के विना ही सदाचार का अनुवतत करने हारे, विनां किसी कारण के अर्थात्‌ 
निष्कारण किसी विद्या में '('सब विद्याओं मे” कंयट ग्रादि) पारङ्गत जो व्यक्ति होते है वे शिष्ट 
कहातेहै। | 
कुर्भीवान्याः' का अर्थ है-- छोटे मटके में ही निर्वाहार्थं. जिन के पास. भ्रन्न है । मनुः 
स्मृति ४।७ में प्रयुक्त. कुम्भीधान्य का ग्रथ टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न किया है । यथा--. 
स्वकुट्म्ब के पोषण के लिये छः दिन मात्र पर्याप्त धान्य कुम्भीधान्य कहाता है ' (विज्ञानेश्वर 
तथा -गोविन्दराजं ) वर्षमात्र निर्वाह उचित धान्य कुम्भीधान्य (कूल्लूकभट्ट), छः मास निर्वाह 
पर्याप्त घान्य कुम्भीघान्य- (मेघातिथि)। दश दिन के लिये पर्याप्त: धान्य, यह अर्थ बो० ध्मंसूत्र 
के व्याख्याता. गोविन्दस्वामी ने; किया है । 


मनुस्मृति ४।७ में क्रमशः कुसूलघान्यक, क्रुम्भीघान्यक; त्र्यहेहिक;और, -श्वस्तनिक्‌ - का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CEES SSS DIAS a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ३ सू० १५ १७०५ 


निदेश किया है । कुसूल बडे मटके के आकार की कोठी (जिसमें २-३ मन अनाज आता है 
[पहले ग्रामों में होती थीं]) को कहते हैं। कुम्भी छोटा मटका । आगे तीन दिन पर्याप्त अन्न 
का निर्देश होने से कुम्भी शब्द से ६ दिन अथवा १० दिन पर्याप्त अन्न जिसमें झावे उसका 

` ग्रहण जानना चाहिये | शत० ब्रा० १।१।२।७ में लिखा है-न कोष्ठस्य न कुम्म्ये । भस्त्राये 
ह स्मषंयो (हविर्‌) गुहून्ति स्म । यहां गन्न रखने के सधानभूत कोष्ठ कुम्भ और भस्दा 
( =कपड़े या चमं का थेला) का निर्देश है । इससे भी कुसूल कुम्भी का जो अर्थ हमने किया 
है, वह युक्त है । र 


कुतुहलवृत्तिकार ने कर्म आरम्भ करके समाप्त न करने में निन्दा और प्रायङ्चित्त में 
श्रुति उद्धृत की है- यो यज्ञविभ्रष्डः स्यात्‌ तस्मा एतामिष्टि निवपेत्‌ (तै० सं० २।३।३।२)। 
अनन्तर लिखा है--.'कर्म आरम्भ करके समाप्त न करने वाला यज्ञविभ्रष्ट कहाता है । वस्तुतः 
न यह श्रुति यज्ञ आरम्भ करके उसके पूर्ण न करने की निन्दा वा प्रायरिचत्त के लिये है और 
नाही कुतूलहवृत्तिकारोक्त यज्ञविश्रष्ट का ग्रथ यहां अभिप्रेत है । सायणाचायं ने लिखा है 
इष्टिपशुसोमानां स्वस्वकालेष्वननुष्ठानं षः, तं भ्रेषं पराप्तस्येथमिष्टिःभ्र्थात्‌ इष्टि पशु और 
सोमयाग का झपने ग्रपने नियत काल में अनुष्ठान न करना भ्रेष कहाता है । ऐसे ञ्रेष को प्रiप्त 
पुरुष के लिये यह ( प्रायदिचत्तरूपी ) इष्टि है । हिरण्यकेशीय (सत्याषाढ़) श्रौत २२।४।७ की व्याख्या 
में महादेव शास्त्री ने लिखा है - स्वकालेप्रवृ्तदंपूर्णमासोऽप्रवृत्तपशुबन्धो वाऽप्रवृत्ताग्रयणो वा - 
उत्तरया यजेत त्रिहविषकया **'। यहां भी स्वकाल में दर्शादि का न करनेवाला यज्ञविश्रष्ट 
. कहा गया है। 

सायणाचायं ने ताण्डय ब्राह्मण १७।८।१- ज्योतिष्टोप्लेनाऽरिनिष्टुता यज्ञविक्रष्टो यजेत 
सुत्र की उत्त्यानिका में लिखा है - “अग्निष्टोमादि यज्ञ को आरम्भ किये हुए यजमान का किसी 
निमित्त से समाप्ति के अभाव से यज्ञविच्छिन्त हो जाये, तब यजयान यज्ञविश्रष्ट होता है। 
इसी प्रकार तां० ब्रा० ८।२।६.की व्याख्या में लिखा है -औओद्गात्र सम्बन्धी सोम के अपहरण 
वित्त साम आदि के त्यागरूप क्रतु के विलोप का निमित जिस का उत्पन्न .होता है, वह यज्ञ- 
विभ्रष्ट कहाता है। 

इस प्रकार यजमान के यज्ञविभ्रष्ट होने अथवा यज्ञ के भ्रंश होने के दो कारण कहे गये 
हैं १-दशपौर्णमास आदि का स्वकाल में न करना । २-प्रमाद आलस्य आदि से कर्मे में भूल 
होना वा किसी कारण. विशेष से कर्म पूरा न कर सकना । ; 

प्रकृत अधिकरण में आरब्ध कमों के झसमापन या समापन पर विचार कामना का. नास 
वा कामना की पूति निमित्तिक किया है । यह उपयुक्त दोनों प्रकारों के यज्ञञ्रेज से भिन्न 
प्रकार का है । LN 

झागे कुतूहलवृत्तिकार ने लिखो है-आरम्याशक्नुवन्‌ यज्ञवि्षष्ट इति सत्याषाइसृत्रे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०६ ` “` ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` ` 


[प्रारन्घलौकिककमँसमाप्तेरनियमाधिकरणम्‌ ॥४॥ ] | 
केनचिदगृहमुपक्रान्तं भवति, शकटं, रथो वा । वोताःस्य फलेच्छा, अवाप्नोति 


त त त 
विवरणाच्च । अर्थात्‌: कर्म आरम्भ करके किसी कारण से पूर्ण करने में ग्रसमथं यज्ञविश्वष्ट 
कहाता है । हमें यह वचन सत्याषाढ (हिंरण्यकेशीय) .श्रौत वा उसकी व्याख्या, में उपलब्ध 
नही हुआ । यह सक्ति दोष भी प्रकृत विचारणीय विषय से भिन्न है। इसके अनन्तर ते० 
सं० २।४।११ का वचन उद्धृत किया है -देवताम्पो वा एष आावृइच्यते यो यक्ष्ये इत्युक्त्वा 
न यजते स त्रैधातवीयेन यजेत । अर्यात्‌ -वह देवताग्नों से कट जाता है जो “यज्ञ करूगा 
ऐसा संकल्प करके याग नहीं करता वह त्रेघातवीय याग से यजन करे । याग का आरम्भ 
संकल्प से हो जाता है । ग्रतः यह वचन प्रकृत विचारणीय विषय के अनुकूल है । इसमें कमं के 
` मध्य में रोक देने पर देवताओं से कट (= दूर) जाना दोर्ष भी दर्शाया है, प्रायश्चित्त का भी 
* विधान किया है और यजमान को सत्यसंकल्प वाला होना चाहिये, यह भी इङ्गित किया है । 
अन्त में ग्रारूध के मध्य में फल की प्राप्ति होने पर कमं को समाप्ति का बोधक वचन उंद्धृत 
किया है -यदि वषत्‌ पर्जन्यः तावत्येव होतव्यम्‌ (तै ०सं० २।४।१०) अर्थात्‌ यदि वर्षा की कामना 
से कारीरी इष्टि को आरम्भ किया है और उसकी समाप्ति से पूर्व जब भी वर्षा हो जाये उसी 
समय सत्तू की पिण्डियों का होम कर देना चाहिये (विशेष द्र० मी० ३।४६२१ भाष्य-विवरण 
पृष्ठ १३४१ पर) 
विशेष -अन्त में उद्घृत देवेस्यो वा एष आावुइच्यते और यदि वर्षेत्‌ पर्जन्यः तावत्येव 
होतव्यम्‌ श्रतियों के विद्यमान होने पर" तथा बीते च कारणे नियमात्‌ (मी० ४।२।२१) सूत्र 
और उसके भाष्य में फल कीं इच्छा समाप्त हो जाने पर अथवा फल प्राप्त हो जाने पर कर्म 
की समाप्ति का नियम-कहा जा चुका है, तव प्रकृत सुत्र में सत्यसंकल्पता झौर शिष्ट-जन निन्दा 
तक दौड़ लगाने की क्या आवश्यकता थी ? पूवं सूत्र के अनुसार प्रकृत सूत्र में कतु स्तत्‌ कारणं 
स्यात्‌ का सीधा सा अर्थ करना चाहिये (कतुः) कर्म के आरम्भ करनेवाले कर्ता के कर्म की 
समाप्ति में (तत्‌) वह आरंम्भ करना ही (कारणम्‌) कारण (स्यात्‌) होवे क्योंकि आरम्भ 
किये गये कर्म की समाप्ति का नियम देखा जाता है ॥१५॥ 


व्याख्या किसी ने घर बनाने का उपक्रम किया है अथवा गाडी वा रथ बनाने का | 
फल को इंच्छा के: समाप्त हो जाने पर थ्रथवा फल को प्राप्त कर लेता है, उस - अवस्था में 


१. भट्टकुमारिल ने भी तेत्तिरीयाणामनन्यपरं वचनमस्ति (= तैत्तिरीयशाखा अध्ये- 
> ताग्रों का इसी भ्रथं के कहुनेवाला वचन है) लेख से यही बात कही हे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पष्ठेऽध्याये द्वितीयपःदे अ्रधि० ४ सू १७ १७०७ 


बा कलम्‌ । तत्र संदेह - कि तेन नियोगतः परिसंमापयितव्यमुतेच्छयोत्स्नष्टव्यमपीति ?. 
कि प्राप्तम्‌ ? द 


लोके कर्माणि वेइबत्‌ तताऽधिपुरुषज्ञानम्‌ ॥१६॥ (पू) 
लोके कर्माण्येवंजातीयकान्युपक्रम्य परिसमापयितव्यानि । यथैव वैदिकानि 
तथैव तानि नियोगतः परिसमापनीयानि । कुतः ? ततोऽधिपुरुपज्ञानम्‌ । ततस्तत्पुरुष 
ज्ञानं भवितुमहेति । कुत्तः ? शास्त्रात्‌ । ्राम्नायते हि तक्ष्णां शास्त्रम्‌ । तत्रापि 
देवताव्यापारोऽङ्गी क्रियते । पूर्वस्यां दिश्येता देवताः, इतरास्वेता इति । यथा शास्त्र 
कृते देवताव्यापारे उपक्रम्यापरिसमाप्यमाने शिष्टविगहणम्‌, एवमिहापि भवितुम- 
हंति ॥ १६॥ ५ 


अपराधेडप च तैः शास्त्रम्‌ ॥१७॥ (पू०) 
तेषां च लौकिकानामपराधे तैस्तक्षभिः प्रायरिचत्तशास्त्रमाम्नायते । आरे भर्ने 


सन्देह होना है - क्या आरम्भ किये गये गृह निर्माणादि कर्म को पूर्ण करना चाहिये अथवा 
इच्छा से छोड़ देना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? | 
लोके कर्माणि वेदवत्‌ ततोऽधिपुरुषज्ञानम्‌ ॥१६॥ 
` सुत्रा्थः- (लोके) लोक में (कर्माणि) गृह निर्माण आदि कमो को (वेदवत्‌) . वेदिक 
कर्मवत्‌ नियम से पूर्ण करना चाहिये । (ततः) शास्त्र. से ही (अधिपुरुषज्ञानम्‌) , पुरुष को , 
अधिकृत किये गये गृहनिर्माण आदि कमं का ज्ञात, होता है। इससे . गृहनिर्माणादि कर्म भी 
शास्त्रीय हैं । 
व्याख्या - लोक में इस प्रकार के कर्म आरम्भ करके पूर्ण करने चाहिये । जेसे वेदिक 
कर्म पुणे किये जाते हैं उसी प्रकार उन्हें भी नियम से पूर्ण करना चाहिये.। किस हेतु से ? उस 
से पुरुष का ज्ञान. हो सकता है। किस से? शास्त्र से। .तक्षक (--बढ़ई) लोगों का शास्त्र 
` भी आम्तात = उपदिष्ट ही है। उस शास्त्र में भो देवता का व्यापार स्वीकार किया गया है - 
पूर्व दिशा में ये देवता हैं अन्यो में ये । जसे क्षास्त्रकृत देवताव्यापार (- देवता सम्बन्धी यज्ञ कर्म) 
में आरम्भ करके समाप्त न करने पर शिष्टजनों के द्वारा निन्दा की जाती है । इसी प्रकार यहां 
(लौकिक कर्मों में) भी होनी योग्य है [श्रर्थात्‌ होती है] ॥१६॥ 
` दपराधेऽपि च तैः शास्त्रम्‌ ॥१७॥ ` ८ 
सुत्रार्थः = (अपि च) भौर भी, रथ आदि के निर्माण में -(अपराघे) भूल होने या टूट 
'फूट जाने पर (तैः) उन शिस्मियों द्वारा (शास्त्रम्‌) प्रायदिचत्त शास्त्र पढ़ा जाता है । 
व्याख्या -- उन लौकिक कर्मों में अपराध (=भूल) होने पर उन बढ्ई लोगों से द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
१७०५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इन्दबाहुरबेडव्यः' । पायसं च ब्राह्मणो भोजयितव्यः इति । प्रायरिचित्तं च यचदृष्टार्थ, 
न शास्त्रादते । अथ प्रसङ्गपरिहाराथं, ततोऽप्यादृतमेव तदिति गम्यते ।। १७॥। 


ऋशास्त्रा तूपसंप्रातिः शास्त्र स्यान्न प्रकलप तम्मादर्थेन 
गस्येताप्राप्ते वा शास्त्रमर्थवत्‌ ।।१८॥ (3०) 


MM ३>३खस CT क इ ििपैपस्‍ै७५प्मसेपना- 
प्रायव्चितत शास्त्र पढ़ा जाता है । आरे के दूटने पर -इन्द्रबाहुबंद्धव्यः (=?) अथवा. 
क्राह्मण को खीर खिलानी चाहिये । प्रायदिचत्त [का विधान तभी संगत होता हे] यदि वह 
झदु'ट,थे होवे; शास्त्र के विना [प्रयदिचित्त का विधान] नहीं होता हे । प्रसंग ( = प्राप्त दोष) 
के परिहार के लिये प्रामर्चित्त माने तो उससे भी [तक्षकों द्वारा वह ( =भ्रारम्भ) कमं पुणं 
करना] स्वीकार किया गया हे, ऐसा जाना जाता हे! 

- विवरण . गृहनिर्माण झादि कर्मों का विधान “वास्तुशास्त्र' में किया गया है और रथ 
झादि का निर्माण तक्षकशास्त्र में । ये सभी शिल्पश।स्त्र “अर्थवेद! नामक उपवेद के अन्तरगत हैं । 
-अथंवेद किन्हीं के मत में ऋग्वेद का उपवेद है, किन्हीं के मत में अथवंवेद का 1 यह मतभेद 
आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? इस पर भ्राश्रित है.। किन्ही के मत में आयुवेद ऋग्वेद का उप- 
वेद है तो किन्ही के मत में अ्रथववेद का । सुश्रुत में स्पष्टतया आयुर्वेद को अथवंवेद का उपवेद 
कहा है । अथवंवेद का एक नाम भिबग्वेद अथवा भेषजवेद भी है । ऋक्प्रातिशाख्य में गायत्यःदि 
तीन सप्तकों में से कृति ग्रादि तृतीय सप्तक की स्थिति भेषजवेद. में कही है--उत्तरास्तु 
सुभेषजे । सुर यहां पादपूरणार्थं है । तृतीय सप्तक के छन्द प्रधानतया अथर्ववेद में ही उपलब्ध 
होते हैं (कहीं कहीं याजुष मन्त्र में भी देखे जाते हैं ) । अतः आयुर्वेद निश्चित हो अथवंवेद 
का उपवेद है । घनुर्वेद रौर गान्धर्ववेद का क्रमशः यजुर्वेद और सामवेद के साथ निश्चित स्थिति 
होने से परिशिष न्याय अथवा नष्टाइवदग्धरथ न्याय से अर्थवेद ऋग्वेद का उपवेद है । क्रग्वेद में 
शिल्प-विज्ञान का प्रायः वर्णन मिलता है । अर्थवेदान्तगत मय श्रादि की संहिताएं अनुपलब्ध 
हैं। इन्द्रबाहुबंद्धव्यः यह पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ | पाठ अगुद्ध प्रतीत होता है अतः इस 
का भ्रमिप्राय भी भ्रज्ञात है ॥१७॥ डी 

अशास्त्रा तुपसंप्राप्ति ``" `` प्राप्ते वा शास्त्रमथंवत्‌ ॥ १८ 


सुत्राथेः:-- (तु) 'तु' शब्द “गृहादि कमे के शास्त्रीय होते से से आरम्भ करके उन्हें भी पूर्ण 
करना चाहिये” पक्ष की निवृत्ति के लिये है | इन गृहादि निर्माण कार्यों की (उपसम्प्रातिः) 
संप्राप्ति = परिज्ञान (भ्रशास्त्रा) शास्त्ररहित निमूल हैं। इससे (शास्त्रम्‌) शिल्पशास्त्र 
(प्रकल्पकम्‌) वेदमूलकता का भ्रकल्पक (न) नहीं हे । (तस्मात) इससे शिल्पशास्त्र 
(अर्थेन) मनुष्यों के अपने रक्षा आदिं प्रयोजन से (गम्येत) जाना जाये [अर्थात्‌ गृहनिर्माणावि. 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ | पाठोऽप्यशुद्धः प्रतीयते । २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ४ सु० १८ १७०९ 


-तुशब्दः पक्षं व्यावतँयति । ग्रशास्त्रा त्वेषामुपसंप्राप्तिरिति ब्रूमः । स्मृतेरस्याः 
शास्त्रं भवताऽनुर्मीयते । न शास्त्रमन्तरेण स्मृतिः। च च स्मृतिमन्तरेण तक्ष्णां ग्रन्थ 
उपपद्चत इति । अत्र उच्यते, भवत्यत्र स्मृतिः, एवमिदं गृहादिकर्म रमणीयं भवतीति । 
नास्मात्‌ कमंणो<दृष्टं किचिदिति । या चासौ रमणीयता साऽन्तरेणापि शास्त्रं शक्या 
ज्ञातुम्‌ । ज्ञात्वा च स्मयते । तस्मान्नास्याः स्मृतेः शास्त्रं प्रकल्प्यम्‌ । यद्यन्तरेण शास्त्र 
न प्राप्येत, ततः शास्त्रमत्रार्थंवदितिं प्रकल्प्येत । तस्मान्न दं शास्त्रोक्तम्‌ । शास्त्रोक्ते 
च सामिकृते त्यक्तेऽत्यन्तं शिष्टा गहेन्ते, देवताश्रये च । नन्वत्रापि देवताः परि- 
गृहीताः, श्रस्यां दिशीयं देवता यक्ष्यतेऽस्यामियमिति । उच्यते। पुरुषमनु देवताः 
शिष्टाः स्मर्यन्त, न गृहमनु । तस्माददोष इति ॥१८॥ प्रारब्धलोकिककमंणः 
समाप्तेरनियमाधिकरणम्‌ ॥४॥ ` | क 1: 


me 


0६ 3 DEE 1 fn eh HE स > सन्स 
शास्त्र की उत्पत्ति मनुष्यों ने अपनी झआवश्यताओं की पूति के लिये की है] (अप्र\पश) - लोक 
तया प्रत्यक्षादि किसी साधन से ज्ञात न होने प्रर (वा) ही (शास्त्रम्‌) ' शिल्पशास्त्रादि (अथं- 
वत्‌) अर्थवान्‌ होवें, परन्तु ऐसा नहीं है वह लोकादि से परिज्ञात हो सकता है । अथवा जो अर्थ 
लोकादि से ज्ञात न हो सके उसी में शास्त्र =>वेदादि शास्त्र अर्थवान्‌ है । 

विशेष कुतृहलवृत्तिकार ने श्रशास्त्रात्‌ पाठ मान कर गृहनिर्माण झादि कर्म की 
संप्राप्ति : परिज्ञान (अशास्त्रात्‌) लोक से दर्शाई हे। 

व्याख्या--तु' शब्द पक्ष की निवृत्ति करता है । इन . [गृहनिर्माणादि कर्मा] का ज्ञान 
भरशास्त्र (= श्ा्त्रहित = निम्‌ंल) है ऐसा हम कहते हे । इस [ित्पज्षास्त्ररूप] स्मृति से 
झाप इसके शास्त्र ( : वेदमूलकता) का अनुमान करते हैं। शास्त्र के विना स्मृति नहीं 
होती । गोर स्मृति के विना तक्षकों का ग्रन्थ उपपन्न नहीं होता है [अर्थात्‌ बन या बनाया नहीं 
जा सकता] । इससे कहते हैं यहां ( गुहनिर्म्णादि में) स्मृति होती है - 'इस प्रकार 
गृहादि कार्य रमणीय होता है ।' इस कर्म से अदृष्ट कुछ नहीं होता है प्रौर जो रमणीयता है 
वह विना शास्त्र के भी जानी जा सकती है शोर जानकर स्मरण की जातौ है । इससे स्मृति से 
शास्त्र (वेदवचन - श्रुति) की कल्पना नहीं की जा सकती है । यदि [रमणीयतादि] शास्त्र के 
विना प्राप्त न होवे. तो इससे शास्त्र भ्रथंवान्‌ होवे ऐसी कल्पना को जाये । इसलिये यह (गृहादि 
कर्म) शास्त्रोक्‍्त नहीं हे । शास्त्रोक्त कमं को ही अधूरा करके छोड़ने पर शिष्टजन अत्यन्त 
निन्दा करते हैं भर, देवताअय कार्य के अधूरा छोड़ने पर । (आक्षेप) यहां ( . गृहकर्म भें) 
भी देवताओं का परिग्रह है, इस दिशा में यह देवता यजन की जायेगी इसमें यह । (समाधान) 
पुरुष के अनुकूल [मर्थात्‌ पुरुष की रसादि के लिये] देवताओं का शिष्ट स्मरण करते हैं, गृह 
के लिये नहीं [र्यात्‌ गृहकमं देवता संयुक्त नहीं है] । < 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
OSORNO 
विवरण - देवताअये च - सुबोधिनीकार ने इसे स्वतन्त्र सूत्र मानकर. व्याख्या की हुँ 
(देवताश्रये) देवता के अङ्गत्व प्रतिपादक कर्म में (च) भी शास्त्र प्रकल्पक नहीं हे अर्थात्‌ 
निमुल है । वृत्तिकार ने इस सूत्र में पूव सूत्र से “न प्रकल्पकम्‌' को अनुवृत्ति मानी ह्‌ । 
ङ 


विशेष विचार - प्राचीन अर्वाचीन समस्त भारतीय विद्वान्‌ इस विषय में सहमत हैं 
कि विविध विद्याओं का मूल वेद हे । अतएव सभी विषयों के प्राचीन ग्रन्थकार अपनी अपनी 
बिद्या का सल वेद से प्रतिपादन करते हैं । इतना ही नहीं भ्रथवेद को मय आदि संहिताएं, जिन 
में समस्त बास्तु निर्माण आदि विविध लौकिक 'शिल्पक्रियाओ्रों का वणन है, वह उपवेद कहा 
जाता है । उपवेद नाम से ही स्पष्ट है कि इतकी प्रामाणिकता वेद से कुछ ही न्यून :है। ऐसी 
अवस्था में गुहनिर्माणादि शिल्प क्रियाओं को भरशास्त्रीय==वेद झप्रतिपादक कहना उचित 


नहीं हैं । 

जब यज्ञप्रक्रिया ने समस्त वाडमय को आच्छादित कर दिया, तब उसी की प्रधानता हो 
गई भौर उसे ही वेदमूलक माना जाने लगा | यदि इसी दृष्टि से देखें तव . भी गृहनिर्माण के 
समय आधुनिक काल में किये जाने वाले भूसंस्कार आदि समातं कमं तथा. गृहप्रवेश के समय 
ग॒हद्वार तथा उसकी-चारों दिशाओं: में विभिन्न देवताओं के लिये किये जानेवाले गृह्यसुत्रोकत होम 
कर्म का विधान भी याज्ञिक प्रभाव का ही कारण माना जायेगा-। गृह्मसूत्रों, का सन्निवेश 
मीमांसकों के मतानुसार स्मृतियों के. अन्तरगत होता है ।.स्मृत्युक्‍त विधान जब तक श्रूतिसे 
साक्षात्‌ विरुद्ध न हो वह प्रमाण माना जाना है--विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ सति ह्यनुमानम्‌ 
(१॥३॥२) 1 इस दृष्टि से गृहनिर्माण कर्मों को भी आरम्भ, करने के पश्चात्‌ पूर्ण करना उचित 
ही है । प्रत्येक गृहस्वामी गृहनिर्माण आरम्भ करके उसे समाप्त करना चाहता है । यह वात 
पृथक्‌ है कि उसे एक ही चरण में पुरा करे या चातुर्मास्येष्टिवत्‌ कई चरणों में पूरा करे । इमी 
प्रकार यज्ञीय कर्म के मध्य में. यजमान की ग्रचानक मृत्यु हो जाने पर जेसे याग अधूरा 
रह जाता है (यजमान का प्रतिनिधि शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया है) इसी प्रकार गृह- 
स्वामी की मृत्यु अथवा द्रव्य के अभाव के कारण गृहनिर्माण अधूरा रह सकता है | हमारी 
दृष्टि में तो प्रत्येक कर्म चाहे वह वैदिक हो वा लौकिक, उसे आरम्भ करने पर उसे समाप्त 
करना ही चाहिये | अन्यथा शिष्टों द्वारा लोक गर्हा होती ही है किसी कवि ने ठीक ही 

कहा है-- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचः प्रारम्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 


विघ्नः पुनः पुनरपि . प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति । , 
मुद्राराक्षस २।१७। _ 


हमारी गणना विघ्नों:से प्रतिहत होकर कायं छोड़ने वाले व्यक्ति के समान न होवे 
इसलिये लौकिक कमं भी परिसमाएनीय हो होता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बः ठेऽध्याये वितीय ादे प्रधि० ५, सू० १९ १७११ 


[निषेधातिक्रमे पुरुषप्रत्यवायाधिकरणम्‌ ॥५॥ | 


इदं ह्य पदिशन्ति-न कलञ्जं भक्षयितव्यम्‌, न लशुनं, न गंञ्जनं च' इति । 
तत्र संदेह किमेवंजातीयकं फलकामेन न भक्षयितव्यम्‌, निष्कामेनाऽऽञ्यम्‌, अथवा 
नियोगतो वंज॑यितव्यमेवेति । कि प्राप्तम्‌ ? 


देवताश्रये च- इसे सुबोधिरीवृत्तिकार ने स्वतन्त्र सूत्र मानकर व्याख्या की है। झस्याँ 

दिशि इयं देवता यक्ष्यते- किस दिशा में किस देवता के लिये याग करना चाहिये यह पारस्क- 
रादि गुह्यसूत्रों में उक्त है । पुरुषमनु देवता:'"` ` न गृहमनु -सम्भवतः यहां शबरस्वामी का 
यह तात्पयं हो कि वास्तुहोम में जिन देवताओं को स्मरण करके होम किया गया है, उनमें 
गृहस्वामी अपने लिये अनामय आदि की कामना करता है, न कि गृह की सुरक्षादि की । हमारे 
विचार में यदि शवरस्वामी का यह मत स्वीकार किण जाये तो समस्त काम्येष्टियों में जिन 
देवताओं के लिये यजन करता है, वह भी तो स्व-कामनापूत्यर्थ ही है । यज्ञ तो कामना पूर्ति का 
साधनमात्र है | साधन सध्य नहीं होता । वस्तुतः यज्ञ की साध्यता तो केवल नित्यकर्मों में ही 
दरै । उसी की पृतिमात्र वहां ग्रभीष्ट होती है । वहीं यज्ञ को सिद्धि के लिये देवों को आहुति 
दी जाती है | इस प्रकार वेदिक काम्पकर्म भी लौकिक काम्यकमों के समान ही हैं। यदि 
वैदिक काम्यकर्म में परिसमापन आवश्यक है तो लौकिक कर्म का भी समापन आवश्यक हे 

अन्यथा ग्रारम्भणूर कह कर जनता हमारी निन्दा करेगी ही | 

हमारे विचार में गुहनिर्माणादि कमं में सबको समान अधिकार होने से भ्रपशुद्राधिकरण 

न्याय से शूद्र को यज्ञकमं में अधिकार न देने के कारण ही लौकिक गृहनिर्माणादि कायं को 
बैदिक कमं से पृथक्‌ किया गया है.। इतना ही नहीं, रथकार तक्षक आदि सिल्पजीवियों को 
उत्तरकाल में शूद्र मान लेने से भी लौकिक कर्म को वेदिक कमं से पृथक्‌ मानना पडा । वस्तुतः 
` झादिकाल में समस्त शिल्पजीवी ब्राह्मणवर्ग वा वेश्य वर्ग के अन्तर्गत स्वीकार किये जाते थे । 
उनकी समाज में वही प्रतिष्ठा थी जो सम्प्रति वैज्ञानिक वा इञ्जीनियरों की है। यदि दुर्जेन- 
तोष न्याय से वेद में उल्लिखित सौधन्वनों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो वे 
'अङ्गिरा ऋषि के पुत्र होने से ब्राह्मण थे, न कि शूद्र (द्रऽ पूवं पृष्ठ१६७०-१६७१)। यही स्थिति 

, अन्य शिल्पिजीवियों की भो जाननी चाहिये ॥ १८।। 


व्याख्या एसा उपदेश करते हैं-- कलञ्जं न भक्षयितव्यम्‌; न लशुनम्‌, न गुञ्जनम्‌ च 
` (= कलञ्ज नहीं खाना चाहिये, लशुन नहीं खाना चाहिये, ग॒ञ्जन नहों खाना चाहिये) । 
इनमें सन्देह है क्या इस प्रकार के द्रव्य फल की कामना चाले को नहीं खाने चाहिये, 


- कौ कामना से रहित से खाने योग्य हैं; अथवा नियमतः भक्षण छोड़ ही देना चाहिये ? क्या 
प्राप्त होता है ? 
~~ [द लमममामामममागममागमरललररटसलगममामगागागाममामाममासासमाममसममामागसममसमसामामममआआआासासमासआाासमामआमआमामाामामामामता eo — 
१, अनुपलब्धमुलम्‌ । । 


€C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१२ मीमांसा-शावर-माष्ये 
प्रतिषेथेष्वकमत्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां. 
विभक्तत्रादकमणाम्‌ /१६॥ (पु०) 
फलाथिना न भक्षयितव्यम्‌ । प्रनथिनो$नियम इति । कुतः ¦ निममो हृचमुः 
च्यते, इदं न भक्षयितव्यमिति । एवमुक्ते दयमापतति । यदि वाऽभक्षणं कतंव्यमिति, 
यदि वा भक्षणं' न कतेव्यमिति । यदि नञूविशिष्टं भक्षणं कतंव्यमित्य'म्युपगम्यते, 
ततोऽमक्षणं श्रृत्या तव्यो विदधाति । नञ्‌ भक्षयतिविशेषणम्‌ । तद्व्यापाराच्च 
' कर्तव्यतया नञ्‌ न संबध्यते । ग्रथ नञर्थः कतँव्यस्ततो वाक्येन विधानम्‌ । भक्षयतिहव 
नत्रविशेषणम्‌ । श्रतिशच व(वपाद्‌ बलीयसी । तस्मादभक्षगं कर्तव्यमिति गम्यते । 
¬ ह्ववरण कलब्जं न भक्षयेत्‌ कल भक्षयेत्‌ कलञ्ज का अर्थं कोषकार तमाखू या सुरति करते 
है । प्राणी विशेष/ अर्थ भी लिखा है, परन्तु भूमिज लशुन झौर गुञ्जन के साथ कलञ्ज का श्रथ 
“तमाख' म'नना ही युक्त है । तदनुसार तमाखू वा सुरति नहीं खानी चाहिये। न गुञ्जनम्‌ - 
गुञ्जन के अर्थ में भी मतभेद है । कोई इसका अर्थ गाजर, कोई जंगली गाजर करते हैं तो 
कोई शलगम करते हैं । हमारे विचार में शलगम अर्थ अधिक उचित है । उसका एक नाम यव- 
नेष्ट वा यवनप्रिय भी हैं। फलकामेन - यद्यपि कलञ्जादिभक्षण प्रतिषेध का कोई फल नहीं कहा 
है, तथापि 'विश्वजिन्त्याय' (मी० ४।३। अधि० ७। सूत्र १५-१६) से स्वगं फल जानना चाहिये । 
प्रतिषेधेव्वकर्मत्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वाद्‌ अकसंगाम्‌ ॥१९॥ 
सुत्रार्:-- (प्रतिषेघषु) प्रतिषेधों में ( अकर्मकत्वात्‌) भावनारूप क्रिया के साथ “न का 
संबन्ध न. होने से भर्थात्‌ ग्रभक्षण मानस संकल्परूप होने से [फल की कामना न करने वालों 
की] (क्रिया स्यात्‌) भक्षण क्रिया प्राप्त होवे । (प्रतिषिद्धानाम्‌) प्रतिषिद्ध क्रियाओ के आर 
(अकर्मणाम्‌) अकमे =मानस संकल्प के (विभक्तत्वात्‌) भिन्न भिन्न होने से । र 
विद्योष -यह सूत्रार्थ भाष्य के झआाशय्‌ और सुबोधिनीवृत्ति के आधार पर किया हूं । 
'कुतूहलवृत्ति में सूत्राथं की योजना कुछ भिन्न हें। 

_ व्याख्या - फल की कामना वाले को नहों खाना चाहिये । जो फल को इच्छा वाले नहीं 
हि! उनके लिये ग्रनियम है । किस हेतु से ? यह नियम कहा जाता हे - यह नहीं खाना चाहिये । 
ऐसा-कहने पर दो प्रकार उपस्थित होते हैं - चाहे 'प्रभक्षण करना चाहिये' अथवा चाहे “भक्षण 
नहीं करना चाहिये । यदि नत्र्‌ से विशेषित भक्षण ( -अभक्षण) करना चाहिये, ऐसा स्वीकार 
करते हो तो तव्य [प्रत्यय ] श्रुति से झभक्षण का विवान करता हे । झौर यदि नन, “भक्षयति 
क्रिया का विशेषण हे तो उसके व्यापार से कतंव्यरूप से नभ, सम्बद्ध नहीं होता हे । रौर यदि 
नम का अर्थ कतंव्य है, तो वाक्य से विधान होगा झर भक्षयति नभ, का विशेषण होगा । थुति 
बावप से बलवती हे । इससे भक्षण कर्तव्य हे ऐसा जाना जाता हे । 

१. भक्षणास्तिवततितब्पमिति पाठान्तरम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१५ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ५ सू० २० १७१३ 


अभक्षण च भक्षणाभावः न तस्य कतंव्यताऽस्ति। तस्माद्‌ यस्तत्र मानसो 
व्यापारः, स इहोपदिश्यते येनोपायेन नञूविशिष्टं भक्षणं भवति । पूर्वं नञ्॒भक्ष- 
यत्योः संबन्धः, ततो विधानम्‌ । यथा नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत इत्येवमादिष प्रजापतिः 
्रतेषु कुवंतः फलम्‌ भ्रकुर्वतो न फलं न दोष? । एवमिहापि । विभक्तत्वादकर्मणाम्‌ । 
नात्र कम प्रतिषिध्यते । ग्रकमेमात्रमुपदिव्यते । श्रन्यद्धि कमं भक्षणं प्रतिषिध्यमानम्‌, 
अन्यकम मानसः संकल्प इति ॥१६९॥ 


शास्त्राणां त्वथेवत्त्वेन पुरुषार्थो विधीयते तयोरसम- 
वायित्वात्‌ तादर्थ्ये विध्यतिक्रमः ॥२०॥ (उ०) 


विवरण - एवमुरते इयमापतति --नन्‌ का संवन्ध भक्षण के साथ हे--अभक्षण करना 
चाहिये । अथवा भक्षयितव्य के साथ--भक्षण नहीं करना चाहिसे | 'कलञ्ज का ग्रभक्षण करना 
चाहिये’ । इस अर्थ में अभक्षण में कतंव्यतता है अर्थात्‌ कलञ्ज भक्षण का अभाव करना चाहिये । 
इसका तात्पर्यं होगा -कलञ्ज झभक्षण का संकल्प करना चाहिये (द्र० प्रगला भाष्य 
सन्दर्भ) यहां पयु दास परित्याग= छोड़ना अर्थ को नन्‌ कहता हे । भक्षयितव्य के साथ नन 
का सम्बन्ध होने पर भक्षण क्रिया का प्रतिषेध होगा । यहां प्रतिषेध की प्रधानता को नन्‌ 
कहता हं । इस विषय में मी० ४।१।२ सुत्र के विवरण पृष्ठ ११८२. तथा इसी पृष्ठ की टिप्पणी 
में नन्‌ के दोनों रथों का स्पष्टीकरण किया हें, वहां देखें। 
व्याख्या - अभक्षण का अर्थ है भक्षण का अभाव । उस (= भक्षणाभांव ) की कत्तंव्यता 
नहीं है । इसलिये वहां जो मानस व्यापार है, उसका यहां उपदेश किया है-जिस उपाय से 
नगूविशिष्ट भक्षण (= श्रभक्षण) होता है। यहां पहले नग, और भक्षणधात्वयं का सम्बन्ध 
होता. हे, तत्पश्चात्‌ विधान होता हे । जेसे नोयन्तमादित्यमीक्षेत (=उदय होते हुए. आदित्य 
का भ्रनोक्षण =ईक्षणाभाव करे ) इत्यादि प्रजापतित्रतों में [झनीक्षणरूप व्रत को] करनेवाले | 
को फल होता हे [ब्रत का अनुष्ठान] न करनेवाले को न फल होता हे न दोष। इसी प्रकार 
[यहां भी जानना चाहिये] । अकमों के विभक्त होने से) यह [भक्षण] कमं का प्रतिषेध .नहों 
किया हे । अकं ( =भ्रभक्षण = अभक्षण का संकल्प) का उपदेश किया हे। प्रतिषिध्यमान 
` भक्षण कर्म अन्य हे झर मन का संकल्प अन्य कमं ह । 
शास्त्राणां त्वर्थवत्त्वेनः` ` "`" `"`" `` तादर्थ्ये विध्यतिक्रमः ॥२०॥ 
सुत्रार्थः [ प्राजापत्यन्रत'में] (शास्त्राणाम्‌) 'तस्य ब्रतम्‌' 'ेक्षतोद्चन्तमादित््रम्‌' 'एता- 
वता हैनसाऽयुक्तो भवति' इन तीन झास्त्र=विधायक्‌ वाक्यों के (अर्थवत्वेन) अर्थवान्‌ होने से 
(पुरुषार्थः) पुरुष का भ्र्थं फल जिससे होता हे उस ईक्षण विरोधी 'नेक्षिष्ये' संकल्प का 
(विधीयते) विधान किया जाता हे । उनमें से (तयोः) प्रथम भोर तृतीय वाक्यों का न कलञ्जं 


, १८ “अकुर्वतः फलं, कुर्वतो न फलं, न दोषः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१४ ॥ “ ८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


उपवर्णनापरिहारस्तावदुच्यते । युक्तं यत्प्रजापतित्रतेषु शास्त्राणामथवत्त्वेन 
पुरुषार्थो विधीयते । तत्रः नियमः कंतंव्यतयोपदिश्यते | यश्च कतेव्य: स॒ कल्याणो- 
दय: । यो न कतंव्यः स पापोदयः। कथं पुनः प्रजापतिव्रतेषु नियमः कतेव्यतया 
चोद्यत इति ? उच्यते । तस्य ब्रतम्‌ इति प्रकृत्य प्रजापतिब्रतानि समाम्तातानि । ब्रत- 
मिति च मानसं कर्मोच्यते। इदं न करिष्यामीति यः संकल्प: । कतमत्‌ तद्‌त्रतम्‌ ? 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत इति । यथा तदीक्षणं न भवति, तथा मानसो व्यापारः 
कतंव्य: । तस्य च पालनम्‌ । तत्र तस्मात्‌ पुरुषार्थोऽस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र चेतान्येव 
प्रकृत्योच्यते, एतावता हैनसाऽयुवतो भवति इति । एतावता कृतेनायुक्त एनसा भव- 
तीति । अथेह तयोरसमवायित्वम्‌ । इह क्रिया प्रतिषिध्यते, नाक्रियोपदिश्यते । न हि 


भक्षयेत्‌ में समवेत न होने से भ्रर्थात्‌ अ्रभाव होने से (तादर्थ्ये) उस =,न कलञ्जं भक्षयेत्‌ के 
अर्थ की उपपत्ति के लिये (विध्यतिक्रमः) विधि का अतिक्रमण =विधीयमान श्र्थं का . निषेध 
हावे । 


विशेष--यह सूत्रार्थं सुबोधिनी वृत्ति के अनुसार है इसका भाव यह हे कि प्राजापत्यत्नतों 
में तो.तीन विधायक वाक्यों के परस्पर मिलकर ग्रथंवान्‌ होने से नेक्षेत का अर्थ इक्षणाभाव 
किया जाता है. अर्यात्‌ ईक्षणाभाव के पुरुषार्थत्व का विधान . किया जाता हे । 'मैं उदीयमान 
आदित्य के इक्षणाभावरूप व्रत का पालन करूंगा” रूप संकल्प का विधान किया हे । इस प्रकारं 
“न कलञ्जं भक्षयेत्‌' में प्रथम तृतीय वाक्य के न होने से श्रर्थात्‌ एकाकी होने से भक्षणरूप विधि 
का प्रतिषेष कलञ्जो न भक्षयितब्यः रूप ग्रथे कहा जाता ह । 


व्याख्या - उपवर्णना ( ` प्रसङ्गत प्राप्त नेक्षेतोद्यन्तमादित्य की वर्णना (>-अर्थोप- 
पत्ति) का परिहार पहले किया जाता है। यह युक्त है कि प्राजापत्यत्रतों में शास्त्रों (= तस्य व्रतम! 
द्रादि ३ वाक्यों) के प्र्थवान्‌ होने से [उनका] पुरुष के. लिये विधान किया जाता हे । वहां 
[तस्य व्रतम से भ्रनीक्षण] नियम कतंव्यरूप से उपदेश किया जाता है। जो कतंव्य होता है; 
वह कल्याणकारी होतां है। जो न कतंव्य ( =कतंव्य्र नहीं) है. वह पापकारी होता है। 
(पझ्राक्षेप) प्राजापत्य नियमों में नियम किस प्रकार कहा जाता है ? (समाधान) तस्य व्रतम्‌ 
(=उसका व्रत कहते हैं) ऐसा आरम्भ करके प्रजापति सम्बन्धी व्रत पढ़े गये हैं ।. और ब्रत 
से मानस कमं कहा जाता है-'यह नहीं करूंगा” रूप जो संकल्प । वह व्रत कोन सा है? 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत से विधीयमान जेसे उस (= उदीयमान दित्य) का ईक्षण (= ददान) 
नहीं होता, वेसा मानस व्यापार ( संकल्प) करना चाहिये रौर उसका पालन करना चाहिये । 
इससे वहां [ इक्षणाभाव का विधान ].पुरुष के लिये है, ऐप्ता जानना चाहिये। वहां इन्हीं 
[ब्रतों]को कहकर एतावता हैनसाऽयुक्तोभवति.( =इस प्रकार निइचय -ही पुरुष पाप से युक्त 
नहीं होता है) इतना करने से पाप से प्रयुक्त होता है। यहां (-=न कलञ्जं भक्षयेत्‌! मे) 
उन दोनों का भ्रसमवाय है (=संयोग नहीं है) । यहां क्रिया का .प्रतिषेष किया जाता है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eH Ne LIES SSSR SESE REISE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७] दे 
षष्ठऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ५, सू० २० १७१५ 


कलञ्जं भक्षयन्‌ प्रतिषेषविधि नातिक्रामति । इह पुनरादित्यं पश्यन्‌ नातिक्रामति 
विधिम्‌ । न्‌ हि तस्य दशनं प्रतिषिद्धम्‌ । नियमस्तत्रोपदिष्ट: । यस्तं नियमं करोति, 
स फलेन संवध्यते कलञ्जादि । 


कथमवगम्यते ? नात्र तस्य ब्रतमिति प्रकृत्य वचनमस्ति, न च “न भक्षवित- 
व्यम्‌ इत्यस्य मानसो व्यापारोऽ्थंः । भक्षयितव्यमिति च भक्षणं कतंव्यं शब्देनोच्यते | 
नेति तत्प्रतिषिध्यते श्रुत्यैव । एवं प्रसिद्धोऽर्थोऽनुगृहीतो भवति, इतरथा लक्षणा 
स्यात्‌ । । श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या न लक्षणा । तस्मादिह प्रतिषेध उच्यते । 
आह । प्रतिषिद्ध नाम, दोषोऽत्र न श्रूयते। तस्मात्‌ प्रतिषिद्धमप्यनुष्ठातव्यमिति 
कल्पिष्यत इति चेत्‌, न, प्रामाणाभावात्‌ । श्र्थापतिः प्रमाणम्‌ । उपदेशषवैयर्थ्य- 
श्रसङ्गादिति यद्युच्येत | नैतदेवम्‌ । व्यर्थोऽपि हथ्‌ पदेशोऽज्ञानात्‌ संभवति । तस्मान्न 


भ्रक्रिपा का उपदेश नहीं किया जाता है । कलञ्ज का भक्षण करता हुआ प्रतिषेध विधि का 
अतिक्रम नहीं करता ऐसा नहीं है [ अर्थात्‌ अतिक्रमण करता हो है] । यहां (== 'नेक्षेतोद्यन्त- 
मादित्यम्‌' में) आदित्य को देखता हुआ विधि का अतिक्रमण नहीं करता, [क्योंकि] उसके 
दर्शन का प्रतिषेध नहीं किया है । वहां नियम” उपदिष्ट है [ग्रनीक्षण कतंव्यम्‌] जो उस 
नियम का पालन करता है, वह फल से सम्बद्ध होता है । यहां तो कलञ्ज आदि का प्रतिषेब 
किया है। ef! वि कु 

विवरण - तयोरसमवायित्वम्‌ -जैसे नेक्षेतोद्यम्तमांदित्यम्‌ में उपक्रम रूप तस्य व्रतम 
कहा है और उपसंहाररूप एतावता हेनसाध्युक्तो भवति कहा है तद्वत्‌ 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌ में उप- 
क्रम और उपसंहार का योग नहीं है । इह क्रिया प्रतिषिध्यंते- न कलञ्जं भक्षयेत्‌ में भक्षणरूप 
क्रिया का प्रतिषेष किया है । ना क्रियोपदिव्यते - जसे नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌ में 'इक्षणाभावः 
कतंव्य:” विधि कही है तद्वत्‌ यहां 'कलञ्जस्य अभक्षणं कायंम्‌' नहीं कहा गया है। ` 


व्याख्या - केसे. जाना जाता है कि [यहां क्रिया का प्रतिषेध किया है].? यहां तस्य. 
ब्रतम्‌ ऐसा कहकर [न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ] वचन नहीं है भ्रोर ना हो यहां “न भक्षयितव्यम्‌” 
का श्रथ 'भक्षणाभावं का्यम्‌' रूप मानस व्यापार है।.'भक्षयितव्यम्‌' शब्द से 'भक्षण करना चाहिये 
अर्थं कहा जाता है.वह (=भक्षणं कतंव्यम्‌ ,'न' शब्द को श्रुति से ही प्रतिषिद्ध होता है [ अर्थात्‌ 
“क्षण न कतंव्यम्‌' अर्थ जाना जाता हे] । इस प्रकार प्रसिद्ध (=भ्रभिषावृत्ति से कहा गया) 
अर्थ अनुग॒हीत होता है, अन्यक्षा लक्षणा होवे । श्रुति और लभंणा के संशय में शू_ति न्याय्य है, 
लक्षणा न्याय्य नहीं हे । इससे यहां प्रतिषेध कहा जाता हे ।. (आक्षेप) प्रतिषिद्ध होवे, [परन्तु 
कलञ्ज के भक्षण में] दोष तो यहाँ नहीं सुना जाना हे । इससे प्रतिषिद्ध का भी अनुदान 
किया जा सकता है, ऐसी कल्पना की जाये तो, नहीं, [ऐसी कल्पना नहीँ कर सकते] प्रमाण 
के झभाव से । अर्थापत्ति प्रमाण होवे ? [कलञ्जं न भक्षयेत्‌] उपदेश की व्यर्थता के प्रसङ्ग से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Tसा-शावरः भाष 
१७१६ मीमांसा-शावरः भाष्ये 


कल्प्यो दोष इति । उच्यते । सत्यं न कल्पनीयः । कितु क्लृप्त एव । कथम्‌ ? ग्रनन्तर- 
मेवैनं शिष्टा वजंयेयुः, पतितः कर्मफलेम्य इति वदन्तः । महांश्चेष दोषो, यच्छिष्टा 
वर्जयन्ति । तस्मान्नियोगतः कलञ्जादि न भक्षयितव्यमिति । यथा, न सर्पायाङ्गुलि 
दद्यात्‌, तत्र दोषदशेनान्नियोगतो नः सर्पायाङ्गुलिर्दीयते, कण्टको वा न पादेनाषि- 
ष्ठीयते । एवमिदमपीति ॥२०।। निषेघातिक्रमे पुरुषप्रत्यवायाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


om खाक 9. 


[स्मार्तादीनामप्युपनयनोत्तरकालकतंव्यत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 
इह स्मार्ताः पदार्था उदाहरणम्‌-प्रत्युपस्थितनियमाश्चाऽऽवाराः । गुरुरनु- 


यदि कहा जाये तो, ऐसा नहीं हे, व्यर्थ उपदेश भी जान से सम्भव होता हे । इसलिये [कलञ्ज 
के भक्षण] में दोष कल्पनीय नहीं है। (समाधान) यह सत्प हे कि [दोष] कल्पनीय नहीं 
हे किन्तु वह तो क्लृप्त है । किस प्रकार ? [कलञ्जादि भक्षण के] भ्रनन्तर ही इस [कलञ्ज 
सक्षयिता] का दिष्ट वर्जन (--अपने से दूर करना) कर दंगे 'यह पतित है कर्मफल से' ऐसा 
कहते हुए ग्रोर यह महान्‌ दोष हे जो शिष्ट लोग वर्जन करते हैं । इससे नियमपूर्वेक कल- 
ञ्जादि का भक्षण नहीँ करना चाहिये । जसे 'सांप के लिये (= सांप के मुख में) अङ्गुलि न 
देवे' में दोषदर्शन से नियमतः सांप के लिये अङ्गुलि नहीं दी जाती है श्रथवा कांटे [नंगे] पेर 
से ग्रारोहित नहीं किये जाते हैं [प्रर्थात्‌ नहीं .कुचले जाते हैं] उसी प्रकार यहां भी [कलञ्ज 
आदि के भक्षण में दोषबदर्शन से कलञ्जादि का भक्षण नहीं करना चाहिये ]। 
विवरण--इस प्रकरण के: लिये भट्टकुमारिल ने कहां है- ['कलञ्जादि के भक्षण विषय 
दोष में] शिष्टों के द्वारा की गई निन्दा उपायरूप से वर्णनीय है। चोदनायां फलथुतेः इत्यादि 
दो सूत्र [मी० ४।३। अघि० ५ ।१०,११ ] इस प्रकरण में ऊह के द्वारा. समन्वय करने चाहिये ।' 
इसका आशय यह है कि विदवजित्‌ अधिकरणस्थ चोदनायां फलश्र्‌ तेः तथा अ्पिवाऽऽम्नान- 
सामर्थ्यात्‌ ये दोनों ही पूर्वोत्तरपक्ष के सूत्र जो “विश्वजित्‌ आदि ग्रश्नुतफल वाले यागों में भी 
विधिसामाथ्यं से समीहित (=इच्छित) फल की कल्पना करनी चाहिये इत्यादि के प्रतिपादन 
परक हैं उनकी ब्रश्नुतफलवाले.'कलञ्जभक्षण में निषेध के निवतंकत्व सिद्धि के अनुरोध से ही 
प्रत्यवाय (पाप) रूपफल की कल्पना की जाती है” इस अर्थ में ऊह्‌ से योजना करनी चाहिये 
(द पूना सं० पृष्ठ १४०२, टि० १) । अर्थात्‌ जेसे भ्रश्नुतफलवाले यागों के ाम्तानसामथ्यं 
से किसी स्वर्गादि फल की कल्पना की जाती है उसी प्रकार यहां 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌' आदि में 
न= निषेध के निवतंकत्व की सिद्धि के अनुरोध से दोषरूप फल की ऊहा करनी चाहिये ॥२०॥ 


न सिजनल 


व्याख्या -यहां स्मुत्यु का पदार्थ उदाहरण हैं = प्रत्युत्यान नियम झौर भ्राचार । गुरु - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ६ सू० २२ १७१७ 


गन्तव्योऽभिवादयितव्यक्च, वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तव्यञ्चेति। तंत्र संदेहः । कि जात- 
मात्राणामिमे पदार्था उतोपनीतानामितिः ? कि प्राप्तम्‌ ? 


तस्मिस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ ॥२१॥ (पु०) 
अविशेषोपदेशाज्जातमात्राणाम्‌। कुतः ? पुरुषे ते शिष्यन्ते, जातमात्रश्च 
पुरुषो भवति । तस्माज्जातमात्राणामिमे पदार्था इति ॥२१॥ 
एवं प्राप्ते ब्रूमः - 
अपि वा वेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्तेरन्‌ ॥२२॥ (उ०) 
अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । उपायेन प्रवर्तेरन्‌ । उपनयनेन सह. प्रवर्तेरन्‌ । वेद- 


का अनुगमन करना चाहिये [भ्रर्थात्‌ गुरु के साथ जाते समय शिष्य को गुरु के पीछे चलना 
चाहिये] झौर भ्रभिवादन करना चाहिये, बड़ी आयुवाले के प्रति खड़े होना चाहिये [अर्थात्‌ 
स्वयं बेठे हुए होने पर यदि बड़ी श्रायु का व्यक्ति समीप में भ्रावे तो उसके प्रति खंडा हो जाना 
चाहिये] और सम्मान करना चाहिये । इनमें सन्देह है क्या उत्पन्न हुए मात्र :व्यक्ति के ये 
पदार्थ (=नियम) हैं अथवा उपनोतों के । क्या प्राप्त होता है ? - 
| विवरण--वृद्धवयाः संस्कृत भाषा में वयः रोर आयु: पद भिन्न भ्रथंवाले है । वयः 
का प्रयोग अवस्था वा उमर के लिये होता है और आगुः शब्द का सम्पूर्ण जीवन काल के 
लिये । हिन्दी भाषा में अवस्था वा उमर के लिये भी आयु: शब्द का प्रयोग होता है इसी 
दृष्टि से हमने वृद्धवयाः का अर्थ “बड़ी झ्ायुवाला' किया है । 
तास्मस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवतरन्‌ ॥२१॥ . 
सुत्रार्थः = (तस्मिन्‌) उस व्यक्ति में=व्यक्ति के प्रति (शिष्यमाणानि). कहे गये 

उपदेश (जननेन) जन्म से (तु) ही (प्रवरत्तरन्‌) प्रवृत्त होवे । 

व्याख्या - विशेष का कथन न होने से जातसात्र के [श्राचार] हें । किस हेतु से ? 
पुरुष के प्रति वे [पदार्थ | उपदिष्ट हैं। और जातमात्र पुरुष होता है [अर्थात्‌ पुरुषत्व जाति- 
युक्त होता है] । इससे जातमात्र के ये पदार्थ हैं ॥२१॥ 

व्याख्या-- ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

अपि. वा वेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्तरन्‌ ॥२२॥ 

सुत्रार्थः- (अपि वा) 'अपि वा पद पूर्वपक्ष की. निवृत्ति के लिये हैं। प्रत्युत्यान नियम 
और आचार (वेदतुल्यत्वात्‌ ), वेदतुल्य होने से (उपायेन) उपनयन के साथ (प्रवते रन्‌) भ्रवत्त 
होवें । 

व्याख्या- “श्रपि वा से पूर्व पक्ष को निवृत्ति कहो है । [प्रत्युत्यानादि नियम शोर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

तुल्यत्वात्‌ । चेदतुल्या हि स्मृतिः। वैदिका एव पदार्थाः स्मयेन्त इत्युक्तम्‌ । वेदिक़ाश्च 
पदार्था उपनयनोत्तरकाले समाम्नाताः । स्मार्ताश्चैते वेदिका एव । तस्मादुपनयनोः 
्तरकाला एतं इति ॥२२॥ स्मार्तादीनामप्युगनयनोत्तरकालकतंव्यत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ 


नट. ना 


[ ग्रग्निहोत्रादिकसेणां विहितकालकर्तव्यत्वाधिकरणम्‌ ॥७॥] 


इदमामनन्ति'--यावज्जीवमग्निहोत्रै जुहोति*, यावज्जीवं दशंपूर्णमासाभ्यां 
यजेतः इति पुरुषार्थोष्यं यागो विधीयते ।-नायमभ्यासः कर्मशेष इत्युक्तम्‌ । इहेदानीं 


[आचार] के उपाय साथ प्रवृत्त होवें। उपनयन के साथ प्रवृत्त होवें । वेद के तुल्य होते से । 
चेद के समान ही स्मृति है । [स्मृति में] बैदिक पदार्थ ही स्मरण किये गये हैं, यह कह चुके । 
वैदिक पदार्थ उपनयन के झनन्तर काल में पढ़े गये हैं, ये समातं पदार्थ भो वेदिक ही हैं। इससे 
उपनयनोत्तरकाल वाले ये हैं । 

` विवरण - उपायेन - यहां उपपूर्वक 'इण्‌ गतौ! धातु से भाव में एरच्‌ (अ्रष्टा० ३।३। 
५६) से झच्‌' प्रत्यय होता . है--उप-|-अ्यय =उपाय। उपनयनेन --यहां उपपूर्वक 'णीन.- 
प्रापणे' घातु से भाव में ल्युटू=भ्रन प्रत्यय होता है। गति का ग्रथ प्रापण भी है—गतेस्त्र- 
योऽ्याः ज्ञाने गमनं प्राप्तिशच । यह समस्त वेयाकरणों एवं .वेदभाष्यकारों द्वारा सम्मत है। 
इस प्रकार सूत्र में प्रयुक्त 'उपायेन' का ग्र्थ उपनयन के साथ' युक्त है । स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌ - 
्मृतियों में बैदिक पदार्थ ही स्मरण किये जाते हैं यह निर्णय मी० १।३। अधि० १ में सूत्र २ में किया 
है । इसी सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने गुरुरनुगन्तव्यः, प्रपा प्रवतंयितव्या, तडागं खनितब्यम्‌ 
इत्यादि की श्रुत्िमूलता दर्शाई है। उपनवनोत्तरकाला एते नियमाः इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि उपनयन से पूर्व इन नियमों का पालन न करे । वस्तुतः इन नियमों को शिक्षा माता पिता 
द्वारा ३-४ वर्ष की अवस्था में ही प्रारम्भ कर देनी चाहिये । पूर्वपक्ष में जो जातमात्र के = प्रति 
नियम विधान कहा है, वह असम्भव होने से ही स्वतः अप्रमाण है | उसका तात्पयं भी बालक 
की उस अवस्था से है जब वह इस योग्य हो जाता है“! आ 


व्याख्या - यह पढ़ते हैं-यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ( --जब तक जीवे दशं और 
पु्णमास यागों से यजन करे) से पुरुष के लिये यह याग विधान किया जाता है यह अम्पास है 
कर्म का शेष नहों है यह (मो २।४। भ्रधि० १ में) कहा हे । यहां अब यह सन्देह होता है 

१. मी० २।४।१।६।३।१ भाष्ये “बह्वृचब्राह्मणे श्र यते - इत्युक्तम्‌ । तत्राह भट्ट- 
कुमारिलः -- ब्रह्वुचब्राह्मगेड्व्वयु ब्राह्मणे वा श्रूयते इति नातीवभिनिवेशनीथयः । > 

२. ्रनुपलन्धमूलम्‌ । ` ` . ` ३. अनुपलब्धमूलम्‌। 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधिठ ७, सू० २४ १७१९ 
संदिह्यते - कि सातत्येन होतव्यमुंतासातत्येनेति? ` कि प्राप्तम्‌ ? . 


अभ्यासो5कमेशेषत्वात पुरुषायो विधीयते ॥२३॥ (पू? 


पुरुषं प्रत्युपदिष्टत्वात्‌ सातत्येन । वयं पुरुषः इति सातत्येनानुष्ठातव्यम्‌ । ननु 
घ्रदोषमर्निहोत्रं होतव्यं, व्युष्टायां प्रातः'.इति श्रूयते, पोरणंमास्यां पौर्णमास्या यजेत 
अ्रमावास्यायाममावास्यया यजेतः इति । नेष सर्वाङ्गोपसंहारेण प्रयोगः । ग्रतः काल 
मात्रेण हीने न्न दोष: ॥२३॥ 


तस्मिन्नसंभवन्नर्थात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


कया सातत्य (= विना व्यवधान) से होम करना चाहिये ग्रथवा भ्रसातत्य से ? क्या प्राप्तं 
होता है ? 
ग्भ्यासोऽकमंशेषत्वात्‌ पुरुषार्थो विधीयते ॥२३॥ ; 
सुत्रार्थः = [यावज्जीवन कहा गया अग्निहोत्र और दशंपूर्णमास का] (अम्यासः) अभ्यास 
(ग्रकमंशेषत्वःत्‌) कमं का शेष न होने से अर्थात्‌ कमं का अङ्ग. न होने से (पुरुषाथंः) पुरुष के 
लिये (विघीयते) विधान किया जाता है । अतः यह अभ्यास अरज (=विना कालव्यत्रघान 
के) करना चाहिये क्योंकि जीवन को निमित्त मानकर विधान करने से निमित्तरूप जीवन के 
सदा विद्यमानं होने से सातत्य से अनुष्ठान करना चाहिये । | 
व्याख्या-- पुरुष के प्रति उपदिष्ट होने से सातत्य से [होमादि] करना चाहिये । यह 
पुरुष है [ऐसी सर्वकालीन प्रतीति होने से सातत्य से भ्रनुष्ठान करना चाहिये । (झाक्षेप ) 
'प्रदोष (== सायं) भ्रर्निहोत्र होम करना चाहिये, झौर उषाकाल में प्रातः ऐसा सुना जाता है, 
पौणँमास्यां पौणंमास्या यजेत (=पौर्गमासी में पौणमासी इष्टि से यजन करे), अमा- 
वास्यायाममावास्यया यजेत (= अमावास्या में अमार्वोस्येष्टि से यजन करे) । (समाधान) 
यह प्रयोग सर्वाङ्कों के उपसंहार नहीं है । इससे काल मात्र से हीन होने पर दोष नहीं है । 
दिवरण - नेष सर्वाङ्गोपसंहारेण -काम्यकर्मो में हो सवे अङ्गों के उपसंहारं कां 
विधान अगले पाद के द्वितीय झधिकरण में किया जायगा । नित्य और नमित्तिक कमो में कति- 
पय अङ्गो के हीन होने पर भी दोष नहीं होता है ॥२३॥ 


; तस्मिघ्लसंभवन्नर्यात्‌ ॥२४॥ 
सुत्राथः-झाहार विहारादि के कारण (तस्मिन्‌) सातत्य होम पक्ष में (असंभवन्‌) 


१. मे० सं० २।५।७॥। 
२..द्र ०--आप ० परि० करण्डिका २ । आप० श्रोत २४।२।१६,२०॥। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२० ` ` ˆ. झीमांसाशाबर-भाष्ये 


नैतदस्ति, यत्‌ जुहुधि जुहुधीत्येव होतव्यमिति । यथा शक्नोति तथा जुहुयादि- 
त्युच्यते । त च सातत्येन शक्यते । अवइ्यमनेनाऽहारविहाराः कतंव्याः । तस्मादर्था- 
विरुद्धेषु कालेषु सततं होतव्यमिति ॥२४॥ 
= न कालेभ्य उपदिश्यन्ते ॥२४॥ (उ०) 
न चैतदस्ति -यदुक्तमर्थाविरुद्धेषु कालेषु सततं होतव्यमिति । काल एषः 
श्रयते -प्रदोषमरिनहोत्रं होतव्यं, व्युष्ठायां प्रातः* इति । तथा पौणमास्यां पोणेमास्या 
यजेत, अमावास्यायाममावास्ययां यजेत' इति। तस्मान्न सातत्यमिति । श्राह्‌। ननु 


TT री र माजा यापर 
होम क्रिया के सातत्य से असम्भव होने से (अर्थात्‌) अर्थापत्ति से भ्रवजंनीय व्यवहार 
झादि से ग्रवशिष्ट काल में सातत्य से प्रयोग जानना चाहिये । 

व्याख्या--यह नहीं है कि 'होम करो होम करो इस प्रकार [अर्थात्‌ सातत्य से] 
होम करना चाहिये । जैसे होम कर सकता हे वेसे होम करे ऐसा कहा जाता हे । सातत्य से 
होम नहीं किया जा सकता हे इस ( =होम करनेवाले) को श्रवव्य ही आहार विहार करने 
होंगे । इससे श्र (==प्रयोजन) से ग्रविरुद्ध काल में सातत्य से होम करना चाहिये ॥२४।। 

न. कालेभ्य उपदिश्यन्ते ॥२५॥ 

सुत्राथः= (न) ऐसा नहीं है । कि आाहार.बिहार से ग्रवशिष्ट काल में सदा होम करते 
रहना चाहिये । (कालेम्यः) नियत कालों में (उपदिश्यन्ते) . अग्निहोत्रादि का उपदेश किया 
जाता है । अतः स्वकाल में ही अग्निहोत्रादि को करना चाहिये । 

“विशेष = कालेस्य उपदिइयस्ते--भाष्यकार की व्याख्या के अनुसार यहां ल्यब्लोपे कमं- 
ण्युपसंख्यानम्‌ (महाभाष्य २।३।२५ ) से ल्यप्‌ के लोप में पञ्चमी विभक्ति है । भ्र्थ होगा कालं 
निदिइय उपदिइयन्ते सायं प्रातः श्रमावास्या पौर्णमासी आदि कालों का निर्देश करके उपदेश किया 
है । सुब्रोधिनीवृत्ति में 'कालेम्पो न! ऐसा अन्वय.करके विहित कालों से अन्यत्र होमादि नहीं 
होते । उपदिश्यन्ते क्रिया की दृष्टि से कालाः का अध्याहार करके कहा है--यत: इन का सायं 
प्रातः आदि कालों का.उपदेश किया जाता है । कुतूहलवृत्ति में कालो ह्यू पदिइयते सूत्रपाठ है । 
र्थं होगा-- (हि) यतः (काल) होमादि का काल उपदिष्ट है अतः उससे भिन्न काल में 
होमादि न होंगे। ड | 

व्याख्या--यह नहीं है जो कहा है कि अर्थ से ग्रविरुद्ध कालों में सतत होम करना 
चाहिये । यह काल सुना जाता है--प्रदोषमग्निहोत्र होतव्यम्‌ ( ==सायं भ्रग्निहोत्र होम 
करना चाहिये), व्युष्टायां प्रात: (= उषाकाल में प्रातः) । तथा पौर्णमास्यां पौणं मास्या 
यजेत (=पौर्गेमासी में पौर्णमासेष्टि से यजन करे), ्मावास्यायाममावास्यया यजेत (= 


१. द्र० पृष्ठ १७१६ टि० १। २. द्र पृष्ठ १७१९ टि०.२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१६ पष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ७ सू० २६ १७२१ 


विगुणस्यापि प्रयोगान्न काल आदरणीय इति ? अत्रोच्यते । न कालो गुणः । निमितं 
हृय तदित्युक्तम्‌ । तस्मादन्येषु कालेष्वविहितत्वात्‌ कृतमप्यक्ृतं स्यात्‌ । तस्मादाश्रि- 
तकालस्य यावज्जीवं प्रयोग इति ॥२५॥ 


दशनात्‌ काळलिङ्गानां कालविधानम्‌ ॥२६॥ (उ०). ` 
लिङ्गं च भवति-श्रप वा एषः स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दर्शपूर्णमासयाजी 
सन्‌ पौर्णमांसीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌' इति । यदिः सर्वस्मिन्‌ काले होमस्तदी 
कस्यातिपत्तिः स्यात्‌ ? तस्मादपि न सततमम्यासः ॥२६॥ _झग्निहोत्रादिकमंणां 
विहितकालकतंव्यताधिकरणम्‌ ॥७॥ 


अमावास्या में ग्रमावास्या से यजन करे) । इसमे सातत्य नहीं ' है। (आक्षेप) विगुण के भी 
प्रयोग से काल का झादर नहीं करना चाहिये । (समाधान) काल गुण नहीं हैं। यह निमित्त 
है ऐसा कह चुके हैं (मी० २।४। श्रषि०.१) । इससे श्रन्य कालों में. अविहित _ होने से किया 
हुआ कम भी अक्कत होगा । इससे आश्वितकाल वाले (जित कर्मे का.जो काल कहा है उसी 
काल. वाले) का यावज्जीवन प्रयोग करना चाहिये ॥२५॥ 
दर्शनात्‌ काललिङ्कानां कालविधानम्‌ ॥२६॥ .. 

सुत्राथः = (काललिङ्गानाम्‌) विहितकाल के लिङ्गो के (दर्शनात्‌) दिखाईः पड़ने ;से 

(कालविधानम्‌) काल में विधान है, सतत अनुष्ठान अभिप्रेत नहीं है । [श्रुति भाष्य' में 
1] 

विशेष - कुतृहलवृत्ति में सूत्र मे 'कालविधानम्‌' ग्रंश नहीं.हे. । 

व्याख्या -लिङ्ग भी होता है-- अप: वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो. दशेपूर्ण- 
मासयाजी सन्‌ पौ्णमासीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌ ( = बह्‌ स्वर्गलोक से .छिन्न: 
हो जाता है जो 'दद्ंयूणेमासयाजी होकर पौर्गेमासी अथवा अमावास्या का अतिपात -- त्याग 
करता है) ॥ यदि सब काल में होम होते.तब. किस का भ्रतिपात , होवे। इससे भौ कमं का 
: सतत श्रम्यास नहीं है ॥२६॥ ` .. . मनी. उडान रक ककड 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | ्र०_-'ग्रवं वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो ` द्ेपूर्णमासय़ाजी 
सन्नमावास्यां वां पौर्णमासीं वातिपातयति ।' तै० सं० २२।१४। :: ऽ ह 


MSIE ० 
०० 0१० जनक ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२२ सीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ प्रर्निहोत्रादिकमणां निमित्तानुरोघेनाऽऽवृत््यधिकरणम्‌ ॥॥८॥ | 
प्रदोषमग्निहोत्रं होतव्यम्‌ व्युष्टायां प्रातः' इति । तथा- पोर्णमास्यां पोणंमा- 
स्या यजेत, ्मावास्यायामावास्यया यजेत' इति । तत्र संदेह:--कि सङ्त्प्रदोषे होत- 
व्यमुत प्रदोषे प्रदोष इति । तथा सकृदुव्युष्टायां प्रातरत व्युष्टायां व्युष्टायामिति ? 
तथा कि सकृत्पौणंमास्याममावास्यायां वा, उताऽऽगत आगते काल इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? सकृत्कृत्वा कृतार्थः शब्दो, न नियमः पौनःपुन्य इत्येवं पराप्ते ब्र मः 


तेषामोत्पत्तिकत्व द्‌ आगमेन प्रवर्तेत ॥२७॥ 


आगमेन प्रवर्तेत । श्रागत आगते काले प्रयोगः कतव्य इति । कुतः ? तेषा- 
मौत्पत्तिकत्वात्‌ । उत्पद्यमानं कमं कालसंयुक्तमेवोत्पद्यते । तदुक्तं - निमित्तार्थाः 
कालश्रुतय? इति । निमित्ते च संप्राप्ते नैमित्तिकोऽथंः कतंव्यो भवति। तस्मादागत 
आगते काले प्रयोगः कतेव्यः ।। २७॥ 


- व्याख्या -प्रदोषमग्निहोत्रं होतव्यम्‌, व्युष्टायां प्रातः (व्याख्या पुर्व सुत्र २५ में 
देखे) तथा पोणेमास्यां पौणंमास्या यजेत अ्रमावास्याममावास्यया यजेत (व्याख्या . पूर्व 
सुत्र २५ में देखे) इसमें सन्देह होता है -क्या एक बार प्रदोष काल में होम करना चाहिये 
अथवा प्रदोष प्रदोष में, तथा एक बार उषाकाल में प्रातः ग्रथवा प्रति उषा में । तथा क्या एक 
बार पौणमासी भ्रौर भ्रमावास्या में प्रथवा जब जब काल झावे ? क्या प्राप्त होता है? एक 
बार करके शब्द कृताथ हो जाता है, पौनःपुन्य (= बारबार) में नियम नहीं है। एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं - 

तेषामौत्पत्तिकत्वाद्‌ आगमेन प्रवर्तेत ॥ २७॥ 
सुत्राथः--(तेषाम्‌) प्रदोष आदि काल के (प्रौत्पत्तिकत्वात्‌) कमं की उत्पत्ति अवस्था 
में ही श्रूत होने से (आगमेन) प्रदोषादि निमित्त के प्राप्त होने पर (प्रयतेत) कमं प्रवृत्त 
“होवें । अर्थात्‌ जब जब कालरूप निमित्त प्राप्त होवे तव तव कमं होवें | 
` विशेष- झागमेन- यहां निमित्त अर्थ में तृतीया विभक्ति है । 
व्याख्या - गम (=काल की प्राप्ति) से प्रवृत्त होवें । जब जब काल यावे उस 
उस समय (-=कमं) करना चाहिये । किस हेतु से ? उन (= कालों) के गोत्पत्तिक होने से । 
उत्पन्न होनेवाला कम काल से संयुक्त ही उत्पन्न होता है । यह कह चुके है- काल की श्रुतियां 
निमित्ताथ हैं । निमित्त के प्राप्त होते पर नेमित्तिक भ्रथ कतव्य होता है । इससे जब जब काल 
प्राप्त होवे प्रयोग करना चाहिये ॥२७॥ ह 


१. द्र पृष्ठ १७१६ टि० १॥. २. द्र पृष्ठ १७१६ टि० २ । 
३, द्र० मी० भाष्य ६।२।२५॥ र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ९ सु० २९ १७२३ 


तथा हि लिङ्गदशनम्‌ः।२८॥ (उ०) 


आप वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिधते यो दशंपुर्णणासयाजी सन पोर्णमासीमा- 
वास्यां बाऽतिपातयेद्‌* इति श्रागत आगते काले प्रयोगं दशयति ॥२८॥ भ्रग्निहोत्रा- 
दीनां निमित्तानुरोघेनाऽऽवृत्त्यधिकरणम्‌ ॥८॥ 


[क्रत्वर्थनैमित्तिकानां निमित्तावृत्तावावृत््यधिकरणम्‌ ॥७॥] ` 


तथाऽन्तःक्रतुप्रयुक्तानि ॥२९॥ (उ०) 


भिन्ने जुहोति} स्कन्ने जुहोतिः इति दशंपुर्णमासयोः श्रूयते -। तत्र संदेह र 
सकृद्भिन्न स्कन्ने च हुत्वा कृतार्थं उत भिन्ने भिन्ने, -स्कन्ने स्कन्ने चेति? तत्राधि- 


तथाहि लिङ्गदशनम्‌ ॥२८॥ 
सुत्राथः- (तथा) वैसा (हि) ही (लिङ्गदशनम्‌) लिङ्ग देखा जाता है। [श्रुति 
भाष्य में देखें ।] 
व्याख्या-श्रप वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपूर्णमासयाजी सन्‌ पौणं- 
मासीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌ (व्याख्या पुवं सुत्र २६ में देखे) यह जब जब काल प्राप्त 
होवे उसमें प्रयोग दर्शाता है ॥२८॥ | 


न्म्ण्ष्््ण्ण्ण्णि 


„` ` ततथान्तःक्तुप्रयुक्तानि.॥२६॥ थे पक 
सुत्रार्थः -- (तथा) : उसी प्रकार (अन्तःक्रतुष्युक्तानि) याग के मध्य में - प्रयुक्त कर्म 
| भी जानें । 
`. व्याख्या = भिन्ने जुहोति (=कपाल आदि के दूट जाने पर होम करता है), 


जुहोति (= हवि के गिर जाने पर होम करता है) यह दशपूर्णमास में सुना जाता है।. उसमें 
सन्देह होता हे - भिन्न और स्कन्न होने पर एक बार होम करके शब्द कृतार्थं हो जाता हे अथवा 


१. द्र पृष्ठ १७२१ टि० १॥ 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । ० आप श्रौत ९।१३।८॥ बौ० श्रौ० २०२३ ॥ 

३. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र? मे० सं ३।५।६।। काठक २५७॥ शत० १२।५।१।६॥ 
झाप० श्रौत ९।१३।१-७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२४ - / 'मीमाँसा-शाबर-माष्ये 


करणातिदेशः । यः पूव॑त्र पूर्व: पक्षः, स इह पूर्वेः पक्षः। य उत्तरः स इहोत्तर इति। 
सक्कत्कत्वा कृतार्थे इति पूर्वः पक्षः । निमित्तत्वात्‌' पुनः प्रयोग इत्युत्तर: ॥२६॥ कत्वर्थ- 
नैमित्तिकानां निमित्तावृत्तावावृत्त्मधिकरणम्‌.॥९॥ । 


[ गुवनुगमनादीनां निमित्तावृत्तावावृत्त्यथिकरणम्‌ ॥१०॥ ] 


आचाराद्‌ ग्रद्यमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषाथेत्वात्‌ ॥३०॥ (उ०) 

गुरुरनुगन्तव्यो$भिवादयितव्यइच, वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तव्यश्चेति । तत्र 
संदेहः -किमागत ग्रागते गुरो, वृद्धवयसि च यदुक्तं तत्कतंव्यमुत सकृत्कृते कृतार्थे- 
तेति ? आचाराद्‌ गृहयमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषार्थत्वादित्यधिकरणातिदेशः। तत्र यः 
"पः पक्षः स इह पूर्वः पक्षः, य `उत्तरः स उत्तरः । सक्ृत्कृत्वा कृतार्थं इति पूर्वेः पक्षः । 
निमित्तत्वात्पुनः प्रयोग इत्युत्तरः ॥३०॥। 


प्रत्येक बार भिन्न वा स्कन्त होने पर-। इस विषय में [पूर्व]. अधिकरण का अरतिदेश हे । पूर्व 
अधिकरण में जो पुव पक्ष वह यहां पूर्व पक्ष ओर जो उत्तर पक्ष वह यहां उत्तर पक्ष हे । एक 
बार होम करके: शद कृतार्थं हो जाता हे यह -पुर्वे पक्ष हे । [भिन्न स्कन्न के होम में] निमित्त 
होते से पुनः (= जब जब) निमित्त. प्राप्त होवे[तब तब ] पुनः प्र योग होवे यह उत्तर पक्ष है ॥२९॥ 


झाचाराद्‌ गृह्यमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषार्थत्वात्‌ ॥३०॥ 
सुत्रार्थः -- (आचारात्‌) भ्राचाररूप से (गृह्यमाणषु) गृहीत होनेवाले प्रत्युत्त्यानादि 

कर्मों में (तथा) उसी प्रकार आवृत्ति (स्यात्‌) होवे (पुरुषाथंत्वात्‌) पुरुष के लिये होने से ॥ 
“विशेष --भाष्यकार ने इस सूत्र में भी अधिकरण का अतिदेश माना है । 
व्याख्या - गुरु का अनुगमन करना चाहिये ओर श्रभिवादन करना चारिये,- बड़ी आयु 
“चाले पुरुषों के [भ्राने पर उनके] प्रति उठना चाहिये भोर सम्मान करना चाहिये । इसमें सन्देह 
होता है-क्या जब जब गुरु का ग्रोर बुद्धों का भ्राना होवे तब तब पुर्व उक्त व्यवहार. करना 

चाहिये अथवा एक बार करने पर [नियम की] कृतार्थता होवे ? ग्राचार से गृह्यमाणं व्यवहार 
- में पुरुबार्थता उसी प्रकार होवे, यह अधिकरण का अतिदेश है । वहां ( =पूर्व भ्रधिकरण में) 

जो पूर्वपक्ष है वह यहां पूर्वपक्ष. है भ्नोर जो वहां उत्तर पक्ष है वह यहां उत्तर-पक्ष है। एक बार 

[अनुगमन प्रत्युत््यान भ्रादि] करके कृतार्थ होता है, यह पूर्व पक्ष है । निमित्त: होने से [प्रति 

निमित्त] पुनः प्रयोग ( - अनुगमन प्रत्युत्त्यान आदि) होने यह उत्तर पक्ष है ॥३०॥ 


१. 'तिमित्तत्वादागत, भ्रागते काले' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MESSE तह वि STS ee ५0.0 hii anaes bint, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० १ श्‌ , सूळ ३१ १७२५ 
[ज्योतिष्टोमादीनां त्र्वाणकस्य नित्यताधिकरणम्‌ ॥ १ १॥ ] भै Foo 

. इद श्र. यते -सोमेन यजेत', गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत', प्रजामृत्पादयेद' 

इति । तत्र संदेह- कि नित्यान्येतान्युतानित्यानीति ? कि प्राप्तम्‌ ?. कांमसंयोगाद- 


नित्यानी ति प्राप्ते, उच्यते-- न । 
ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवाक्येंन सयोगात ॥३१।' (उ०) 
ब्राह्मणादीनां सोमादीनि नित्यानीति । कुतः? क्रणवाक्येन हि संयोगो भवतिः 
जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋ णवा . जायते, ब्रह्मचयेण ऋषिभ्यः मञ्चेन . देवेभ्यः, 
प्रजया पितृभ्यः इति । स बे तहां नुणो यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान्‌' इति । ऋणः 
संस्तवोऽवश्यकतंव्यानां भवति । तस्मान्नित्यानीति-। आय 
व्याख्या -यह सुना जाता है -सोमेन:यजेत:(--सोम से याग करे) गर्माष्टेमेषु- 
ब्राह्मणमुपनयीत (गर्भ से ग्रष्टम वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन करे), प्रजामुत्पादयीत 
(=प्रजा उत्पन्न करे) । इन में सन्देह होता है क्या ये कर्म नित्य है अथवा अनित्य ? क्या 
प्राप्त.होता है? काम के संयोग से श्रुत होने से अनित्य हैं, ऐसा प्राप्त होते पर कहते हैं - 
विवरण --कामसंयोगादनित्यानि भाष्य में जो.श्रुतियां उद्धूत की हैं उनमें कोई भी 
कामश्रुति नहीं है। कुतूहलवृत्ति में कामेश्र्‌तियां. इस प्रकार उद्धृत की हैं- ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत । सप्तसे ब्रह्मवचंस्काममष्डम श्रायुष्कामम्‌ [उपनयीत | । 
ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमूणवावयेन संयोगात्‌ ॥३१॥ . . . 
सुत्नार्थ:-- (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का , (सोमविद्याप्रजम्‌ ) सोमयाग, विद्या = उपनयन, 
प्रजा का उत्पादन (ऋणवाक्येन) ऋणवाक्य से (संयोगात्‌) संयुक्‍त होने.से (तु) तो. . नित्य 
ही है । [ऋण श्रुति भाष्य में देखें] । 
व्याख्या-- ब्राह्मणादि के सोमादि नित्य हैं । किस हेतु से ? ऋणःवाक्य से (संयोग होता 
है: जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणुवा जायते ब्रह्मचर्येण क्रघिस्यः, यज्ञ न देवेभ्यः 
प्रजया पित॒म्यः ( = उत्पन्न हुआ ब्राह्मण तीन ऋणों से युक्त होता- है ।.ब्॒ह्मचये से ऋषियों 
[के ऋण] से, यज्ञ से देवों [के ऋण | से, भौर प्रजा द्वारा पितरों [के ऋण] से | स वे 
तह यंनृणो. यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान्‌ (><वह.निव्चय से ऋणरहित होता है जब 
यज्ञ करने वाला, ब्रह्मचारी और प्रजावान्‌ होता हे) । ऋण को संस्तुति ( =कथन) अवश्य 
'क्तेव्यो की होती है। इससे नित्य हुँ। डे] : दा 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । ते० ए ३०2 य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । तै० सं०-३! ३।२।२।३॥ 
२. झआप० गृह्य, खण्ड १०1 ` * न 
३. अनुपलंब्धमूलम्‌ | | 


४४, अनुपलब्धमुलम्‌-- तुऽ कार्या ~ "जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिमि ऋणवा जायते ब्रह्म- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७२६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


` ननु लिङ्गमसाधकं, न्याय उच्यतां, यस्येतद्द्योतकमितिः ? उच्यते। ग्रकाम- 
संयुक्तान्येषां पृथग्‌ वाक्यानि भवति--वसन्ते वसन्ते . ज्योतिषा यजेत', यावज्जीव- 
सग्निहोत्रं जुहोतिः, यावज्जीवं दशंपुणंमासाभ्यां यजेतः। तथा विद्यामधीयीत* । तथा 
प्रजा उत्पादयितव्याः इति । एवं नित्यतायाः प्रप्ताया इदं लिङ्गं भवतीति । 
अथवा-अयमन्योऽ्थः-्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन संयोगात्‌ । 
सोमादयो नियताः कि ब्राह्मणस्येव, राजन्यवेस्ययोरनियताः, उत सर्वषां नियता इति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? ब्राह्मणस्येव नियता नेतरयोरिति। कुतः ? एवं श्रूयते जायमानो 
ह वे ब्राह्मण' इति। ब्राह्मणस्य' नियमो दृश्यते, नेतरयोः । ब्राह्मणसंकीतंनात्‌ 1 
एवं प्राप्ते ब्र म:-- 
` सर्वषां नियमः। कुतः ? अविशेषेण नियमविधानं यत्तदगामसंयुक्तं वचनं नियाम- 
कम्‌ । तदविणिष्टं सर्वेषाम्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषां नियम इति । ननु जायमानो ह वे ब्राह्मण 


(श्राक्षप) लिङ्ग साधक नहीं होता. है, न्याय कहिये, जिसके ये द्योतक हैं ? (समाधान) 
अकाम संयुक्त (= कान से भ्रसंयुक्त) इन. ( = सोमादि) के पृथक्‌ वाक्य हैं--चसन्ते वसन्ते 
ज्योतिषा यजेत (.=वसन्त बसन्त में = प्रति वसन्त में सोम से यजन करे) यावज्जीवमरिन 
होत्रं जुहोति (बावज्जीवन भ्रन्निहोत्र होम करता है), यावज्जीवं दशंपूर्णंमासाभ्यां यजेत ( = 
यावज्जीवन दशं ओर पूर्णमास से यजन करे) । तथा विद्यामधीयीत (=यिद्या पढ़े) । तथा 
प्रजा उत्पादयितव्या (प्रजा उत्पन्न करे )। इस प्रकार अर्थात्‌ इन वचतों से प्राप्त हुई नित्यता 
का यह (='बराह्मणो ह व! ग्रादि) लिङ्ग होता है ।. [ 

झथवा यह अन्य परथ है--ब्राह्मण का ही सोम विद्या प्रजा कमं नियत है ऋणवाक्य 
के संयोग से । क्या सोमादि ब्राह्मण के ही नियत हैं, राजन्य वा वैश्य के अनियत है अथवा सब 
के नियत हैं ? क्या प्राप्त होता हे ? ब्राह्मण के ही नियत है, अन्य दोनों के नियत नहीं हैं। 
किस हेतु से ? इस प्रकार सुना जाता है-उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हो । ब्राह्मण का- नियम (देखा 
जाता है, अन्य दोनों का नियम नहीं देखा जाता है ब्राह्मण के संकीर्तन (=कथन) से। ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

सबका नियम है । किस हेतु से ? विशेष जो समान रूप से नियम विधान है ।जो 
झकाससंयुक्त वचन नियामक है वह सब का सामान्य है । इससे सबका नियम हैं। (झ्राक्षेप) 


चर्येण ऋषिम्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितुम्य एष वा भ्रनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी । 
त० स० ६।३।१०।५ 
१. भ्रनुपलव्धमूलम्‌ । द्र०_-वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजते । ग्राप० श्रौत १०।२।५॥ 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. अनुपलब्धमुलम्‌ । ४. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
५» अनुपलब्घमूलम्‌। . ६. ० पृष्ठ १७२५ टि ४। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ११, सू० ३१ १७२७ 


इति ब्राह्मणस्य संकीतनम्‌ । उच्यते । भवत्यस्मिन्‌ वचने व्राह्मणसंकीतेनम्‌ । न हथ - 
तट्टचनं नियमस्य ्रिधायकम्‌ । एतैरका्मसंयुकतेवग्चने विहितस्य नियमस्यानुवादोऽयम- 
बदानस्तुत्यर्थेःः । तस्मान्नात्र ब्राह्मणसंकीतेनेनं राजन्यस्य वेईयस्य वाऽनियमो 
विज्ञायते । ब्राह्मणग्रहणं तु प्रदशनार्थम्‌ । जायमानो ब्राह्मणो राजन्यो वेश्यश्चेति। 
तथा जायमानो जातदचेति ॥३१॥. ज्योतिष्टोमादीनां त्रेर्वाणकस्य नित्यताधि- 
करणम्‌ ॥ ११॥ ` 


7 न 


इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मोमांसाभाष्ये षष्ठस्या- 


ध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ FF 
FIN डा म कु. 


कल ला ला 
५०१ 


* } 


जायमानो ह वै ब्राह्मणः इसमें ब्राह्मण का -संकोर्तन है । (समाधान) इस वचन में ब्राह्मण 
का संकीर्तन होता है । यह वचन नियम का. विधायक . नहीं है। इस अकाम संयुक्त वचतों से 
विहित नियम का यह अनुवाद है अवदान की स्तुति के लिये । इसलिये यहां ब्राह्मण क संकोतन 
से राजन्य वा वैश्य का अनियम नहीं जाना जाता है । ब्राह्मण ग्रहण तो प्रदर्शनार्थ है--उत्पन्न 
हुआ ब्राह्मण राजन्य और वेश्य । तथा जायमान का अर्थ है उत्पन्न हुआ । | 

` विवरण जायमानो ह वै ब्राह्मणः-यह वचन न्यांयदशन के ४।१।६० सूत्र केः 
वात्स्यायन भाष्य में उद्धुत है । उसमें 'जायमानः' का अर्थ गृहस्थः सम्पद्यसानः कियां है । 
वात्स्यायन भाष्य का यह प्रकरण विशेषरूप से द्रष्टव्य है। झवदान स्तुत्यः जायमानो ह वा 
ब्राह्मणः (तै० सं० ६।३।१०) इस वचन से पूर्वं पशु के अवदानों का वर्णन है । उची प्रसंग में 
उक्त वचन आया है । तथा अन्त में तद्‌ यदवदानेरेवावदयते तदवदाना नाम बदानत्वस्‌' के दारा 
अवदान शब्द का अर्थ दर्शाया है । अतः भाष्यकार का कथन झवदान स्तुत्यर्थः उचित है। 
सायणाचार्य ने तै० सं० ६।३।१० की व्याख्या ते० सं १।३।१० के भाष्य में को है। वह 
लिखता है--वेदाम्यासादिभिरपाकतंव्यं यदृणं तद्‌ हृदयाद्यवदानेरपाकरोति । अर्थात्‌ वेदाम्यास 
झादि से दूर करने योग्य जो ऋण है उसे हृदयादि के अ्रवदानों से दूर करता है। 


१, 'जायमानो ह वै ब्राह्मणः' इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ पशोरवदानान्युक्तानि। अन्ते च “तद्‌ 
यदवदानैरेवाव दयते तदवानानाम वदान्तत्वम्‌ इत्युक्तम्‌ द्र त० स० ६।३।१०।५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये ततीयः पादः ॥ 


[नित्ये यथाशक्त्यद्गानुष्ठातुरंप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १॥ ] 


बह वृचब्रह्मणे श्र यते -यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दशंपूर्णंमासा- 
भ्यां यजेत' इति । नित्यमग्निहोत्रं नित्यौ च दर्शपूर्णमासो । तत्र यदेतत्‌ कामश्रवणा- 
दन्यदकामश्रवणं -द्वितीयं, तत्र : संदेह: कि यः कातस्त्यन विधिमुपसंहतु शक्नोति 
तस्यैवाधिकार उत विगुणमपि तृत््रयोक्तव्यमिति ? एकादशे कामसंयुक्ते प्रथमे श्रवणे 
चिन्तयिष्यते^, साङ्गे । इह नित्ये श्रवणे द्वितीय इति । कि प्राप्तम्‌ ? 


स्वेशक्तो प्रबृत्ति; स्वात्‌ तथाभूतोपदेश्ञात्‌ ॥१॥ (पू०) 
सवंशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्‌ तथाभूतोपदेशात्‌। यः कात्स्न्यंन विधिमुपसंहतु 


शक्नोति, स एवानुतिष्ठेत्‌ । तथाभ्रूतोपदेशात्‌ । यथाभूतं हि तत्कामसंयुक्तं श्रुत, 
तथाभूतमेव नित्यमप्युपदिश्यते । तस्मात्‌ सर्वाङ्गोपसंहारेग प्रयोग: कतंव्य: । दशेपुण- 


व्याख्या - बह वृच ब्राह्मण में भूता जाता .है - यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन अग्निहोत्र होम करता है), यावज्जीवं द्ांपूर्णमासाभ्यां यजते ( -्यावज्जीवन 
दर्श और 'पुर्णमास से यजन करता है )। नित्य अग्निहोत्र है और नित्य दव. तथा पुर्णमास । उस 
में जो यह कामध्‌ ति से मिनन अकामशुति वाला दूसरा है, उसमें सन्देह होता. है-क्या जो 
'सम्पू्णंतया विधि का उपसंहार कर सकता है, उती का भ्रधिकार है ग्रथवा गुणरहित भी वह 
'अयोगतव्यः (-=प्रयोग किया जा सकता) है । ग्यारहवे अध्याय में.कामभति से संयुक्त प्रथम में 
विचार करेंगे साङ्ग मे [ग्रधिकार है] (द्र० मी० अ० १, पाद २, अघि० २) । यहां नित्य- 
! श्र तिवाले हितीय में विचार है।. बया प्राप्त होता है ? 
: - ` ` सर्वंशक्तोप्रवृत्तिः स्यात्‌ तथाभूतोपदेशात्‌ ॥ १॥। | 
< सुक्षाथः  (सवंशक्तौः): संपुर्ण साङ्गकमं को शक्ति होने पर . (परवृत्तिः) परवृत्ति (स्यात्‌) 
होवे, (तथाभूतीयदेशात्‌) -तयाभूत वसे =साङ्गकमं के (उपदेशात्‌) उपदेश =विधान होनेःसे । 
व्याख्या-सब ( =साङ्क) कमं करने की शक्ति होने पर प्रवृत्ति होवे, उस प्रकार 
(=साङ्ककमं) का उपदेश होने से। जो सम्पूर्णता से विधि का उपसंहार करने में समर्थ 
है, बही अनुष्ठान करे । तथाभूत का उपदेश होने से जिस प्रकार का ही कामसंयुक्त भूत. 


है, उसी प्रकार के ही नित्य का भी उपदेश किया जाता है । इससे सब अङ्गों के उपसंहार के 


१..द्र० पूवं पृष्ठः १७१० टि० १-२-३] | 
२५ द्र०: मी ०, झ० ११, पाद. २, अधि० २.॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१७ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे अधिं १ सू० २ १७२९ 


मासशब्दश्च साङ्भस्येव वाचकः । कथम्‌ ?. पौणेमास्याममावास्यायां च साङ्ग विधी- 
यते । यच्च पौणमास्यां 'विहितं, सा च. पौर्णमासी ।: यदमावास्यायां विहितं, सा 
. चामावास्येति । साङ्गममावास्यायां विहित पौर्णमास्यां च, तस्मात्साङ्ग' दशंपूर्णंमास- 
शब्देनोच्यत इति 'जेमिनिमंन्यते स्म ॥ १।। उरी की ले 
` अपि वाश्प्येकदेशे स्यात्‌ भधाने द्यथनिटत्तिगुणमात्र- 
` मितरत्‌ तदर्थत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) , ` ` 
— = ss NNN 
साथ प्रयोग करना चाहिये । दशंपूर्णमास शब्द भी साङ्ग का ही वान्नक है। किस हेतु से ? पौण- 
मासी में ओर श्रमावास्या में साङ्ग कर्म का विधान किया जाता है! जो पोणंमासी में विहित 
है वह पोर्णमासी, जो भ्रमावास्या में विहित है वह अमावास्या । इससे साङ्ग कमं दशंपुर्णमास 
शब्द से कहा जाता हे, ऐसा जैमिनि श्राचार्य मानते हैं. `: : . . 

विवरण-- तथाभूतोपदेश्ञात्‌ --इस सूत्रांश की व्याख्या भट्टकुमारिल ने कई प्रकार से की 
है-(१) [दशंपू्णेमास आदि] नाम से विशिष्ट क्रमं [उस प्रकरण में पठित] सब 
अज्ञों से निराकाङ्क्ष किया जाता हैं, जेसे काम्य में वैसे ही नित्य में । नाम .की तुल्येता होने 
से --तथाभूतोपदेश से । (२) जैसे काम्य कर्म में घातु की पूर्वापरीभुत भावना की करणता 
सब अङ्गों से निराकाङ्क्ष की जाती है, उसी प्रकार नित्य में भी । ग्रतः तथाभुतोपदेश से । 
(३) जेसे काम्य कमं के समीप में इतिकतंव्यता [प्रठित है] , उसी प्रकार नित्यं के समीप में भी 
समान होने से --तथाभूतोपदेश से। (४) भावना और.्रात्मनेपद के इतरेतर योग के कारणों 
की तुल्यता होने से--तथाभूतोपदेश से । (५) पुरुषार्थ के उभयत्र (काम्य और नित्य सें) 
विद्यमान होने से -तथाझूतोपदेश से । यच्च पौणमास्यां विहितम्‌-इत्पादि - से *पोर्णभास्या 
पौर्णमास्या यजेत, अमावास्यायाममावास्यय' वचन से कहा गया अर्थ दर्शाया है । इसका तात्प 
है --पौणंमासी और अमावास्या में जो साङ्गकर्म उपदिष्ट है; वही साङ्गकमं दक्षंपूरणमास शब्द से 
कहा जाता है | जेमिनिमंन्यते स्म--यह अगले चतुर्थ, सूत्र मे जेमिनि के नामोल्लेख पुर्वक कहा 
गया है । अथवा यच्च पौणमास्यां से लेकर जेमिनिमंन्यते स्म पर्यन्त भाष्य चतुथं सूत्र के भाष्य 

का अन्तिम भाग हो सकता है; जो यह लेखक प्रमाद से यहां अस्थान में जुड़ गया । 

` अपि वाऽप्येकदेशे स्यात्‌-***““इतरत्‌ तदर्थत्वात्‌ ॥२॥ 

सुत्रार्थः (अपि वा) “अपि वा? शब्दों से पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति दर्शाई है । अङ्गो 
के (एकदेशे) एकदेश (अपि) .भी यावज्जीवन वाला प्रयोग (स्यात्‌) होवे । .(प्रधाने) प्रधान 
कर्म के प्रयुज्यमात:होने पर(हि) ही (अथनिवृतिः) प्रत्यवायाभाव रूप अर्थ की निष्पत्ति होती 
है । (इतरत्‌) प्रधान से भिन्न प्रयाजादि कर्म: (गुणमात्रम्‌) गुणमात्र =गोण है अर्थात्‌ प्रधान 
फल की उत्पत्ति में सहकारी मात्र.है (तदथंत्वात्‌ ) प्रधान के न्च को उत्पत्ति में सहकारी सात्र)है:(तदयत्वात) अशातःके लिर लिये होने से। - ` 


१. जमिनिमंन्यते स्म' इति क्वचिन्नास्ति | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये `` | 
पक्षव्यावृत्तिः । ्रप्येकदेशऽङ्गतां स्यादेव प्रयोगः। यतः साङ्गस्या- 
कय पातर निष्पद्यते । गुणमात्रं सर्वाङ्गप्रयोगेण 
भवति | को गुणः ? साज्ञात्स्वर्गाभिनिवृ ततिः, प्रधानमात्रादिदमन्यत्फलम्‌ । तस्मात्‌ 
त्वगंम्ाप्त्यथ॑ संपूर्णाज़ं करिष्यामीत्वाख्धम्‌ । यदि कांनिचिदज्ञानि न शक्नोति कतु, 
तथाऽप्यस्मादेकदेशाङ्गगुणयुक्तातत्रघानात्‌ फलं 'भविष्यति। तस्मात्‌ प्रधानमात्रस्य 
प्रयोगमाह नाङ्गानाम्‌ । दश्पूर्णमासशब्दकोःग्निहोत्रशब्दकरच प्रधानपदार्थोऽन्यात्य- 
ङ्गानि तदर्थानीति ॥२॥ १ 
तदकरमेणि च दोषस्तस्मात्‌ ततो विशेषः स्यात्‌ ` 


` ` प्रधानेनाभिंसबन्धात्‌ ॥३॥ (उ०) ` 


व्याख्या -“भ्रपि वा से [पूर्वं उक्त] पक्ष निवृत्ति ` कही है। अङ्गों के एकदेश में भी 
प्रयोग होवे ही । यतः साङ्ग झर भ्रनङ्ख (--श्रङ्गरहित) के प्रयुज्यमान होने पर भी प्रधान 
से ही यह प्रयोजन निष्प्र होता है। सर्वाङ्ग प्रयोग से. गुणमात्र होता है। कोन सा गुण? 
साङ्ग से स्वर्गादि को निवृत्तिः, प्रघानमात्र से इतर = अन्य फल होता है। इससे “स्वगे को 
प्राप्ति के लिये संपुण श्रज्ध सहित करूंगा! इस [संकल्प से] प्रारम्भ किया है । यदि किन्ही 
अङ्गों को करने में असमर्थ है (अर्थात्‌ नहीं कर सकता है) तो भी इस एकदेश अङ्क के गुण 
से युक्त प्रधान से फल होगा । इससे प्रधानमात्र का प्रयोग कहा है, अङ्गों का प्रयोग नहीं कहा 
“है । दशपणं शब्दवाला ओर भ्रग्निहोत्र शब्दवाला प्रधान पदार्थ है [अर्थात्‌ दर्श श्रादि शब्दों से 
प्रधान अंश ही कहा जाता है] । अन्य झड़ उस (=प्रघान) के लिये हैं । 
विवरण - प्रधानमात्रादिदमन्यत्‌ फलम्‌- प्रधान मात्र से होनेवाले फल सें यह स्वर्यादि 
*फल भिन्न है जो साङ्गकम से होता है । आगे भाष्यकार एकदेश्ञाङ्गगुणयुकतात्‌ प्रधानात्‌ फलं 
भविष्यति वचन से जिस. फल का निर्देश करेंगे, उस से भिन्न स्वर्गादि है। यहां विचारणीय यह. 
है कि नित्यकर्म का तो कोई फल कहा नहीं गया है फिर भाष्यकार ने यहां फलं भविष्यति कंसे 
कहा ? इसका तात्पर्यं यह है कि नित्यकमों के न करने में प्रत्यवाय= दोष सभी स्वीकार करते . 
हैं (द्रष्टव्य तदकर्मणि च दोषः ६।३।३} । अतः फलं भविष्यति का तात्पर्यं “प्रत्यवाय का 
प्रभाव रूप फल से है । अर्थात्‌ प्रत्यवाय न होना ही नित्य कर्मों का फल है और वह अङ्गहीन 
प्रधानमात्र के करने से सम्पन्न हो जाता है ॥२॥ 


तदकसंणि च दोषस्तस्मात्‌'"'```प्रधानेनाभिसंबन्घात्‌ ॥३॥ ` ` ` 

सुंत्राथः -(च) परौर (तदकमंणि) दशंपर्णमास के प्रधान के न करने में (दोषः) दोष सुना 

जाता है। (तस्मात्‌)' इससे (ततः) ` अङ्गक्रम से (विशेषः) प्रधान की अवस्य कतँव्यता विशेष 
(स्यात्‌) होवे । दशपू्णमास के (प्रधानेन) प्रधान के साथ (भ्रभिसम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने से 


[दोपश्र ति भाष्य में देखें । ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ्रधि० १ सू० ४ १७३.१: 

प्रधानातिक्रमे दोषः श्रूयते--ग्रप वा एव स्वर्गाहलोकाच्छिद्यते यो दशंपुणमास- 
याजी सन्‌ पौणंमासीममावास्यां वाइतिपातयेद' इति प्रधानातिक्रमे दोषं ब्रवंस्तस्य 
नित्यतां दर्शयति ।।३॥ 


कर्मा भेदं तु जैमिनिः प्रयोगवचनै त्वात्‌ सवेषासप 
देशः स्यादिति ।।४॥ (आ०) 


यदुक्तं नास्ति भेदे इमान्यङ्गानि, इमानि प्रधानानीति। प्रयोगवचनेकत्वा- 
दिति जेमिनिराह स्म । सवषामुपदेशकः - पौणमास्यां पोणंमास्या यजेत; अमावास्या- 
याममावास्यया यजेत” इति॥४ ` 


व्याख्या--प्रधान कम के अतिक्रमण ( = उल्लङ्कन जन. करने) में दोष सुना जाता. 

है-भ्रपवा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपूर्णमासयाजी सन्‌ पौर्णंमासीममाः 
वास्यां वाऽतिपातयेत्‌ (=वह स्वर्गं लोक से छिन्न =कट जाता है जो दर्शपूर्णणासयाजी होते. 
हुए पोणमासी वा अमावास्या का अतिपात त्याग करता है) । ,यंह वचन प्रधान के अतिक्रम 
` में दोष दर्शाता हुआ उस (प्रधान) की नित्यता को दर्शाता है ॥३॥ 
कर्साभेदं तु जमिनिः प्रयोगेकत्वात्‌ सर्वेषामुपदेश: स्यादिति ॥४॥ . 

सुत्राथः -(तु) 'तु' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (जमिनिः) जेमिनि 
झाचायं (कर्माभेदम्‌) कमं का अभेद मानता है कर्थात्‌ यह्‌ अङ्गकम है, यह प्रघानकमं है, ऐसा.. 
भेद नहीं मानते, (प्रयोगवचर्नकत्वात्‌) प्रयोग वचन के एक होने से । अत (सर्वेषाम्‌ ) सभी अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कर्मो कां (उपदेशः) उपदेश (स्यात्‌) होवे । . 

विशेष सूत्र के झन्त में 'इति' शब्द क. प्रयोग किस कारण किया गया, यह विचारणीय. 
है । इति का प्रयोग प्राय: उद्धरण के अन्त में किया जाता है। क्या इस सूत्र का $प्रयोगवचने-. 
कत्वात्‌ सरवषामुपदेदा: स्यात्‌' भ्रंश अन्यत्र पठित हैँ? ` 2 

व्याख्या -जो कहा है -ये- अङ्ग कर्म हे, ये प्रधान कर्म, ऐसा,- भेद ' नहीं है, प्रयोग. 
ववन के एक होने से, ऐसा.जेमिनि.चायं मानते है । सबका उपदेशक है--पौणमास्या; 
पौर्णमास्यया यजेत :(.--पौजमापी में पौर्णमसी से यजन करे), श्रमावास्यायाममानाइल' 
स्यया (=भ्रमावास्या में भ्रमावास्या से यजन करे) । लकडे शि) "माफ़ 

विवरण - प्रयोगवचनेकत्वात्‌--यावज्जीवं दशंपूर्णमासास्मां यजेत और दृशपूर्णमासाम्यां 
स्वर्गकामो. यजेत दोनों में दशंपूर्णमास शब्द से एक ही. कर्म कहा ,गया है । यदि यावज्जीवत! 
प्रकरणस्थ दशपुर्णमास. प्रधानमात्र का. वाचक होवे,-प्रोर काम्यप्रकरण का साङ्ग कम, का ततो 


क कान ह ता केका 


१: अनुपलन्धमूलम्‌ 1 स्वल्पभेदेन त०' सं० २।२।५।४ इत्यन उपलस्पते । * 
२. आप» परि०कण्डिक्का«२;आप० श्रौत २४।२।१ ६,२९॥ + ०३4९ 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मीमांसा-शावरः भाष्ये 
१७३२ मीमांसा-शावर' 


5 अथस्य व्यपवगित्वादेकस्यापि प्रयोगे स्यांदू यथा 
क्रत्वन्तरेषु ॥४॥ (आ० नि०) ट 

एकाङ्गप्रयोगेऽपि स्याद्‌ विगुणादपि फलमित्यर्थः । कुतः-? श्रर्थस्य व्यपर्वाग- 
त्वात्‌ । व्यपवृक्तमङ्गेभ्यः प्रधानम्‌ । ग्रग्निहोत्रसंज्ञकाद्‌ दरापूरणंमाससंज्ञकाच्च फलमिह 
भवति । तद्धि कतंव्यतयोपदिञ्यते'। यत्‌ पोणंमास्यामुपदिष्टं सा पौर्णमासी, यद- 
मावास्यायां साऽमावास्या । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो 
भवतिः इति । तस्मादग्नये पुरोडाशोऽगनीषोमाम्यां च, श्राज्यं चाग्नीषोमादिभ्यः 
पोर्णमास्याम्‌ । आग्नेयसांनाग्यादीनाममावास्यायाम्‌ । 

यदुक्तम्‌ -“पोणंमांस्यां पोणंमास्या यजेत, अ्मावास्यायामसावास्यया यजेत' 
इति, साङ्गस्य विधानात्‌ साङ्ग दशापूर्णमासशब्देनामिधीयत इति । नैतदेवम्‌ । सिद्धे 
हि दर्शार्थे पूर्णमासार्थे साङ्ग फले विघीयते। तस्मान्न साङ्गमग्निहोत्रपदवाच्यं 
दोनों समान प्रयोगों में वेरूपता होवे । . 

अर्थस्य व्यपवगित्वादेकस्य प्रयोगे स्याद्‌ यथा क्रत्वन्तरे ॥ ५॥ 

सुत्राथः ¬ (अर्थस्य) यावज्जीवन प्रकरणस्थ दशंपु्णमास शब्द के काम्यप्रकरणस्थ दर्श- 
पुणंमास शब्द से (व्यपवगित्वात्‌) पृथक्‌ होने से (एकस्य) एक प्रधान के (प्रयोगे) प्रयोग में 

(अपि) भी फल (स्यात्‌) होवे। (यथा) जेसे (क्रत्वन्तरेषु) कत्वन्तरो --प्रकृति विकृति रुप 
भिन्न भिन्न कर्मों में एक के घमं दूसरे में नहीं होते है । उसी प्रकार यहां भी कांमसंयुक्‍त दशं- 
पुर्णमास के धर्म नित्य--यावजीव दशंपू्णमास में नहीं होंगे। [यह सूत्रार्थं भाष्यानुसारी है ] 

._. व्याख्या--एक अङ्ग के प्रयोग में भी होवे --विगुण से फल होवे। किस हेतु से ? 
प्रंय के भिन्न होनें से। थङ्चों से प्रधान पृयक्‌ है । अग्निहोत्र संज्ञक भ्रौर द्शपुर्णमास संज्ञक से 
यहां फल होता है । वह ही कत्तव्य रूप से उपदिष्ट है । जो पोर्णमासी में उपदिष्ट है वह पोणं- 
मासी, जो अमावास्या में बह भ्रमावास्या । यदारनेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां 
चाच्युतोभवति ( =जो भ्राग्नेय गाठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश है वह अमावास्या और 
पोणमासी में अच्युत होता है, भ्र्थात्‌ दोनों में होता है) । इससे पुरोडाश. अग्नि के लिये और 
अग्नीषोम के सिये; ओर ग्राज्य प्रग्नोौषोमावि के लिये पौर्णमासी में ग्रारनेय [पुरोडाश ] झर 
सान्नाग्य प्रादि हवियों को भ्रमावास्या में। ” सत्र हव्य i 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रचि” १, सू० ६ १७३३ 


दशंपूर्णमासपदवाच्यम्‌ । यच्चांरिनिहोत्रे तदिह चोद्यते कतंव्येतया, यौ च दशंपू्ेमासौ 
तस्माद्‌ विगुणमपि कर्तेव्यमेवाग्निहोत्रं दसंपूर्णमासौ च । यथा ` कऋत्वन्तरेषृ -प्रकृति- 
विकृतिषु परस्य धर्माः परस्य ने भवन्ति, एवं न कामसंयुक्तस्यःधर्मा नित्यस्य भवि- 
तुमहेन्ति ॥५॥ 


विध्यपराधे च दशेनात्‌ समाप्तेः i ६॥ (उ )| 


किया जाता हे । इसलिये साड्भकर्म अग्निहोत्र पदवाच्य और दशंपुणमास पदवाच्य नहों है । 
यहां जो भ्रग्निहोत्र [पदवाच्य] हे वह कर्तव्यरूप से कहा जाता हे और जो दशेपुर्णमास हे । 
इस से विगुण (=-गुण= अङ्क से रहित) भी अग्निहोत्र श्रोर दशंपु्णमास करने हौ ' चाहिए । 
जैसे क्रत्वन्तरो मे॑प्रकृतियांग र विक्ृतियागों म प्र के घर्म पर म नहीं. होते. [ प्र्थात्‌ 
प्रकृति के विशिष्ट ध्म विकृति में झर विकृति के विशिष्ट धमं प्रकृति में नहीं होते)! इसी” 
प्रकार कामसंयुवत कर्म के घ नित्य के नहीं हो सकते। .. | 
विवरण- फलमिह भवति --काम्य अग्निहोत्रादि के स्वर्गादि और नित्य अग्निहोत्रादि 
के भ्रत्यवाय-अभाव । अग्नीषोमादिम्यः--आदि शब्द से विष्णु और प्रजापति का निर्देश जानना 
चाहिये । उपांशुयाज का अग्नीषोम देवताओं के लिये साक्षात्‌ विधान है । विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः इन वचनों से विष्णु और प्रजापति उपांशुयाज में यष्टव्य हँ वा नहीं, 
इसके लिये मी० २।२। ग्र० ४ । सूत्र ९-१० के भाष्य और विवरण में देखें। सिद्धे हि दक्षार्य 
पुर्णमासाथे -इसका जो अभिप्राय हमने लिखा है, उसके अतिरिक्त यह अभिप्राय भी हो सकता. 
है--दर्श शब्द के श्रथं और पूर्णमास शब्द के ग्रथं सिद्ध होने पर । यहां पाठान्तर है--सिद्ध 
हि दर्शत्वे पोर्णमासीत्वे च'-` ˆ । इस पाठान्तर का यही भाव है कि दंशं ओर 'पौ्णमोसी में 
होने वाले याग की सत्ता के सिद्ध हो जाने पर फल की दृष्टि से साङ्ग कमं का विधानः किया 
है । दर्श पूर्णमास यागों में कौन प्रधान है और कौन अङ्ग; इसके निरूपण के लिये मी० २।२। 
अधि० ३। सुत्र ३-८ का भाष्य देखे | यच्चाग्तहोत्र तदिह चोदते कतंव्यतया--इह = यावज्जीव 
अग्निहोत्र भरं दशंपूर्णमास विधायक वाक्य में ॥५। | फा 
| ` विध्यपराधे च दशनात्‌ समाप्तेः ॥६॥. ` दु 
.. सूत्रार्थः --(विष्यपराधे) विधि में -अपराघल्टकपालादि के भेदन, हवि, के स्कन्दन 
या न्यूनाधिक्य होने पर (च) .भी (समाप्तेः) समाप्ति के. दर्शन से यावज्जीव = नित्यकर्म 
वियुण भी किये जा सकते हैं-1 [समाप्ति की श्रुति भाष्य में देखे]... 
--. विदोष--सूत्रस्थ अपराध शब्द से व्याख्याकारों ने कपालभेदन हविस्कन्दन भादि का ही 
ग्रहण किया है 1 हमारे विचार से स्विष्टक्न्मन्त्रस्थ "यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यहा न्यूनमिहाकरम्‌ 


के निर्देश से न्यूनाधिक का भी ग्रहण करता चाहिये । Fo र 


Se 
गो ३2 ३४४ > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये .. :- : ` 


विध्यपराधेष च समाप्ति दर्शयति--तदेव यादृक्‌ तादृक्‌ होतव्यम्‌ '-इति विगुण- 


स्य समाप्ति दशयति ॥ ६॥। 
* प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥७॥ (३०) 


विध्यपराधे च प्रायश्चित्तानि विधीयन्ते, निमित्ते कर्माङ्गभुतानि । यथा -भिन्ने 
जुहोति इति । विगुणे निष्फले सति कस्थाङ्ग भूत प्रयोजन स्यात्‌ । तस्माढिगुणानामपि 
प्रयोगः कतंव्य इति ॥७॥ नित्ये. यथाशक्त्य ङ्गःनुष्ठातुरप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


Re विवि 


व्याख्या--बिधि -सें अपराध होने.पर [कमं की] समाप्ति दर्शाई जाती है-तदेव 
यादृक्‌ तादृक्‌ होतुव्यम्‌ (= ही जसे तसे होम कर देना चाहिये) । यह वचन . विगुण कम 
को समाप्ति दर्शाता है ॥६। _ -.. 
` प्रायर्चित्तविधानाच्च ॥७॥ 
सुन्नाय::-निमित्त प्राप्त होने - पर (प्रायश्चित्तविधानात्‌) प्रायर्चित्त के विधान से 
(ब) भी जाना जाता है कि नित्य कर्म सापराध भी किसी प्रकार किये जा सकते हैं । 


: ` व्याख्या-- विधि में भ्रपराध होने पर प्रायद्चचत्तों का विधान किया जाता है [जो] 

निमित्त प्राप्त होने पर कमं के भ्रद्धभूत हैं । जेसे -भिन्ने जुहोति (कपाल झादि के टूट 
जाने पर होम करता है) । गुणरहित झौर तिष्फल--फलरहित कमं कं होने पर अङ्गभुत 
[प्रायक्चित्तों | से किस का प्रयोजन [सिद्ध] होवे । इससे गुणरहितों का भी प्रयोग करना 
चाहिये |. - -- 

/ ¦ वित्ररण --भट॒ कुमारिल ने भाष्य, की व्याख्या इस प्रकार की-है-- जिन नित्य कर्मों. की. 
इतिकतंव्यता '(=इसंके पश्चात्‌; यहुः इसके पुद्चात्‌ यहः ;रूप) नहीं, है, - उनके विषय में 
प्रायश्चित का विधानं सवंथा;!उपपन्न नहीं होता है 1. इतिकतंव्यता से युक्त,जो नैमित्तिक कर्म 
हैं उतमें [भेदन स्कन्दन ग्रादि] निमित्त. के उत्पन्न. होने पर विगुणता के परिहार, के. लिये होम 
नामक अङ्ग उत्पन्न होता है (=विहित है) | वहःकिया ही. जाता है... इतिकतंव्यत्ता के त 
होने पर कपालादि का भेदन होने पर भी वंगुण्य नहीं होता है । इससे इतिकतंव्यता रहित नित्य 
कम में प्रायश्चित्त का दर्शन संवंधा अनुपपन्त हैं। ' 


विशेष = कुतहलवृत्तिकार ने (विष्यपरधि च सूत्र की व्याख्या में लिखा हैं... 'तद- 
कर्मणि च' इत्यादि (३-७) पांच सूत्र वातिक में दिखाई नहीं देते । यह कथन ठीक नहीं है। 
७ म सुत्र का वातिक विद्यमान है । उसी का भाषान्तर हमने ऊपर दिया ह... 
 यावज्जीव विहित भ्रग्निहोत्रादि कर्म सवदा साङ्ग नहीं किया जा सकता ककत दि जाति कर्म सवदा साज नही किया'जा सकता हैस तत्व इस तत्त्व 
_ ९. भनुपलब्धरमुलम्‌। ६०--तवेब यादूक कीदुक च होतव्यम्‌। तै० ब्रा० १।४।३।४ 
२. द्र० पृष्ठ १७२३; टि० २, ३। | ्‌ हमसे वि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽच्याये द्वितीयपादे भ्रधि० २ सु० ८ १७३५ 


[ काम्येषु सर्वाङ्गोपसंहारसमर्थस्येवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥ २] . 12 
ऐन्द्राग्नमेकादशाकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः’, सोयं चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंस- 
काम: वेइवदेवीं सांग्रहणीं निवंपेद्‌ ग्रामकामः, इत्येवमादिषु संदेह--कि ` विगुणमपि 
फलवदुताविगुणमेव फलवदिति? कि प्राप्तम? ` ˆ : ~ 
| काम्येषु चेवमयित्वात्‌ ॥८1. (पू०) र 
काम्येषु चैवं स्यात्‌-विगुणमपि फलवदिति। कुतः ? अधित्वात्‌,। यदि 
विगुणमपि फलवदेवम्िमात्रमधिङ्कतं भविष्यति । अन्यथा. सामान्यशब्दोऽन्तरेण 


७ 
ee 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: “> आशाच 
को ध्यान: में रखकर ही सूत्रकार ने इस भ्रधिकरण की रचना की है । अतः इस ` अधिकरण का 
तात्पर्य केवल इतने में ही है कि यदि किसी समय किसी कारण विशेष से अन्निहोत्री पूरा साङ्ग 
कर्म न कर सके तो केवल प्रधानमात्र ग्रथवा जितने अङ्गो का करना संभव है, करकेः कृतांर्थ 
हो सकता है । सदा ही नित्य कर्मों के प्रधान अंश करे, इसमें तात्पयं नहीं है ॥७॥ 


oS 


`च्याख्या--ऐ्द्रारनमेकादशकपांलं निवेपेत्‌ प्रजाकामः (5 प्रजा की कामना वाला 
इस्द्राग्नि देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करे), सौर्य चरं निवेपेद्‌ ब्रह्मवर्चेस्कामः 
(==ननह्मवर्चस्‌ की कामना वाला सुर्य. देवता वाले चरु का निर्वाप करे), वैदवदेवीं सांग्रहणीं 
निर्वपेद ग्रामकामः (--ग्राम की कामना वाला विदवदेव देवता वाली सांग्रहणी का निर्वाप 
करे), इत्यादि में सन्देह होता है-क्या विगुण कर्म भो फलवाला होता है अथवा झविगुण ही 
फलवत्‌ होता है? क्या प्राप्त होता है ? Ras 
भू काम्येषु चेवमथित्वात्‌ ॥८॥ 
`. सुत्रार्थः (काम्येषु) क्राम्यकर्मो में (च) भी ( एवम्‌) इसी प्रकार होवे ४ जैसे: नित्य 
कर्मों में विगुण से फल होता है, (अर्थित्वात्‌) प्रधान कमे से होनेवाले फल की इच्छावाला 
EN dene MRR 
` ` ` ज्याख्या--काम्यको में भी इसी प्रकार होवे-विगुण कमं. भो फलयुक्त होवे । किंस 
हेतु से ? फल को इच्छावाला होने से । यदि विगुण कर्म भी फलवाला होवे तो अधिमात्र (= 
प्रत्येक फल की इच्छावाला) अथिकृत होगा । अन्यथा [क्मंवाचक] सामान्य शब्द विना विशेष 


[८२२२२२२222 


ग्र 


१. ते० सं २।२।१।१॥ ` पय BR bh 
. . २. अनुपलब्धमूलम्‌ । इ० मी० २1३1१२; भाग २, पृष्ठ १५०१ टि० २: .; 
` ३, तै० सं० २३९२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EL र) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१७३६ - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
विशेषं विशेषेऽवस्थापितो भविष्यति ग समर्थत्वान्नाधिक्रियत इति चेत्‌ ? साङ्गः 
न समर्थ: कतुंम्‌ । प्रधानमात्र तु शक्नोति । प्रधानमात्नेऽिकरिष्यति ॥८॥ 
` असंयोगात्‌ तु नेवं स्यादः विधेः शब्दममाणत्वात्‌ ॥९। (०) - 

तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । नैवँ स्यात्‌; “यदुक्तं विगुणमपि फलब्रदिति । 
असंयोगात प्रघानमात्रस्य फलेन साङ्गाद्धि फलं श्रूयते प्रधानात्‌, न केवलात्‌ । तेन 
यद्यपि केवलमुच्यते, तथाऽपि नैवंजातीयकं तत्‌ कुर्यात्‌। न केवलस्य फलेन संयोग 
इति । शब्दप्रमाणकश्चायमर्थो विधीयते । शब्ददच साङ्गात्‌ फलमाहेति. वक्ष्यामः" । 
` तस्मान्न विगुणं कमे कतेव्यमेवंजातीयकमिति ॥॥ नन विगुणं कमे कतव्यमेवंजातीयकमिति ध _ 

' हेतु के विशेष में झवस्थापित होगा । असमथं होने से प्रधिकृत नहीं किया जाता है, ऐसा कहो 

“तो साङ्ग कंसे करने में समर्थ नहीं, प्रधानसात्र तो कर सकता है। प्रधानमात्र में अश्रधिकृत 
होगा। .: . 

विवरण - काम्येषु चेब॑ स्यात्‌ -इसका तात्पयं है. पूर्व अधिकरण में कहा था कि 
अग्निहोत्र दशंपूर्णमास प्रधान के वाचक हैं | रतः नित्य कमं विगुण भी फलवाला होता है । 
इसी प्रकार काम्य कर्मो में भी ऐन्द्राग्न सौयं वैश्वदेवी नाम भी प्रधान कर्म के होने से विगुण 
भी फलवाले होंगे । सामान्य शब्दोउन्तरेण विशेषप्त्‌--नित्य और काम्य में प्रयुक्त दश्शपौर्ण मास 

आदि सामान्य शब्द विना विशेष हेतु के विशेष में भ्र्थात्‌ साध कम में स्थापित करने पड़ेंगे ॥८॥ 

` असंयोगात्‌ तु नेवं स्यात्‌ विधे शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥६॥ । 

_ ` ` सुत्रार्थः (तु) 'तु' शब्द पूवं उक्त अर्थ की निवृत्ति के लिये है | (संयोगात्‌) 
काम्यकर्मो में प्रधानमात्र के. फलं के साथ संयोग न होने से (एवम्‌). इस प्रकार (न) नहीं 
(स्यात्‌) होगा । (विधेः) विधि के (शब्दप्रमाणत्वात्‌) शब्द प्रमाणमात्र से गम्यमान होने से ॥ 

व्याख्या--तु शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है इस प्रकार नहीं होगा-जो कहा है 
विगुण कर्म भो फलवाला होवे । प्रधानमात्र का. फल क साथ संयोग न होने से । साङ्ग प्रधान 
कर से ही फल सुना जाता हैं, केवल प्रधान से फल नहीं सुना जाता है । इससे यद्यपि [कास्य 
प्रकरण में] केवल [प्रमान] कहा जाता है, तथापि इस प्रकार का अर्थात्‌ केवल प्रधान 

-उसे (=फल को) नहीं उत्पन्न करेगा । केवल [प्रधान] का. फल के साय संयोग नहीं है । 
शब्द प्रमाण वाला यह भ्रयं (कम ). विधान किया जाता है। शब्द साङ्ग से फल को कहता 


* हे, ऐसा प्रागे कहेंगे । इससे इस प्रकार का ( =काम्म कर्म) विगुण( = अरङ्गरहित) कमं नहीं 


करना चाहिये । 
विवरण --शब्दइच सा ङ्गात्‌ फलमाहेति त धाह रलमाहेति व्यास: हक , तित्रार, ११ ष्य विचार ११वें अध्याय के 


१. अङ्गानि तु विधानवत्‌. 'प्रधानेनोपदिक्मेरस्तस्मात्‌ स्यादेकदेशत्वम्‌ । मी० (११।२।८) 


अतयत्र । 


_ CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१८ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ३, सू० ११ १७३७: 


अक्षणि चाप्रत्यवायात्‌ ॥१०॥ (उ०) | 


न चात्र प्रधानमात्रस्याकर्मेणि प्रत्यवायं उच्यते, यथा दशंपूर्णमासयोः । तस्मा- 
दपि न विगुणमेवंलक्षणक कमं प्रयोक्तव्यमिति ।। १०।। पूरे क : 


ज 


| व्यभेदेऽपि यागाभेदाधिकरणम्‌ ॥३॥] 


दर्शयूण मासयागः पुरोडाशेनोक्तः। स च पुरोडाशो त्रीहिमयः कतंव्य इति 
श्रयते । तत्रैतच्चिन्त्यते-यदि नीवारमयेन पुरोडाशेन यागः क्रियेत, कि स एव यागः 
स्यादुतान्य इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण में किया है । द्र०--अङ्गानि तु विधानत्वात्‌ प्रधानेनोपदिइयेरं- 
स्तस्मात्‌ स्यादेकदेशत्वम्‌ ( ११।२।८) ।।६॥ 
झकमंणि चाप्रत्यवायात्‌ ॥१०॥ । 


सुत्राथः:--[ काम्यकर्मो में प्रधानमात्र के] (अकर्मणि) न करने पर (अप्रत्यवायात्‌) 
प्रत्यवाय का श्रवण न होने से (च) भी काम्यकमं साङ्ग ही करने चाहिये । 

व्याख्या--यहां (काम्य कर्मों में) प्रधानमात्र के न करने में प्रत्यवाय नहीं कहा 
जाता है, जैसे [यावज्जीव नित्य] दशंपूर्णमास में सुना जाता हे । इससे भो इस प्रकार का 
(= कास्य) 'कसं विगुण प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

विवरण --यावज्जीवं दर्शपुणमासास्यां यजते इत्यादि में दशंपू्णमास शब्द प्रधान कमं 
के वाचक है, यह पूर्व कह चुके हैं (द्र० पूर्व ५ वां सूत्र) । उनके ग्रतिपात में प्रत्यवाय का 
निदेश भी किया जा चुका है (० पूर्वे ७ वां सूत्र) । इस प्रकार का काम्य कर्मों के अतिपात 
में किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है | रहा, काम्यकमं संयुक्त दशंपूर्णमास शब्द साङ्ग कमं 
का विधान करते हैं, इस विषय में मी० अ० ११, पाद २, अधि० २ में आगे विचार करेंगे । 
उसे सिद्धवत्‌ मानकर यहां निर्णय किया गया है॥१०॥। र 


क 


व्याख्या -द्ञपु्णमास याग पुरोडाश से कहा गया हे भ्रौर वह पुरोडाश ब्रोहिमय 
(=व्रोहि का विकार = व्रीहि से बना हुआ) करना चाहिये यह सुना जाता । उसमें यह विचार 
किया जाता है--यदि नीवारमय (=तिन्ती नामक जंगली धान के बने हुए) पुरोडाश से 
याग किया जाये तो क्या वही याग होगा अथवा अन्य होगा ? क्या प्राप्त होता हे ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
१७३5 


ङ्रियाणामाश्रितत्वाद द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ ॥११॥ (पू०) 


द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌, अन्यो याग: । कुतः ? आ्राश्रितत्वात्‌ । आश्रय- 


भेदाद्धि गम्यते विशेष: । ग्रयमन्यो नीवाराश्रयो व्रीहघाश्रयादिति । आश्रयभेदस्ताव- 


ह्रिस्पष्ट एव । तद्भोदाद्‌ रूपमपि भिन्नं गम्यते । तस्मादन्यो यागो द्रव्यान्तर 


इति ॥ ११॥ झर ३ 
अपि वाऽव्यतिरेकाद्‌ रूपशब्दाविभागाच्च गोत्ववद्‌ ऐक- 


कम्य स्यान्नामधेयं च सत्त्ववत्‌ ॥१२॥ (उ०) 


>>> >>> >>> यायालय 
विवरण - यहां से आगे पाद की समाप्ति पर्यन्त ब्रीहि आदि श्रत . द्रव्य के प्राप्त न 
होने पर प्रतिनिधिभूत नीवार झादि से भी नित्य प्रयोग अवश्य करना चाहिये, इस प्रकार 
यथाशक्ति प्रयोग की उपयोगिता से प्रतिनिधि का विचार प्रस्तुत किया जायेगा। उसके उपो- 
द्धात के रूप में यहाँ विचार करते हैं कि द्रव्यभेद से क्रिपमाण कर्म भिन्न होता है वा अभिन्न 

(द° कुतृहलवृत्ति) । 
क्रियाणामाथितत्वात्‌ द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ ॥११॥ 
सुत्रार्थ:-- (क्रियाणाम्‌) क्रियाओं के द्रव्य के (ग्राश्रितत्वात्‌) आश्रित होने से (द्रव्या- 
'न्तरे) बरव्यान्तर होने पर (विभागः) कमभेद (स्यात्‌) होवे। ` 

व्याख्या -द्रव्यान्तर होने पर विभाग (=भेद) ' होवे, अन्य याग. होवे । किस हेतु 
से ? ग्राभितत्व के कारण । आाश्चय के भेद से ही विशेष (=भिन्न) जाना जाता हे । वह 
नीवार जिसका आश्रय हे, बह अन्य है द्रीहिमय से । आश्य-का-भेद-विस्पष्ट हो हें उस भ्राअय 
के भेद से [ कर्म का] रूप भो भिन्न जाना जाता है । इससे द्रव्यान्तर होने. पर अन्य याग 

होता है ॥११॥ - ! 

अपि वाऽव्यतिरेकाद्‌'`` `` ` ``` ऐककम्यं स्यान्तामधेयं च सत्त्ववत्‌ ॥ १२॥। 
सुत्राथः-- (अपि वा) 'भ्रणि वां पद पूर्वं पक्ष की निवृत्ति के लिये हुँ। (अव्यतिरे- 
कात्‌) ब्रीहिमय पुरोडाशवाले से नीवारमय पुरोडाशवाले के भिन्न विलक्षण न होने से (च) 
आर (रूपशब्दाविभागात्‌) दोनों कमा में रूप के ग्रोर दशंपूर्णमास शब्द के झविभाग (== 
भिन्न न) होने से, (गोत्ववत्‌) जसे रंगभेद अवस्थाभेद तथा देशभेद से भिन्न गौवों में 
गोत्व समान है, उसी तरह (ऐककम्यंम्‌ ) द्रव्यभेद होने पर भी एककमंता है, और (सत्त्ववतू ) 
जैसे द्रव्य गुण कर्मों के भेद होने पर भी सत्त्वत्व में भेद नहीं होता है, तद्त्‌ द्रव्यभेद होने पर 

भी (नामधेयम्‌) दक्षपूणंमास नाम एक ही है | री 
SIRS 5 डाक्का 5 गरा 


१. सत्त्ववद्‌' पाठा० कुतूहलवृत्ती । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ३, सू० १२ १७३९ 


पि वेति पक्षव्यावृत्तिः। ऐककम्यं स्याद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि। यदा क्रिया भवति 
चलनं पतनं वा, तदाऽपि तावानेव सोऽर्थः । न च कर्चित्‌ तत्र व्यतिरिक्तो विशेषो 
हीनो वा । नो खल्वप्यन्यदेव रूपम्‌ । न च शब्दान्तरं वाचकम्‌ । नन्वाश्रयभेदो 
विस्पष्टः । उच्यते । भिन्नमेव वयमाश्रयं प्रतिजानीमहे, न तु तद्‌भेदादाश्नितस्यं 
भेदः । श्रन्यत्वात्‌ । न हि स्रजि वाससि वा भिन्ने तद्भेदात्‌ पुरुषभेदो गम्यते । सोऽपि 
तस्याऽऽत्मा भिन्नः इति चेत्‌? नैतदेवम्‌ । विशेषमुपलभमानैरेवं शक्यं वक्तुम्‌ । न 
चास्य विशेष उपलभ्यते । 

नन्वयमेव विशेपो यदेको विनष्ट एको वर्तते। न विनष्ट इति यद्युच्येत, 
तन्न । प्रागस्योपलम्भनात्‌ सत्त्वे प्रमाणं नास्ति । तस्माद्‌ विनष्टः। न च प्रत्यभि- 
ज्ञायते, तद्द्रव्यातिरिञ्तः । भेदानुलम्भनात्‌ । कथं तहि चलतीति प्रत्यय इति चेत्‌ ? 
उच्यते । देशान्तरे संप्रतिपत्तिदशंनात्‌ । तद्‌ देशान्तरं गच्छदागच्छच्च चलतीत्युच्यते। 
तत्र गन्ताऽपि प्रत्यक्षो, देशान्तरमपि । तेन गत इति चोच्यते, आगत इति चोच्यते । 


व्याख्या--“ग्रपि वा. से पक्ष की व्यावृत्ति (=निवुत्ति) होती है । एक कर्मेता होवे 
द्रव्यान्तर होने पर भी । जब [किसी द्रव्य में] चलना गिरना क्रिया होती है तब.भी वह भथ 
उतना हो है । उसमें कोई भेद विशेष (= आधिक्य) वा हीनरूप नहीं होता है। और नाही 
रूप भिन्न होता है और वाचक शब्द भो भिन्न नहीं होता है। (आक्षेप) [याग का] आशय 
(=द्रीहि वा नीवार) का भेद तो विस्पष्ट है। (समाधान) हम प्राक्षय को भिन्न हो सानते 
हैं, किन्तु उस ( =भ्राश्रय) के भेद से म्राशित ( त्याग) का भेद नहीं म(नते र न्य (= 
आशय और भ्राभयी के भिन्न) होने से । माला वा वस्त्र के भिन्न होने पर पुरुष में भेद नहीं 
जाना जाता है। वह भी उसकी आत्मा (= स्वरूप) भिन्न होवे, ऐसा कहो तो, ऐसा नहीँ है । 
विशेष (--भेद) को प्रहण करनेवालो से ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु उसका कुछ विशेष 
उपलब्ध नहीं होता है | 

(गाक्षेप) यही विशेष है.जो एक नष्ट हो गया, एक वर्तमान है । विनष्ट नहीं हुभ्रा 
ऐसा जो कहते हो, वह ठीक नहीं है । इसके उपलम्भन (-- उपलब्धि) से पूव र इसकी सत्ता र 
कोई प्रमाण नहीं है । इससे विनष्ड है । श्रौर प्रत्यभिज्ञान भी नहीं होता है | उस द्रव्य 
झव्पतिरिक्त (=पूवं जेस हो) है । भेद के उपलब्ध न होने से 22202 तो फिर चलति' द ज्ञान 
कैसे होता है ऐसा कहो तो, इस विषय में कहते हैं देशान्तर में संप्रतिपत्ति के आति 1 बह्‌ 
देशान्तर को जाता हुआ ओर भ्राता हुग्रा *चर्लात! ऐसा कहा जाता है 1. परमे गन्ता (= 
जानेवाला) भी प्रत्यक्ष है और देशान्तर भो । इससे 'गया' और '“झाया' ऐसा कहा जाता है ।. 
Sp Rs 5 मम 


` १, भिन्त गम्यते इति चेत्‌’ इति पाठा० । र 
२. 'यदुच्यते” इति मुद्रितपाठ: । उपरि निर्दिष्ट: पाठ नर्दाशत: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४० मीमांसाशाबर-भाष्ये 


सत्यं, विनष्टादविनष्टोऽत्यः । योऽपि त्वसावन्यः, सोऽपि क { 
एव । यजतिसामान्यं न भिद्यते। न च शब्देन नोच्यते | कम नीवारेर्यागं 
कुर्यातेनापि चोदितमेव कृतम्‌ । चोदितं च कुवत ईप्सितं भवति, नांपूर्वकृतम्‌ । नाम- 
यं च दशयति, दश इति वा पूर्णमास इति वाऽस्यव सामान्यस्य नामय, न व्यक्तीः 
नाम्‌ । ` 
` क प्रयोजन चिन्तायाः । उत्तरेणाधिकरणेनेतढ्विचायते ॥ १२॥ द्रव्यभेदेऽपि 
यागाभेदाधिक रणम्‌ ॥३॥ 


. [श्ञतद्रव्यापचारे नित्यकमंणः प्रारब्धकाम्यकर्मणइच प्रतिनिधिना 
समापनाधिकरणस्‌ ॥४॥ 


अन्निहोत्रादीनि नित्यानि कर्माण्युदाहरणम्‌ । तेषु श्रृतद्रव्यापचारे भवति 
संदेह- कि प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोगः कतंव्य. उत तदन्तं कर्मोत्ल्ष्टव्यमिति ? कि 
प्राप्तम्‌ ?, ` 22528: 


विबरण--एको विनष्ट:--ब्रीहिमय नष्ट हो गया, नीवारमय वतंमान है i’ 
(समाधान) यह सत्य है- विनष्ट से ग्रविनष्ट अन्य है । किन्तु जो यह. प्रन्य है वह भी 
“ुजति”-्न्द से वाच्य हो है 1 'यजति' सामान्य का भेद नहीं होता है । [वह 'यजति'.] शब्द से 
नहीं कहा जाता है ऐसा नहो है [भर्थात्‌ कहा ही जाता है] । इससे जो भी नौवारों से याग 
करे, उसने भी चोदित (=विहित) ही किया है (-श्रौर विहित [कमं] करनेवाले का. ईप्सित 
(चाहा हुमा) होता है, श्रपुवऊत नहीं होता है। नामघेय (= संज्ञा) भी दर्शाता है- दशं 
यह ओर पूर्णमास यह इस सामान्य को संज्ञा है, व्यक्तियों को नहो। | 
:.. इस विचार का क्या प्रयोजन हे । उत्तर ग्रधिकरण से यह विचारा जाता है [अर्थात्‌ 
उत्तर भ्रधिकरण में इस पर विचार किया जाता हे] ॥१२॥ अ 


| ह व्योस्या--भग्निहोत्रादि नित्य कमं उदाहरण हैं । [कर्म के श्रारम्थ होनें पर] उनमें 
अत द्रव्य (विहित>-द्रव्य) के नाश होने पर सन्देह होता है -क्या प्रतिनिधि का उपादान 


(-- ग्रहण) करके प्रयोग [पूरा] करना चाहिये भ्रथवा तदन्त (= तक, जहां 
० दि थक छ | 
नष्ट हुआ है, करके कसं छोड़ देना चाहिये ? क्या प्राप्त न है न; 3 वटी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हु षष्ठैऽध्याये द्वितोयपादे प्रधि ० ४, सू ० १५ १७४१ 


रुतिप्माणत्वाच्छिष्टाभावे नाऽऽगमोऽन्यस्याशिष्टस्वात्‌ ॥१३॥ ` (पू०) 
शिष्टस्याभावे नाऽऽगमोऽन्यस्य । तदन्तमेवोत्स्ष्टव्यम्‌ । कुतः ? . अशिष्टत्वात्‌ 
यद्‌ ब्रीहियवगुणक श्रूतं फलवत्‌, तन्नीवारगुणक ` क्रिममाणमफलकं भवति । तस्मात्‌ 
तदन्तमेवोत््रष्टव्यमिति॥। १ ३॥। ` 
क्वचिद्‌ विधानाच्च ।। १४॥ (पू०) 


कवचिद्विधीयते । यथा -यदि सोमं न विन्देत्युतीकानभिषुणयाढ्‌' इति। यदि 
च प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोगः कतंव्यः स्यात्‌, न विधीयेत । विधीयते तु । तस्माद्यच्चः न 
विधीयते, न तत्र प्रतिनिधिरिति १४।। 


आगमो वा चोदनार्थाविशेषात्‌ ॥ १ ५॥ (उ० ) 


श्रुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावे नाऽगमोऽत्यस्याशिष्टत्वात्‌ ॥१३॥ 
सुन्नार्थ: -- (श्रुतिप्रमाणत्वात्‌) श्रुति के प्रामाण्य से ब्रीहि भ्रादि द्रव्य के ही विहित 
होने से (शिष्टाभावे) शिष्ट -शास्त्रविहित द्रव्य के अभाव में (अन्यस्य) अन्य द्रव्य का 
(आगमः) प्राप्ति (न) नहीं होती है, (अशिष्टत्वात्‌) कहा हुआ न होने से। ` | 
व्याख्या--शिष्ट (=विहित) द्रव्य के अभाव में अन्य द्रव्य का झागम नहीं होता हे । 
तदन्त कर्म ही छोड देना चाहिये । किस हेतु से ? [श्रन्य द्रव्य के] विहित न होने से। जों 
कर्म ब्रीहि और यव गुणवाला हे वह फलवान्‌ सुना गया हे । वह नीवार गुणवाला किया हुझा 
फलरहित होता हे । इससे तदन्त.कमं का ही उत्सग कर देना चाहिये ॥१३॥ 
क्वचिद्‌ विधानाच्च ॥१४॥ . पन दे 
सुत्रार्थः (क्वचित्‌) कहीं [श्रत द्रव्य के झभाव में अन्य द्रव्य, के] -(विधानात्‌) 
विधान से (च) भी यही जाना जाता है कि. अन्य द्रव्य का आगम नहीं करना चाहिये। 
व्याख्या-कहीं विधान किया जाता है। जेसे यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतिकानभिषु- 
ण॒यात (==यदि सोम को प्राप्त न करे तो पुतिको का भ्रभिषव करे) । यदि’ प्रतिनिधि का 
उपादान करके प्रयोग करना होवे तो [सोम के भाव में पूतिकांओों का] विधान न किया 
जाये । विधान किया जाता है । इससे जिसका विधान नहों किया जाता है, वहां प्रतिनिधि [का 
उपादान] नहीं होता है ।।१४। र 21 
| झागमो वा चोदनार्थाविक्षेषॉत्‌ ॥१५॥ | 
` _ सुन्नार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व पक्ष के निवृत्त है। (आगमः) प्रतिनिधि द्रव्य का 
आगम होता हैं, (च्ोदनार्थाविशेषात्‌ ) चोदनाप्रयोजन खाले याग के भेदक न होने से । | 


MN के 276 oes SSSA 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--ताण्ड्य ब्रा ।५।३।॥ काठक स० २४२३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रतिनिघेयस्य : ? चोदनार्थाविशेषात्‌ । यजति- 

प यों न विशिष्यते "तीवर क्रियमाणः । यागश्चावश्य- 
करव्यो नित्येष्वनित्येषु च प्रारब्धेषु ॥ १५।। 

नियमार्थः क्वचिद्विधिः ।,१६। (3०) ` 

: कवचिद्विघानादिति। उच्यते । नियमार्थः क्वचिद्विधिः । सोमा- 
भावे बहुष सदृ प्रप्तेषु नियम: क्रियते । पूतिका एवाभिषोतव्या इति । तस्मात्‌ 
प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोगः कतेव्य इति ॥१६॥ 

तन्नित्यं तच्चिकोर्षा हि ॥१७॥ 


व्याख्या--ग्रथवा प्रतिनिधेय (= प्रतिनिधिस्थानीय) द्रव्य का झागम होता हे । किस 
हेतु से ? चोदनार्य =याग के भेदक न होने से । 'यजति' चोदना से विहित भ्र्थ ब्रीहि से अथवा 
नीवार से किया हुआ विशिष्ट (= भेदक) नहीं होता है । आारम्भ किये गये नित्य वा अनित्य 
(कास्य) कर्मों में याग भ्रवश्य कर्तव्य है । 
विवरण- चोदनार्थाविशेषात्‌ इसका भाव यह है कि यदाग्नेयोष्ण्टाकपालः आदि 
चोदना से विहिर अर्थ याग का स्वरूप “देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग' है । उसके व्रीहि 
आदि रूप से द्रव्य विशेष से विशेषित नहीं होने से । अर्थात्‌ याग करना है उसके लिये पुरोडाश 
विहित है, वह ब्रीहि के स्थान पर नीवार से भी उपपन्न हो सकता है। प्रारब्धेषु -यहां प्रारब्ध' 
के ग्रहण से यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि प्रारब्ध कमं में विहित द्रव्य के नष्ट होने पर ही 
प्रतिनिधि का उपादान होता है, भ्रपितु नैमित्तिक अनारब्ध कर्म में भी विहित द्रव्य के उपलब्ध 
न होने पर प्रतिनिधि का ग्रहण करके कर्म करना ही चाहिये। अतः 'प्रारब्धेषु' को उपलक्षणाथं 
जानना चाहिये (द्र० टिप्पणी १, पूना संस्करण पृष्ठ १४१६) ॥ १५॥। 
नियमार्थः क्वचिद्‌ विधि: ॥१६॥ 
_ सुत्रायः-- (क्वचित्‌) कहीं पर, यथा सोम की श्रप्राप्ति में (विधिः) पुतीक की विधि 
(नियमाथं:) नियमार्थ है। अर्थात्‌ सोम के प्राप्त न होने पर पूतीक रूप प्रतिनिधि का ही 
>> ह *. र 2 £ 
व्याख्या -जो यह कहां है कि “कहाँ [प्रतिनिधि के] विधान से [ग्रभुत. द्रव्य का 
गगम नहीं होता हे] ।' इस द्विषम में कहते हैं कहीं पर [प्रतिनिधि द्रव्य को] विधि नियमार्य 
हे । सोम के अभाव में बहुत सदृश द्रव्यों के प्राप्त होने पर नियम फिया जाता है पुविका प्रों 
का हो अभिषव करना चाहिये | इससे प्रतिनिधि का उपादान करके प्रयोग (=याग) करना 
चाहिये । इस पर विशेष विचार अगले १३ वें अधिकरण में किया है ॥१६॥ 


तन्नित्यं तच्चिकीर्षा हि ॥ १७।। 


१७४२ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे प्रधि० ५ सू० १८ १७४३ 


कंथं पुनरिदमवगम्यते, नियमार्थमेव तद्वचनमिति ? उच्यते.। यतः प्राप्ताः 
पृतीका: । कथं च ते प्राप्ताः । तच्चिकीर्षा हि । तत्र सादुस्यं चिकीर्षत्येतद्वकष्यामः । 
तच्चिकीर्षया च प्राप्ताः पूतीकाः। तस्मात्तन्नित्यं, वचनमेतन्नियमाय नित्यमिति 
शम्यते ॥१७॥ भू_तद्रव्यापचारे नित्यकमंणः . प्रारब्धकाम्यक्मणञच प्रतिनिधिना 
समापनाधिकरणम्‌ ॥४॥ 


[ देवतार्निशब्दक्तियाणामपचारे प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ २] | 
देवताः- आाग्नेयोष्ष्टाकपाल” इत्येवमाद्याः । अग्तिः--यदाहवनीये जुह्वति 


सुन्नार्थ:-- (हि) यतः (तच्चिकीर्षा) याग. के करने की इच्छा नित्य है [न. करने. पर 
प्रत्यवाय का श्रवण होने से .मुख्य द्रव्य की अप्राप्ति में. मी याग वश्य करणीय है। यतः पूतीका 
विना शास्त्र के भी पक्ष में प्राप्त है तः] (तन्नित्यम्‌) पूतीका की प्राप्ति का वचन नित्य है। 

विद्षेष-उक्त सूत्राथं. सुबोधिनी वृत्ति के:अनुसार है । यह प्रसंगानुसार स्पष्ट भी है । 

व्याख्या - (आक्षेप) यह कँसे जाना जाता हे कि उसका वचन (= पूतीका का 
वचन) नियमार्थं है ? (समाधान) यतः [सोम के अभाव में] पुतीक प्राप्त हैं। वे किस प्रकार 
प्राप्त हैं ? उसकी चिकीर्षा हे यतः | चिकीर्षा होने पर सादुइय को इक्छा करे, यह भागे कहेंगे 
(द्र ६।३।२७) । सामात्य की चिकोर्षा से पुतीका प्राप्त हैं। ` इससे बह नित्य, वह वचन 
नित्य नियम के लिये ऐसा जाना जाता हे | 

विवरण भाष्यकार ने प्रकृत सूत्र के तच्चिकीर्षा हि पदों को वक्ष्यमाण सामान्यं तच्च- 
कीर्षा हि (६।३।२७) सूत्र के साथ जोड़ कर व्याख्या की है इससे प्रकृत सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता है । कृतूहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है - (तत्‌) उससे=पूतीक 
वचन से पूतीको का प्रतिनिधित्व (नित्यम्‌) नियतं जाना जाता है । अर्थात्‌ पुतीकवचन पूतीक 
के नियमार्थ है । किस हेतु से (हि) जिससे (तच्चिकीर्षा) उन प्रतिनिधि द्रव्यो में श्रुत द्रव्य के 
सादृश्य की चिकीर्षा करे यह आगे कहेंगे ॥१७॥ 


A] 


` व्याख्या - देवता आस्नेयोञष्टाकपालः (>-भग्नि देवता है जिसका ऐसा झाठ 
की 1030 अ क HB र कनक ० का 


१. 'सामान्यं तच्चिकीर्षा' (६।३।२७) इत्यत्र । 
२. 'वचनमेतन्नियमा्थमित्यवगम्यते' पाठा० । sa 
३. द्र०-मै० सं० १।१०।९ा यद्वा 'यदाऱ्नेयोऽष्टाकपालः' (तै० सं० २।६।३।३) 


इत्यादिवाक्यस्येवेकदेशः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा- भाष्ये 
१७४४ सा-शाबर 


तेन सोऽस्याभीव्टः प्रीतों भवति' इति । शब्दः =मन्तः ~ बहिदेवसदरं अ 
मादि: । क्रियाः -समिधो ' यजतिः तनूनपातं यजतिः इत्येवमाद्याः । A सं दा 
देवताग्निशब्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिधिरुपादेय उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? पूर्वाधि- 
करणन्यायेन प्रतिनिधायान्यत्‌, प्रयोगः कतँव्य इत्येवं प्राप्त ब्र,मः ¬ 

न देवताग्निशब्द क्रियमन्याथेसंयोगात ॥१८।। (उ०) 

न देवताग्निशब्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिधिना भवितव्यमिति । कुतः ? 
अन्यार्थसंयीगात्‌ । प्रतिनिधीयमानमन्यदेतेम्यः । ad अन्यच्च तेषामर्थं न. शक्नुयात्‌ 
कतु म्‌ । कश्च तेषामर्थः ? देवता तावदुद्देशेनार्थ सांधयति । ग्रर्निमुद्दिश्याष्टाकपालः 
पौर्णमास्याममावास्यायां च' त्यज्यते । यच्चान्येषु हविःषु विहितं, न तंतो दंशपूर्ण- 
वि वडा कि जक eae MINN 
कपालों में संस्कृत पुरोडाश) इत्यादि । अग्नि-यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याऽभीष्टः 
प्रीतो भवति (--जो भ्राहवनोय संज्ञक अग्नि में होम करते हैं उससे इसका अंभीष्ठ = इच्छित 
प्रीत--पुर्ण होता है) । शब्द -मन्त्र -बहिदेवसदनं दामि (=देव जिस पर बैठते हैं उस 
बहि> कुशा को काटता हू) इत्यादि । क्रियाएं -समिधों यजति; तनूनपातं यजति (= 
समित्‌ याग करता है, तनूनपात्‌ याग करता है) इत्यादि । इन में सन्देह होता है -देवता, 
ग्रिन, शब्द और क्रियाप्रों के उपचार (=नाश) : होने. पर [इनका | प्रतिनिधि - का उपादान 
करे अर्थवा न करें? क्या प्राप्त होता है? पूर्व ्रधिकरण के : न्यायं से अन्य को प्रतिनिधि 
बनाकर प्रयोग ( -्याग) करना चाहिये; ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

न देवतारिनशब्दक्तियमन्यार्थसंयोगात्‌ ॥ १८।। . 

सुत्रार्थः - (देवताग्निशब्दक्रियम्‌) देवता, अग्नि, शब्द झौर क्रिया प्रतिनिधि योग्य 
(न) नहीं होते, (अन्यार्थंसंयोगात्‌) ग्रन्य अर्थ के साथ संबन्ध होने से। ['देवतारिनिशव्द 
क्रियम्‌' में समाहार इन्द्र होने से एक वचन है।] 

विद्वेष -कुतूहलवृत्तिकार ने “आन्यार्थसंयोगात्‌' का अर्थ किया है-अन्य प्रतिनिधित्व 
के अभाव-साधक अर्थ न्याय के संयोग से अर्थात्‌ प्रतिनिधित्वकारण संयोग के अभाव 
होने से । 

व्याख्या - देवता भ्ररिनि शब्द और क्रिया के उपचार में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये । 
[किस हेतु से ? अन्य अर्थ के संयोग से । प्रतिनिघीयमान ( =जिसको प्रतिनिधि बनाया जायेगा 
वह) अन्य है इससे | और भ्रन्य (> प्रतिनिघीयमान) उनके अर्थं को [सिद्ध] नहीं कर 
सकेगा। उन (=देवता श्रादि का) क्या भ्र्थं है ? देवता उद्देशरूप से अथ का सिद्ध करता 
_ है। अग्नि को उद इय करके भरष्टाकपाल पुरोडाश पोर्णमासो र अमावास्पा मे छोड़ा जाता 
१. द्र०--तै० ब्रा० १।१। Pree छू, --- 
Bl IRN ३. तै० धं० २।६।१।१॥ : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१९ षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे भ्रधि० ५, सू० १३ १७४५्‌ 


मासौ भवतः । तत्रान्योहिश्यंमाना न श्रूताया उद्देश्याया अर्थ कुर्यात्‌ । न ह्यन्य- 
स्यामुदिश्यमानायां दशंपूर्णमासौ भवतः । तस्मान्न देवता प्रतिनिधीयते । 


तथा, यदाहवनीये जुह्णति' इत्यावहनीयापचारे नान्योऽरिनः प्रतिनिधातव्यो- 
है। झर जो अन्य हवियो में विहित है, उनसे दशंपुर्णमास नहीं होते हैं। वहां ( =ग्रन्य 
हृवियों में) उद्दिशयमान देवता शत उद्दिइय देवता के ग्रथ को सिद्ध नहीं करेगा । अन्य उद्दिइय- 
सान देवताश्रों में दशपुर्णनास नहीं होते हैं इससे देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है । 


विवरण --देवता तावदुद्देशेता्थ साधयति इसका तात्यये यह है कि अग्नि को उद्देश्य 
करके जो अष्टाकपाल पुरोडाश पौर्णमासी और अमावास्या में छोड़ा जाता है, वह अग्नि के | 
स्थान में अन्य देवता को प्रतिनिधि बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता । इतना ही नहीं, आग्नेय 
शब्द अष्टाकशल का विशेषण है । इससे “अग्नि है देवता जिस आठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 
का. अर्थ होने से अग्नि देवता का उद्देश्यरूपी संबन्ध केवल याग (=द्रव्य के त्याग) के साथ 
ही नहीं है ग्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य के साथ भी है। देवता का . प्रतिनिधि दो प्रकार से हो 
सकता है- (१) अग्नि शब्द के स्थान में उसके पर्याय वहि ज्वलन आदि शब्दों के रूप में, 
(२) अग्नि के स्थान में इन्द्र सूये आदि अन्य देवता वाचक शब्द के रूप में । दोनों ही रूप में 
प्रतिनिधि का प्रयोग करने से न झष्टाकपाल . हवि द्रव्य के साथ उसका संबन्ध होगा म्रौर नाही 
याग (= द्रव्य त्याग) के साथ । याग केवल त्याग छ्य ही नहीं है अपितु देवताओं को उद्देश करके 
हवि का त्याग करना याग का पदार्थ है । आगे देवताधिकरण (मी०६।१। अघि०४। सु०६-१०) 
में कहेंगे कि देवता शब्दरूप है कोई पुरुषरूप अथवा अपुरुषरूप अभिमानी देवता नहीं है। इससे 
जहां अग्नि देवता है वहां उसका पर्याय वह्नि ज्वलन झादि भी देवता नहीं हो सकते, क्योंकि 
शब्दस्वरूप में भेद है । यच्चान्येषु हविःषु विहितम्‌ --इसका तात्पयं है कि जो इन्द्र सूर्यं आदि 
देवता अन्य हवियों में विहित हैं भ्रर्थात्‌ अन्य हवियों के कहे गये हैं, उन देवताओं से दशं पूर्णमास 
`याग नहीं होते । क्योकि दशंपूर्णमास में असान्नाय्य पक्ष में अग्नि अग्नीषोम इन्द्राग्नी विहित हैं, 
सान्नाय पक्ष में इन्द्राग्नी के स्थान में इन्द्र अथवा महेन्द्र का विधान है । यहां यद्यपि भाष्यकार 
ने अन्य हवियों में विहित भिन्न देवता के विषय में ही कहा' है, तथापि अग्नि के पर्यायरूप 
वह्नि आदि के देवंतात्व के ग्रभाव का उल्लेख कुतूहुलवृत्ति में किया है । तत्रोदिश्यमाना न 
श्रुताया: --इस पङ्क्ति से पूर्व उक्त भ्रथं को ही स्पष्ट किया है । अन्य हवियो में कही गई 
देवता दशेपुर्णमास में श्रुत देवता कें अर्थं को सिद्ध नहीं कर सकती भोर नाही अन्य उहिश्य- 
माना देवता में दशंपूर्णमास होते हैं, क्योंकि इनकी श्रुत देवता भिन्न है । 


व्याख्या--तथा यदाहंवनीये जुह्वति से विहित आहवनीय अग्नि के पचार (= 


१. तँ० ब्रा १।१।१०।५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सं प्रतिनिधीयमानमाहवनीयकार्ये न वतेते । 
ऽद्वा द्रव्यमिति । कुतः ? ग्रन्याथेसंयोगात्‌ । प्रतिनिधीयमानमाहः 
कथम्‌ ? अदष्टमाहवनीयस्य कार्यम्‌ । आहृवनीयस्योपरि त्यज्यमाने यद्धवति, न 
तदन्यस्योपरि । न हि यजतिशब्देन सामर्थ्यात्‌ तद्गृह्यते, यस्योपरि त्यज्यते । न 
हय परि त्यज्यमानस्य देशः किचिदुपकरोतीति । तस्मान्नाग्नेः प्रतिनिधिः । 


त २२7: न्न 
नाञ्च) होने पर (--लौकिक) अग्नि प्रतिनिधि रूप से स्वीकरणीय नहीं है श्रौर ना ही [होम 
के झाधार रूप में] अन्य द्रव्य । किस हेतु से ? अन्य अर्थ के संयोग से । प्रतीनिधीयमान ( == 
प्रतिनिधि बनाया गया) [ श्रन्य लौकिक अग्नि वा अन्य द्रव्य] आहवनीय अग्नि के कार्य में 
वर्तमान नहीं है । किस हेतु से झाहवनीय का कार्ये श्रदृष्ट' [को उत्पन्न करना ] है । आह- 
वनीय पर [हवि के] छोड्ने पर जो होता है वह अन्य के ऊपर छोड़ने पर नहीं होता । 
“यजति! (= छोडता है) शब्द के सामर्थ्यं से उस का ग्रहण होता है, जिस पर छोड़ा जाता 
है । ऊपर छोड़े जा रहे द्रव्य का देश कुछ उपकारक नहीं होता है । इससे अग्नि का प्रतिनिधि 
नहीं होता है। 

विवरण - अन्यद्‌ द्रव्यं बा आहवनीय रिति का प्रतिनिधि लौकिक अग्नि ही हो 
सकता है । अन्यद्‌ का यहां निदेश क्यों किया है ? इसका समाधान- होम और याग में द्रव्य 
का त्याग प्रमुख है । वह त्याग सप्तमे पदे जुहोति वचन से सोमक्रयणी गौ का सातवां पेर जहां 
पड़ा, वहां होम किया जाता है । ग्रवभूत इष्टि जल में की जाती है। अतः आाहवनीय व्यति- 
रिक्त द्रव्य पर भी त्याग के दरशन से यहां झन्यद्‌ वा द्रव्य का निर्देश किया है। श्रन्यार्थसंयो- 
गात्‌ आहवनीय आदि शब्द संस्कारंविशेष-निमित्तक हैं। अर्थात्‌ संस्कारविशेष से संस्कृत 
अग्नि ही ग्राहूवनीय झादि शब्दों से कही जाती है । ग्रतः ये शब्द झग्निमात्र के वाचक नहीं है। 
इससे आहवनीय के नाश होने पर प्रतिनिधीमान आहवनीय के कायं में समर्थ नहीं होता है। 
झदुष्टमाहवनीयस्य कायम्‌ -इससे यह कहा गया है कि ग्राहवनीय में ही द्रव्य के प्रक्षेप से याग 
से उत्पद्यमान. भ्रदृष्ट उत्पन्न होता है । 38. - 


वास्तविकता यह है कि हमारे सोर मण्डल में तीन अग्नियाँ है- सूय विद्युत्‌ और 


पाथिव अगिन । इने ग्रर्नियो में निरन्तर यजन क्रिया हो रही है । आहवनीय सुयंस्थानीय है, 


गाहंपत्य मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ है ओर दक्षिणाग्नि पृथिवीस्थानीय रिन है । तीनों .का 
पना अपना विशेष कार्य है, वह काय अन्य अग्नि वा द्रव्य से सम्भव नहीं है । यही कर्मकाण्ड 
में अदृष्ठवाद के नाम से जाना जाता है। यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे नियम से हमारे शरीर में भी 
प्रतिनिधि रूप से ये तीनों प्ररिनयां विद्यमान हैं । शिरोभाग में ओजरूप में झाहवनीय, अधोभाग 
में वीयं के रूप में गाइपत्य और उदरस्थ-यकृत्‌ रूप में दक्षिणाग्नि । यहां भी तीनों का कार्य 
भिन्न भिन्न है । एक का कार्य दूसरा नहीं करता । अतः ब्रह्माणु की संरचना के बोधक याग 
आदि में भी इन अग्नियों का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाता है । 


७८७-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CIN CL HA Ll NISSEN TTT TTT TT TO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० ५ सु० १८ १७४७ 


तथा मन्त्रापचारे नान्यो मन्त्रः प्रतिनिधीयतेः। कुतः ? अन्यार्थसंयोग'त । 
मन्त्रस्य हच तत्‌ प्रयोजनं, यत्स्मारयति क्रियां साधनं वा । ग्रसति स्मरणे न क्रिया 
संवतत। तदपचरिते मन्त्रे यदि तस्यार्थेऽन्यं शब्दमुच्चारयति,; पूर्वं प्रतीतेऽर्थं शब्द 
मुच्चारयेन्न शब्देनार्थ प्रतीयात्‌। ग्रथ प्रतीतमपि पुनः प्रतिनिधिशब्दोच्चारणेन 
प्रतीयाच्छन्दात्प्रतीति कुर्यात्‌ । एवं च प्रतिनिधिशब्दोच्चारणानुरोधोऽनर्थकः स्यात्‌ । 
न हि शब्देन प्रत्यापयितव्यतिमिति किचित्प्रमाणमस्ति। यदस्ति, तद्विशेषेणै्रानेन 
शब्देन बहिरादिनेत्येवम्‌ । तदभावे शब्दान्तरानुरोधोऽनर्थकः स्यात । तस्मान्न शब्दस्प 
प्रतिनिधिः । 

+-+-+-+-#+++ 21272 25% 0 ली 

व्याख्या--तथा मन्त्र के अपचार (--विस्मृत अथवा अशुद्ध उच्चारण) होने पर झन्य 
मन्त्र प्रतिनिधि नहीं होता है । किस हेतु से ? न्य अर्थ के संयोग से । मन्त्र का यह प्रयोजन 
है कि वह क्रिया वा क्रिया के. साधन का स्मरण करता है । स्मरण न होने पर क्रिया उपपन्न 
नहीं होगी । उस मन्त्र के अपचरित हो जाने पर यदि अन्य शब्द का उच्चारण करता है तो 
पुर्व प्रतीत गर्थे में उच्चारण करेगा, उस शब्द से श्रथ का परिज्ञान नहीं होगा। और प्रतीत 
(= ज्ञात) र्थं को भी यदि प्रतिनिधिभूत शब्द के उच्चारण से प्रतीत कराये, शब्द से श्रथ 
का ज्ञान कराये तो इस प्रकार प्रतिनिधि शब्द के उच्चारण का झनुरोघ अनर्थक होवे । शब्द के 
हारा ही प्रत्यय करना चाहिये इसमें कोई प्रमाण नहीं है गोर जो [प्रमाण] है वह इस विशेष 
बहि भ्रादि शब्द से [प्रत्यय कराना] इस प्रकार का है । उस ( =विश्ञेष शब्द) के अभाव में 
शब्दान्तर का भ्रनुरोध अनर्थक होवे । इससे शब्द का प्रतिनिधि नहीं होता है । 


विवरण -यत्स्मारयति क्रियां साधनं वा -मन्त्र करिष्यमाण क्रिया का वा उसके साधन 
कां स्मारक होता है । यह सिद्धान्त 'झपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिघानवाची स्यात्‌ (मी० 
२।१।३१) में कह चुके हैं । इस दृष्टि से व्रीहि के भ्रववात काल में अवघात किया का स्मारक 
कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व (यजुः १ १६) इत्यादि मन्त्र के विस्मृत होने पर उसके स्थान में यदि 
हविः के पेपण का सन्त्र प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा (यजुः १२०) बोला जाय तो वह 
अवधात क्रिया का स्मारक नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अथं भिन्न भिन्न हैं। साधनं बा-- 
हविः पेषण का साधन है दृषद्‌ उपल (शिला और लोढ़ी) । यदि दृषत्‌ के स्मारक धिषण,सि 
पर्वती (यजुः १।१९) और उपल के स्मारक धिषणासि पावंतेयी (यजुः १1१६) मन्त्र के स्थन 
में उपवेष ( = घृष्टि) संज्ञक हस्ताकृति काष्ठ का स्मारक सन्त्र चृष्टिरसि (यजुः १।१७) 
बोला जाय तो वह दृषद्‌ उपल का स्मारक नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अथं भिन्न भिन्त हैं। 
कुतूह्लवृत्तिकार ने 'मन्त्रों का मन्त्रान्तर प्रतिनिधि नहीं होता है” लिखकर उदाहरण दिया है 
भ्ररनीमीळे मन्त्र के अग्नि स्मारक कार्य को झग्न झा याहि वोतथे मन्त्र सिद्ध नहीं करता हैं 
तदपचरिते मन्त्रे यदि तस्यार्थे भ्रन्यशब्दमुच्चारयति--इसके द्वारा भाष्यकार ने पुरे मन्त्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४८ , मीमांसा-शावर-भाष्ये 

, क्रियापचारे त क्रियान्तरं प्रतिनिदध्यात्‌ | अन्यार्थसंयोगात्‌ 

दर्शपूर्ण मासौ कतँव्यौ । तावन्यस्यां क्रियमाणाया न तद्वन्तौ 

प्रतिनिधिरिति ॥1१८॥ | 
कु देवतायां च तदयेत्वात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


के अपचार के स्थान में शब्द विशेष के अपचार में अन्य प्रतिनिधि रूप निवि रूप ते बोले जाने वाले बोले जाने वाले 


शब्द पर विचार किया है । तदनुसार झग्तिमीळे पुरोहितम्‌ अग्नि शब्द के भ्रपचरित --अशुद्ध 
होने झादि की अवस्था में यदि अग्नि के स्थान पर वल्लि ज्वलन हुताशन आदि काःप्रयोग किया 
जायेगा तो वह वक्ति आदि कोई भी शब्द ऐसा होगा जिस का अर्थ उच्चारयिता को पहले 
प्रतीत है । इस दृष्टि से भाष्यकार ने कहा है-पूवंप्रतीते्ये इत्यादि । यदि अग्नि शब्द से 
आहवनीय ग्रादि के प्रतीत होने पर भी प्रतिनिधि के उच्चारण द्वारा प्रतीति कराता है, तो 
प्रतिनिधि शब्द के उच्चारण का अनुरोध अनर्थक होगा - एवं च प्रतिनिधिशब्दो ० । 

व्याख्या क्रिया के श्रपचार (= विस्मृति वा नाश) होने पर कियान्तर को प्रति- 
निधि न बनावे । अन्य अर्थ के संयोग से । समिद्‌ यागवाले दष पूर्णमास कतंव्य हैं । उनमें 
समिद्‌ याग के स्थान पर ग्न्य यागरूप क्रिया करने पर [दर्शपूर्णमास] तद्वान्‌ (= समिद्‌ 
यागवाले) नहीं होगे । अतः क्रिया में भी प्रतिनिधि नहीं होता है। 


_ 


विवरण --कुतूहलवृत्तिकार ने सूत्रगत 'क्रिया' पद को भाष्यकार के समान स्वतन्त्र न 


भेसंयोगात्‌ । समिद्यजिमन्तौ 
भवतः । तस्मात्तक्रियायां न 


मानकर 'शब्दक्रिया' इस प्रकार इकट्ठा मानकर अर्थ किया है --“सूत्र में शब्द की क्रिया=. 


उच्चारण शब्दक्रिया इस प्रकार व्याख्यान करना चाहिये । सूत्र में 'क्रिया' शब्द का प्रयोजन 
अन्बेषणीय है | क्रिया की क्रियान्तर प्रतिनिधि नहीं होती इस अथवाला क्रियापद है । वहां 
दृष्टार्था क्रिया विवक्षित नहीं है। [द्रीहि के तुपविमोक के लिये कही गई] श्रवघात क्रिया के 
असम्भव होने पर नखविदलन (नख से तुष हटाना या विदलन-- रगड़ कर तुष हटाना) आदि 
क्रिपा के जो उस (--तुषविमोक) क्रिया को करनेवाला है, का प्रतिनिधिके इष्ट होने से 
[अर्थात्‌ अवघात के असम्भव होने पर नख विदलन के इष्ट होने से]। दृष्टार्था प्रयाजादि 
क्रिया भी विवक्षित नहीं है क्योंकि प्रयाजजन्यअदृष्ट के ग्रनुयाज से असम्भव होने से ।। १८॥ 
; देवतायां च तदर्थत्वात्‌ ॥ १६ 
.सुन्नार्थ: -- (तदर्थत्वात्‌ ) हवि के उद्देश्य से देवता की चोदना होने से (च) भी (देवता 
याम्‌) देवता के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता है । 
विक्षेष--कुतूहलवृत्ति में देवता च तदथंत्वात्‌ सूत्रपाठ है। उसका अर्थ किया है 
देवता प्रतिनिधित्व योग्य नहीं. है। उद्देश्यरूप से विहित का ही देवता शब्दार्थ होने से | अर्थात्‌ 
देवता शब्द का अर्थ उद्देश्य रूप से विहित ही है । चकार अनुक्त युक्त्यन्तर के समुच्चय के 
लिये है । देवतात्व शब्द के ग्रधीन है । इससे विहित देवता के विस्मरण होने पर देवतान्तर 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 


RS I DIE SI I ५लक+.+3+3+3+93+न++ं+3+-+--- - 
त ति वि म म 
न” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० ५ सू० १९ १७४६ 


देवतायामपरो विशेषो येन न प्रतिनिधीयते । देवता नाम यदर्थ. किचिच्चोद्यते 
सा । अन्या तस्याः स्थाने प्रतिनिधीयमाना न देवता स्यात्‌ । चोदिता हि देवता 
भवति, नाचोदिता । संबन्धिशब्दश्चेषः । या यदर्थं चोद्यते, सा तस्येव देवता, चान्य- 
स्य। देवतेति संबन्धिशब्दो न जातिशब्दः। तस्मादपि न देवतायाः प्रतिनिधिः 
रिति ॥२९॥ देवतामन्त्रक्रियाणामपचारे प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


का प्रतिनिधित्व उपपन्न ही "नहीं होता है । प्रतिनिधि सदृश ही होता है । अत: मुख्य देवता के 
स्मरण के विना तत्सदृश देवतान्तर बुद्धि में आरोपित ही नहीं हो सकता और. यदि वह स्मरण 
हो जाता है तो प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है ? न 


व्याख्या- देवता में यह अन्य विशेष है, जिससे उसका प्रतिनिधि नहों होता है। 
देवता उसका नाम है जिसके लिये कुछ विधान किया जाता है । [इस भ्रथंवाली| उंस देवता 
के स्थान में अन्य प्रतिनिधि रूप से स्वीकार को गई देवता नहीं होगी । देवता [ शब्द के द्वारा] 
विहित ही होती है, अविहित नहीं । यह (= देवता शब्द) संबन्धी शब्द है । जो जिसके लिये 
विहित है वह उसी की देवता है अन्य की नहीं । देवता सम्बन्धी शब्द हे, जातिशब्द नहों है । 
इससे भी देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है । : 


विवरण - देवता नाम यदर्थ किञ्चित्‌ चोद्यते सा --पाणिनि का सूत्र है-सास्य देवता 
(ग्रष्टा० ४२।२४) इससे पुरोडाशादिःहवि का जो देवता होता है, उससे यथाविहिंत प्रत्यय 
होता है । शअरिनदेवताऽस्य हविषः आग्नेयं हृविः, ऐन्द्रम्‌, प्राजापत्यम्‌ इत्यादि । यहां हवि को 
उद्देश्य करके उसके अग्नि झादि देवता का विधान होता है । ाग्नेयो मन्त्रः एन्द्रो मन्त्रः आदिं 
में अग्नि आदि का देवतात्व उपचार से माना जाता है (द्र० काशिका. ४।२।२४) । काशिका- 
कार आदि की पाणिनीय सूत्र की व्याख्या याज्ञिक सम्प्रदायानुसारी है। निरुक्त (७१) में 
देवता का लक्षण किया है-- यत्काम ऋषियस्यां. देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तह वतः 
स मन्त्रो भवति । इसका शब्दार्थ है --जिसकी कामना वाला ऋषि जिस देवता में ग्रथ के स्वामि- 
त्व की इच्छा करता हुम्रा अर्थात्‌ इस अर्थ का यह स्वामी होवे, ऐसा चाहता हुग्ना स्तुति करता 
है, वह मन्त्र उस देवता वाला होता है । इस शब्दार्थ के अनुसार ऋषि की कामना के भेद से 
कहीं कहीं देवता में भेद हो सकता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निस्त के उक्त वाक्य का 
ग्रथं इस प्रकार किया _,क्रषि ईश्वर सवंदृक्‌ जिसकी कामना करता हुआ=ईस अथ का 
[मनुष्यों को] उपदेश करूं, वह जिस देवता में अर्थ के स्वामित्व के उपदेश की इच्छा करता 
हुआ स्तुति करता है=उस अर्थ (पदार्थ, के गुणों का कथन करता है वह ही मन्त्र उस देवता 
वाला होता है । (द्र० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदविषयविचार; संस्कृतपाठ, उक्त भाषा- 
नुवाद हमारा किया हुआ हैं) । कात्यायन मुनि ने झपनी क्रक्सर्वानुक्रमणी में देवता का. लक्षण 


अकळ. *» 


/ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ` मीमांसाशाबर-भाष्ये 


[प्रतिषिद्धमाषादे: प्रतिनिधित्वाभावाधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 
। यत्मंतिषिद्धम - अयज्ञिया बै वरकाः कोद्रवाः', ग्रयज्ञिया वे भाषा इति। 
कि दी जलापा प्रतिनिघातव्यमुत नेति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधेयमिति 


या तेनोच्यते सा देवता जोते सा देवता (जो उस मन्त्र से । उस मन्त्र से कहा जाता है वह देवता होता है) । इस दृष्टि से 
आाग्नेयो मन्त्रः, ऐनद्रः प्राजापत्यः भादि बहुधा प्रयुक्त शब्दों की उपपत्ति के लिये सास्य देवता सूत्र 
का सामान्य अर्थ करना ही युक्ततर है। देवतावाचक शब्दों के योग से सूक्त, मन्त्र, ऋचा आदि 
का तथा आग्नेयो वे ब्राह्मण: आदि में ब्राह्मण आदि का निरंश याज्ञिक ग्रन्थों (शाखा, ब्राह्मण, 
कल्पसूत्र आदि) में बहुधा उपलब्ध होता है । 

विशेष - जहां देवता वाचक शब्द के योग से सूक्त मन्त्र ऋचा ग्रादि का कमंकाण्ड में 
विधान किया है, वहां मुख्य देवता के न होने पर प्रतिनिधिभूत गौण देवता का भी प्रयोग होता 
है । निरक्तकार यास्क ने लिखा है-- 

_ तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तूचं दाशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तञ्जातवेद- 
सानां स्थाने युज्यते ॥ निरुक्त ७।२० 

अर्थात्‌ जातवेदा देवता और गायत्री छन्द सै युक्त तीन ही ऋचाए' ऋग्वेद की सम्पूर्ण 
शाखाओं में है । अतः जहां गायत्री छन्दोगुक्त जातवेदा देवतावाली अन्य ऋचाश्रों की आज- 
इयकता होती है वहां] जो कोई भी अग्नि देवता वाली गायत्री छन्दोयुक्त मन्त्र हैं. वे जातवेदा 
देवता वालों के स्थान में विनियुक्त होते हैं। >> ९ 

ऐसा हो निदेश यास्क १२।४० में विश्वेदेवाः के विषय में भी लिखा है। 

इतना ही नहीं, कर्मकाण्डीय ग्रन्थों (शाखा, ब्राह्मण. आदि) में जहां गायत्रं शंसति आदि 
में छन्दो से सुक्तो वा मन्त्रों का निर्देश किया है, वहां अनेक स्थानों में वास्तविक छन्दों के 
स्यान में काल्पनिक छन्दों का आश्रयण किया है। इस विषय का हमने चेदिक-छन्दोमीमांसा 
ग्रत्थ के १८ वें अध्याय में विस्तार से विवेचन किया है ॥२९॥ 


१७१० 


— 


व्याख्या-जो प्रतिषिद्ध है-अज्ञिया वै वरका कोद्रवाः (--निइचय ही भ्रज्ञीय 
है वरक कोट्रव), ग्रयज्ञिया वे माषाः ( = निश्चय हो ग्रथज्ञीय हैं भाष = उड़द) । क्या श्रुत 
द्रव्य के ग्रपचार में [प्रतिषिद्ध वरक कोद्रव और माषों का] प्रतिनिधान किया जाये अथवा 
न किया जाये ? क्या प्राप्त होता है ? प्रतिनिधान करना चाहिये ग्रागमो वा चोदनार्था- 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ द० वोधा० श्रौत . २८१३ --को बोदारवरकवर्ज रचरकवर्जम्‌ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ |. - ठर दाम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| os oS BSL BLESSES ERS SRS ~ 


ee 21 


Digitized by Arya 5919] Foundation Chennai and eGangotri 
ष्ठ$ध्य त्रे 
ष ये तृतोयपा दे ग्रधि० ६, सू० २० १७५१ 


झागमो वा चोदनार्थाविशेषाद्‌' इति । एवं प्राप्ते ब्र म:-- 
प्रतिषिद्ध चाविशेषेण हि तच्छतः ॥२०॥ (३०) 
Mt ड 


प्रतिषिद्धं च न प्रतिनिघातव्यमिति । अविशेषेण हथ तदुच्यते, न. यज्ञार्हा माषा 
वरकाः कोद्रवाइचेति । यज्ञसंबन्ध एषां प्रतिषिध्यते--नैते यज्ञाङ्गभावं. नेतव्या इति। 
प्रतिनिधीयमानाश्चाङ्गभावं नीताः स्युः। तस्मान्नंते प्रतिनिधातव्या इति ॥२०॥ 
प्रतिषिद्धमाषादेः प्रतिनिधित्वाभावाधिक रणम्‌ ।। ६॥ , 


है] 


विशेषात्‌ (मी० ६।३।१५) के नियम से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है -- 


विवरण-- श्रयज्ञियाः-यज्ञमहेन्ति=यज्ञ के योग्य होते हैं वे यज्ञीय कहाते है । द्र०-- 
यज्ञत्विश्भ्यां घखमौ (भ्रष्टा० ५।१।७१) । जो यज्ञ के योग्य नहीं वे अयज्ञीय होते हैं। 
वरकाः कोद्रवाः--वरक धानविशेष 'चीना' नाम से विहार से तथा चेताः नाम से गोरखपुर 
मण्डल से जाना जाता है । कोद्रव भी घान विशेष 'कोदों' नाम से . प्रसिद्ध हैं। माष से कुछ 
लोग राजमाष का ग्रहण मानते हैं । वरक (=चीना) झर कोदों दोनों के घानजाति के होने से 
सादृश्य के आधार पर ब्रीहि का प्रतिनिधित्व और माष के द्विदल जाति के होने से मुद्ग (= 
मृग) का प्रतिनिधित्व प्राप्त है । मौदूगं चरु निवपेत्‌ (कुतृहलवृत्ति में उद्धृत) वचन से मुग 
का चरु विहित है । हमें यह वचन उपलब्ध नहीं हुआ । 

प्रतिषिद्ध चाविशेषण हि तच्छ ति: ॥२०॥ 


सुत्राथंः - (च) और (प्रतिषिद्धम्‌) प्रतिषेध किया गया द्रव्य प्रतिनिधि नहीं होवे। 
( हि) यतः (तच्छू ,ति) यज्ञ के न्त्व ग्रयोग्यत्व की श्रुति (अविशेषेण) ` सामान्यरूप 
से ह्‌। 3३४ 

व्याख्या:-प्रतिषिद्ध द्रव्य भी प्रतिनिधि नहीं बनाया जा. सकता है । यह. सामान्यरूप 
से कहा जाता है -माब वरक और कोद्रव . यज्ञाहं (=यज्ञ के योग्य) नहीं हैं । इनके यज्ञ 
सम्बन्ध का प्रतिषेध किया जाता है--इनको यज्ञ के अद्भभाव को प्राप्त नहीं कराना चाहिये । 
प्रतिनिधि बनाये हुए ये यज्ञ के अङ्गभाव को प्राप्त होवें। इस से ये प्रतिनिधि नहीं बनाये जा 
सकते ॥२०॥ हक 
विवरण --श्र्‌ द्रव्य ब्रीहि आदि के अपचार होने पर तत्सदृशतम का ग्रहण करना 
चाहिये यह झागे ११ वे अधिकरण में कहेंगे । उस अवस्था में वरक कोद्रव आदि की प्राप्ति ही 


१. मी० ६।३। अधि० ४। सुत्र १५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


मीमांसा -शाबर-भाष्ये 
१७४२ मीमांसा 


[स्वासिनः प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 


कर्माण्युदाहरणम्‌ भन्यपचरति संदेहः । किमन्यः 
दीनि [। तेषु स्वामिन्य 
मर ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधातव्य इति । कुतः? श्रागमो वा 
चोदनार्थाविशेषादिति । एवं पराप्ते, ब्रूमः । 


तथा स्वामिन फळसमवायात्‌ फलस्य कमेयो गित्वात्‌ ॥२१॥ (३०) 


- स्यात । कोऽर्थः ? न प्रतिनिधिः। कुतः? फलसमवायात्‌ । 
योऽर्थी न परिक्रीणीते, यश्च स्वं प्रदेयं त्यजति स स्वामी । यदि स 


Cc 


प्रतिनिधीयते, स्वामिना यत्कतेव्यं तत्सर्वं कुर्यात्‌ । तत्सर्वं कुर्वन्‌ स्वाम्येव स्यान्न 


र्‍या 
र्‍या 


११ मे अधिकरण का विवरण देखें। वौधा- 

हीं होती, फिर निषेव क्यो किया है ? इसके लिये १ १ में अधिकरण खे र 

यन क २८।१२-१३ में अनुग्रहों (अनुकल्पों, पाठा०) का विधान किया है 1. १२ वें खण्ड में 

कालातिक्रम के विषय में अनुग्रहरूप गौण कालों का विधान किया है । १३ वें खण्ड में हवि, 

आस्तरण, प्रस्तर, इध्म, दक्षिणा आदि के मुख्य द्रव्य के प्रभाव में अनुग्रहरूप प्रतिनिधि बनाने 

योग्य और प्रतिनिधि न बनाने योग्य द्रव्यों का निर्देश किया हैं । इस दृष्टि से बौधायन श्रौत 
का यह प्रकरण अत्यन्त उपयोगी है. 


mmm mms 


व्याख्या --श्रग्निहोत्रादि कम उदाहरण हैं । उनमें स्वामी के झपचरित (समय पर 
अविद्यमान) होने पर सन्देह होता है कया म्य पुरुष को प्रतिनिधि बनाया जावे वा नहीं? 
क्या प्राप्त होता है ? प्रतिनिधि बनाया जावे । किस हेतु से? ग्रागमो वा चोदनार्था- 
विशेषात्‌ (६1३११५) नियम से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- : 
तथा स्वामिनः फलसमसवायात्‌ फलस्य कमंयोगित्वात्‌ ॥२१॥ 


सुत्रा्थः = (तथा) उसी प्रकार= प्रतिषि द्रव्य के समान ही (स्वामिनः) स्वामी का 
होवे भर्थात्‌ प्रतिनिधि होवे । (फलसमवायात्‌) स्वामी का फल का संयोग होने से और 
(फलस्य) फल के (कमंयो गित्वात्‌} प्रयोक्ता को प्राप्त होने से । 

व्याख्या- वैसा स्वामी का होवे । क्या ग्रभिप्राय ? [स्वामी का] प्रतिनिधि नहीं 
होता है । फल का समवाय (=सम्वन्ध) होने से । जो अर्थी (=किसी अर्थ =कामना को 
चाहनेवाला) घन के त्याग से ऋस्विजों का परिक्रय करता है भौर जो अपने प्रदेय ( = श्राहुति 
देने योग्य द्रव्य) को छोड़ता है वह स्वामी होता है। यदि वह (=स्वासो) प्रतिनिधेय 
[श्रर्थात्‌ उस स्वामी के स्थान में प्रतिनिधि) होवे तो स्वामी के द्वारा जो कतंव्य है उस सब को 
बह करेगा । उत सव को करता हुआ स्वामी ही होगा, प्रतिनिधि नहीं होगा । वह ही फल से 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. २२० षष्ठेऽध्या 
९२ ये तृतीयपादे ग्रधि० ८; सू० २२ १७५ ३ 


प्रतिनिधिः । स एवः हि फलेन संबध्यते । य उत्सर्ग करोति, सः फलवांन्भव 

7 स फलवान्मवति । 'तदु- 
क्तम्‌ -शास्त्रफलं प्रयोक्तरि’ इति । तस्मान्न स्वामिनः प्रतिनिधिरिति ॥२७॥ स्व. 
मिन: प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ॥७॥ ` 


० सगामामाममवामाममाक 


[सत्रे कस्यचित्स्वामिनो मरणे ्रतिनिध्युपादानाधिकरणम्‌ ॥६८॥ ] 


सत्राण्युदाह्रणम्‌ --सप्तदशावरा: सत्रमासीरन्‌* इति । तेषु कस्मिश्चित्‌ स्वा- 


सम्बद्ध होता है। जो उत्सर्ग (=त्याग) करता है, वह फलयुक्त होता है । जसा कि कहा 
है-शास्त्रफलं प्रयोक्तरि (मी० ३।७।१८) =श्ञास्त्र का फल प्रयोक्ता यज्ञकर्ता को 
होता है । : 


विवरण --कुतूहलवृत्ति में कहा है--'जो किसी ने “मरे हुए यजमान का भी प्रतिनिधि 
नहीं होता है यह कहा है” वह ग्रतिमन्द (= अयुक्त) है । यजमांन के मरने पर प्रतिनिधि की 
आशंका ही नहीं होती, प्रतिनिधि बनानेवाले का अभाव होने से| अर्थात्‌ जो प्रतिनिधि बना सकता 
था, वह यजमान तो भर गया] [मूत यजमान की पत्नी] प्रतिनिधि बनावे तो यह कल्पना युक्त 
नहीं, उसकी अग्नि का अभाव होने से [इसका तात्पयं यह है कि जिस अग्नि का म्राघान किया 
था, वह तो मृत यजमान की अन्त्येष्टि में प्रयुक्त हो गई । भ्रब कोई भ्रग्नि है ही नहीं, जो पत्नी 
की होवे]। इससे स्वामी का प्रतिनिधि नहीं होता है । वस्तुतः प्रवास (-- यात्रा ) विधि के सामथ्ये 
से ही यात्रा पर गये यजमान का अन्य प्रतिनिधि होता है। स्वाहाकारान्त में अथंवा वषट्कारान्त 
याग में हवि का त्याग प्रतिनिधि करता है, क्योंकि उस समय प्रवास में गये यजमान से स्वयं हवि 
का त्याग करना सम्भव नहीं है| प्रतिनिधि बनाया गया ही यजमान की आज्ञा से हवि का त्याग 
कर सकता है-- झग्नय इदं न मद्यजमानस्य | जिसके द्रव्य का त्याग किया जाता है उसी का फल 
के साथ संयोग होता है | इसंसे'प्रतिनिधीयमान का स्वामित्वं प्राप्त नहीं होता है । इस प्रकार 
का प्रतिनिधित्व अग्निहोत्र दशंपुणमास और पिण्डपितृयज्ञ इन तीन नैत्यिक कर्मों में ही होता 
दै । इसलिये प्रकृत धिकरण कार्यान्तर में व्यापृत यजमान विषयक ही जानना चाहियेत .. 


[क लळा 


व्याख्या यहां सत्र उदाहरण हैं-सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ (>>च्यून से न्यून 
१७ व्यक्ति सत्र पर बैठे [अर्थात्‌ सत्र संज्ञक याग करें|) ! उनमें से किसी स्वामी के. झप- 


१. मी० ३।७। अधि० ८। सूत्र १८॥ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--शाङ्खा० श्रौत १३।१४।१ --'गृहपतिसप्तदशा: सत्र- 
मासीरन्‌ || न्‍ 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ता 'मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वी 
मिनि ग्रपचरति संदेहः- कि तत्रान्यः प्रतिनिधातव्य उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? नन 
स्वाः न. प्रतिनिधिरिति । एवं प्रप्ते ब्रूम | 
बहूनां तु प्रवत्ते$न्यमागमयेदवैगुण्यात्‌ ॥२२॥ (उ०) 

बहुतां यजमानानां प्रवृत्त कर्मेणि; अपचरिते. कस्मिर्चित्स्वामिनि, अन्यमाग- 

मयेत्‌ । कुतः ? एवमवंगु्यं भवतीति । स्वामिगता सप्तदशादिसंख्या तत्राङ्गम्‌, तया 

विना कर्म विगुणम्‌ ।: तत्संपादनायान्य ग्रागमयितव्यः । अ ति स्वामिगता संख्या, न 

त्वागम्यमानः स्वामीति वक्ष्यामः' । तेनाशक्यव सा मादातुमिति । उच्यते । 
_स्वामिगता-न हि भविष्यति ।:न हि सा शक्या कतु मिति । हित, शक्यं कतु म्‌ | ये 
_स्वामिनां पदार्थास्त इह सप्तदशावरे: कतेव्या दित॑ भविष्यति । तस्मात्‌ 


चरित (उ-मृत) हो जाने पर सन्देह होता है--क्या वहाँ अन्य प्रतिनिधि लिया जाये वा 
नहीँ ? क्या प्राप्त होता है? स्वामी का प्रतिनिधि नहीं होता है.। ऐसा प्राप्त होने पर 
पड भवया 
विवरण -सत्र में गृहपति और १६ ऋत्विक्‌ कर्म करने वाले सभी .स्वामी अर्थात्‌-- 
यजमान होते हैं । यह पूर्व (भाग १, पृष्ठ ९४) कह चुके हैं । 
बहनां तु प्रवृत्तःन्यमागमयेदवेगुण्यात्‌ ॥२२॥ 
सुत्राथः - (वहुनाम्‌) बहुत यजमानों द्वारा. (प्रवृत्ते) आरम्भ किये गये कमे में (तु) 
तो किसी यजमान के अपचरित--मृत हो जाने पर (अन्यम्‌) अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधिरूप 
में (झागमयेत्‌) प्राप्त कराये । इस प्रकार ( भ्रवंगुण्यात्‌). सत्रह व्यक्तियों से सम्पन्न हो सकने 
वाले कमें की अविगुणता -होने से । 


व्याख्या-बहुत यजमानो के ग्रारम्भ किये गये कमे में किसी स्वामी के अपचरित हो 

"जाने पर भन्य को प्राप्त करावे [अर्थात्‌ प्रतिनिधि बनावे]। किस हेतु से ? इस प्रकार [कर्म 
का] अवेगुष्य (= गुगराहित्य का प्रभाव) होता है'इससे । स्वामिगत सप्तदश आदि संख्या 

उस कमं में अङ्ग है । उसके विना कमं विगुण (= गुणरहित) होवे । उस [संख्या] के सम्पा- 

दन (=पूति) के लिये अन्य को लाना चाहिये । (ग्राक्षेप) [सप्तदश रादि] संख्या स्वामिगत 

है। जो झांगम्यमान है वह स्वामी नहीं है, ऐसा [भ्रगले ग्रधिकरण में] कहेंगे। इससे वह 
[चामितग] संख्या का उपादान (= पूति) ` झशक्य ही है। (समाधान) [वंह संख्या] 

स्वामिगत नहीं होगी, वह नहीं को जा सकती है। यह तो किया जा सकता है.। जो स्वामी 


१. प्रिमेऽधिकरण इति शेषः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽच्य | 
षष्ठेऽऽ्गाये तृतीयपादे प्रंधि० € सू० २३ १७५५ ` 


प्रतिनिवातव्यं तत्रेति ॥२२॥ सत्रे कस्यचित्‌ स्वामित्तो मरणे प्रतिनिध्यपादाना- 
घिकरणम ।। ८ I 


[सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामित्वाभावाधिकरणम्‌ !॥९॥ ] 


तस्मिन्नागम्यमान इदानीं संदेह:--किमसौ स्वामी, उतःकर्मकर इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? < 


स स्वामी स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥२३॥ (पू०) | 
स स्वामी स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? तत्संयोगात्‌ । तेन स्वामित्वेन' संयोगः । यो. 


हयसावानीयते, स स्वामी क्रियते | स्वामिनि ग्रपरितेऽत्योःयदि स्वामी क्रियते, तत 
स प्रतिनिधिः कृतो भवति । तस्मात्‌ स्वामीति ॥२३॥ 


के पदाथ हैं वे यहां न्यून से न्यून सत्रह से करने योग्य हैं, यह तो उपपादित होगा । इससे प्रति- 
निघान करना चाहिये । 

विवरण -सप्तदशादिसंख्या. आदि से २४ तक की संख्या अभिप्रेत हैं। द्रष्टव्य मी० 
६।२।१ के भाष्य (पृष्ठ १६८०) में उद्धुत वचन ॥२२।। _ 


. _ व्याख्या -[सत्र में किसी स्वामी के अपचरित. होने पर] उस थागम्यसान, (==प्रति-_ 
निधि) में सन्देह है -क्या यह स्वामी होता है अथवा कर्मकर (= कार्य करनेवालामात्र) ? _ 
क्या प्राप्त होता है ? | 

स स्वामी स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥२३॥ : 
सूत्रार्थः - (स) वह प्रतिनिधीयमान व्यक्ति (स्वामी) स्वामी (स्यात्‌) होवे, (तत्‌ः 
संयोगात्‌) उस स्वामित्व के साथ संयोग होने से अर्थात्‌ स्वामी के स्थान. पर प्रतिनिधीयमान 
होने से। | । 
व्याख्या --वह (--प्रतिनिधीयमान) स्वामी होवे.। ` किस- हेतु से ? उसके साथ 
संयोग होने से । उस स्वामित्व के साथ [ प्रतिनिधीयमान का] संयोग है । ज्रो:भी लाया जाता... 
है वह स्वामी बनाया जातां है । स्वामी के अपचरित (=मुत)' होने पर अन्य यदि: स्वामी: 
बनाया जाता है तो उससे वह [उसका] प्रतिनिधि होता है । इससे वह स्वामी होवे। ` ., 


चन 


१. 'स्वामिस्थानेन' इति पाठ!० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
१७५६ मीमांसा. 


कर्षकरो वा भ्रतत्वात ॥२४॥ (उ०) । 

कर्मकरो वा स स्यात्‌ । कुतः ? भृतत्वात्‌ । भृतो ह्यसौ, तैः शिष्ट: स्वामिभिः 
प्रयुक्त: । परिक्रीयमाणो न स्वामी भवतिः यः-फलं राजति स स्वामी । यः Ei 
स्योपकारे वतेते, स कमंकर: । नैवासौ फलं प्राप्नोति । कुतः ?. यो हचारभ्य परि- 
समापयति, स फलवान्‌ । एष हयाख्यातार्थः। स ह्य_पक्रमप्रभृत्यपवगपयन्तामाह । 

ननु तेऽपि तत्र विगुणं कुवन्ति । सप्तदशानां स्वामिनामभावात्‌। तस्मात्‌ 
तेऽपि न स्वामिनः। नो चेत्‌ स्वामिनः, न फलं प्राप्नुवन्ति । उच्यते। न सप्तदशावराः 
फलसमवाये भवेयुरिति श्रूयवे । न संख्या फलपरिग्रहे गुणभूता । कि तहि ? पदाथषु । 
सप्तदशञावरैर्याजमानाः पदार्थाः कत्तेव्या इति । ते च प्रतिनिहितेन क्रियन्ते । 
MSs ७ BS  ा 


कर्मकरो वा भृतत्वात्‌ ॥२४॥ 

सुत्रार्--(वा) 'वा' दाब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । वह प्रतिनिधीयमान 
(क्मेकरः) कायं करनेवाला भृत्य होवे, (भूतत्वात्‌) द्रव्यादि से भृतः=परिक्रीत होने से ` 

विद्वोष-कुतूहलवृत्ति में 'प्रकृतत्वात्‌' पाठ है । उसका अथं किया है--“आअक्कतत्वात्‌-- 
जिसने कर्म को प्रारम्भ करके समापन किया है, वह फल को प्राप्त होता है । यह तो मध्य में 
प्रविष्ट हुमा है, समापन ही इसने किया है, आरम्भ नहीं किया।' पक्षान्तर में 'कुतकत्वात्‌' पद-_ 
च्छेद मानकर अर्थ किया है- “नियुक्त होने से ।' 

व्याख्या - वह कर्मकर हो होवे । किस हेतु से ? भृत होने से । वह भूत (--परिक्रीत) 
हुआ उन ग्रवशिष्ट यजमानों के द्वारा प्रयुक्त (--कार्य में लगाया गया) है । परिक्तीयमाण 
स्वामी नहीं होता है । जो फल को प्राप्त होता है वह स्वामी होता है। जो दूसरे के उपकार 
(कार्ये) में वतमान होता है, वह कर्मकर होता है । वह (=कमंकर) फल को प्राप्त नहीं 
करता है । किस हेतु से ? जो श्रारस्भ करके समाप्त करता है, वह फलयुक्त होता है। यही 
झाल्यात (= क्रिया) का अर्थ है। बह (= ख्यात) उपक्रम से लेकर भ्रपवर्गपयंन्त गर्थे को 
कहाहै। | 

(आक्षेप) वे (अवशिष्ट १६ स्वामी) भी वहां (=सत्र में) गुणरहित कर्म करते हैं, 


सत्रह के स्वामी न होने से । इससे वे भी स्वामी नहीं हैं। यदि स्वामी नहीं हैं तो फल को 


प्राप्त नहीं होते हैं ॥ (समाधान) सप्तदक्षावर (न्यून से न्यून सत्रह) फल के समवाय (= 
सम्बन्ध) में होव ऐसा नहीं सुना जाता है [ भ्रर्थात्‌ सत्रह व्यक्ति फल को प्राप्त होते हैं, यह 


नहीँ कहा गया है] । संख्या फल के ग्रहण (= पराप्त) में गुणभूत नहीं है। तो क्या है? - 
पदार्थों में गुणभूत है । सप्तदशावर पुरुषों के द्वारा यजमान- सम्बन्धी पदार्थ कतेव्य; हैं। वे: 
Fi RAMP i 


१. द्र निरुक्त १] १॥) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० १०, सू० २६ १७५७ 


फलत्वेऽपि च सत्यं संकल्पं ¦ कतुं मन्यमानयन्ति। ग्ानीयमानस्य च न- तेन प्रयो-- 
जनम्‌ ॥ २४ ` 


तस्मिश्च फलदशनात्‌ ॥२५॥ 


तस्मिश्च दिष्टां गति गते फलं दशेयति-यो दीक्षितानां प्रमीयेत, अपि तस्य 
फलम्‌' इति । तस्मात्‌ कर्मकर इति ॥२५॥ सत्रे प्रतिनिहितस्य कर्मकरत्वाधि- 
करणम्‌ ॥९॥ 


नाला?” 


[सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामिघर्मत्वाधिकरणम्‌ ॥१०॥]: 
बहूनां कस्मिश्चिदपचरिते प्रतिनिधेयो$न्य इत्येतत्‌ समधिगतम्‌ । इदमिदानीं 


( = यजमान सम्बन्धी पदार्थ) प्रतिनिधि बनाये गये व्यक्ति से किये जाते. हे । [प्रतिनिधि के] 
फल रहित होने पर भो [याग के] संकल्प को सत्य. करने के लिये अन्य का ग्रानयन करते हे 
आनीयमान (-- प्रतिनिधि) का उस फल से कोई प्रयोजन नहीं है ॥२४॥ 


तास्मवच फलदशनात्‌ ॥२५॥ 

सुत्राथः:- (च) और (तस्मिन्‌) उस मृत स्वामी के प्रति (फलदशनात्‌) फल का 
दर्शन होने से । [फल निदशिका श्रुति भाष्य में देखें] 

व्याख्या - रौर उस मृत्यु को. प्राप्त हुए व्यक्ति को फल होना दर्शाता है-यो दीक्षि- 
तानां प्रमीयेत, अपि तस्य फलम्‌ (=-दीक्षितों में जो मर जाये उस को फल' होता है) । 
इससे [वह प्रतिनिधि रूप से झानीत व्यक्ति] कर्मकर होता है ।॥२५॥ 

विवरण--तस्मिइच फलदशंनात--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-यह फलस्वरूप 
अर्थवाद है ? फल. होने पर भी भूत को प्राप्त न होने से, तथा अन्य का कर्मकर होने से फल 
का संबन्ध नहीं है ।' फलस्वरूप अर्थवाद का अभिप्राय है--'सत्र में दीक्षितों में जो मरु जाता 
है उसको सम्पूर्ण अङ्गों के साथ प्रधान याग न करने पर भी फल होता. है, तो सवंसाङ्गोपेत 
प्रधान याग को पूर्ण करने वाले का तो कहना ही क्या । इस प्रकार यह सत्र कम काः स्तावक 
अथवाद है (द्र० कुतूहलवृत्ति ) 122 


व्याख्या--बहुत [यजमानों ] में से किसी के प्रपचरित होने पर अन्य प्रतिनिधि होता. 
है, इतना जाना गया । अब यह उस विषय में सन्दिग्ध है--क्या वह प्रतिनिधीयमान] स्वामी 


१. अनुपलब्धभूलम्‌ । 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसाःश्ावरः भौष्येः 


१७५८ 

-स्वामिघर्मा स्यादुत ऋत्विग्धर्मा ? [कि ` प्राप्तम्‌ ? तऋहत्विग्‌-. 
संदिग्धम्‌ - किम स्वामिधर्मा स्यादुत. जे 0 > 
पा ति क स यजति । यश्च पराथ यजति, स ऋत्विगिति । एवं. प्राप्ते 
ब्रमः ४४111] FPF 

स. तद्धमा--स्यात्‌ करम संयोगाद्‌ ॥२६॥-(उ०) ' 
त । स्वामिधर्मा । तस्य हि कार्ये श्रूयते। यश्च यस्य कार्येमधिः 

- .. सद्वा स्यात्‌ । स्वामिधर्मा । तस्य हिं काय श्र 
आलः संबध्यते । यथा खर वध्मेः स्वधितिरिति ॥२६॥ सत्रे प्रतिनिहितस्य- 


स्वामिध्मत्वाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


क, टा 


के घमवाला होवे अथवा ऋत्विक्‌ के घर्मवाला । क्या प्राप्त होता है? ऋत्विक्‌ के घर्मेवाला 
होवे । किस हेतु से ? वह पराय (--मृत स्वामी के लिये) याग करता है 1 जो परार्थ (== 
दुसरे के लिये) याग करता हैं, बह ऋत्विक्‌ होता है। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

स तद्धर्मा स्यात्‌ कमंसंयोगात्‌ ॥२६॥ 

_ ..सुत्राथः--(स:) वह मृत स्वामी के स्थान पर प्रतिनिधीयमान (त्मा) उस स्वामी 
के घर्मवाला होवे उसके (कर्मसंयोगात्‌) कर्म के संयोग से । भर्थात्‌ मृत यजमान के कर्म के 
साथसंयोगहोने से . . : ; 

` व्याख्या--वह.उस घमंवाला होवे <स्वामी के धर्मवाला । उस [भूत यजमान] के 
कार्य में सुना जाता है [अर्थात्‌ उस मुत यजमान के कार्य को करने के लिये' स्वीकार किया 
जाता है] । जो जिस के कार्य में अधिष्ठित ( =भ्रषिकृत) होता है वह उस [स्थानीभूत] के 
घमो से संबद्ध होता है । जेसे लुब के घमों से स्वघिति (=छुरी) संबद्ध होती है। 

¬. ` विवरण--स तढर्मा स्यात्‌ -यहां स्वामी के धम से. पयोव्रत आदि जो यजमान के 
विशिष्ट घर्म-कहे गये. हैं, उनका ग्रहण जानना चाहिये । अर्थात्‌ उस प्रतिनिधि को भी स्वामी के 
विशिष्ट घर्मः का परिपालन करना. होगा । यथा त्रुवधर्म; स्वधितिः स्न. से घृतादि यज्ञीय द्रव 
दृव्यों का भ्रवदान (=एकदेश का पृथक्करण ) किया जाता है। यह भ्रवदान स्नुव का _ धर्म 
हैं । उसी प्रकार पशुयाग में न.व के स्थान में स्वघिति का प्रयोग होता है । यह स्वधिति भी 
सरव के प्रदान घमं से युक्त होती दै । अर्थात्‌ मांस का वदान स्वधिति से किया जाता है! 
इस बिषय में भी ० १।४। धि ०: १६.। सुत्र ३० देखें ॥.- : 2 E 


१92420 1218211 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{ 0... 2 DO NH PS SNS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे:भ्रधि ७० ११. सू० २७ १७५९ 
श्रुतदरव्यापचारे र मित । 
[श्रुतव्रव्यापचारे तत्सदृशस्येव प्रतिनिधिनि ॥११॥] 


श्रुते द्रव्येऽपचरति प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोक्तव्यमिति स्थितम्‌ । तत्र - संदेह-- 
कि यत्किचिद्‌ द्रव्यमुपादाय प्रयोग: कतंव्य उत सदृशमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यत्कि- 
चिदुपादायेति । एवं प्रप्ते ब्रूम:--- 
सामान्यं तच्चिकीषां हि ॥२७॥ (उ०) 

- “सामान्य यत्र गृह्यते, तदुपादातव्यं,सदृशमिति । कुतः ? सर्वे ह्याक्ृतिवचना: 
दब्दाः। आकृतिश्च यद्यप्यङ्गभावेन श्रयते, तथा$पि-तत साक्षात्‌ तस्याः क्रियां 
प्रत्यङ्गभावः । यत्तु, क्रियासाधनं द्रव्यमर्थादङ्गभूतं प्राप्तं -तत्परिच्छिन्दती. क्रियाया- 
मङ्गभावं याति । व्यक्तेशचाऽऽक्ृत्या विशेषाः परिच्छिद्यन्ते। ते विशेषा अङ्गभूताः । 
ग्रथ तस्यामाङृतावपचरितायामर्थ्राप्तं द्रव्यं ग्रहीतव्यमेव। यस्मिशच सदृशे गृह्यमेणे 
तेषां विशेषाणां केचित्‌ संगृहीता भवन्ति, स तत्र लाभो. लभ्यत इति. तत्सदृशं द्रव्यमु- 
पादातव्यं भवति । तस्माद्‌ ब्रीहीणामपचारे नीवाराः प्रतिनिघेया इति ॥२७॥.श्रूत- 
द्रव्यापचारे तत्सदृदास्येव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌. ॥११॥ . 


व्याख्या --श्रुत द्रव्य के अपचरित (--नष्ट वा अनुपलब्ध), होने पर प्रतिनिधि को 
लेकर प्रयोग (= याग) करना चाहिये, यह स्थित . (= स्थिर) हुआ । उसमें सन्देह होता है-- 
क्या.जिस किसी द्रव्य को ग्रहण करके प्रयोग करना - चाहिये, अथवा सदृश को ? क्या प्राप्त 
होता है ? जिस किसी द्रव्य को लेकर । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं | 
सामान्‍य तच्चिकीर्षा हि ॥२७॥ : 
सुत्रार्थः ~ (सामान्यम्‌) मुख्य द्रव्य के अप्रचरित होने पर (सामान्यम्‌) जो मुख्य 
द्रव्य के सदृश है उसको उपादान करना चाहिये । (हि) यतः (तच्चिकींषा ) याग में प्रवृत्त 
पुरुष की मुख्य द्रव्य के ग्रहण की जो इच्छा हैं वह तत्सदृश से पूर्ण होती है । क 
. ठ्याख्या- सामान्य (--सादुश्य) जहां गृहीत होता है वह सदृश द्रव्य ग्रहण करना 
चाहिये । किस हेतु से ? संब शब्द भाकृति (-=जाति) वाचक हैं । कृति यद्यप्यङ्गभाव से 
शतं है तथापि उसका क्रिया के प्रति साक्षात्‌ अद्भभाव नहीं हे । जो क्रिया का साधन द्रव्य 
प्रयोजनवञ्ञ [क्रिया का] अंग-भूत प्राप्त है उसको विशेषित करतो हुई क्रिया में अङ्गभाव को 
प्राप्त होती है । व्यक्ति के विशेष (श्रवयव) आकृति से परिच्छिन्न ( परिगृहोत) होते हैं। 
श्रोर वे विशेष अङ्गभूत हैं । उस आकृति के झपचरित होने पर भ्रथतः प्राप्त द्रव्य ग्रहण करना 
ही चाहिये । जिस सदु द्रव्य के गृह्यमाण (= गृहीत) होने पर उन विशषों'में कुछ विशेष 
संगृहीत होते हैं, वहां वह (--भ्रधिक विशेष संग्रहरूप ) लाभ प्राप्त होता है, इससे तत्सदृश द्रव्य 
का उपादान होता है । इससे ब्रीहि के पचार में नीवार प्रतिनिषेय हैं॥ _ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[द्रव्यापचारे बैकल्पिकद्वव्यान्तरानुपादानाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ ] 
अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्निषोमीयः--यो दोक्षितो यंदग्नीषोमोग्रं पशुमालभते' 


बिवरण --ग्राकृतिदच पद्यप्पङ्ग भावेन श्रूयते -ब्रीहिभियंजेत ( =ब्रीहि जात्यवाच्छिन्न 
से याग करे) इससे याग के प्रति जाति अङ्गखूप से श्रुत है । न साक्षात्‌ तस्पाः क्रियां प्रत्यङ्ग- 
भावः--जाति के अमूर्तं होने से वह साक्षात्‌ याग क्रिया का अङ्ग नहीं हो सकती । अतः 
क्रिया का साधनभूत द्रव्य, जो याग की निष्पति के लिये अर्थतः प्राप्त है उसको 'ब्रीह्याक्नतिमता 
द्रव्येण यजेत' इस प्रकार विशेषित करती हुई क्रिया के प्रति ग्रंगभाव को प्राप्त होती है। 
व्यक्तेशचाऽऽकृत्या विशेषा परिछिद्यन्ते-यथा गोव्यक्ति के जो विरेष=अवयव= सास्ना लाङ्गूल 
ककुदं खुर सींग आदि परिगृहीत होते हैं, इसी प्रकार ब्रीहि जाति से ब्रीहि व्यक्ति के जो विशेष= 
अवयव हैं वे गृहीत होते हैं । तस्यामाकृतावपचरितायाम्‌--आकृति नित्य है उसका पचार 
“नहीं हो सकता । अतः इसका तात्प है ब्रीहि जाति से अवच्छिन्न=परिगृहीत द्रव्य के पचार 
“होने पर । स तत्र लाभो लस्यते व्रीहिं द्रव्य के नाश होने पर ब्रीहि सदृश द्रव्य का उपादान 
करने पर ब्रीहिगत जो विशेष हैं उन में से अ्रधिको का संग्रह होना रूप लाभ प्राप्त होता है। 
अथवा वहां=ग्रीहि सदृश के उपादान में वह लाभ=फल जो त्रीहि से प्राप्त होता है, वह 
प्राप्त होता है । यद्यपि ब्रीहित्व और नीवारत्व भिन्न जातियां है तथापि इनकी एक सामान्य 
जाति है घान्यत्व = घानपन। । लोक में ब्रीहि नीत्रार कोदो चीना ग्रादि सभी धानविशेष जाने 
जाते हैं | मन्त्र में भी घान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (यजुः १।२०) धान्य जाति का निर्देश है। 
इस महासामान्य =महाजाति से व्रीहि के ग्रपचार में सभी धान विशेष प्राप्त होते हैं । प्रतः उन 
में से सदृश --सदुशतम नीवार का ग्रहण करना चाहिये । सूत्र में 'सामान्प्र' का सामान्यतम 
` अर्थ करना युक्त है। तुलना करो -स्थानेऽन्तरतमः (ग्रष्टा० १।१।५०) पाणिनीयसुत्र के 
साथ । सामान्यतम श्रथ करने पर यद्यपि पूर्वं सूत्र २० -के भाष्य (पृष्ठ १७५०) में उद्धृत 
वरक कोद्रव आदि के निषेध की आवश्यकता नहीं रहती, तथापि ब्रीहि केः नाश होने पर नीवार 
को ग्रहण करके याग में प्रवृत्त होने पर.नीवार के कथंचित नाश होने पर ब्रीहि सदुश अन्य द्रव्य 
` का ग्रहण कहा है (० मी० ६।३। भ्र० १४, सूत्र ३२) । इस.परम्परा में यदि वरक कोद्रव 
-आदि प्राप्त हो, तो उनका ग्रहण कदापि नही करना चाहिये। इस हेतु से उनका साक्षात्‌ 
निषेध किया है. ।।२७।। - - 


ee 


व्याख्या-र्‍ज्योतिष्टोस में भ्रग्नीषोमीय पशु है-यो दीक्षितो यदस्निषोमीयं पशु- 
सालभते (नजो.दीक्षित जो झरिषोमीय पशु का श्रालभन करता है) । वहां (+>अर्नी- 


दतक ककत लशी कळात के जाऊ बिर 7 5 डलरका 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२१ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० १२ सू० २८ १७६१ 


इति । तत्र श्रूयते-खादिरे पशु बघ्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति’ 
इति । तत्र कदाचित्‌ खदिरगुणके प्रयोग आरब्धे खदिरो विनष्टः। तत्र संदेह -कि 
वैकल्पिकस्योपादानमुत खदिरसदुशस्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? वैकल्पिकस्येति । कुतः ? 
सहि श्रूत: । खदिरसदृशो न श्रृयते। तस्माद्‌ वैकल्पिकस्योपादानमिति | एवं 
प्राप्ते ब्रू मः डु - 


षोमीय के प्रकरण सें) सुना जाता है-खादिरे पशु बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रौहिंतके 
बन्धाति ( =खादिर के यूप में पशु को बांघता है, पलाश के यूप में बांधता है, रोहितक -- 
बहेड़ के यूप में पशु को बांधता है) । वहां कदाचिंच्‌ खंदिर गुणभूत है जिस प्रयोग मे, उसके 
ग्रारस्भ करने पर खदिर विनष्ट हो गया हो, उस अवस्था में सन्देह होता. है -क्या वैकल्पिक 
(=विकल्परूप से कहे गये) [पलाश वा रोहितक] का ' ग्रहण करें अथवा खदिर संदुश का ? 
क्या प्राप्त होता है ? वैकल्पिक का ग्रहण करे । किस हेतु से? वह॑ (=बेरल्पिक द्रव्य) श्रुत 
है । खदिर सदुशश्‌त नहीं है.। इससे वेकल्पिक को उपादान करनां चाहिये । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं--- | १ : 
विवरण -यद्यपि यहां पूर्वाधिकरण न्याय से खदिर के नाश होने पर तत्सदृश का ग्रहण 
करना चाहिये, यह प्राप्त है । अतः इस अधिकरण की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान 
है -पूर्वं अधिकरण में प्रयोग (=याग) के साक्षात्‌ भ्रङ्गभूत ब्रीहि आदि द्रव्यों के अपचार में 
तत्सदृश का उपादान करना चाहिये, यह कहा है । प्रकृत में श्रग्नीषामीय ज्योतिष्टोम का अङ्ग 
है और उसका अङ्ग है खादिर आदि यूप । अतः प्रधान का जो साक्षात्‌ अङ्ग नहीं है, उसमें 
किसी वेकल्पिक द्रव्य का उपादान करके कमं आरम्भ करने पर उपादीयमान द्रव्य के नाश होने 
पर साक्षात्‌ अत वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करें अथवा तत्सदृश का । इस शङ्का की निवृत्ति 
के लिये यह अधिकरण है । कुतुहलवृत्तिकार ने इस अधिकरण में प्रधान याग के अ्रङ्गभूत वेक- 
ल्पिक ब्रीहि वा यव के विषय में ही विचार किया है । हमारी दृष्टि में भाष्यकार का विचार 
अधिक युक्त हैं । 


खदिरो विनष्टः --इसका तात्पयं यह है किं खदिर वृक्ष के काष्ठ को ग्रहण करके यूप 
बनाने से पूवं ही खदिर काष्ठ नष्ट हो गया | खदिर काष्ठ के यूप निर्माण के अनन्तर पशु- 
बन्धन क्रिया से पूर्वं भी खादिर यूप कथंचित्‌ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, उस अवस्था में भी यही 
विचारणीथ होगा कि खादिर यूप. के नष्ट होने पर वैकल्पिक यूप द्रव्य का उपादान करके यूप 
बनाया जाये अथवा खदिर सदृश का ग्रहण किया जाये । 


१. अनुपलन्धमूलम्‌ । यथा तु भाष्य एषां निदेशः तथेते सामान्येन विहिता गम्यन्ते । 
ऐ० ब्रा० {(२।१) तु 'स्वगंतेजोवीयेकामानां यथासंख्यं खादिरपालाशबेल्वा यूपा विधीयन्ते | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसा-शाः शावर-भाष्ये 
१७६२ मोमांसा-शाव 


` नि्देशात्त विकस्पे यतमष्टचम्‌ ॥२८॥ (उ०) 


विकल्पे [, तत्सदृशमुपादेयम्‌ः। कुतः ? यत्तवृत्तं यस्मिन्‌ प्रयोगे, तन्नि- 
दिष्टं, पतम्‌ । ग्राश्रितखदिरे' प्रयोगे पलाशरौहितकावनङ्ग- 


भूतौ । तौ न शक्येते यदा खदिरस्तदैव कतुं म्‌ । ग्रशक्यं चाश्रू तम्‌ । तस्मादाश्चित- 
खदिरे प्रयोग इतरौ नोपादेयौ । अनङ्गभूतत्वात्‌ । खदिरस्य सदुशमन्वेषितव्य- 


मिति ॥२८ा। - 
MEMS OS 3... २ 


निदेशात्‌ तु विकल्पे यत्‌ प्रवृत्तम्‌ ॥२८॥ 
सुत्राथंः= (विकल्पे) विकल्प में (यत्‌) जो द्रव्य (प्रवृत्तम) प्रवृत्त हुआ है उसके 
. (निदेशात्‌ . निदिष्ट होने से (तु) तो तत्सदृश का ही ग्रहण करना चाहिये । 
` विद्येष--जिन द्रव्यों का विकल्प कहा है, उनमें जिस द्रव्य का .उपादान करके प्रयोग 
(=कर्मे) आरम्भ किया गया है उस रयो में उसी द्रव्य में शास्त्र का निर्देश जानना चाहिये, 
अन्य वैकल्पिक द्रव्यों का उस प्रयोग में निर्देश नहीं है अतः उपादीयमान के अपचांर में निदंशा 
से तत्सदृश का ही ग्रहण होगा । | 


व्याख्या --विकल्प में जो प्रवृत्त द्रव्य है उसके सदुश का ही उपादान करना चाहिये । 
किस हेतु से ? जो प्रवृत्त है जिस प्रयोग में, वह[ उस प्रयोग में ]निर्विष्ट है, बह उसका श्रद्धभूत 
है, वैकल्पिक द्रव्य[ उस प्रयोग में ]प्रञ्गभूत नहीं है । खदिर का आध्यय किया गया है जिस प्रयोग 
में उसमें पलाश और रोहितक अनङ्गभूत( = अङ्गभूत नही) हैं वे नहीं किये जा सकते उसी प्रयोग 
में जब खदिर [अज्भभूत ] होवे । ग्रथ त का उपादान ग्रशक्य है। इससे खदिर का आश्रय जिस 
प्रयोग में किया है उसमें इतरों (--पलाश-रोहितक) का उपादान नहीं करना चाहिये, अद्भ- 
“भूत न होने से । खदिर के सदृश का अन्वेषण करना चाहिये [प्रर्थात्‌ खदिर सदृश का उपादान 


करना चाहिये] । 


विवरण --वैकहिपकस्योपादानम्‌- यदापि खादिरे पशु बध्नाति पालाशे बघ्नाति रौहितके 
बध्नाति में खादिर आदि के वेकल्पिकत्व का वोघक कोई शब्द नहीं है, तथापि यहां पर निदिष्ट 
खादिर पालाश और रौहितक यूपों का एक ही प्रयोजन 'पशु को बांधना'. कहा गया है। अतः 
एक प्रयोजन वाले अनेक द्रव्यों के श्रवण होने पर उनकी विकल्प से प्रवृत्त होती है। यदि 
समुच्चय माना जाये तो प्रधान की आवृत्ति करनी होगी अर्थात्‌ अग्नीषोमीय पशु को खादिर 
यूप में वाधने के पश्चात्‌ पालादा यूप में बाँधना होगा तत्पश्चात्‌ रौहितक में । इसी प्रकार ब्रीहि- 


१. मुद्रिते शाबरभाष्ये पदमिदं नोपलभ्यते । अध्ययनकाल ग्राचायवर्ये रिदं पद प्रवधि- 
तम्‌ । ` २. 'प्राश्चिते खदिरे पाठा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे प्रधि० ३, सू० १२ १७६३ 


अशब्दमिति चेत्‌ ॥२९॥ (आ०) 
इति चेत्पश्यसि खदिरसदृशमुपादेयमिति । अशब्दमेव कृतं भवति । तस्माच्छ- 
ब्दवत्त्वाद्‌ वैकल्पिकमुपादेयम्‌ ।।२६॥ 
नानङ्गत्वात्‌॥ ३०॥ (आ० नि०) 


नैतदेवम्‌ । श्रनङ्ग' तस्मिन्‌ प्रयोगे वैकल्पिकम्‌ । भ्राश्रितखदिरो हि स प्रयोगो 
यो निर्दिष्ट: । तस्य निर्देशादितरावश्रुतौ । ननु निर्देशाभावेऽङ्गभावविरोधः । तेन 
श्रुताविति । किमतो यद्येवम्‌ ? यदोपात्तस्याभावस्तदा श्रवणम्‌ । नैतदेवम्‌ । नैमि- 


Me. 


भियंजेत यवैर्यजेत में एक वार ब्रीहि के पुरोडार से प्रधान कमं करना होगा तत्पश्चात्‌ यव 
के पुरोडाश से । अतः ऐसे प्रसङ्गो में विकल्प से प्रवृत्ति मानी जाती है-एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌, 
समुच्चये ह्यावृत्तिः स्यात्‌ प्रधानस्य (मी० १२1३७) । 

झशब्दसिति चेत्‌ ॥२९॥ 


सुत्रार्थ--खदिर के नाश होने पर खदिर सदृश का उपादान (गशब्दम्‌) शब्दरहित= 
शब्द प्रमाण रहित होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 

विशेष - कुतुहलवृत्ति में 'भ्रशब्इमपीति चेत्‌’ सूत्रपाठ है और 'अपि' शब्द से पूर्वं 'एव' 
शब्द शेष कहा है । तदनुसार अर्थ होगा -'(एवमपि) इस प्रकार भी (प्रशब्दम्‌) . खदिरसदुश 
का उपादान अशब्द भ्रशास्त्रीय ही होता है।' 

व्याख्या-यदि यह समझते हो कि खदिर सदृश का उपादान करना चाहिये, तो यह 
झशब्द = शब्दरहित ही किया हुआ होता है । इससे शब्दवान्‌ (--शब्द से बोधित) वेकल्पिक 
(=पलाञ्ञ श्रौर रोहितक) का उपादान करना चाहिये । 


नातद्भत्वात्‌ ॥३०॥ 
सुत्रार्थः -जिस प्रयोग में खदिर का आश्रय किया है उनमें (अनङ्गत्वात्‌) वैकल्पिक 
पलाश और रोहितक के अङ्ग नहीं होते से उनका उपादान (न) नहीं होगा । 


व्याख्या --इस प्रकार नहीं है। उस प्रयोग में [जिस में खदिर झाभित है] वैकल्पिक 

[पलाश और रोहितक] अङ्ग नहाँ हैं । जो प्रयोग निर्दिष्ट है वह आशितखदिर ही है [अर्थात्‌ 

उसमें खदिर का आश्य किया है] । उस (=खदिर) के निर्देश से इतर [पलाश झौर रोहि- 
तक श्रथुत है (--श्रुतिविहित नहीँ है) ! (आक्षेप) [खदिर सदृश के] निदेश के अभाव में 
अङ्गभाव का विरोध होता है[मर्थात्‌ खदिर सदृश के निदिष्ट न होने से वह शङ्गभाव को प्राप्त 
नहीं होगा | इससे श्र त [पलाझ और रोहितक] ग्रहीतव्य हँ । इससे क्या यदि ऐसा है? जब 
उपात्त (--ग्रहण किये हुए खदिर) का अभाव हे, तब [वेकल्पिकों का] श्रवण हे [अतः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


0? द्रव्यान्तरानुपादानाधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081901 


१७६४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
त्तिकं हि तथा प्रतिज्ञायेत । सति वचने निमित्ते, ग्रसति खदिरे, इतरौ श्रुताविति । 
तत्र न ? स एवापेक्षितोऽनपेक्षितर्चेति विरोधो भवेत्‌ । संस्काराश्च खदिरे 
कतंव्या: । खदिरसदृशे तद्बुद्धघा गृह्यमाणे श्र्‌तबुद्धया कृता भवन्ति । वेकल्पिकेन 
तु श्र्‌ तेनासंबद्धा: । तस्मादुपात्तसदृशो ग्राह्य इति ॥३०॥ द्रव्यापचारे वेकल्पिक- 


[पुतीकानां सोमप्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥१३॥ | 


इदमामनन्ति - यदि सोमं न विन्देत पुतीकानभिषुणुयाद्‌' इति । तत्र संदेह: -- 
किमयमभावे निमित्ते विधिरुत प्रतिनिधिनियम इति । कि प्राप्तम्‌ ? अ्रभावे विधि- 
रिति । कुतः? विधानात्‌ । न हि प्रेतिनिधिविधीयते । .साध्यसिद्धये सांधनं स्वय- 


खदिर के अपचरित होने पर वेकंल्पिक पलाश वा रोहितक का उपादान करना चाहिये] । 
(समाधान) ऐसा नहीं हे.। ऐसा करने पर नेमित्तिक प्रतिज्ञात होंगे । निमित्त वचन के होने 
पर, खदिर के न होने पर, इतर ( = पलाश और रोहितक). भूत होंगे । उसमें षया दोष हूं ? 
वह ही अपेक्षित भी होगा भ्रोर अनपेक्षित भी, यह विरोध होगा । और संस्कार खदिर में 
कर्तव्य हैं । खदिर को बुद्धि से गृह्यमाण खदिर सदृञ् में श्र्‌ तबुद्धि. (= खदिरबुद्धि) से ही 
किये हुए होंगे । वंकल्पिकरूप से शत द्रव्य. के साथ [वे संस्कार] सम्बद्ध हें । इससे ग्रहण 
किये गये के सदृश का ग्रहण करना चाहिये । ् 

विवरण - नेमित्तिक हि तथा प्रतिज्ञायेत--इसका भाव यह है कि 'खदिर के ग्रपचरित 
होने पर वेकल्पिक पलाश और रोहितक का उप(दान करना चाहिये” ऐसा मानने पर खदिरांभाव 
निमित्त में इनके उपादान से ये नैमित्तिक बन जायंगे। स॒ एवापेक्षितोऽनपेक्षितशच इसका 
भाव है कि वैकल्पिक [पलाश झौर रोहितक] को नैमित्तिक बना देने पर वह खदिर के भ्रभाव 
(अपचार) में अपेक्षित होगा और खदिर का ग्रभाव न होने पर अनपेक्षित होगा, यह विरोध 
होगा । 


व्याख्या- यहं पढ़ते हँ-यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुणुयात्‌ (= यवि 
सोम को प्राप्त न करे-- सोम न मिले, तो पुतीको का श्रभिषव करे) । इसमें सन्देह होता है -- 
क्या यह [सोम के] अभावरूप निमित्त होने पर विधि है श्रथवा प्रतिनिधि का नियम” है? 
क्या प्राप्त होता-है ? [सोम के प्रभाव में विधि है । किस हेतु से? विधान से। प्रतिनिधि 


१. द्र पृष्ठ १७४१, टि० १। 


 . €CG-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ्रधि० १३ सू० ३१ ` १७६५ 


मेवोपादीयते । इदं तु विघीयते । तत्कल्पान्तरपक्षेश्थवद्धवति । तस्मान्न प्रतिनिधि 
रित्येवं प्राप्ते ब्र म:-- र रह 


वचनाच्चान्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिर- 
भावादितरस्य ।।३ १॥ (उ०) 


प्रतिनिधि: स्यात्‌ । कुतः ? विनष्टे हि साधने साध्यसिद्धचर्थ सांघनान्तर- 
मुपादीयते, श्र्‌ तस्याभावात्‌ । नन्वन्याय्याः पूतीकाः, ग्रन्यद्धि सदृशतरमस्तीति । 
तदुच्यते । वचनात्‌ । सदुशे प्राप्ते, बहुषु वाश्सदृशेषु पुतीका अ्ल्पसदृशा नियम्यन्ते । 
कथम्‌ ? तद्धि प्रक्रान्तं कर्मावश्यं कतंव्यम्‌ । तस्यामवस्थायामन्तरेणेव वचनं प्रति- 
निघेयं द्रव्यान्तरं प्राप्तमेव । प्राप्ते वचनं न विधिरिति गम्यतेः। प्राप्तस्यानुवादो 
भवितुमहंति । किमर्थमनुवाद इति चेत्‌? उच्यते । अल्पसादुक्यमभ्राप्तम्‌। तद्विधा- 
नार्थमनुवादः-1 

प्रयोजनं पक्षोक्तम्‌ ।' प्रतिनिधिपक्षेः सोमसदृशस्योपादानं पूतीकविनाशेः ॥ 


का विधान नहीं किया है । साध्य की सिद्धि के लिये साधन स्वयं ग्रहण किया जाता है । यह 
तो विधान किया है । वह ( == पूतिक का उपादान) कस्पान्तर पक्ष में अर्थवान्‌ होता हे। इस 
से [पुतीक] प्रतिनिधि नहीं है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- 

वचनाच्चान्याय्यमभावे तत्सामान्येन घ्रतिनिधिरभावादितरस्य ॥३१॥ 

सृत्रार्थ:--“च” अपि ग्रथ में है । (इतरस्य) विहित द्रव्य के (अभावात्‌) अभाव होने से 
(तत्सामान्येन) विहित द्रव्य के सामान्य --सादृह्य से (प्रतिनिधिः). प्रतिनिधि प्राप्त है । यहाँ 
(अभावे) सोम के श्रभाव में (अन्याय्यम्‌) [सोम के सुसदृश न होने से पूतीक का विधान] 
अन्याय्य होने पर (च) भी (वचतात्‌ ) वचन साम्यं से विधान किया जाता है ।. 


व्याख्या -प्रतिनिधि होवे। किस हेतु से-? साधन के नाश होने पर साध्य की सिद्धि 
के लिये साघनान्तर का उपादान किया जाता है, भुत द्रव्य के अभाव होने से। (प्राक्षेप) 
पुतिक अन्याय्य हैं, [पुतीक का] सवृशतर अन्य द्रव्य है। (समाधान) इस विषय में कहते 
ह वचन से । सदुश के प्राप्त होने पर तथा बहुत से सवृ ब्य के प्राप्त होने पर अल्प 
सदृश (-"सावृश्य रखनेवाले) पूतिक नियमित किये जाते हैं । केसे ? वह प्रारम्भ किया गया 
[ज्योतिष्टोम ] कर्म ्रवव्य कर्तव्य है । उस श्रवस्था में वचन के विना भी प्रतिनिधेय जब्यान्तर 
प्राप्त ही है । [द्रव्यान्तर के] प्राप्त होने पर [पुतिक का] वचन विधि नहों है, ऐसा जाना 
जाता है । प्राप्त का भ्रनुवाद हो सकता है । अनुवाद किस लिये है ऐसा कहो तो, कहते है - 

| झल्पसादृश्य बाला [पूतीक] अप्राप्त है । उसके विधान के लिये यह अनुवाद है । 
` इस विचार का प्रयोजन पक्षोक्त है । प्रतिनिधि पक्ष .(- सिद्धान्त पक्ष) में पूतीक के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
रव्यान्तरविघौ पुतीकसदुशमुपादेयम्‌ ।।३१॥ पुतीकानां सोमप्रतिनिधित्वाधि- 
करणम्‌ ॥१३॥ ५ 


— 


[प्रतिनिध्यपचारे भ्‌ तद्रव्यसदृसास्येव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥१४॥ ] 

: विचार्यते । श्र ते द्रव्य उपात्ते ऽपचरिते प्रतिनिधिमुपादाय, प्रयोग: प्राप्त: । 
यदा सोईपि विनष्टः प्रतिनिहितस्तदा कि प्रतिनिधिसदृशमुपादेयमुतोपात्तस्य विनष्ट- 
स्येति ? कि प्राप्तम्‌-? प्रतिनिहिते विनष्टे तत्सदृशमुपादेय पूर्वेण न्यायेनेत्येवं प्राप्ते, 
ब्रमः [ 

न प्रतिनिधौ समत्वात्‌ ॥३२॥ (३०) 
प्रतिनिधौ न स्यात्रतिनिधिरिति ? कुतः ? समत्वात्‌ । यथैवासौ पूर्व: प्रति- 


MR 
विनाश ०१५ वां श्रधिकरण) । 

बिनांश होने पर सोम सदृश [अन्य द्रव्य] का उपादान. करना होगा (द्र०१५ वां झ 

द्रव्यान्तरबिधि (>-पूर्व पक्ष) में [पूतीक के नष्ट होने पर ] पुतीकसदृद्ष उपादेय होगा ॥३१॥ 


व्याख्या-यह विचार किया जाता है - शुत द्रव्य के ग्रहण करने पर. [उसके] नष्ट 

हो जाने पर प्रतिनिधि का प्रहण करके प्रयोग प्राप्त है । जब वह प्रतिनिधिरूप से गृहीत भी 

नष्ट हो जाये तब क्या प्रतिनिधि के सदृश का उपादान करना चाहिये ग्रथवा [ प्रथम] गुहीत 

नष्ट द्रव्य [के सदृश] का उपादान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? प्रतिनिधि के नष्ट 

होने पर उसके सदुश का उपादान करना चाहिये पूर्वन्याय से ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण पूर्वेण न्यायेन -पूवे अधिकरण में मुख्य द्रव्य-के नाश होने पर प्रतिनिधि का 
उपादान करने से। ः 


न प्रतिनिधो समत्वात्‌ ॥३२॥ 

सुत्रार्थः ¬ (प्रतिनिधौ) प्रतिनिधि के नष्ट होने पर प्रतिनिधि के सदृश प्रतिनिधि (न) 
नहीं होवे । मुख्यद्रव्य के नष्ट होने पर श्र तद्रव्य के ग्रहण की इच्छा से प्रतिनिधिरूप से ग्रहण 
किया जाता है, प्रतिनिधि द्रव्य के ग्रहण की इच्छा से गृहीत नहीं होता । इस कारण प्रतिनिधि- 
रव्य के नाश होने पर श्रूतद्रव्य के ग्रहण की इच्छा के (समत्वात्‌ ) समान होने से मुख्य द्रव्य के 
प्रतिनिधि का ग्रहण होता है । प्रतः श्रतद्रव्य का ही अन्य सदृश द्रव्य प्रतिनिधि रूप से गृहीत 
होगा। र i | 

व्याख्या -भ्रतिनिधि के नष्ट होने पर [प्रतिनिधि का सदृश] प्रतिनिधि न होवे। 
किस हेतु से ? समत्व होने से । जसे ही वह पुव प्रतिनिहित द्रव्य शुत द्रव्य की इच्छा से ग्रहण 
किया गया है, प्रतिनिधि की इच्छा से प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं किया गया है । इसी प्रकार यह 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये तृतोयपादे अधि० १५, सू० ३३ १७६७ 


0० 


निहितः श्रुतचिकीर्षया, न प्रतिनिधिचिकीषेया । एवमयमपि श्र्‌ तचिकीषेया, न प्रति- ` 
निधिकीषंया । तस्मान्न प्रतिनिधिसदृशमुपादेयम्‌ । उपात्तनष्टस्येव सदृशो$न्वेषितव्य 
इति ॥1३२॥ 


[ धरुतप्रतिनिध्यपचारे5पि मुख्यद्रव्यसद्शस्येव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥१५॥ | 


ग्रथ श्रुतिलक्षणे कथम्‌ ? यथा- यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतीकानसिषुणयाढ्‌' 
इति । पूतीकेषु विनष्टेषु पूतीकसदृशमुपादेयमुत सोमसदृशमिति । कि प्राप्तम्‌ ? ` 


स्याच्छृतिलक्षणे नियतत्वात्‌ ॥३३॥ (पू०) 
स्याच्छू_तिलक्षणे प्रतिनिधौ, प्रतिनिधिसदुशस्योपादानं कतंव्यम्‌ । सोमाभावे 


पूतोकव्यक्तयो विहिताः । स चायं श्रुतः सोमाभावः। तम्मात्पूतीकव्यक्तय उपादेया 
इति ॥।३३॥ | 


(5- प्रतिनिधि के नष्ट होने पर प्रतिनिधिरूप से गृहीत द्रव्य) भो अत द्रव्य को इच्छा से हो 
गृहीत होता है, प्रतिनिधि द्रव्य को इच्छा से गृहीत नहीं होता है । इससे [प्रतिनिधि के नष्ट 
होने पर] प्रतिनिधि के सदृश द्रव्य का.उपादान नहीं करना चाहिये । प्रथम उपात्त नष्ट हुए 
श्रूत द्रव्य के सदुश का अनुसन्धान करना चाहिये. 


ति न 


व्याख्या-श्रुतिलक्षण (> श्रूति से लक्षित प्रतिनिधि) में केसे होवे ? जेसे-- 
यदि सोमं न वि.देत्‌ पूतोकान्‌ भभिषुणुयात्‌ (= यदि सोम हो प्राप्त न करे तो पुतीको का 
भ्रभिषव करे) । पुतीको के विनष्ट होने पर पुतीक के सदृक्ष का ग्रहण करे अथवा सोम सदृश्य 
का ? क्या प्राप्त होता है ? .. - 

. स्थाच्छ तिलक्षणे नित्यत्वात्‌ ॥३३॥ 

सुन्नाथः-- (श्र्‌तिलक्षणे) श्रुति से लक्षित प्रतिनिधि के नष्ट होने पर पुतीक सदृश का 
उपादान (स्यात्‌) होवे । (नियतत्वात्‌) सोम के स्थान में नियत होने से । 

व्याख्या -श्र्ति से लक्षित प्रतिनिधि में प्रतिनिधि सदृ का उपादान करना चाहिये । 
सोम के अभाव में पुतीक व्यबितियाँ विहित हैं। वह सोम का अभाव भूत है। इससे पुतीक 
व्यवितयां उपादेय हैं [अर्थात्‌ पूतीको के नाश होते. पर पूतीक अवयव चाले प्रतिनिधि का उपा- 
दान करना चाहिये ] । ६0825 | 

१. द्व० पृष्ठ १७४१, टि० १। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


न तदीप्सा हि ॥३४॥ (उ०) 


नैतदेवम्‌ । न हि पूतीकव्यक्तीनामीप्सा । पूतीकेषु यत्सोमसादृश्यं, तश्नि- 
यम्यते । तथा हि पृतीकविघानं दृष्टार्थम्‌ । भ्रसदृशविघानेऽदुष्टं कल्प्येत । आतो यस्मि- 
स्तदपुतीकसदृशेऽपि द्रव्ये भवति तद्‌ गृहीतव्यं, न पृतीकसादुश्यमाद्रियेतेति 11३४॥ 
श्र्‌ तैप्रतिनिध्यपचारे मुख्य सदृशस्येव भ्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥१५॥ 


न तदोप्सा हि ॥३४॥ 


सुत्रारथः-- (हि) यतः याग के प्रवृत्त होने पर (तदीप्सा ) पूतीक व्यक्तियों. की ईप्सा = 
चाहना (न) नहीं है [अर्थात्‌ जेसे ब्रीहि आदि में ब्रीहि व्यक्तियां ईप्सित हैं वैसे पुतीक व्य- 
क्तियां ईप्सित नहीं है उनका विधान तो सोम के प्रभाव में कहा है । अतः सोम व्यक्तियों के 
ईप्सित होने से पूतीरों में जो सोमसादृश्य है उसका नियम किया है। 

विशेष - यह सूत्रार्थं भाष्यानुसार है । कुतृहलवृत्ति के अनुसार अर्थ इस प्रकार है-- 
(न) पूतीक सदृश का प्रतिनिधान नहीं करना चाहिये, किन्तु सोम सदृश का ही प्रतिनिधान 
होवे (हि) यतः पुतीकविधि से पूतीकगत सोम के ्वयवों का पुतीकप्रयोगङ्गात्व के ज्ञात होने 
से; पुतीक के अपचार =नाश होने पर (तदीप्सा)पूतीकगतविशिष्ट सोम के ग्रवयवों की प्राप्ति 
की इच्छा होती है । - 

व्याख्या--ऐसा नहों हे पुतीक व्यक्तियों की चाहना नहीं है। पुतीको में जो सोम का 
'सादृव्य हे उसका नियमन [उक्त वचन से] किया जाता हू । ऐसा स्वीकार करने पर ही 
पुतीक का [सोम की अप्राप्ति में] विधान दृष्टाथं होता हे । [सोम के] भ्रसदुश [पुतीक] के 
विधान में भ्रदृष्ट की कल्यना होवे । इससे वह [सोम सादृश्य] ,अपुतीक सदृ जिस भी द्रव्य 
में होवे उसका ग्रहण करना चाहिये । पुतीक के सादृइय का आदर नहीं करना चाहिये । 

विवरण --माष्यकार ने स्पष्टतया पूतीक के विनाश होने पर सोम सादृश्य जिस द्रव्य 
में होवे उसके उपादान का विधान किया है । यह विधान ६।३।३२ सूत्र के सिद्धान्त के अनुसार 
है । कुतुडुलवृत्ति झार ने लिखा है --“और उस (=पूतीकगत विशिष्ट सोम के भ्रवयवों ) की 
प्राप्त करने की इच्छा से पूतीक श्रौर सोम दोनों के सदृश का उपादान करना चाहिये, न कि 
सा शज सदृश का । जहां दोनों का सादृश्य प्राप्त न होवे वहां सोम के ग्रवयवों की प्रधा- 
नता से सोम सदुश का उपादान करना चाहिये, न कि पूतीक सदुश का” त्ति में उक्त 
“पूतीक और सोम दोनों के सदुश का उपादान” पक्ष अनुसन्धेय है ॥३४।। UE 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे प्रधि०. १६, सू० ३५ १७६९ 


[मुख्यापचारे पुनमु ख्यप्राप्तो तस्येवोपादानाधिकरणम्‌ ॥१६॥]  - 


रे अथ यत्र विनष्टे श्र्‌ ते प्रतिनिधिमुपादातु प्रस्थितो मुख्यमेवोपलभते, तत्र कि 
प्रतिनिधिमेवोपाददीत, उत तमेव मुख्यमिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधिमु- 
पादास्य इत्येवं संकल्पितवानसौ प्रतिनिधिमुपाददान एव सत्यसंकल्पो भवति ।-तस्मात्‌ 
प्रतिनिधातव्यं तेनेत्येवं प्राप्ते, ब्रूमः रः 


मुछ्याधिगमे सुख्यमागमो हि तदभावात्‌ ॥३४।। (उ०) 


मुख्याधिगमे तमेवोपाददीत । भ्रभावे हि श्रूतस्यानुकल्पः प्रतिनिधिः ।- श्रते 
हि सकला व्यक्तयः । प्रतिनिधौ विकलाः। ग्रथ यदुक्तं, संकल्पभेददोष इति । श्र्‌ ते- 
प्वसौ, शिष्टविगहणायां वा ॥३५॥ मुख्यापचारे पुनमु ख्यप्राप्तो तस्येबोपादानाः 
धिकरणम्‌ ॥१६॥ Say र क 


oP >>> 


व्याख्या -श्रुत द्रव्य के विनष्ट होने पर प्रतिनिधि द्रव्य के उपादान के लिये प्रस्थित 
(== गया हुझा) व्यक्ति मुख्य द्रव्य को ही प्राप्त करे, वहां (ऐसी स्थिति में) क्या प्रतिनिधि 
का ही उपादान करे अथवा उसी मुख्य द्रव्य का ? क्या प्राप्त होता है ? [श्रत द्रव्य के नाश 
होने पर] “प्रतिनिधि द्रव्य का उपादान करूंगा' ऐसा उसने संकल्प किया था [श्रंतः] प्रतिनिधि 
द्रव्य के उपादान करने पर ही वह सत्य संकल्पवान्‌ होता है । इससे प्रतिनिधि द्रव्य का उपादान 
करना चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- , अ 

मुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि.तदभावात्‌ ॥३५॥ 

सुत्रार्थः ¬ (मुख्याधिगमे) श्रुत द्रव्य के नष्ट होने पर मुख्य द्रव्य की प्राप्ति होने पर 
(मुंख्यम्‌) मुख्य का ही उपादान करे । (तदभावात्‌) मुख्य के अभाव में (हि) ही (आगमः) 
प्रतिनिधि द्रव्य का आगम > प्राप्त करना कहा भ्रर्थात्‌ तत्सदृश का उपादान कहा-गया है । 

व्याख्या -मुख्य के प्राप्त होने पर उस (.-= मुख्य) का उपादान करे। [भूत द्रव्य 
के] प्रभाव में हो भत द्रव्य का अनुकल्प प्रतिनिधि होता है । शत द्रव्य में सम्पुर्ण अवयव हैं, 
प्रतिनिधि में [ वयव ] विकल ( =कुछ न्यून) है । और जो कहा संकल्प के भेद में दोष होता 
है, चहु दोष शत में होता है अथवा शिष्ट पुरुषों के द्वारा निन्दा होने पर कहा गया है । 

_ विवरण -श्रुतेष्वप्तौ -इसका भाव यह है कि जो भुत कर्म अग्निहोत्र दर्शपूर्णणास आदि 
हैं उनका अन्निहोत्रे होष्यामि, दशपूर्णमासं. वा करिष्ये इस प्रकार संकल्प करके नहीं करता है, 
उनमें संकल्पभेद दोष माना जाता है । शिष्टविगहँणायां वा--इसका भाव यह है कि जिस कमं 
का संकल्प लेकर उसका आचरण नंहीं करता, उसके विषय में जहां शिष्टलोगं निन्दा करते हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ne, "११० 
ny Lr i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७७० मीमांसा-शाबर- भाष्ये 


[प्रतिनिधिना कृते च कार्ये श्रुतद्रव्यलाभे$पि तदनुपादानाधिकरणम्‌ ॥१७॥ ] 


अथारिनिहोत्रादिषु कर्मसु श्रुतद्रव्यापचारे प्रतिनिधावुपात्ते कृतेषु केषुचित्संस्का- 
रेष यदि तदेव श्र्‌ तमुपलम्येत । कि श्र तमुपादीयेत, उत तेनेव प्रतिनिहितेन समापा- 


> 


यितव्यमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
परदृत्तेऽपीति चेत्‌ ॥३६॥ (पू०) 

श्र तमुपादीयेत प्रवृत्तेऽपि । तदुक्तम्‌, झागमो हि तदभावादिति। तस्मान्न 

प्रतितिधातव्यमिति ॥३६॥ 
RRR 5B SE म त 

वहां दोष होता है । भुत द्रव्य के नष्ट होने पर “प्रतिनिधिना कर्म पुरयिष्ये' संकल्प ग्रहण के 
पञ्चात्‌ यदि श्रुत द्रव्य प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा कमं की पूति करने पर दिष्टजन निन्दा 
नहीं करते । कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा है--'[ थरुत द्रव्य के नाश होने पर] संकल्प भी 'यथा- 
शक्ति शास्त्रार्थ सम्पादयामि ऐसा ही संकल्प करना चाहिये, प्रतिनिधि का संकल्प नहीं लेना 
चाहिये . क्योंकि प्रतिनिधि द्रव्य उस कमं का अङ्ग नहीं है! ॥३५॥ 


व्याख्या - प्रग्निहोत्रादि कमो में धुत द्रव्य के नाश होने पर प्रतिनिधि का ग्रहण करके 
उसमें कुछ संस्कारों के करने पर यदि भूत द्रव्य प्राप्त होवे तो क्या भूत द्रव्य का उपादान किया 
जाये अथवा उस प्रतिनिहित ( =प्रतिनिधिरूप से गृहीत) द्रव्य से ही कर्म का समापन करना 
चाहिये ? क्या प्राप्त होता है-- ४ 
प्रवृत्तऽपीति चेत्‌ ॥३६॥ 
सूत्रार्थ:--[ श्रुत द्रव्य के अपचार होने पर प्रतिनिधि का उपादान करके] (प्रवृत्त) कुछ 
संस्कारादि कमं कर लेने पर (अपि) भी श्रुत द्रव्य प्राप्त होवे तो श्रत द्रव्य का उपादान करे 
(इति चेत्‌) ऐसा मानते हो तो। 
व्याख्या- शत द्रव्य का उपादन करे [प्रतिनिधि द्रव्य में संस्कारादि कर्मा के] प्रवृत्त 
होने पर भो । यह कहा है- श्र त द्रव्य के प्रभाव में ही भागम (प्रतिनिधि का उपादान] 
होता है। इससे प्रतिनिधान (> प्रतिनिधि का ग्रहण) नहीं करना चाहिये ॥३६॥ 
विवरण--'खादिरे बध्नाति' वाक्य से पशु का बन्धन खदिर निमित यूप मै कहा गया 
है । यूप बनाने के लिये खदिर का ग्रहण करने के पइचात्‌ यदि खदिर विनष्ट हो जावे तो उस 
के स्थान पर 'कदर'( = सवेत खदिर) प्रतिनिधिरूप से विहित है | कदर का उपादान करके 
उसमें कुछ तक्षण ग्रादि संस्कार कर लेने पर खदिर प्राप्त हो जावे तो खदिर का ग्रहण करके 
उसके यूप में पशु नियोजन करे । यह भाष्य का तात्पय॑ है ।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० १७ सू० ३७ १७७१ 
- नानथेकत्वात्‌ ॥३७॥। (उ०) 


तदेवम्‌ । येन हि खदिराभावे कंदरे पशुनियुक्तो भवति, ग्रथ खदिरमुपलभते, 
प्रवृत्ते$र्थे कि खदिरेण कुर्यात्‌ ? अर्थाय हि खदिरोपादानं, न खदिरोपादानाथंमेव । 
तस्मान्न श्र्‌ तमुपादीयेत ॥३७।। प्रतिनिधिना कृते. च कार्ये शुतद्रव्यलाभेऽपि तदनु 
पादानाधिकरणम्‌ ।। १७॥ पळ 


नानर्थकत्वात्‌ ॥३७॥ | | 
सुत्रार्थः -- (न) ऐसा नहीं है अर्थात्‌ खदिर के प्रतिनिधिभूत कदर में कुछ यूप के संस्कार 
कर लेने पर खदिर के प्राप्त होने पर खदिर.का उपादान करे, ऐसा नहीं है। कदर के उपादान 
के ग्रनन्तर खदिर का उपादान के (भ्रनर्थकत्वात्‌) निरर्थक होने से [अर्थात्‌ यूप का प्रयोजन 
पशु का बन्धन है वह कदर निमित यूप में उपपन्न हो जाता है। झतः श्रूत द्रव्य खदिर की 
प्राप्ति होने पर भी उसका उपादान न करे । 
व्याख्या - ऐसा नहीं है । जिससे खदिर के प्रभाव में कदर (=इवेत खदिर=इवेत 
खैर) में पशु का नियोजन होता है, अनन्तर खादिर को प्राप्त करता है अर्थं (=पशुनियो- 
जन) के लिये ही खदिर का उपादान कहा है, त कि ख़दिर के उपादान के लिये खदिर का 
विधान है । इससे शुत द्रव्य (खदिर) का उपादान न क्रे | र 
विवरण --३६वें सुत्र में 'इति चेत्‌' पद हे । इन पदों से युक्त सूत्र. आशंका का द्योतक 
होता है । भाष्यकार. ने इसे पूर्वपक्ष का सूत्र मानकर व्याख्यान किया है। केषुचित्‌ संस्कारेषु 
कृतेषु (=कुछ एक संस्कार हो जाने पर) पद रखे हैं । इस र्थे में यदि इति चेत्‌ पदों का 
संबन्ध किया जाये तो ३७वें सुत्र में 'कदर के यूप में पशुबन्ध हो जाने पर खदिर का उपादान 
अनर्थक कहा है” यह उपपन्न नहीं होता । पूवेसूत्र भाष्य के अनुसार यूपनिर्माणार्थं तक्षण प्रादि 
कुछ संस्कारों का निर्देश है और उत्तर सूत्र मे पशुनियोजन अर्थ का, जो कि यूप का प्रयो- 
जन है। 
इस झनुपपत्ति को ध्यान में रखकर भट्टकुमारिल ने ३६वें सूत्र के विषय में लिखा 
है--“कतिपय संस्कारों के कर लेने पर और प्रयोजन (= पशुबन्ध) के न होने पर [भर्थात्‌ 
यूप में पशुवन्धन से पूर्वे श्रू.त द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर] अत द्रव्य का ही उपादान करना 
चाहिये, न कि संस्कारों का अनुरोध स्वीकारं. करना चाहिये । संस्कारों के द्रव्य के प्रति गुणभूत 
होने से । इसलिये [प्रतिनिधि द्रव्य में] जो संस्कार किये जा चुके है, उनकी [श्रूत द्रव्य में] 
आवृत्ति होवे । इस प्रकार वह सिद्धान्त सुत्र होता है । इसका पूर्वपक्ष [सूत्र से बहिः] उत्प्रेक्ष्य 
जानना चाहिये” पुनः ३७वें सूत्र के विषय में लिखा है--/यह भी सिद्धान्त सुत्र है, पुर्वेपक्ष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 ३% मीमांसा: शाबर-भाष्ये j 
१७७२ “मीमांसा-शाव 


[द्रव्यसंस्कारविरोधे रव्यस्यैवोपादानाधिकरणम्‌ ॥ १८।। ] 


प्रवृत्त पशुकर्मेणि, यूपकालेऽस्ति महत्कद रद्रन्य तंक्षणादिसंस्कारक्षमम्‌, भ्रस्त 
परिलोप््यत इति 

खदिरद्रव्यमनेवंजातीयकम्‌ । तत्र किमपादेयमिति ? संस्कारा न लोप्स्यन्त इति. 

कदर उपादीयेत । इत्येवं प्राप्ते ब्रमः 


द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं तदथेन्वात्‌ ॥३८॥ (३०) 


MS 00 २” 
उत्प्रेकष्य है । अथवा 'प्रवृत्ते$्पीति चेत्‌ [सूत्र का अथ करना चाहिये- प्रतिनिधिभूत द्रव्य में] 
प्रयोजन (= पशुबन्ध) कर लेने पर भी श्रत द्रव्य का उपादान करना चाहिये | इसका उत्तर 
है-_नानर्थकत्वात [ प्रयोजन= पशुवन्धन हो जाने पर श्त द्रव्य का उपादान नहीं करना 
चाहिये, अन्थंक होने से] ।' . . 

. इसी दृष्टि से कुतुहलवृत्तिकार ने इन सूत्रों को एक सूत्र मानकर अर्थ किया है -- 
“मुख्य खादिर यूप के कार्यं पशुनियोजन के विषय में प्रतिनिधि कदर के यूप में निष्पन्न होने 
पर भी उसके विगुणं होने से साद्गुण्य (-- सम्यक्‌ गुणवत्त्व) के लिये मुख्य खादिर यूप में पुन 
पशु नियोजन करना चाहिये ऐसा यदि मानते हो तो यह युक्त नहीं है अनर्थक होने से--पशु 
नियोजन रूप खादिर यप कार्य के प्रतिनिधि भूत कादर यूप से सिद्ध हो जाने से पुनः उसी कार्य 
को मुख्य यूप में करने के व्यर्थ होने से ।” _ 

सुबोधिनीवृत्तिकार ने भी भट्टक्रुमारिल के मत का. ग्राश्रयण करके उदाहरण भेद से 
दोनों सूत्रों की ऐसी ही व्याख्या की. है । वह लिखता है--“जहां प्रतिनिधिभूत नीवारं के 
पुरोडाश से प्रधान याग सम्पन्न हो गया, पीछे मुख्य द्रव्य ब्रीहि का लाभ होने पर साद्गुण्य 
के लिये पुन: ब्रीहि का. ग्रहण करके याग करना चाहिये (३७) । सिद्धान्त कहते हैं--ब्रीहि का 
ग्रहणं नहीं करना चाहिये ग्रंनर्थक =व्यर्थ-होने से । याग के लिये द्रव्य का सस्पादन- किया जाता 
हैँ । योग के सम्पन्न हो जानें पर [व्रीहि के द्वारा] पुनः सम्पादन व्यर्थ है। अङ्गे के अनुरोध 
से प्रधान की आवृत्ति युक्त नही है” ॥३७॥ 


` व्याख्या-पशुकमे प्रवृत्त होने पर यूप [ निर्माण] के काल में तक्षण भ्वादि संस्कार योग्य 
महान्‌ कदर द्रव्य है ओर खदिर द्रव्य, जो इस प्रकार का (--तक्षणादि संस्कार समथ ) नहीं 
हे । वहां किस का उपादान किया जाये ? संस्कारों का लोप नहीं किया जायेगा, इस हेतु सें 
कदिर द्रव्य उपादान किया जाये । ऐसा. प्राप्त होने पर कहते हुँन `` 


`> ` .  द्रव्यसंस्कारविरोघे.दरव्यं. तदर्थत्वात ॥३८॥ 


“वरिलुप्यन्त' इति "पाठं । `" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये तृतीयपांदे ग्रंथि १६ सू० ३६ १७७३ 


द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं 'प्रत्याद्रियेरत्‌,,न -संस्कारान्‌। कुतः ? तदर्थत्वात्‌ । 
संस्कारा हि द्रव्यं कर्मयोग्यं कुर्वेन्ति' । तत्र संस्कारपरिलोपे द्रव्यमपि तावद्‌ गृहचते । 
द्रव्याभावे न द्रव्यं, न संस्काराः । दरव्यं तेषां द्वारम्‌, वचनप्रामाण्यात्‌ । तदभावे नष्टः 
द्वारा नापूर्वं गच्छेयुः। तस्मात्‌ खदिरमुपांदंदीरत्निति॥३८॥ द्रव्यसंस्कारविरोधे 


्रव्यस्येवोपादानाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


[ कार्यासमर्थे मुख्यत्रव्ये प्रतिनिधेरेवोपादानाधिकरणम्‌ ॥१९॥] 


अस्ति यूपकाले खदिरलता 'पशोरप्रागल्म्ये न समर्था । कदरद्रव्यं तु तत्स 
मर्थम्‌ । तत्र संदेह -किमुपादेयं खदिरद्रव्यमुत कदरद्रव्यमिति ?, खदिरब्रव्यमित्याह्‌ । 
तद्धि श्रूतम्‌ । तदुपाददानः ` शास्त्रविहितं करोति । प्रतिनिधावश्रू तकारी स्यात्‌ । 
तस्मान्न प्रतिनिधातव्यमित्येवं प्राप्ते ब्रूमः - 2255. 


सुत्रार्थः ~ (द्रव्यसंस्कारविरोघे) द्रव्य और संस्कार के विरोध होने पर (द्रव्यम्‌) द्रव्य 
का उपादान करना चाहिये । (तदथंत्वात्‌) संस्कार के द्रव्य के लिये होने से। . 

व्याख्या-- द्रव्य श्रौर संस्कार के विरोध होने पर द्रव्य के प्रति ग्रादर करना चाहिये, 
संस्कारों का आदर नहीं करना चाहिये.। किस. हेतुःसे ? उसके लिये होने से।: यतः संस्कार 
रव्य को कर्म के योग्य बनाते हैं । वहां संस्कारों के लोप होने पर भी [मुख्य] द्रव्य का तो 
ग्रहण होता है । द्रव्य के अभाव में न द्रव्य होता है भोर नाही संस्कार । द्रव्य उन (= 
संस्कारों) का द्वार है, वचनप्रामाण्य से। उस के भ्रभाव में बिनष्ट द्वार वाले [संस्कार] 
पुर्वं को नहीं प्राप्त होंगे । इससे खदिर कां उपादान करे ॥३८॥ हर यन 


= *्ौ एयाय 


याख्या --ूप [निर्माण ]काल में खदिरलता है जो पशु के अपरागलमय में ( निरोध); 
प्रसमर्थ है, कदर द्रव्य उस (= पशु के अप्रागल्स्य) में समथ है । उसमें सन्देह होता है-- कया 
लदिर द्रव्य उपादेय है थवा कदर द्रव्य ? खदिर द्रव्य उपादेय है, क्योंकि वह. भुत है । उसका 
उपादान करनेवाला शास्त्रविहित करता है, प्रतिनिधि [के उपादान] सें ्रशुत का करनेवाला 
होवे। इससे प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं करना चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- 
ला पूर्व अधिकरण में कहा है-तक्षेण आदि संस्कारों के अयोग्य खदिर के होने पर 
तक्षण आदि संस्कारों में समर्थ प्रतिनिधि कदर का ग्रहण नहीं करना चाहिये। उसी प्रसंग में यहां 

त SES ss रकम 


३ ड § ira: SE 
री ल्भ्ये ७ 0 
१. :दव्यमाद्रियेरन्‌ इति पाठा० । . २. “पशोः प्राग | नासमर्थ ति पाठा० । 


१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


म्ीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अशेदरव्यविरोघेऽयो दव्याभावे तदुत्पत्ते- 
ट्रैव्याणामयैशेषत्वात्‌ ॥३९।। (३० ) 04 
अर्थेद्रव्यविरोधेज्थ प्रत्यादतव्यम्‌ । तदर्थं हि द्रव्योपादानं, नियोजनादप्रागल्म्यं 
पद्योभविष्यतीति, न द्रव्यमेवोपादीयेतेति । कदरमुपाददानो द्रव्यश्न ति बाधते । अर्थ 
क्य पा A । खदिरलतामुपाददान उभयं बाघते । ` तस्मात्‌ कदरद्रव्यमुपादेयम्‌ । 


१७७४ 


विचार करते है-खदिरलता यहां लता इव लता><लता के समान पतला खदिर काष्ठ हो 
दिर उपलब्ध हो और दूसरी 


जिसर्मे पशु को बांध कर रोका नहीं जा सकता, ऐसा श्रुत द्रव्य ख ० 
ओर पशु के निरोध में समर्थ सुदृढ कदर काष्ठ हो तो किसका ग्रहण करना चाहिये? खदिर- 
द्रव्य उपादेयः--इसका भाव यह है कि खदिर द्रव्य के उपादान में यद्यपि पशु का निरोध स भव 
नहीं है तथापि खदिर के साथ अन्य काष्ठान्तर का उपयोग करने-से श्रुत द्रव्य का उपादान 


और पशुनिरोध दोनों सम्भव हो जायेंगे । 
_ ग्र्थद्रव्यविरोघे ऽर्थो बरव्याभावे तदुत्पत्तेद्रेव्याणासर्थश्षेषत्वात्‌ ।।२६॥ 
सुन्नार्यः-- (अ््रव्पविरोषे ) झर्थ-- प्रयोजन और द्रव्य के विरोध में (अर्थः) रये = 
प्रयोजन का आदर करे भर्थात्‌ प्रयोजन को प्रधान समझे । (द्रव्याभावे) मुख्य द्रव्य के अभाव 
में भी (तदुत्पत्तेः) प्रयोजन की उत्पत्ति के होने से (द्रव्याणामर्थशेषत्वात्‌) द्रव्यों के प्रयोजन 
के प्रति शेषमाव =गौण होने से । 

_ विशेशः - कुतूहलवृत्ति में 'द्रव्याभावे तदुत्पत्तिः पाठ है । भाष्य के अनुसार भी यही 
पाठ प्रमाणित होता है । अत: इसका अर्थे--मुख्य द्रव्य का अभाव होने पर ही प्रतिनिधि की 
उत्पत्ति होती है । 2 र 

व्याख्या --भर्ष और दव्य के विरोध में अर्थ के प्रति आदर (= मुख्यत्व) देना 

चाहिये । उस ( -“ग्र्थ =भ्रयोजन)' के लिये ही द्रव्य का उपादान. किग्रा जाता है--[यूप में] 
नियोजन से पशु का निरोध होगा । इससे [सुक्न तनु --पतला मुख्य] द्रव्य का ही उपादान न 
करें [क्योंकि वह पशु के निरोध में समर्थ नहीं है] । [सुदृढ़] कदर का उपादान करता हुंग्रा 
रव्य को अति को ही बाघता है, अर्थ का तो श्रनुग्रह करता है [अर्थात्‌ प्रयोजन तो सिद्ध 
करता है] । खदिरलता का उपादान करता हुदा दोनों (=प्रयोजन झौर तक्षणादि संस्कार) 
को बाघता है इससे कदर द्रव्य का उपादान करना चाहिये। [मुख्य] द्रव्य के अभाव में ही उस 
॥ प 00 स क किल यक आळ अड अमत 


` १. तदुत्पत्तिः इति कुतूहलवृत्ती पाठः भाष्यमप्येवानुकूलम्‌ । यदाह--प्रव्याभावे हि 
तदुत्पत्तिः, प्रतिनिघेस्त्पत्तिर्वता ।' ॒ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे भ्रधि० २० सू" ४० १७७५ 
द्रव्याभावे हि तदुत्पत्तिः, प्रतिनिघेरुत्पत्तिरक्ता । द्रव्याण्यर्थं प्रति शेषभूतानि ॥३९॥ 
कार्यासमर्थ मुख्यद्रव्ये प्रतिनिधेरेवोपादानाधिकरणम्‌ ॥१६॥ 
[ प्रधानमात्रसमर्थमुख्यद्रव्यलाभे तस्येवोपादानाधिकरणम्‌ ॥२०॥ ] \ 


सन्ति व्रीहयः, यावन्तो द्थवदानमात्रं निवेतंयन्ति। तथा सन्ति नीवाराः 
शेषकार्याणामपि पर्याप्ताः । तत्र किमुपादेयमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


की उत्पत्ति होती है। प्रतिनिधि की उत्पत्ति कह चुके हैं। द्रव्य अर्थ के प्रति शेषभूत हैं। 

विवरण --कुतूहलवृत्ति में कहा है- [पूर्व अधिकरण का] प्रत्युदाहरणमात्र होने से 
पूर्वेपक्ष ग्रतिमन्द है । पूर्वपक्ष की मन्दता में हेतु यह है कि पशुनिरोध में असमथं खदिर का 
उपादान केवल अदुष्टार्थं होगा, पशुनिरोध के लिये काष्ठान्तर का उपयोग करना ही 
पड़ेगा 1॥३९॥ 


व्याख्या-- [उतने ही] व्रीहि हैं जितने इृ्वदानमात्र को सिद्ध करते हैं, तथा नीवार 
हैं जो शेष कार्यों के लिये भी पर्याप्त हैं । उनमें किस का उपादान करना चाहिये ? क्या प्राप्त 
होता है ? 

विवरणम्‌-- द्चवदानमात्र निवतंयन्ति- चतुरवत्तं जुहोति (त॑ ०सं ०२।६।३।२) नियम से 
पहले एक स्न्‌ वा भर घृत से जुहु में उपस्तरण किया जाता है, तदनन्तर पुरोडाश के मध्य भाग 
और पूर्वार्ध से एक एक अङ गुष्ठ पर्वेमात्र दो अवदात करके जुहू में रखे जाते हैं । तत्पश्चात्‌ 
एक स्नूवा भर घृत से पुरोडाश के अवदानों का श्राघारण किया जाता है । इस प्रकार चतुखत्ता 
सम्पन्न होती है । पौर्णमास में आग्नेय पुरोडाश और अग्नीषोमीय पुरोडाश है। इसी प्रकार 
्रसान्नाय्य दशैं में झाग्नेय और ऐन्द्राग्न पुरोडाश हैं । ये दोनों क्रमशः पौर्णमास और दशं के 
प्रधान यागों के साधक हैं । इसलिये यहां इ्वदानमात्र का तात्पयं दोनों भ पुरोडाशों के दो दो 
अवदान अर्थात्‌ चार अवदान से जानना चाहिये इसी प्रकार पञ्चाव के पक्ष में पुरोडाशों 
के तीन तीन श्रवदान ग्रहीत होते हैं । तदनुसार षडवदानमात्र साधक परिमाण से तात्पर्य 
जानना चाहिये । शेषकार्याणाम्‌- स्विष्टकृत्‌ याग, इडावदान, इडाप्राशन, प्राशित्रावदान, तद्भ- 
क्षण आदि कार्यों के लिये पर्याप्त है । 

रै विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ ॥४०॥ 


सुत्राथः---(एकदेश) दृघवदान मात्र एकदेश के लिये पर्याप्त और मत्य. गोष विधियों 


C©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७७६ ` मीमांसां-शाबर-भांष्ये 
७ ? 
„~ आप्येकदेशे दर्चवदार्नमात्रेडपि निवेत्येमाचे प्रतिनिधिरुपादेयः । कि कारणम्‌ ¦ 
शेषकार्याणां संपत्तिभेविष्यतीति 1॥४०॥.. ... ... ल्क योजक 2 
अपि वाऽस्य शक्यत्वादेकदेशेन निवत - 
€ छ 
7 . विभक्तत्वाद गुणमात्रमितरत्तदथत्वात्‌ ॥४१॥ (उ०) 
वसि । एकदेशतः व्रीहीणां प्रधानमात्रं निवेतंयितव्यम्‌ । 
>अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । एकदेशेन ब्रीहीणा. अब ४ तव्यम्‌ 
कुतः? म शक्यत्वात्‌ । योःत्रार्थो, येन कार्य तत्तावन्निवेत्येते । शेषकार्याणि यदि 


न शक्यानि, नाङ्गानुरोधेन प्रधानस्य गुणो बाधितव्यः । तद्धयङ्गे, यत्मधानस्योप- 


जला 


र पात जोडियो के होने पर (अपि) भी प्रतिनिधि की (विधिः) .विधान->उपादान 
1 - 

lg में 'विधेरप्येकदेशे' पाठ है । उसका अर्थ होगा - सम्पूर्णं साङ्ग- 
कर्मविधि के एक देश के लिये समर्थ  पर्याप्त-ब्रीह्यों के होने पर प्रतिनिधि होवे । 

व्याख्या =-एक देश ढघवदानमात्र के निवेत्येमान होने पर भी प्रतिनिधि ,उपादेय है । 
क्या कारण है ? शेष कार्यों को सम्पति ( =सम्पन्नता = थ जायेगी [अन्यथा ढपव- 
दानमात्र समर्थ त्रीहियों के उपादान करने पर शेष कार्य नहीं होंगे] । 

अपि वाऽथेस्य ञ्क्यत्वात्‌ ` `` गुणमात्रमितरत्‌ तदर्थत्वात्‌ ॥४१॥ .. र 

सुत्रार्थः- (पि वा) “अपि वा? पदों से पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति कही जोती है। 
(पथस्य) यागसिद्विरूप प्रयोजन के (शक्यत्वात्‌) शक्य होने से--सिद्ध हो सकने से ` (एकः 
देशेन) प्रधान योग॑मात्र-से ,( निवतत ) दशपौणंमास कर्मों की सिद्धि करे । (अर्थानामु) प्रधान 
और अङ्ग कर्मों के (विभक्तत्वात्‌ ) विभक्त होने से! (इतरत्‌) अङ्ग कर्म (गुणमात्रम्‌ ) रधान 
के प्रति गुणमात्र हैं. (तदर्थत्वात्‌) भ्रेज्ञकमो के प्रधान के लिये होने से । [यह सूत्राथं योजना 
ह] । > 
(क्षे -अन्य व्याख्याकारों के मंतानुसारं 'र्थस्य शक्यत्वादेकदेशेन निवर्तेत” का रथ 
है--(एकदेशेन) ब्रीहियों के एकदेशं से=द्वधवदानमात्र समर्था से (निवंतेत) प्रधानमात्र की 
निवन होवे =प्रघानमात्र किये जायें । (अर्थस्य) प्रधानानुष्ठान के (शक्यत्वात्‌). शाक्य होने 
से । कुतूहलवृत्ति में 'निवंतेत' के स्थान में 'वर्तेत' पाठ है-- ब्रीहियों के एकदेश मात्र से भी 
याग में (वर्तेत) व्यापृत होवे । | मम के कि 

व्याख्या -भ्रपि वा से पक्ष की निवृत्ति होती है । ब्रीहियों के एकदेश . ( > अल्प परि- 
माण) से प्रधानमात्र निर्वातत करना चाहिये । किस हेतु से ? अर्थ के शकय होने से (= सिदे 
किये जा सकने से) । जो यहां अर्थ (= प्रयोजन ) है, जिस अर्थ से कायं है वह उससे सिद्ध 
हो जाता है शेष कार्य यदि शक्य नहीं हैं तो ग्रद्धों के अनुरोध से प्रधान का. गुण बाधित 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२२३ षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० २० सू० ४१ १७७७ 
\ 

करोति, न यदपकारे वतेते । तत्र च शेषकार्याणि क्रियमाणानि प्रधाने ब्रीहित्वं गुणं 
विहन्युः । व्रीहित्वं च प्रधाने साक्षादङ्गभूतं श्रयते, ब्रीहिभिर्यजेत' इति । तस्मान्न तेष्व 
नुरोधः कार्यः । असति हथङ्गप्रधातविभाग. एतदेवं स्यात्‌ । अस्ति हसौ । तस्मान्न 
प्रतिनिधिरिति । तथा चान्यार्थंदरशनमपि भवति-तदेव यादृक्‌ तादृग्‌ होतव्यम्‌ 
इति ॥४१॥ प्रधानमात्रसमथेमुख्यद्रव्यलाभे .तस्येव्रोपादानांधिकरणम्‌]॥२०॥ 


इति श्री शबरस्वामिनः कृतौ .मीमांसाभाष्ये-षष्ठस्याध्यायस्यः : . 
7 “या तयर जिपमा ३5३5 61 5 0 


७७ रु 


TS PITS PIRES 


नहीं करना चाहिये । वह अर्ग होता है जो प्रधान का“ उपकार करता है, [वहं] प्रधान के 
गरपकार में प्रवृत्त नहीं होता है रं वहां क्रियमाण . शेषकाय प्रधान यांग में [ निदिष्ड]' 
ब्रीहित्व गुण का नाझ करे । व्रीहित्व गुण प्रधान याग में साक्षात अङ्गभूत सुना जाता हे-* 
्री हिभियजेत्‌ ( = ब्रोहियों से याग करे) । इससे उन (--शेष कार्यो) में नुरोध नहीं 
करना चाहिये । अङ्ग: और प्रधानभाव विभाग के न होने पर'ऐसा , हो सकता है [अर्थात्‌ शेज॑- 
कार्य करने के अनुरोध से नीवार का उपादान किया जाये] । वह (अङ्ग प्रधान विभागं): हुँ 
हो । इससे. प्रतिनिधि नहीं है भौर. इसी झथं-को कहने वाला भ्रत्यार्थ दर्शन होता है.- तदेव 
यादृक्‌ तादृग्‌ होतव्यम्‌ (= उसे ही जैसे तसे होम कंर देना चाहिये) - . .. /:) 

` विवरण --कुतूहलवृत्ति में भट्टकुमारिल आर सूत्रकार के मत में भेद दर्शाया है। उस 
की उपपत्तिः कुतूहलवृत्ति में ही देखें। कुतृहलवृत्ति तथा चास्यार्थदुड्ञानम्‌ सूत्र को स्वतन्त्र मात- 
कर व्याख्या की. है.। सूत्र: की उत्त्यानिका में लिखा है--इतोऽपयमेवेत्याह .(--इससे भी इसी 
प्रकार जाता जाता है अतः कहा: है): अनन्तर सुत्र देकर व्याख्या इस प्रकार की है तेतर 
य़ादुक्‌ कीदुक्‌ च होतव््यम्‌“गिरने से बचे हुए: अवदिष्ट द्रव्य से -अ्रग्तिहोत्र-विधि करे इस विधिः 


परक वाक्य -में विहित परिमाण झौर शेषकायं के असम्भव होने पर भी निवृत्ति (त सिद्धि) 


मुख्य द्रव्य से ही दर्शाई है 1 इससे यहां प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं होता है। 


Td 


१, द्र० पूर्व पृष्ठ १६१३, टि० १। २. द्र० पूर्व पृष्ठ १७३०४, *टि० १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थः पादः 
[उत्पन्नहविनशि हविरन्तरोपादानाधिकरणम्‌ ॥ १।। ] 


दर्शपूर्णमासयोः श्रयते -यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां 


८५ 


चाच्यतो भवति' इति । तत्र यदि दृधवदानमात्रमुद्धृतं व्यापद्यते, कि शेषात्‌ पुनरवदेयं, 
नेति भवति संशयः कि प्राप्तम्‌ ? 


____ 00 MERE MRS 

व्याख्या--दकपूर्णमास में सुना जाता है-यदाऱ्नेयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायाँ 
पौणमास्यां चाच्युतो भवति (जो अग्निदेवतावाला भ्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 
ग्रमावास्यां और पोर्णमासी में अच्युत होता है) । वहाँ ( =उसमें से) यदि [प्रधान याग क 
लिये] दृचवदानमात्र उद्घुत किया हुआ [भाग] नष्ट हो जाता है तो क्या शेष [रहे पुरो- 
डाझ] से पुनः प्रवदःन किया जाये श्रथवा न किया जाये, यह संशय होता है । क्या प्राप्त 
होता है ? 

विवरण --यहां वात्तिककार भट्टकुमारिल ने दो प्रकार से संशय दर्शाया है | यथा-- 
(१) आग्नेय पुरोडाश की चोदना हृधवदाननिष्ठ है अर्थात्‌ ढघवदानमात्र ही ग्राग्नेय है । 
इससे उसके नाश हो जाने पर भ्रवशिष्ट के भ्राग्नेय ( -श्रग्निदेवता से संबद्ध) न होने से 
द्रव्यान्तर का उत्पादन करना ज्ञाहिये । (२) आग्नेय चोदना सकल पुरोडाशनिष्ठ है [प्रर्थात्‌ 
अग्निदेवता का सम्बन्ध सकल पुरोडाझ के साथ है] । इससे वसिष्ट पुरोडाश के आग्नेय होने 
से उससे ही पुनः ग्रहण किया जाये | ग्रन्य कहते हैं-ाग्नेयोऽष्टाकपालोभवति से अग्नि को 
उद्देश करके छोड़ा जाता है | इस प्रकार इसको ग्राग्नेयता है। इस प्रकार अन्यथा अनुपपत्ति 
होने से कृत्स्न पुरोडाश की यागाथंता है । मध्य और पूर्वार्ध के वचन से [उसके ही] यागाथं 
होने से ग्रन्यथा उपपत्ति क्षीण हो जाती है । अत: मध्य और पुर्वाध के वचन से उसकी यागा- 
थंता होने पर यहां चिन्ता (--विचारणा) होती है-मध्य-पूर्वाध-अवयव से उपलक्षित होम 
साधन है, उसके नष्ट होने पर मध्यपूर्व अवयव को उपलक्षण मानकर विद्यमान (--प्रवशिष्ट ) 
से प्रदान करना चाहिये | यदि कहो कि कृत्स्न पुरोडाश के मध्यपूर्वाध ग्रभिप्रत है तो यह 
ठीक नहीं है । शास्त्र का प्रयोजन होने से-“'जिसकी संपूर्ण हबियां नष्ट होवे वा दूषित होवे” 
से इत्स्न पुरोडाझ के नाश होने पर आज्य का प्रतिनिधित्व कहा है । यहां सम्पूर्ण पुरोडाश का 
नाश नहीं हुआ है। 


१. तै० सं० २।६।३।३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Viqyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे प्रधि० १, सू० २ १७७९ 


शेषाद्‌ द्र्यवदाननाशे स्यात्‌ तदयेत्वात ॥१॥ (पू०) 
द्वचवदाननाशे शेषात्‌ पुन रवदेयम्‌ कुतः? तदथंत्वात्‌ । भ्रनन्यर्थं हि तद्धविः । 
अग्नये यागो निर्वेतेयितव्य इति । तदवदाने विनष्टे याग: कतंव्य' एवावतिष्ठते । 
प्रयोजनं च यागेन । स चाऽऽन्नेयेन क्रियमाणः श्रुत एवाभिनिवेतितो भवतीति 
किमिति न क्रियेत ? तस्माच्छेषादवदातव्यमिति ॥। १॥ 


निर्देशाद्‌ वाऽन्यदागमयेत्‌ ॥२॥ (उ०) 


श्रथवाऽन्यद्धविरागमयेत्‌, न शेषादवदातव्यम्‌ । कुत ? निदेशात्‌ । निर्देशो हि 
भवति --“मध्यात्‌ पुर्वार्धादवदेयम्‌” इति । दचवदानं च होमसंबद्धं -द्रयवदानं जुहोतिः’ 


शेषाद्‌ द्रयवदाननारो स्यात्‌ तदर्थत्वात्‌ ॥१॥ .. 

सुत्रार्थः-- (द्वयवदाननाशे) गाहुति के लिये गृहीत द्वयवदान के नाश हो जाने पर 
(शेषात्‌) अवशिष्ट पुरोडाश से पुनः वदान (स्यात्‌) होवे (तदर्थत्वात्‌) अग्निदेवता के लिये 
ही उसेके होने से | 

व्याख्या--द्वचवदान के नाश होने पर शेष से पुनः भ्रवदान करना चाहिये। किस हेतु 
से ? तदर्थं होने से । अग्नि के लिये ही वह हवि है । अग्नि के लिये याग निर्वेतित करना है 
इससे । अवदान के विनष्ट होने पर वह याग कत्त॑व्यरूप से स्थित (=विद्यमान) है । प्रयो- 
जन याग से है। और वह भ्रग्निदेवतावाले [ अवशिष्ट पुरोडाश] से किया जा रहा भुत हो 
निर्वतित होता है, तो क्यों नहीं किया जाये ? इससे शेष से [पुनः] श्रवदान करना चाहिये । 

निर्देशाद्‌ वाऽन्यदागसयेत्‌ ।।२।। | 

सुत्राथ:-- (वा) “वा' शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (निर्देशात्‌) निर्देश से 
(अन्यत्‌) अन्य हवि को (आगमयेत्‌) प्राप्त करे सम्पादित करे । है 

व्याख्या-- श्रथवा अन्य हवि सम्पादित करे, शेष से अवदान न करे । किस हेतु से? 
निर्देश से । निर्देश होता है-मध्यात्यूर्वार्धादवदेयम्‌ (> मध्य से श्रौर पूर्वार्ध से अवदान 
करे) । दच्वदान ही होम से संबद्ध है -द्वथवदानं जुहोति (द्वघवदान का होम करता 
है) वचन से । वहां (--द्वचवदान कर लेने के पदचात्‌ जो) अन्य अवशिष्ट है वह मध्य और 


१. *कत्तंग्यतया' इति पाठा० ॥ ; 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र० 'मध्यात्पुर्वार्धाच्चासंभिन्दन्नेडगुष्ठपर्देमात्रमवदानम्‌ । कात्या० 


श्रौत १,६।६॥ आप० श्रौत २1१८1९ इत्यापि । क. 
.३. अनुपलब्धमूलम्‌ । अ्रभिघारणोपस्तरणे विहाय षो दृघवदानमत्र विव- 


क्षितम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८० > मीमांसा-शावर-भाष्ये भि 


इति । तत्रान्यच्छिष्टं मध्यस्य पूर्वार्धस्य. विशेषणार्थम्‌ । यच्च 'तद्धोमसंयुक्‍तं तदि- 
नष्टम । तच्छेषेण क्रियमाणममध्येनापूर्वाधेन च कृतं स्यात्‌ । नन्ववत्ते यच्छिष्टं ततो 
मध्यात्‌ पूर्वार्घाच्च ग्रहीष्यते । उच्यते । कृतस्तस्य यन्मध्यं पूर्वार्ध -च - तच्चोदितं, 
नेतरस्य । न १ a 
अथवा निर्देशादिति । विनष्टे हचन्यद्‌ द्रव्यं निदिश्यते--यस्य सर्वाणि -हवींषि 
नव्येयुदु ष्येयुर्वाऽपहरेयुर्वाऽऽञ्येन ता देवताः परिसंख्याय यजेरत्‌' इति, हविषो नाश 
ग्राज्यं प्राप्तम्‌ । तेन न शेषादवदातव्यमिति । 

अपर आह=-शेषनिर्देशादिति । निदिश्यते हि तंच्छिष्टमंपरेम्यः शेषकार्येभ्यं 
इति । तन्नोपपद्यते । न हिं तानि शेषेकार्याणिः हवींषि प्रयोजयन्ति । न चानिवृ त्तप्रयो- 
जनं हविरन्यत्र प्रतिपाद्यम्‌ । तस्मान्नायमर्थंः।।२।। उत्पन्नहविर्नाशे हविरन्तरो पादाना- 
घिकरणम्‌ ॥॥ | 


पूर्वां के विशेषण के लिये है [अर्थात्‌ सम्पूणं पुरोडाश के मध्य और पुर्वाध भाग से श्रवदान 
करना चाहिये, इस मध्य ओर पुव भाग को. विशेषित करने कें लिये अवशिष्ट भाग है] ।. जो 
होम से सम्बद्ध [दचवदान,] था वह नष्ट: हो गया ।: उसके शेष से किया जाने वाला [ग्रवदान ] 
ग्रमध्य शोर अपूर्वाघं से किया हुआ होते । (क्षेप) श्रवदांन कर लेने पर जो ग्बशिष्ट है 
उसके मध्य शोर पूर्वां से [ ग्रवदान का] ग्रहण करगे । (समाधान) सम्पूणं. .पुरोडांश का. जो 
मध्य ्रौर पूर्वां है वह कहा गया है, अन्य ( =भ्रवशिष्ट) का नहीं कहा गया है । 


अथवा - निर्देश से । [द्वयवदान के]. विनष्ट होने पर-अग्य द्रव्य का निर्देश किया जाता 
है -यस्य सर्वाणि हवींषि नदग्रेयुदु षययुर्वाऽपहरेयुर्वाऽऽज्येन ता देवताःपरिसंख्याय यजेरन्‌ 
(=जिस की सम्पूण हवियां नष्ट हो जावे अथवा दुषित हो जाव अथवा अपहत हो जावें तो 
देवताओं की गणना करके प्राज्य से यजन कर)। इससे हवि के नाश होने पर झाज्य. पराप्त है | 
इस. से शेष से अवदान नहीं करना चाहिये । . Se । 
हल स्य कहते हैं शेषनिर्देश से । जो अवशिष्ट रहा है बह श्रन्य शेष कार्यो के लिये है, 
ऐसा निर्देश किया जाता है । यह [पक्ष] उपपन्न नहीं होता है। वे शेष कायं हवि को प्रयोजित 
तहीं करतो हैं [श्रर्थात्‌ शेष कार्यों के लिये हवि का विधान नहीं है] । श्रोर निवृत्त" प्रयोजन 
ळी ति का प्रयोजन पुरा नहीं हुआ वह्‌) हवि झन्यन्न प्रतिपाद्य नहीं है । इससे यह अर्थ 
। {३ SER य: हे क कर्त] 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | 


अ 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० २ सू० ३ १७६८१ 


[ शेषकाय थिसवत्तद्रव्यनाशें: रोषकार्यलोपाधिकरंणम्‌ ॥२॥] : ` 

अथ स्विष्टङ्द्थंमवत्त यदि. विनश्यति तत्र किं : शेषादवदेयंमुत नेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? पुनः शेषादवदेयमिति । कुतः :? ` नात्र कृत्स्नस्योत्तरार्धादवदीयते । कस्य 
तहि ? संनिहितस्य । सति हि प्रयोजने संनिहितस्यावदेयमिति । तस्मादवदीयमाने 
श्रतं कृतं भवति । तस्माच्छेषादवदेयंमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः ` "यार 
विवरण -अपरेभ्यः शेषकार्येभ्यः--यथा स्विष्टक्कदाहुति इडांवदानं. इंडाभक्षण दि के 
लिये । न च अनिवू त्त प्रयोजनम्‌ - भ्रर्नि के लिये द्वयचवदान का होम हो जाने पंर अवंशिष्ट 
पुरोडाश का स्त्रिष्टक्कदाहुति आदि में उपयोग प्रतिपत्तिकर्म है । प्रतिपत्ति का..लक्षण है-- 
अन्यत्र प्रयुक्तस्य अन्यत्र प्रतिपादनं स्थापनं प्रयोगो वा प्रतिपत्तिकर्म अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रयुक्त हो 
चुका है उसका अन्य कमं में प्रतिपादन कस्ना-अन्फ्त्र स्थापन करना अथवा प्रयुक्त करना प्रति- 
पत्तिकर्म कहाता है| यहां अग्निदेवताक याग के लिये उपात्त द्वधवदान के नष्ट हो जाने से 
पुरोडाश अभी किसी कमे में प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्रत: इसका अन्यत्र प्रतिपादन नहीं होगा । शेष 
कार्यों का लोप होगा, यह अगले अधिकरण में कहेंगे ।. “ | 


कुतुहलवृत्तिकार चे लिखा.है--ददघवदान के द्वार से.ही पुरोडाश कग का साधन है,. यह 
भाष्य ही सूत्रानुवृत्त (--सुत्रानुसारी ) .है । 5 ः 


व्याख्या-अ्रबं स्विष्टकुत्‌ के लिये अवत्त हवि यदि नष्ट हो जाये तो वहाँ क्या शोष से 
झवदान करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? पुनः शेष से अवदान 
करना चाहिये । किस हेतु से ? यहां इत्स्त [पुरोडाश] के उत्तराधे से अवदान नहीं किया 
जाता हैः! तो किस के [उत्तराध से] ? सन्निहित (==जो पास में विष्ट है उस) के 
उत्तरा् से ग्रवदान किया जाता है] । प्रयोजन होने पर सन्निहित का वदान करना चाहिये; 
उस [सन्निहित] से अवदान करने पर शुत कार्य किया जाता है । इससे शेष से अवदान करना 
चाहिये । * " ; 

' विवरण - पूर्वे अधिकरणं में प्रधानयारा, जिसके लिये पुरोडाशादि हवि ` तैयार की गई 
है, उससे प्रधान याग के लिये किये गये अवदान के नाश होने पर क्या किया जाये, अर्थात्‌ 
अवशिष्ट से पुनः भ्रंवदान किया जाये वा नहीं ? इस परः विचार किया है । यहाँ प्रधान के अति- 
रिक्तः शेषयागों के लिये अंवंशिष्टे पुरोडाश सें स्विष्टकृत्‌ के लिये किये गये अवदान के Fs होने 
पर शोष से पुनः अवदान करें या नहीं, इस पर विचार किया है । नात्र कृत्स्नस्योत्तरार्धादवदीयते -- 
स्विष्टकृत्‌ याग के लिये प्रधानयाग के भ्रनन्तर जो पुरोडाश दोष रहा है, वह कृत्स्त ( = पूरण) 
नहीं है । अकृत्स् शेष वचे हुए पुरोडाश के उत्तरार्ध से अवदान किया जाता है- उत्तराधदिव 
मह्यं सकृत्‌ सङ्ृदवद्यात्‌ (मी० भा० ३।४।४६ में उद्धृत । स्वल्प भेद से ते० सं० २।६।६ में )। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation बर भाष्य nd eGangotri 


१७८२ मोमांसा-शाबर- द 
अपि वा शेषमाजां [लोपः] स्याद विशिष्टकारणेत्वात्‌ ॥३॥ (उ०) 
जञेषभाजां स्याल्लोपः। कुतः ? विशिष्टकारणत्वात्‌। विशिष्टं हि कारणं 

तस्यावदाने, कथं प्रतिपाद्येतेति । प्रतिपत्तिश्च विविक्तकरणेनोपकरोति । तस्य विवि- 
क्तकरणाय प्रतिपाद्यमानस्य नियमोऽयं स्विष्टकृद्धोमेन प्रतिपादयितव्यः। तथा हि स 
प्रतिपादितो भवति । स यदि होमायोद्घृतो विपद्येत, कृते विवेके न पुनग्रं हणं प्रयोज- 
येत । प्रतिपाद्यमानश्च स्विष्टकृद्घोमेन प्रतिपादयित॒व्य इति । प्रतिपा्यमानाभावा- 
ल्लोप एव स्विष्टकृतः स्यात्‌ । प्रधाने कृते शिष्टं सवंशेषकार्यसाधारणम्‌ । तत्रैकस्यो- 
द्घृते शिष्टमन्यत्र. प्रतिपादनीयम्‌ ॥३॥ शेषकार्यार्थमवत्तद्रव्यनाशे शेषकार्यलोपाधि- 
करणम्‌ ॥२॥ [ 


अपि वा शेषभाजां [लोपः] स्याद्‌ विशिष्टकारणत्वात्‌ ॥३॥ 


सुत्रार्थः - (अपि वा) “अपि वा' पद पूर्वे पक्ष की निवृत्ति के लिये हें । (शेषभाजाम्‌) 
प्रधानयाग से वशिष्ट कर्मो का ([लोपः]) लोप (स्यात्‌) होवे, (विंशिष्टकारणत्वात्‌) 
विशेष कारण होने से । [यह विशेषकारण है रिक्तीकरण =हटाना ।] 


व्याख्या - शेषभाक्‌ कर्मों का लोप होवे। किस हेतु से? विशिष्ट कारण होने से । उस 
[ स्विष्टकृत्‌] के ग्रवदात में विशिष्ट कारण है, [वह है] किस प्रकार से [अवशिष्ट हवि की] 
प्रतिपत्ति को जाये । प्रतिपत्तिकमं [विद्यमान द्रव्य] के रिक्तकरण (पृथक्करण) के द्वारा 
उपकार करता है । रिक्तकरण के लिये उस प्रतिपाद्यमान का यह नियम है --स्विष्टकृत्‌ होम 
से प्रतिपत्ति करनी चाहिये । उस प्रकार वह प्रतिपादित होता है । वह यदि [स्विष्टकृद्‌] होम 
के लिये उदृत नष्ट हो जावे तो उसके रिक्तकरण कर लेने पर पुनः ग्रहण के लिये प्रयोजित 
(=प्रोरित) नहीं करेगा और प्रतिपाद्यमान द्रव्य के अभाव से लोप ही स्विष्टकृत्‌ का होवे । 
प्रधान याग करने के पश्चात्‌ वशिष्ट सब शेष कार्यों के लिये साधारण (= सामान्य) है। 
उसमें से एक के उद्धृत करने के पश्चात्‌ वसिष्ट फा अन्यत्र प्रतिपादन करना चाहिये । 
विवरण याग के लिये निष्पादित हवि से प्रधान याग के लिये प्रदान करके उससे 
प्रधान याग के सम्पन्न कर लेने पर जो अ्रवशिष्ट हवि द्रव्य है वह स्विष्टकृत्‌ इडावदान इडा- 
भक्षण दि अवशिष्ट सभी कर्मों के लिये साधारण है । ग्रतः ग्रवशिष्ट कार्यों में से किसी भी 
कार्य के लिये भाग ग्रहण के पश्चात्‌ यदि वह भाग नष्ट हो जाता है तो उस कार्य का लोप हो 
जाता है । यह साधारण विषय इस भ्रधिकरण का है; भाष्य में स्विष्टकृद्‌ याग के लिये ग्रव- 


के १. एतत्पदमन्तरेण सुतरार्थोऽस्पष्ट एवावतिष्ठते । तदथंमध्याहतंव्यो भवति । 


७८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽच्याये तृतीयपादे ग्रधि० ३ सू० ४ १७८३ 


[ ्ञेषभक्षण ऋत्विङ्नियमाधिकरणम्‌ ॥३॥] 


स्तो दशंपु्णंमासौ । तत्र भक्षः, प्राशित्रचतुर्घाकरणशंयुवाककालाः । तेषु 
संदेहः--किमन्य एव तेषां भक्षयितार उत प्रकरणगताः पुरुषा इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


दान भाग के नष्ट होने पर स्विष्टकृत्‌ के लिये पुन: अवशिष्ट द्रव्य से ग्रवदान किया जाये या 
नहीं ? यह जो विचार किया है यह सम्पूर्ण अवशिष्ट कार्यों का उपलक्षक है । 

कथं प्रतिपाद्येत - अन्यत्र प्रयुक्त द्रव्य का अन्यत्र प्रयोग `करना प्रतिपत्तिकमं कहाता 
है । यह प्रतिपत्तिकमं द्रव्य के पृथक्‌ करने=हटाने के लिये किया जाता है। प्रधान याग कर 
लेने के पश्चात्‌ ग्रवशिष्ट हवि से स्विष्टकृत्‌ होम इडावदान इडाभक्षण आदि सभी प्रतिपत्ति कमं 
हैं । इनके द्वारा उपयुक्त द्रव्य को कार्यान्तर में विनियुक्त करके उसे स्वस्थान से हटाया जाता हैं 
नियमोऽयम्‌--रिक्तीकरण लौकिक उपाय से भी हो सकता है उसमें नियम किया है कि स्विष्ट- 
कृत्‌ होम आदि के द्वारा ही रिक्तीकरण किया .जाये | कृते विवेके--पृथककरण कर लेने पर 
अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ ग्रादि किसी भी कमं के लिये झवशिष्ट द्रव्य से भाग के पृथक्करण कर लेने 
पर यदि वह नष्ट हो जाये तो पुनः उसके अवदान करने के लिये प्रयोजित नहीं करता है क्योंकि 
रिक्तकरण = पृथक्करण हो चुका है । 


व्याख्या -दशंपूर्णमास याग हैं। उनमें [हि का] भक्षण कहा हैः प्राशित्र चतुर्घा- 
करण और शयु'वाक कालवाले [जो भक्षण] उनमें सन्देह होता है--क्या झन्य हो उनके खाने 
वाले हैं भ्रथवा प्रकरणगत [ऋत्विगादि] पुरुष ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - प्राशित्र- यह ब्रह्मा का भाग है । आग्नेय पुरोडाश के मस्तक स्थान से और 
अग्नीषोमीय पुरोडाश के किसी भी स्थान से यवमात्र अथवा पिप्पलमात्र भाग का दो दो बार 
झवदान किया जाता है (द्र० मी० भा० ३।१। अधि० ११। सूत्र २७) । प्राशित्रहरण पात्र 
दपंणाकृति अथवा गोकर्णाक्ृतिवाला होता हैं । उसमें पहले आज्यस्थाली के आज्य से सतव द्वारा 
उपस्तरण करके पहले आग्नेय पुरोडाश के दो ग्रवदान रखे जाते हैं, तत्पश्चात्‌ झस्नीषोमीय 
के । तदनन्तर ऊपर से भाज्यस्थाली के आज्य से अभिघारण किया जाता है। [किन्ही के मत में 
उपस्तरण और अभिघारण में से एक कर्म ही किया जाता है ।] तत्पश्चात्‌ प्राशित्राहरणाकृति 
वाले द्वितीय पात्र से आच्छादन करके ब्रह्मा को दिया जाता है । चतुर्घाकरण --अ'्नेय पुरो- 
डाश का चतुर्धाकरण (--चारबिभाग) किया जाता है- श्राग्नेय चतुर्घाकरोति (मी० भा० 
३।१। अ० ११। सूत्र २६ में उद्धृत) । याज्ञिक अग्नीषोमीय का भी चतुर्धाकरण करते हैं। 
शय बाक - तच्छंयोबुणीमहे इत्यादि मन्त्र का पाठ । शंयुवाक के प्रनन्तर पठित 'काल' शब्द 
का 'दहन्हान्ते श्र यमाणं पदं प्रत्येकं संबध्यते :( न द्वन्द्व समास के भन्त में पठित शब्द का सब के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- सीमांसा-शावर-भांष्ये. ` :: 


निर्देशाच्छेष मक्षोऽन्यैः प्रधानवंत्‌ ॥४॥। (पू०) 

शेवभक्षोऽनयैरप्रकरणस्थैः कतंव्यः । कुतः ? निर्देशात्‌ । निर्देश्यन्ते हचध्वर्य्वो- 
दय इडाभंके यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति' इति। सर्वेषु भक्षयितव्येषु प्रप्तेषु 
परिसंख्यानार्थो निर्देशः क्रियते । इडामेवेते भक्षयेयुरिति। यथा-आग्नेयोऽष्टाकपाल 
इति सर्वेस्मिन्नवयविनि' यागानियमे प्राप्ते ढ्रयवदानमात्र शरूयते । स? विधिनं, प्राप्तः 
त्वात्‌ । नानुवादोऽनर्थेकत्वात्‌ । परिसंख्या त्वर्थवत्त्वाय । एवमेषां परिसंख्येति । रपि 
च यदि प्रक्कता एव भक्षयेयुः, अश्वमेघे दोषः स्यात्‌ । बहुत्वाद्‌ भंक्षाणां, भक्षयन्तो 
ञ्रियेरन्‌ ॥४॥ nfm Sr i 


१७८४ 


साथ संवन्ध होता है) न्याय से प्रासित्रकाल,. चतुर्धाकरणकाल. और: शंयुवाककाल इस प्रकार 
तात्पर्यं जानना चाहिये । ये काल के निर्देश भक्षण के निदर्शक हैं | * - 
. , नि्देशाच्छेषभक्षोऽन्यः प्रधानवत्‌ ॥४॥ ` 

 सुत्राथ:--(शेषमक्षः) अवशिष्ट हवि के - शेष. का भक्षेण (अन्यैः) अन्यों के द्वारा 
होना चाहिये (निदेशात्‌) विशेष निर्देश से इडाभक्षण को छोड़कर । (प्रधानवत्‌) जसे आग्नेय 
निर्देश से सम्पूर्ण पुरोडाश का अग्नि के लिये होम प्राप्त होने.से. दृचवदानं जुहोति के निर्देश 
से जैसे दृयवदान मात्र का ही होम होता है, इसी प्रकार जिस भक्षण में किन्ही प्रकरणगत 
पुरुषों का निर्देश है उसका प्रकरणगत पुरुषों से होवे। उससे भिन्न का भक्षण अ्नन्यों से होना 
चाहिये। `` `. rf FS 

` व्याख्या शेष का भक्षण अन्य झप्रकरणस्थ पुरुषों से होना चाहिये । किस हेतु से ? 
निदेश से । प्रध्वयुं प्रादि इडा भक्षण में निदिष्ट हैं - यजमानपञ्चमा इडां भक्षयेयुः. (= 
यजमान:पांचवां है जिनमें, वे.इंडा का अक्षण करे) ।' सब भक्षयितव्यः में [प्रकरणस्यों के] 
प्राप्त होने पर प्ररिसंख्या के लिये निर्देश किया जाता है | इडा का-ही ये भक्षण. करें। जेसे 
“आग्नेय झष्टाकपाल' निर्देश से सम्पूर्ण अवयवों में: याग :का- झनियम प्राप्त: होने परः द्वेयवदान- 
सात्र [याग] सुना जाता है.। यह्‌ (=द्रथवदानं जुहोति) विधि: नहीं है। [झ्ाग्नेय - निदेश 
से] प्राप्त होने से । भ्रनुवाद भी नहं है अनर्थक होने से । शर्थवत्व : के लिये परिसंख्या. हैः 
इसी प्रकार इन (><भक्षण:करत्ताश्रो) की परिसंख्या है । और भी, यदि" प्रकृत (== यज्ञगत 
पुरुष) ही भक्षण कर तो अश्वमेध में दोष होवे भक्षों के बहुत: होने: से... [सब का] भक्षण 
करते हुए मर जायं ॥ : र मु 4 हे 
र ह विवरण ~स विधिनं प्राप्तत्वात्‌---अग्नि देवता वाला.होने से उसका याग प्राप्त ही 


"२ ` १ मलम्‌ । ० यजमानपक्चमा इंड आइंय 1 आप० श्रौत ३ २११] - . 
४ 3: र अन्नियागाय आः इतिःपाठा०-। .) ३.-/विधिर्वा न! इति. कागीमुद्रितै पाठा । 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


Digitized by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ्रधि० ३ सू० ५ १७5५ 


सर्वेवा समवायात्‌ स्यात्‌ ।:५॥ (उ०) 


सवरव प्रकृतेरेव भक्ष्येत। तद्धि भक्षणं. पुरुषसंस्का रार्थम्‌ । पुरुषाः संस्कृता 
प्रचरिष्यम्तीति । तेषु विनिगमनाया भ्रभावाद्‌ यावन्तः प्रकरणे संमवेतास्ते सर्वे भक्षयेः 
युरिति ॥५॥ 


है । नानुवादोऽनथकत्वात्‌ -'चतुरवत्तं जुहोति’ वचन से उपस्तरण अभिघारण के अतिरिक्त 
पुरोडाशादि हवि से दृयवदान प्राप्त ही है। परिसंख्यात्वर्थत्त्वाये--द्रभवदानमात्र ही होतव्य 
है, इसके द्वारा यहां अन्य की व्यावृत्ति रूप परिसंख्या है । - एवमेबां परिसंख्या -भक्षों में यथा 
समाख्या. ( == संज्ञा ) कर्ताओं के प्राप्त होने पर इडा को. ही यजमानपञ्चम पुरुष भक्षण करं । 
यहाँ अनिर्ज्ञातकतु क शंयुवाककाल वाले जो भक्ष. है उनके विषय में पूर्वपक्ष है ।।४॥। 


सर्वेर्वा समवायात्‌ स्यात्‌ ॥५॥ 


सुत्रार्थः - (वा) “वा पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (समवायात्‌) ऋत्विजों 
का कंकर रूप से संबन्ध होने से (सर्वेः) सव प्रकरणगत ऋहत्विजों के द्वारा ही भक्षण (स्यात्‌) 


होवे। 


विशेष --सुवोधिनी वत्ति में “सर्वे' का अर्थं 'इडादि सर्वेभक्षे: किया है. । 'तदनन्तर 
"ऋत्विजो युज्यन्ते इति पुरणीयम्‌' लिखा है । अर्थात्‌ इडादि सब भक्षों क्रें साथ ऋत्विक्‌ युक्त 
होते है । 'समवायात्‌' कमंकर रूप से संवन्ध होने से । इस अर्थ में सूत्रगत “स्यात्‌? पदः अनन्वित 
रहता है । कुतुहलवृत्ति में 'वा' को ग्रवधारणाथे मांना है। ८ 

व्याख्या--सभी प्रकृत (--प्रकरणगत) पुरुषों से खाया जाये । वह भक्षण पुरुष के 
संस्कार. के लिये है । पुरुष संस्कृत होकर कम करेगे । उनमें निइचय का अभाव : होने से जितने 
प्रकरण में समवेत पुरुष हैं वे सब का भक्षण कर । 

बिवरण - पुरषसंस्कारार्थम्‌ -इस पर भट्टकुमारिल ने लिखा है--“पाशिको ने विवेक = 
भेद न जानकर भक्ष:पुरुष संस्क्राराथं हैं, ऐसा कहा है ।' इस पर टिप्पणी मे लिखा है : 'विवेक- 
मिति--भक्षणक्रिया का प्रयोजन द्रव्य संस्कार है और भक्षण में कर्ता का नियम कत्‌ संस्कार 
है, इस भेद को न जानकर ।' हमारे विचार में भक्षण क्रिया जो प्रतिपत्तिरूप है, वहद्वव्य 
संस्काराथं नहीं है । द्रव्यसंकार वहीं स्वीकृत होता है जहां संस्कृत द्रव्य से ` ग्रस्य यागादिकमे 
करने होते हैं ० --'संस्कारा हि द्रव्यं कर्म योग्यं: कुं न्ति’. (मी० :भा० ६।३।३८) यथा लवनादि 
संस्कार से संस्कृत बहि प्रस्तररूप कायं में वित्तिथुक्त होते हैं आऔर उनका अन्त में 'प्रस्तर 
प्रहरति' से ग्नि में प्रक्षेपरूप प्रतिपत्ति कही है । इस अग्नि में. प्रक्षेप. से प्रस्तर में कोई 
संस्कार उत्पन्न नहीं होता है । भ्रतः,यहां . भाष्यकार -का भक्षण को पुरुष संस्कार मानना 


उचित है।।५॥ 


५» 
बे न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-ञ्ञावर भाष्ये 


निर्देशस्य गुणाथेत्वम्‌ ॥६॥ (३०) 
ग्रः त्वादेव प्राप्ताः । तत्र 
अथ यदुक्तं, निर्देशादिति । गुणार्थः सः। अ ये कर्मेकरत 
-यजमानस्तेषाँ पञ्चमो वचनान्निदिश्यते। तत्माप्त्यथ चेदं वचनम्‌ । ततो न परि- 
संख्या ॥६॥ 


१७८६ 


प्रधाने श्रतिलक्षणम्‌ ॥७)| (उ०) 
यत्त इचवदानमात्र' प्रधाने निदिश्यते, तद्वचनप्रामाण्यात्‌ परिसंख्यानाथम्‌ । न 
हि तत्र कस्यचिदपूर्वस्य विधिः । इह्‌ यजमानो विधीयते । विधिपरिसंख्यासंशये विधि- 
ज्यायान्‌ । तत्र स्वार्थं शब्द: । परिसंख्यायां त्रयो दोषाः, स्वार्थहानमस्वार्थपरिग्रह 
प्राप्तबाधरचेति । तस्मात्‌ प्रकृता एव भक्षयेयुरिति ॥७॥ 


अइवव दिति चेत्‌ ॥८॥ (आ०) 


निर्देशस्य गुणाथंत्वम्‌ ॥६॥ 

सुत्रार्थ:-- (निर्देशस्य) जो यजमानपञ्चमाः आदि निर्देश का उल्लेख किया था उसका 
(गुणा्थत्वम्‌ ) गुणार्थं = यजमान के प्राप्त्यर्थं वचन है । 

व्याख्या -जो कहा है "निर्देश से', वह गुणार्थं है। अन्य कमंकर होने से ही [भक्षण 
में] प्राप्त हैं। उनमें पांचवें यजमान का वचन से निर्देश किया है। उस  (==यजमान) कौ 
प्राप्ति के लिये यह वचन है । इससे परिसंख्या नहीं है ॥६॥ 

प्रधानेश्रुतिलक्षणम, ॥७॥ 

सुन्नाथः--(प्रधाने ) प्रधान आग्नेयादि में (श्रुतिलक्षणम्‌) श्रुति से लक्षित दृचवदान 
परिसंख्याथं है । 

व्याख्या --जो प्रधान में इचवदान मात्र का निर्देश किया जाता है, वह वचन प्रमाण 
'से परिसंख्यान के लिये है । वहां किसी श्रपुर्व को विधि नहीं है । यहां यजमान का विधान 
किया जाता है । विधि भ्रौर परिसंख्या के विषय में संशय होने पर विधि ज्यायान्‌ (= प्रशस्य) 
होती है । वहाँ (> विधि में) शब्द अपने श्रथ में प्रयुवत होता है । परिसंख्या में तीन दोष 
होते हैं-- स्व अर्थ का त्याग, जो अपना (= उच्चरित शब्द का) अर्थ नहीं उसका ग्रहण और 
प्राप्त को बाधा । इससे प्रकृत ही भक्षण कर) | 


विवरण- परिसंख्यायां त्रयो दोषा:--इन तीन दोषों के विवरण के लिये मी०. भाष्य 
व्याख्या भाग १, पृष्ठ १८५ देख ॥७॥ 


अदववदिति चेत्‌ ॥१८॥ । 
१. मुद्रिते शावरभाष्ये 'प्रवदिति' पाठ: । सुबोधिनीवृत्त्यादिषु क्वचिद्‌ 'अदववदिति- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे अघि० ३ सू० ९ १७८७ 


अथ यदुक्तम्‌ -श्रश्वमेधे ` विरोधः स्याद्‌ बहुत्वाद्भक्षाणामिति । तत्परिहतं* 
व्यम्‌ ॥८॥: - 


न चोदनाविरोधात्‌ ॥९॥ (आ० नि०) 
ग्रश्‍वमेघे न सर्व भक्षयिष्यन्ति । अर्थात्‌ सर्वं भक्षयन्तो$श्‍वमेधं न समापयेयुः । 
तत्राश्‍वमेधश्रृतिः प्रत्यक्षा । सा विरुध्यमाना चोदकप्राप्तं सवंभक्षणं बाघते । प्रकृतौ 


तु न विरोध: । तस्मात्‌ सर्व प्रकृता भक्षयेयुरिति ॥€॥ शेषभक्षणे क्रत्विङ्‌ नियमा- 
धिकरणम्‌ ॥३॥ टॅ 


= 


सुत्राथंः-- (अश्ववत्‌ ) अश्वमेघ में जेसे सवंभक्षण नहीं होता तद्वत्‌ यहां भी होवे, (इति 
चेत्‌) ऐसा कहो तो । ी 
विक्षेष--भाष्य की मुद्रित पुस्तकों में 'झर्थवद्‌ इति चेत सूत्र पाठ है । इसका प्रकरणा- 
नुसार कोई अर्थ उपपन्न नहीं होता है । सुबोधिनीवृत्ति आदि कतिपय' ग्रन्थों में 'झ्रइबवद्‌ इति 
चेत्‌' पाठ है यह भाष्य के अनुकूल है । कुतृहलवृत्ति में 'पुवंवद्‌ इति चेत्‌' पाठ है और इसका 
अर्थ किया है 'पूर्ववत्‌” जैसे प्रकृति में सवे हवि भक्ष कहा है वेसा अ्रर्वमेघ में भी प्राप्त होवे 
ऐसा कहो तो। न कडन >: दई 
` व्याख्या--जो यह कहा है-'अइवमेध में विरोध होगा, उसमें बहुत भक्षो के विद्यमान 
होने से।' उसका परिहार करो। . - 
न चोदनाविरोधात्‌ ॥९॥ 
सुत्रार्थः -- (न) विरोध नहीं होगा (चोदनाविरोधात्‌) ग्रश्‍वमेध की. चोदना का 
, विरोध होने से । अर्थात्‌ ग्रश्‍वमेध में सवं हवि शेषों का भक्षण करने से ऋत्विक्‌ मर जायेंगे 
वहां 'अश्वमेध करना चाहिये' इस श्रूति के साथ विरोघ होगा अर्थात्‌ अदवमेध पुरा ही नहीं 
होगा। - । 3. 
व्याख्या --श्रदवमेध में सब हवियों का भक्षण नहीं करगे । अर्थात्‌ सब हुवियों का 
भक्षण करते हुए अइवमेध का समापन नहीं कर सकेंगे। यहां. (उस प्रकरण में) ग्रश्‍वमेघ 
विधायिका श्रुति प्रत्यक्ष है । वह विरुद्ध हुई चोदक से प्राप्त सर्वेभक्षण को बाघती है । ता से 
[अल्प भक्षण होने से) विरोध नहीं है । इससे सब प्रकृत पुरुष हविशे्षो का भक्षण करगे । 


EN SHES eo SET TST ES CEST पुर्ववदिति 
चेत्‌! पाठ उपलभ्यते ।-भ्रयमेव पूर्वापर सम्बन्धाद्‌ समीचीनः पाठः । कुतूहलवृत्यादिषु ४ 
चेत पाठः । पूर्ववत्‌--प्रकृतिवत्‌ । यथा प्रकृतो सर्वहविशेषभक्षणं तथाइवमेघेऽपि चेत्‌ इति 
तस्याथंः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 3 की मासा Foundatien (५181088310 eGangotri 
न्शावर-साष्य ` 


१७८ 
„ˆ `` ¦ ` [ एकदेश्ञभेदनादांवपि प्रायदिचत्ताधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 

स्तो दर्शपूर्णमासौ । तत्राऽऽमनन्ति- भिन्ने जुहोति,” स्के जुहोतिः इति । तत्र 
संदेहः । कि क्वत्स्ने भिन्ने, स्कन्ने च प्रायारिचित्तमुतैकदेशेऽपि भिन्न, स्कन्ने चेति! कि 
पुनः सर्वमिन्न,-किमेकदेशभिन्नमिति ? चूर्णीकृतमयोग्यं प्रयोजनाय, तत्कृत्स्नभिन्नम्‌ । 
यच्छकले विगतेऽपि प्रयोजनसमथं तदेकदेशभिन्नमिति । कि आप्तम्‌ !. 

“ : अंथेसमवायात प्रांयाशचित्तमेकदेशे$पि. ॥१०॥ (उ०) 

एकदेशभिन्नेऽपि प्रायश्चित्तम्‌। कस्मात्‌ ? अ्रथंसमवायात्‌ । समवेतं तत्र 
भेदनम्‌ । एकदेशभिन्नमपि भिन्नमिति । एवं प्राप्ते निमित्ते नेमित्तिकं कतंव्यं 
भवति ॥ १०॥ = 
न त्वशेषे वैगुण्यात्‌ तदर्थं हि ॥११॥ (पू०) 


व्याख्या-दशंपुर्णमास-हैं-बहां पढ़ते हैं भिन्ने जुहोति (=कपाल श्रादि के टूट 


जाने पर होम. करता है), स्कन्ने जुहोति (=हवि के गिर जाने पर होम करता है) । इसमें 
सन्देह होता. है - क्या. कृत्स्न [कपालःआदि ]. के टूटने पर और [कृत्स्न हवि के] गिर जाने. पर 
प्रायद्चित्त [का विधान] है थवा एक देश के भी भिन्न ्रौर-स्कन्न होने पर ? सवभिन्न क्या 
है, एक देश भिन्न क्या है ? जो चूर्ण हुआ प्रयोजन के श्रयोग्य वह कृत्स्न भिन्न है और जो टुकड़े 
के पृथक्‌ हो जाने पर भी... प्रयोजन के लिये समर्थ हो, वह एकदेश भिन्न है । क्या प्राप्त 
होता है ? ट | 
झर्थससवायात्‌ प्रायरिचत्तमेकदेशभिन्नेऽपि ॥ १०] 
सुन्नाथं:-- (अर्थंसमवायात्‌ ) भिन्नत्व रूप अर्थ के समवेत = संबद्ध होने से (एकदेश- 
भिन्ने) एक देश के भेदन में (अपि) भी (प्रायर्चित्तम्‌) प्रायरिवत्त कतंव्य है । 
व्याख्या - एक देश के भेदन में भी प्रायश्चित्त क्ंव्य.है। किस हेतु से? अर्थ. के 
समवेत (संबद्ध) होने से। वहां (= एकदेश भिन्न में भौ) भेदन समवेत है। एकदेश में 
भिन्न भी भिन्न है । इस प्रकार (=सिन्नत्वरूप) निमित्त के प्राप्त होने पर नैमित्तिक करणीय 
होता है ॥१०॥ 
न त्वशेषे वैगुण्यात्‌ तदर्थं हि ॥ १ १॥ 
ह ह ( ड) | नातक पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (अशेषे) अशेष 
र ल क नाह में भ्रायर्चित्त (न) नहीं होवे, (वेगुण्यात्‌) विगुण=गुणरहित- कार्य 
के अयोग्य होने से । (हि) यतः होमरूप प्रायद्चित्त संस्कार (तदर्थम) उस-- मिला क लिये 
है अर्थात्‌ भिन्न कपाल का अङ्ग है। VO 28, 
व्हि तापा x 


* ० पूर्व पृष्ठ १७२३, टि० २। २. द्र० पूर्व पृष्ठ १७२३ टि० ३1 


._ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० ४, सू० १२ १७८९ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । नाशेषेर्शप भिन्ने प्रायर्चित्तं स्यात्‌ । विनष्टसंस्का- 
रार्थ हि प्रायङ्चित्तम्‌ । कुतः ?  एतद्धे दनवता प्रयोजनमस्ति, न होमेन । तेन. 
संस्कृतेन प्रयोग: करिष्यत इति प्रायरिचित्तं क्रियते न च तेन चूर्णीकृतेन प्रयोग: 
शक्यते कतुं म्‌ । तस्मात्प्रायश्चित्तमनर्थंकम्‌ । ` एकदेशभिन्नेन तु संस्कृतेन शक्यते 
प्रयोगः । तस्मादेकदेशभिन्ने प्रायकिचित्तं स्यादिति ॥ ११॥ ` | 


स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वादतद्धमो नित्संयोगान हि . 
तस्य गुणार्थेनानित्यत्वात्‌ ॥१२। (उः) | 
स्याद्वा प्रायर्चित्तं कृत्स्नभिन्ने$पि । कुतः ? प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ । प्राप्तं हि 


निमित्त भेदनम्‌ । प्राप्ते च निमित्तिकं कतंव्यम्‌ । यच्चोक्तं व्यापन्नसंस्काराथं प्राय- 
दिचत्तमिति । नायं तस्य धर्म: । कुतः ? नित्यसंयोगात्‌ ।. नित्यवद्धोमः । अनित्यं हि 


व्याख्या--'तु' शब्द [पूर्वोक्त] पक्ष को निवृत्ति करता हे । अशेष ( =सम्पूर्ण) के 
भिन्न होने पर प्रायश्चित्त न होत्रे । विनष्ट के संस्कार के लिये प्रायड्चित्त है । किस हेतु से ? 
प्रयोजन भेइवाले से है, होम से प्रयोजन नहीं है। उस (= प्रायश्चित्तरूप होम) से संस्कृत 
कपाल से प्रयोग करेंगे इस से प्रायदिचत्त किया जाता है। उस चूर्णोकृत कपाल से प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । इससे प्रायश्चित्त झनर्थक है। एक देश भिन्न संस्कृत से तो प्रयोग हो 
सकता है । इससे एकदेश भिन्न में प्रायव्चित्त होवे ॥ ११॥ ` १ 


स्याद्‌ वा प्राप्तनिमित्तत्वाद्‌"*'"*' गुणार्थन नित्यत्वात्‌ ॥१२॥ 


सुत्रार्थः 'वा' शब्द अवधारण ग्रथ में है । कपाल के सम्पूर्ण रूप से भिन्न होने पर भी 
(प्राप्तनिमित्तत्वात्‌) भेदंनरूंप निमित्त के प्राप्त होने से प्रायसिचित्तरूप होम (स्यात्‌) होवे 
(वा) ही । (अतद्धमं.) प्रायदिचत्तरूप होम भिन्न कपाल का धमं>< संस्कार नहीं है। (नित्य- 
संसोगात्‌) होम के दशांपूर्णमास में पठित होने से होम का नित्य संयोग होने से (तस्य) कपाल 
विशेषणीभूत भेदन का (गुणाथंत्वेन) गुणकार्यरूप से निर्देश (न हि) नहीं है अर्थात्‌ “भिन्नं 
` कपालं होमेन गुणेन संस्कुर्यात्‌’ भिन्न कपाल को होम से संस्कृत करे। (अनित्यत्वात्‌) भेदन 
के अनित्य==कदाचित्‌ होने से झर्थात्‌. नित्यं होम का अनित्य भिन्न कपाल .के साथ संस्कार 
संस्कार्येभाव उपपन्न नहीं हो सकता है.। भतः होम नेमित्तिक है । कपाल के भेदन रूप निमित्त 
के होने पर, चाहे कत्स्नमेदन हो चाहे ग्रकृत्स्, होम करणीय ही है। < 

व्याख्या- [कपाल के ].सम्पुण भेदन में प्रायश्चित्त होने ही । किस हेतु से? 
निमित्त के प्राप्त होने पर । भेदनरूप निमित्त प्राप्त ही है । निमित्त के प्राप्त होने पर नेमित्तिक 
करणीय होता है । भौर जो कहा-- व्यापन्न (= भेदन हुए) के संस्कार क लिये प्रायव्चित्त 
है॥' यह उसका घमं नहीं है । किस हेतु से? नित्यसंयोग होने से । [ प्रायश्चित्तरूप] होम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


नित्यमनित्यस्योपकतु चोद्यते । यदि नित्यं दशपूर्णेमासयोरङ्ग' ना- 
i कप कदाचिदनित्यं नेव । तत्र कथं तस्योपकारकं 
भवेत ? तत्र को दोषः ?.न शक्यं नित्ये म्‌? । तेन नित्यमुपकुर्यादिति वचनं 
प्रलाप एव । ग्रथ नैमित्तिक, न दोषो भवति । तस्मादस्मत्पक्ष 40 । अस्मिन्पक्ष 
यदा भिन्नं, तदा होमः। यदा न भिन्न, तदा नेव होमो विधीयते । भवदीये पक्षे 
भवति दोषो नित्यानित्ययोर्नास्ति संबन्ध इति । तस्माद्‌ भिन्नमाचे प्रायश्चित्त 


मिति ॥ १२॥ 
गुणानां च परार्थत्वाद्‌ वचनाद्‌ व्यपाश्रयः स्यात्‌ ॥१ ३॥ (उ०) 


१७६० 


नित्यवत्‌ है, ग्रौर भेदन नित्य है। नित्य [होम] नित्य (= भिन्न कपाल ) के उपकार के 
लिये नहीं कहा जा सकता । यदि [होम] नित्य है तो वह दशंपुर्णमास का अङ्क है, व्ह अनित्य 
( =भिन्न कपाल) के उपकार के लिये नहीं है । किस हेतु से.? श्रनित्य [कपाल भेदन] कभी 
नहीं होगा उस अवस्था में उस (न टूटे हुए कपाल] का कैसे उपकारक होगा ? उस श्रवस्था 
में क्या दोष होगा ? वह नित्य (=नियम) से उपकार नहीं कर सकेगा [अर्थात्‌ उपकारक 
नहीं होगा] । इससे नित्य [होम भिन्न कपाल का ] उपकार करेगा [अर्थात्‌ उपकारक होग।] 
यह वचन प्रलाप ही हो । अब यदि [होम] . नेमित्तिक होवे, तो दोष नहीं होता है । इससे 
हमारा पक्ष ही [युक्त] है । इस पक्ष में जब [कपाल का] भेदन होगा तब होम होगा, जब 
भेदन नहीं होगा, तव होम का विधान नहीं किया जाता है। आप के पक्ष में दोष होता है -- 


“नित्य [होम] ग्रौर अनित्य [कपाल भेदन] का सम्बन्ध नहीं है'। इससे भिन्न मात्र मे प्राय- . 


द्चित है । | 

विवरण-- नित्यवत्‌ होमः--भिन्ने जुहोति, स्कन्ने जुहोति’ से विहित होम नित्यवत्‌ 
(नित्य से मतुपू प्रत्यय) नित्य धम वाला है अर्थात्‌ नित्य है । नहि नित्यमनित्यस्योपकतु 
चोद्यते इसका भाव यह है कि भिन्ने जुहोति का भ्र्थ पूर्वे पक्षी मानता है --भिन्नं कपालं 
होमेन संस्कुर्यात्‌ अर्थात्‌ भिन्न, कपाल को होम से संस्कृत करे । इस प्रकार यह होम भिन्न 
कपाल का संस्कारक होता है । इस ग्रथ में 'मिन्ने' में निदिष्ट' सप्तमी द्वितीयाथ में है। (द्र०-- 
भट्टकुमारिल टुपूटीका सूत्र ११ तथा पृष्ठ १४४१ की टि० .१) | इस 'पूर्वपक्षी सम्मत भ्र्थे 
को घ्यान में रखकर कहा है- नित्य ` होमः अनित्य भिन्न कपाल का उपकारक नहीं कहा 
जाता है । र ? £ 

रणानां च परार्थत्वाद्‌ वचनाद्‌ व्यपाश्रयः स्यात्‌ ॥१३॥ 

______ सुत्रायः-- (गुणानाम्‌) गुणों -अज्ञों के (परार्थत्वात्‌) पर (= प्रधान) के लिये होने 


१. “नियमेनोपकतु'म्‌' इति पाठा० । “नित्यस्योपकतु' म्‌” इति पूना मुद्रिते पाठः। . . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे अधि० ४ सु० १३ १७९१ 


ग्रसति वचने न* गुणो गुणार्थो भवितुमहति। प्रकरणतः सर्वं प्रधानार्थम्‌ । 
भिन्नमपि होमोऽपि । न. च भिन्नमाघारभावेनोपदिश्यते । भिन्यस्याऽघारभावे हि न 
होमान्तरं विधीयेत । प्रधानस्येव हि तदा भिन्नो गुण इतिः गम्यते । तत्राऽऽहवनीय- 
संयोगो बाध्येत । वचनाद्विकल्प इति चेन्न, निमित्तत्वेन संभवात्‌ । होमस्य च श्रुत्या 
विहितत्वात्‌ । यदा होमो विधीयते, तदा श्रुत्या । यदा भिन्नो गुणस्तदा वाक्येन । 
तस्मान्नाऽधारो भिन्नः । यद्युच्येत, निमित्तपक्षेऽपि न होमान्तर, प्रकृतस्यैव होमस्य 
निमित्तं विधीयेतेति । तन्न । श्रनुपादीयमानं हि निमित्तमित्यूच्यते। यदि हि विधी- 
येत, निमित्तमेव तन्न स्यात्‌ । यदि च यस्यापि निमित्तं सो्प्युद्दिव्येत, तत्र दयोरुहि- 
इ्यमानयोः संबन्ध एव न स्यात्‌ । न चात्र भेदनं कुर्यादिति विधोयते । भेदने निवृ त्त 
यदन्यच्छ_यते, तद्विधीयते ॥ १३॥ 


से (च) भी (वचनात्‌) विशेष वचन से (व्यपाश्रयः) व्यपगत भ्राश्रयवाला (स्यात्‌) होवे 
अर्थात्‌ प्रधान का आाश्रयवाला =भ्रङ्गत्व धर्मवाला नहीं होवे । 

_ विशेष --उपरिनिदिष्ट 'व्यपाश्चयः' का अर्थे हमने जो समका है वह लिखा है। सुवोधिनी- 
वृत्ति में कहा है--"गुणों = भ्रङ्गों के परार्थ =प्रधानाथं होने से विशेष वचन से व्यरपाश्रय= 
अन्यत्र विनियोग होवे ।' कुतुहलवृत्ति में लिखा है--'भिन्ने जुहोति' इस वचन से भिन्न कपाल 
के संस्कार्यत्वरूप से व्यपाश्रय = ग्रनाश्रयण --आश्रयणाभाव होवे । Se 

व्याख्या --विना वचन के गुण [अन्य] गुण के लिये नहीं .हो सकता है । प्रकरण से 
सब [गुण] प्रधान के लिये हैँ । भिन्त भी और होम भी । [यहां] भिन्त [कपाल] का आधार- 
रूपःसे उपदेश नहीं किया जाता है । भिन्न के आधार होने पर होमान्तर का विधान न होवे! 
तब प्रधान का ही भिन्न गुण है, ऐसा जाना जाता है । उस स्थिति में आहवनीय का सम्बन्ध 
बाधित होवे । बचन सामथ्यं से विकल्प होते ऐसा कहो तो [भिन्न के] निमित्तरूप सम्भव होते 
से । और होम के श्रुति से विहित होने से । जब होम का विधान किया जाता है तब भूति से 
[होता है] रौर जब भिन्न गुण का विधान किया जाता है तब वाक्‍य से [किया जाता है] । 
इससे-आधार भिन्न नहीं है । यवि कहो कि निमित्तपक्ष में भी होमान्तर का विधान नहीं किया 
जाता है, प्रकृत होम के निमित्त का ही विधान किया जाये, तो ऐसा नहीं होगा । जो उपादीय- 
मान नहीं है वही निमित्त कहा जाता है । यडि उसका विधान किया जाये, तो बह निमित्त हो 
न होवे। झौर यदि जिसका निमित्त है उसका उपदेश किया जाये तो उस स्थिति में दो उद्दिष्य- 
मानों का सम्बन्ध ही न होवे । रौर यहां भेदनं कुर्यात्‌ (= भेदन करो=तोड़ो) ऐसा 27 
नहीं किया जाता है । भेदन हो जाने पर जो झ्य छुना जाता है उसका विधान | 
जाता है । 


१. (न गुणा गुणार्था भवितुमहँन्ति इति पाठा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१७६२ 
विवरण- प्रकरणतः सवं प्रधानाथंम्‌--देशपुर्ण मास के प्रकरण में भिन्ने जुहोति पढा 

है । इससे भेदन और होम दोनों का प्रधान - दक्षंपूर्णमास के साथ संवन्ध है । इस मतस्या मे 
भिन्ने जुहोति में सप्तमी को हितीया में परिणत करके श्रथ करना होगा -भिन्नं कपालं होमेन 
संस्कुर्यात्‌ _भिन्न कपाल को होम से संस्कृत करे | न च भिन्नमाधारभावेन -भिन्नं जुहोति 
वाक्य से भिन्न कपाल ग्राधाररूप से उपदिष्ट नहीं है अर्थात्‌ भिन्न कपाल-पर होम करता है 
ऐसा नहीं कहा जाता है । यदि भिन्न कपाल का आधाररूप से विधान क्या जाये तो होमा- 
न्तर='मिन्ने जुहोति’ से बाधित का विधान नहीं होगा । तत्राहवनीयसंयोगो बाध्येत -भिन्न 
कपाल को आधार मानने पर होमं भिन्न कपाल पर होगा |. सप्तमे पदे. जुहोति -सोमक्ररणी 
गो ने सोमक्रप्र के लिये ले जाते हुए जहां सातवां पैर रखा है वहां होम किया जाता है (त०सं० 
६।१।८) वहां होम आहवनीय में न होकर सप्तमपद पर किया जाता है । उसी तरह भिन्न कपाल 
को झाधार मानने पर होम का जो झाहवमीय के सांथ संवन्ध है, वह बाघा जायेगा । वचनांद्‌ 
विकल्प इति चेत्‌-इसका तात्पर्यं यह हैं कि भिन्ने जुहोति में सप्तमी के श्रवण से आधार भी 
होवे भर 'जुहोति' के विधान से सप्तमी द्वितीया में परिणत होकर भिन्नं होमेन संस्कुर्यात्‌ ऐसा 
अर्थ भी होते । निमित्तत्वेन-सम्भवात्‌ __भिन्नत्व निमित्तत्वेन सम्भवात्‌ - भिन्नत्व निमित्तरूप 
से जाना जा सकता है, निमित्त में भी सप्तमी होती है-निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे सप्तमी वक्तव्या 
(महाभाष्य २1३३६) । जुहोति में घात्व्ंश्ुति होम विहित होता है । प्रथं होगा - भिन्ने 
निमित्ते होमं कुर्यात्‌ । यवाभिन्नो . गुणस्तदाव क्येन --जब दशंपुणंमासः प्रकरण से भिन्न गुण 
माना जायेगा तव उसका सम्बन्ध 'जुद्दोति' के साथ वाक्य द्वारा होगा भिन्नं होमेन संस्कुर्प्रात्‌ । 
प्रकृतस्यैव होमस्य निमित्तं विघीयेत्‌ -प्रकृत दर्शपूर्णमास होम का ही भिन्न का निमित्तरूप 
से.विधान किया जाये । यदि विधीयेत - भिन्न कपाल का निमित्तरूप से विधान किया जाये 


मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


- तो वह निमित्त नहीं होगा । वह विधि के'भरन्तगंत आ जायेगा उसके विहित होने. पर उसे 


करना पड़ेगा अर्थात्‌ भिन्नत्व का विधान करने पर कपाल का भेदन कर्म का भाग वन जायेगा । 
बह्‌ निमित्त नहीं होगा । निमित्त तो पूर्वतः अज्ञात कस्मात्‌ ही उपस्थित होता है । यस्यापि 
निमित्तं सो$प्युद्िव्येत --होम का निमित्त है भिन्न कपाल । उस होम को मी उद्देश्य बनाया 
जाये तो भ्रथ होगा-होममुद्दिश्य कपालं भिन्तं कुर्यात्‌ ग्रर्थात्‌ होम के उद्देश्य से -होम करने 
के लिये कपाल का भेदन करे । इस प्रकार भिन्न कपाल को उद्देश करके होम का विधान म्रौर 
होम को उद्देश करके कपाल का भेदन इन दोनों उद्देश भूतों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
होगा-द्रओरुहइयमानमोः सम्बन्ध एव न स्पात्‌ ।न चात्र भेदनं कुर्यात्‌ -'भिन्ने जुहोति’ 
वाक्य से कपाल का भेदन करे ऐसा विधान भी नहीं किया गया है। यदन्यच्छू यते--भेदन 
गदि निमित्त उपस्थित होने पर प्रायर्चित्त सुना जाता है, उस. प्रायश्चित्त का यहां होमझ्प से 
विधाच किया जाता है । , “कर 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


110117260.10/ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२५ षष्ठऽच्याये चतुर्थपादे भ्रधि० ४,सु० १५ :१७९३ 


भेदा्थपिति चेत्‌ ॥१४॥ (पू०) 


ग्रथोच्येत, एवमुपायं तत्कपालं संघीयते । गायचत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामि? 
इति तत्कपालं संदधीतः इति । तत्र वक्ष्याम: ॥ १४॥ 


“नाशेषभूतत्वात्‌ ॥१४॥ (उ०) 


न भेदनस्य शेषभूतं युज्यते, न तत्संघातु' शक्यते होमेन एत वा मदाशपि 
संघीयमानस्य भिन्नबुद्धिनँवापेयात्‌ ॥ १५॥ 


भेदार्थमिति चेत्‌ ॥१४॥ 
सुत्रार्थः (भेदार्थम्‌) कपाल के भेद के सन्धान के लिये होम होवे (इति चेत्‌) ऐसा 
कहो तो £ 
विशेष -भेदार्थम्‌' में 'भेद' शब्द में कर्म में घन. प्रत्यय हुआ है । कुतुहलवृत्ति में 'भेदना- 
थम्‌' पाठ है । उसमें भी कमं में ल्युट्‌ प्रत्यय माना है । भेद--भेदन--टूटफूट, उसके लिये जो 
सन्धान । सन्धान सहचरित होम भी सन्धानाथं होवे, यह पूर्वपक्षी का कहना है । 
व्याख्या -यदि कहो इस उपायवाला वह कपाल. जोड़ा जाता है [द्र्थात्‌ होमरूप 
उपाय से टूटा कपाल जुड़ जाता है] । गायत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामि (=सौ 
अक्षरवाली गायत्री से तेरा सन्धान करता हू) से उस (=भिन्न) कपाल का सन्धान करे। 
इस विषय में कहेंगे ॥१४॥ 
नाझेषभूतत्वात्‌॥ १५ | री; 
सुत्रार्थ:-- (न) ऐसा नहीं है । सन्धान के (अशेषभरुतत्वात्‌) भेदन के शेषभूत न होने 
से । सन्धान भेद का झ्ावहन नहीं करता अर्थात्‌ सन्धान के लिये भेदन होवे, ऐसा नहीं है। 
और सन्धान श्रपनीयमानभेद का शेष भी नहीं है भेद का सन्धान न होने से। 
व्याख्या--[सन्घान का] भेदन का शेषभूत होना भी युक्त नहीं होता है। होम से वा 
मन्त्र से वह (=भिन्नकपाल ) नहीं जोड़ा जा सकता है । मिट्टी से भी जोड़े गये 
` की भिन्नबुद्धि दूर नहों होवे [अर्थात्‌ मिट्टी से जोड़ जाने पर भी भिन्न ५ बुद्धि तो 
रहती ही है] ॥। १५॥ छै 
१. मुद्रिते त्वित्यं पाठः- “गायत्र्या त्वा शताक्षरया सन्दधीतेति' । अ्रयमंपपाठः। मन्त्र- 
पाठस्त्वेवम्‌--'गायत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामि' (मे० सं० १।४।१३॥ आरव० श्रौत 225 १४। 
१०, पृष्ठ १५४, पूनासं० ॥ आप० श्रौत ९१३।८॥ भार० खोत ९१०१ ) 'गायच्र्या,संदधीत' 
इति पूनासं० पाठा० । , 11291 कि 2 
४ २. अनुपलब्धमूलम्‌ | आश्व० झाप० श्रौतसूत्रयोः 'सन्दधामीति के ना इत्येव सृत्यते | 
मुद्रिते तु तत्कपालं संदृष्यामिति' अपपाठः । ३. काशीमुद्वितें: 'शेषभूतत्वात्‌' इत्यपपाठः। 


{ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


:१७९६४ ., मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अनर्थकश्च सर्वनाशे स्यात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
सर्वनाशे च श्र यते--भिन्‍्न॑ कपालमप्सु प्रहरति इति । तत्रानर्थकः संस्कारः । 
ननु तत उद्धृत्योपघायिष्यते । नेति ब्रूमः। अन्यदुपदघाति इति ह्यामनन्ति । तस्मा- 
न्वेमित्तिकं कर्माङ्गं भिन्ने जुहोतिः इति ॥१६॥ कृत्स्नेकदेशभेदे प्रायदिचत्तानुष्ठाना- 
घिकरणम्‌ ॥४॥ ः 


[सर्वपुरोडाशक्षामे प्रायश्चित्ताधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
दर्शपूर्णणासयो: श्रूयते अथ यस्य पुरोडाशो क्षायतस्तं यज्ञं वरुणो गृह्हाति । 
'यदा तद्धविः संतिष्ठेत, अथ तदेव हविनिवंपेत्‌ । यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायश्चित्तिः इति । 


_ श्रनर्थकशच सर्वनारे स्यात्‌ ॥१६॥ 
सुत्रार्थ:-- (सवंनाशे) कपाल के सर्वनाश होने पर होम से किया गया भिन्न कपाल का 
संस्कार (अनर्थकः): अनर्थक (च) भी (स्यात्‌) होवे [सर्वभिन्न कपाल के जल में छोड़ने. के 
कारण] 1 
व्याख्या --[कपाल के] सर्वनाश ( = कृत्स्नतया भिन्न) होने पर सुना जाता है-- 
भिन्नं कपालमप्सु प्रहरति ( =भिन्नकपाल को जल में छोड़ता है) । उस स्थिति में 
` (=जल में छोड़ने पर) [हो से किया गया] संस्कार अनर्थक होता है। (आक्षेप) उस (= 
जल) से निकाल कर [कपाल का अग्नि पर] उपधान करेंगे। (समाधान) नहीं, ऐसा कहते 
हैं। अन्यदुपदघाति (--श्रन्य कपाल का उपघान करता है) ऐसा समाम्नान करते हैं । 
इससे भिन्ने जुहोति (कपाल के सेइ होने पर होम करता है) यह नेमित्तिक कर्म का 
अङ्ग है ॥१६॥ 


व्यास्या--दर्शयूणंमास में सुना जाता है-भ्रथ यस्य पुरोडाशौ . क्षायतस्तं यज्ञ 
वरुणो गृह्ह्याति । यदा तद्धविः संतिष्ठेत ग्रथ तदेव हविनिवपेत । यज्ञो हि यज्ञस्य प्राय- 
द्चित्तिः (= जिसके दोनों पुरोडाश जल जावें, उस यज्ञ को वरुण गृहीत करता है। जब वह 
हवि भ्रवशिष्ट रहे तो उसी हवि का निर्वाप करे | यज्ञ ही यज्ञ की प्रायश्चित्ति है) | इसमें 


' १. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--अरथेनदपोऽम्यवहरेत्‌' ग्राप० श्रौत ६।१३।९।। भार० 
श्रौत ९।१८।२॥ 'भ्रपोऽस्पचहरेयुः' । भ्रादव० श्रौत ३।१४।१०॥ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । भ्रन्योपघानस्य निर्देशः ग्राप० श्रौत ६।१३।१०।। भार० श्रौत 
९१८ . ३. द्र० पूर्वत्र पृष्ठ १७२३; टि० २। ४. मे० सं० १।४।१३॥ 
५. यह श्रथं पूर्वपक्षी के मेतानुसार है । शुद्ध श्रथ ग्रागे २१ वे सुत्र में देखें । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 षष्ठेऽऽ चतुर्थपादे 
याये चतुर्थपादे भ्रधि० ५ सुऽ १७ १७३५ 

तत्र संदेह:--कि सर्वक्षामे प्रायर्चित्तमुदैकदेशक्षाम इति । कि 
वैकदेशे ८ । कि प्राप्तम्‌ ? प्राप्तनिमित्त- 
त्वात्‌ कृत्स्ने वेकदेशे वा । एवं प्रप्त. ब्रू मः सि 


क्षामे तु सवदाहे सा देकदेशस्यावेनीयत्वात्‌ ॥१७॥ (उ०) 


क्षामे तु सर्वेदाहे स्यादिति । तुशब्दः पक्षं व्यावतँयति क्षामे सर्वदाहे प्राय- 
दिचत्तं स्यात्‌ । कुतः ? एकदेशस्यावजंनीयत्वात्‌ । न शक्यत है 1. 
नियतमरिनिसंयोगे दाह्यस्य सूक्ष्मा भ्रवयवाः क्षीयन्ते । तप्तेष च कपालेष्वध: पाकार्थं 
पुरोडाशो$धिश्रीयते, उपरि चाङ्गारा श्रभ्युह्यन्ते । तदवजेनीयम्‌ । निमित्तत्वेनापि 
श्रूयमाणं नित्यमेव स्यात्‌ । तत्र यस्येति निमित्तश्रवणमविवक्षितं स्यात । तस्मात्‌ सर्व- 
क्षामे प्रायश्चित्तमिति ॥१७॥ ण 1 
SSN 
सन्देह होता है--क्ष्या सब के नाश में प्रायश्चित्त होता है अथवा एकदेश के नाश में ? क्या 
- प्राप्त होता है ? [क्षाम=जलनारूप] निमित्त प्राप्त होने पर कृत्स्न के जल जाने पर श्रथवा 
एकदेश के जलने पर [प्रायदिचत्त होता है] । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 

विवरण--पुरोडाश के जल जाने पर प्रायश्चित्त कहा है । वह प्रायश्चित्त एकदेश के 
जलने पर किया जाये अथवा सर्वदाह पर यह विचार इस श्रधिकरण. में किया है । यस्य पुरो- 
डाशो क्षायतः--शक्ष क्षये क्षायतः अर्थात्‌ अतिदग्ध होते हैं । यहां अतिदाह से कृष्णीभाव= 
काला पड़ जाना अभिप्रेत है। घातुझओं के अनेकार्थ होने से (द्०.कुतुहलवृत्ति ),। 

क्षांमे तु सवंदाहे स्यादेकदेशस्यावजेनीयत्वात्‌ । १७॥ १ 

सुत्राथं:-- (क्षामे) पुरोडाश के जलने पर (तु) तो (सर्वदाहे) सम्पूणं के जलने पर 
प्रायर्चित्त (स्यात्‌) होवे, (एकदेशस्य) एकदेश के जलने के (अवर्जनीयत्वात्‌) छोड़ने 
योग्य न होने से, अर्थात्‌ पुरोडाश को पकाते समय एकदेश का जलना स्वभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या - [ पुरोडाश के | जलने पर तो सम्पूर्ण के जलने पर [प्रायश्चित्त]. होवे । 
'तु' शब्द पक्ष को निवृत्ति करता है [अर्थात्‌ एकदेश के जलने पर प्रायरिचत्त नहीं होता] । 
जलने पर सवंदाह में प्रायश्चित्त होवे । किस हेतु से ? एकदेश के वर्जनीय न होने से । एकदेश 
का जलना वर्जित नहीं किया जा सकता । अग्नि के संयोग होने पर दाह्य (=पकाने योग्य 
पुरोडाश) के सुक्ष्म अवयव निड्चित नष्ट होते है (=जल जाते हैं) । नीचे तपे हुए कपालों पर 
पाक के लिये पुरोडाश रखा जाता है, ऊपर अंगारे रखे जाते हैं। वह (--वाह्म) भ्रवजनीय है । 
[इससे] निमित्त रूप से श्र्यमाण. [दाह] नित्य ही होवे । वहां (उद्घुत वचन में) 'यस्य (= 
रिसका) का निमित्त रूप से श्रवण श्रविवक्षित होवे । इससे [पुरोडाश] के पूर्णरूप से जलने 
पर प्रायद्चित्त है ॥१७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६६ - - मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दर्शनांद्‌ वैकदेशे स्यात ॥१८॥ (आ०) | 


न चैतदस्ति, स्वं दाहे प्रायरिचित्तमिति, एकदेशे क्षायति भवितुमहेति । निमित्तं 
ह्य. पसंग्राप्तं क्षाणं नाम । एकदेशक्षाणमपि क्षाणमेव । यदि तत्र न क्रियते, श्रूतं न' ` 
क्रियेत । न चतद्चक्तम्‌ । अपि च दर्शयति-यदा तद्धविः संतिष्ठेत, अथ तदेव हवि- 
निवंपेद्‌' इति, तेनैव हविषा संस्थानं दशयति । तत्सवेक्षाणे. नावकल्पते । तस्मादेक- 
देश एव क्षायति प्रायर्चित्तमिति ॥ १८॥ पन 


अन्येन बैतच्छास्त्राद्धि कारणप्राप्तिः ॥१९॥ (आ० नि०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चैतदस्ति-यदुकतमेकदेशे क्षायति प्रायरिचित्त- 
मिति । कि तहि? कृत्स्तक्षाम एव प्रायञ्चित्तम्‌। उपसंप्राप्तं हि निमित्तं यच्छा- 


दिवरण- क्षामे तु सवंदाहे-_“क्षे क्षये' धातु से क्त प्रत्यय का खूप है । क्षायो मः 
. (झष्टा० ५।२।५३) से तकार को मकारांरेश हुआ है॥ १८॥ 
दर्शनाद्‌ वेकदेशे स्यात्‌ ॥१८॥ 

१ सुत्राथे:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त सवंदाह की निवृत्ति के लिये है। (एकदेशे) 
एकदेश के दाह में प्रायर्चित्तं (स्यात्‌) होवे, (दशनात्‌) हवि के नष्ट हो जाने पर उसी 
(अवशिष्ट) हवि के निवाप के दशेन से | [श्रुति भाष्य में देखें] 

व्याख्या--यह नहीं है कि [पुरोडाश के] सर्वदाह में प्रायर्चित्त होवे । एकदेश के दाह 
होने पर [प्रायदिचत्त] होना योग्य है । दाह निमित्त प्राप्त है। एकदेश का दाह भौ दाह ही 
है। यदि वहाँ (=एकदेश के दाह में) [ प्रायश्चित्त] नहीं करते तो श्रुत नहीं किया जायेगा । 
यह युक्त नहीं है । श्रौर वचन दर्शाता है --यदा तद्धविः सन्तिष्ठते, अथ तदेव हविनिवंपेत्‌ं 
=जब वह हवि समाप्त हो जाती है तब उसी हवि से याग करे), [इस प्रकार वचन उसी 
हवि से हो समाप्ति दर्शाता है । यह दर्शन सर्वदाह मै उपपन्न नहीं होता है । इससे एकदेश 
के दाह में ही प्रायश्चित्त होता है । 
[ झन्येन वेतच्छास्त्राद्धि कारणप्राप्तिः ॥ १९॥ ८ 
` सुत्रार्थः _(वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त एकदेश दाह की निवृत्ति के लिये है। (अन्येन) 
रत्य आज्य से कमे. का समापन करे । '(एतच्छास्त्रात्‌) इस वचन--'यस्य पुरोडाशौ क्षायतः' 
से (हि) ही (कारणप्राप्तिः) उसी हवि के पुननिवाप रूप की प्राप्ति होती है ।' 
` व्याख्या-*वा' शब्द [पुवं उक्त ] पक्ष को हटाता है। यह नहीं है- जो क कहा एकदेश. 
के दाह होने पर भ्रायर्चित्त होवे । तो क्या है ? सवंदाह में ही हिल र । क य 


` १. द्र० पूर्व पृष्ठ १७९४ टि० ४। - २. 'एकदेशर्शपः इति पाठा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० ५; सू० २० १७९७. 


स्त्रोक्तं, पुरोडाशौ क्षायत इति । कृस्नस्य क्षतिर्नावयवस्य 1 न चैकदेशक्षामे, तस्या- 
बर्जेनीयत्वात्‌ । ग्रथ यढुक्तं- क्षामेण हविषा समाप्तिदु शयते यदा तद्धविः संतिष्ठेत' 
इति । उच्यते । संस्थाने निमित्ते प्रायश्चित्तम्‌ । यदाऽप्यन्येनापिः हविषा - तत्संस्था- 
प्यते, तदाऽपि प्रायर्चित्तमिति,न दोषः॥ १९॥ 


तद्धविःशब्दान्नेति चेत: ॥२०॥ | (आ०). | 
एवं चेदुच्यते, अ्रन्येन हविषा यदा संस्थाप्यत इति । नेवम्‌, तद्धविःशब्दात्‌ । 


तद्धविःशब्दोऽत्र भवति -यदा तद्धविः संतिष्ठेत इति । ग्रत्रान्येन हविषा संस्थाप्य 
माने तद्धविःशब्दो नावकल्प्येतेति॥ २०॥ 


स्यादन्यायत्वादिज्यागामी हविःशब्दस्तर्लिङ्गसंयोगात्‌॥२ १॥ (आ० नि०) 


हुआ है जो शास्त्रोक्त है--पुरोडाशौ क्षायतः (पुरोडाश जलते हैं) । कृत्स्न को क्षति कही है, 
अवयव की नहीं । एकदेश के दाह में [ प्रायश्चित्त] नहीं होवे, उस (--एकदेश दाह) के अव- 
जनीय (अ्ववश्यंभावी ) . होने से । । और जो कहा- जली हवि से समाप्ति देखी जातो है-यदा 
तद्धविः सन्तिष्ठेत (=जब वह हवि :समाप्त--जल जाती हैः) । इस विषय में कहते 
हैं--संस्थान (--कर्मे की समाप्ति) निमित्त होने पर प्रायश्चित्त कहा है । जब अन्य हवि से 
भी वह कर्म समाप्त किया जाता. है, तब भी प्रायश्चित्त होवे, इसमें दोष नहीं है । 
विवरण--क्षामेण हविषा समाप्तिदू इयते--इसका भाव यह है कि जली हुई हवि -जिस 
द्रव्य की है उसी द्रव्य की हवि का पुनः निर्वाप करके कमे की समाप्ति देखी जाती हैं । यहां 
श्र्‌तिवचन का पूर्वाध पढ़ा है, उत्त राध॑ नहीं पढ़ा ॥१६॥ ; 
हविःशब्दान्नेति चेत्‌ ॥२०॥ 
सुत्रार्थ:--श्र्‌ ति में (तद्धविःशब्दात्‌) 'तद्धविः' शब्द के श्रवण से अन्य हवि सें. कमं की 
समाप्ति (न) उपपन्न नहीं होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 
व्याख्या -यदि ऐसा कहते हो कि अन्य हविसे कम की समाप्ति को जाती है, 
ऐसा नहीं है । 'तंडवि' शब्द से। यहां तद्धविः (=वह हवि) शब्द" यहां है--यदा तद्धवि 
सन्तिऽठते । यहां सम्य हवि से [कर्म के] समाप्त फिये जाने परः 'तद्धविः १ शब्द उपपन्न नहीं, 
होता है । 
स्यादन्यायत्वाद्‌ इज्यागामी हविःशब्दस्तलिङ्गसंयोगात्‌ ॥२१॥ 
पाः रवात (म 05000 हाय सुत्रार्थः -एकदेशनि मित्त (के. न्यायत्वात्‌) न्यायरहित होने से (इज्यागामी ) यागगामी = 


३. द्र० पूर्वे पृष्ठ १७९४ टि०-४ | २. यह अर्थ पृवपक्षी के मतानुसार है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


१७६८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


स्यादिज्यागामी हविःशब्दः | तद्धविः संतिष्ठेत तद्धविष्कं कर्म संतिष्ठेतेति । 
ननु मुख्याभावे गौणो गृह्यते, नान्यथेति । उच्यते । मुख्याभाव एवायम्‌ । कथम्‌ ? 
यदा संतिष्ठेत तत्कर्म, तेन हविषेति वाक्यं भिद्येत । अवाचकं च स्यात्‌। कमेव हि 
संतिष्ठते, न हविः । तेन संस्थानं निमित्तम्‌। तद्धविरित्यनुवादः । अरनुवादश्चेदन्य- 
हविष्केऽपि कर्मणि संस्थिते प्रायश्चित्तमिति गम्यते । कथं पुनहेंविःशब्द: कर्मणि 
वतत इति ? तल्लिङ्गसंयोगात्‌ । हविःसंबद्ध कमं हविःशब्देन हविःसंबन्थादवगम्यते । 
यथा प्रसह्यकारितया देवदत्तसंबद्धया लक्ष्यते सिंहः। एवं हृविषाऽपि कर्म लक्ष्यते । 
तस्मात्‌ ङृत्स्नक्षामे प्रायड्चित्तमिति ॥२१॥ सर्वपुरोडाशक्षामे प्रायश्चित्ताधि- 
करणम्‌ ॥५॥ क्षामेष्टित्याय: ॥ वेळ 


[ हविरात्यंधिकरणम्‌ ॥६॥ | | 
दर्शपुर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इति श्र यते । तत्रेदमस्ति वचनम्‌-यस्यो- 


याग को कहनेवाला (हविःशब्द) हविःशब्द (स्यात्‌) होवे | (तल्लिङ्गसंयोगात्‌) उस हवि- 
शब्द से उपलक्षित 'सन्तिष्ठेत' लिङ्ग के होने से । न 

विशेष -सुवोधिनीवृत्ति में 'अन्यायत्वात्‌' पद नहीं है । कुतूहलवृत्ति में (न्याय्यत्वात्‌); 
पाठ है। | 

व्याख्या-- हविः शब्द इज्यागामी (=याग को कहने वाला) होवे। तद्धविः सन्ति- 
ष्ठेत का ग्रथ है- उस हवि वाला कमं रुक जावे । (आक्षेप) मुख्य के अभाव में गौण का 
ग्रहण होता है, अयवा नहीं होता ? (समाधान) मुख्य के श्रभाव में ही यह है । कंसे ? 'जब 
कर्म समाप्त होवे, उस हवि से' ऐसा कहने पर वाक्य भेद होवे । भ्रौर [उस अर्थ का] झवाचक 
होवे । कर्म ही समाप्त होता है, हवि समाप्त नहीं होती । इसं से संस्थान ( =समाप्ति) निमित्त 
है “तद्धविः यह अनुवाद है । यदि भ्रनुवादक होवे तो अन्य हवि वाले कर्म में भी [कमं के] 
समाप्त होने पर प्रायड्चित्त जाना जाता है। तद्धविः शब्द कर्म में कैसे जाना जाता है? उस 
लिङ्ग के संयोग से हवि से संबद्ध कमं हविशाब्द से हवि के सम्बन्ध से जाना जाता है । जैसे 
देवदत्त से संबद्ध प्रसह्मकारिता (--बलपुर्वक छीनना) से सिह लक्षित होता है । इसी प्रकार 
हवि से भो कमं लक्षित होता है । इससे कृत्स्तक्षाम में प्रायश्चित्त होवे ॥२१॥ 


व्याख्या दशप्रणेमासाम्यां - साया स्वगोकामो यजेत (--व्शवृण॑नास से स्वर को कामना यजेत (--दशेपूर्णमास से स्वर्ग की कामना 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--स्वगंकामो दशेपूर्णेमासौ । झ्राप० श्रौत .३ 1१४८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे श्रधि० ६ सू" २३ १७९९ 

भयं हविरातिमार्छदेन्द्र पञ्चशरावमोदनं निर्वेपेद' इति । तत्र संदेह:--किमुभय- 
स्मिन्नात्ते पञ्चशरावो निवेप्तव्य उतान्यतरस्मिन्निति ? कि प्राप्तम ? 


यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥२२॥ (पू०) 


इति चेत्पश्यसि, एवंजातीयक एकस्याऽऽत्यामिति। तत्र ब्र म:-उभयोरिति । 
कुतः । यथाश्र ति भवितुमहेति । यद्यच्छ (यते, तदवगम्यते । उभयोरचाऽऽतौँ श्र यते । 
श्रूयमाणं च विवक्षितु न्याय्यम्‌ । इतरथा यावदेव हविरिति तावदेवोभयं हविरिति . 


वाला यजन करे) ऐसा सुना जाता है । यहां यह वचन है--यस्योभयं ह॒विरातिमाच्छेदेन्द्र 
पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत्‌ (=जिस को दोनों ह॒वियां नष्ट हो जावे वह पञ्च शराव मात्र 
झोदन का निर्वाप करे) । इसमें सन्देह होता है क्या दोनों हवियो के नाश होने पर पञ्च 
शराव का निर्वाप करना चाहिये ग्रथवा किसी एक के नाश में | क्या प्राप्त होता है? ऐसा 
यदि समभते हो कि इस प्रकार का कर्म एक हवि के नाश में भो होवे । उसमें कहते हैं . 


विवरण --यस्योभयं हविः -इसका तात्पयं है--भ्रमावास्येष्टि की दधि पय दोनों 
हवियों के नाश होने पर पञ्चशरावमोदेनम्‌ -पांच शराव परिमाण है जिसका । यहां तदस्प 
परिणामम्‌ (ग्रष्टा० ५।१।५७) से उत्पन्न प्रत्यय का लोप जानना चाहिये (रुद्रदत्त आप० 
श्रौत ६।१।३१) । श्रर्थात्‌ पञ्च शरावपरिमित ब्रीहि के तण्डुल का निष्पादन करके झोदन 
पकावे | 
यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥२२॥ 
, सुत्राथः-- (यथा श्रुति ) जैसा सुना जाता है अर्थात्‌ दोनों हवि के नाश होने पर पञ्च- 
'शराव झोदन का निर्वाप करे (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । , se 
बिवरण--जैसी कि सूत्रकार की शैली है तदनुसार 'इति चेत्‌' पद संयुक्त पद प्रकृत 
विषय में ही आशंका द्योतनार्थ देखे जाते हैं । यहां इससे पूर्व पक्ष का उत्थापन किया गया है । 
ऐसा ही पूर्व ६।३।३६ सूत्र भी है । हमारा विचार है व्याख्याकारों द्वारा अधिकरण विभाग के 


कारण यह गड़बड़ी हुई है। 
व्याख्या --दोनों हवियों से नाश होने पर होवे । किस हेतु से ? [ऐसा होने पर] यथा 
श्रुति कमं होना योग्य है । जो सुना जाता है वह जाना जाता है । यहां दोनों के नाश में सुना 
जाता है । और भूयमाण की विवक्षा न्याय्य है। प्रन्यथा जितनी ही हवि उतनी ही दोनों हवि 
होवे [अर्थात्‌ एक हवि का नाश स्वीकार किया जाये तो जितना ग्रथ 'हविः एक वचनान्त का 
होवे उतना हो.'उभयं हविः का होवे] । इससे दोनों हवियों के नाश होने पर पञ्च शराब 
OT पय क SR क र प यस्पपया 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--तै ० ब्रा० 2 ३।७। १।७-८ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
१८०० मोमांसा-थाबर-भाष्ये 
स्यात्‌ । तस्माढुभयो रात्याँ पञ्चशराव इति ॥२२॥ 

न तल्लक्षणत्वांदुपपातो हि करणम्‌ ॥२२॥ (पूर) 


*न॑तदेवम्‌ । उपपातो हि, आतिसंबदं द्रव्ये, तत्कारणम्‌ । तस्य लक्षण हवि- 
'राति: । तदव्स्तं समस्तं च निमित्तम्‌ । न ह्यू मयशब्देन शक्यं विशेष्टुम्‌ । विशेष्य- 
माणे हि वाक्यं मिद्चेतं; हविष आता पञ्चशरावः, स चोभयस्य हविष इति। . . 
आह । यदि विशेषणं न मुष्यते, हविषा$पि व कवी न प्राप्नोति । तदभि- 
शीयते । मृष्यामहे हविषा विशेषणम्‌ । ग्रविशेष्यमाण5नथक स्यात्‌ । यस्याऽऽतिमाछ- 
दित्यविशेषे यत्किचिदिति गम्यते । तत्र सर्वस्यैव किंचिदातिमृच्छति । श्रन्ततस्चरितं 
निमिषितं चिन्तितमिति । तत्र यस्येति. निमित्तवचनं नित्येऽनुपपन्तं गम्येत । तस्माद- 
वश्यमातिविशेष्टव्या । सा च हविषा विशेष्यते । तथा हविरातिसंवन्थनिवृ त्तिनिमित्तं 
FSS सुर कालाकार 57” 
शोदन का निर्वाप करे ॥२२॥ RTM FF 
न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणम्‌ ॥२३॥ ` 
सुत्राथः--(न) ऐसा नहीं है । (हि) यतः (उपपातः) नाश =श्रातिसंबद्ध द्रव्य 
ही पञ्चशराव का कारण=निमित्त होवे। (तल्लक्षणम्‌) . हवि'की झाति के उपपात का 
लक्षण=विशेषण होने से । x “र 
व्याख्या- ऐसा नहीं है । उपपात ही आरतिसम्ब द्रव्य है, वह (=उपपात) कारण 
हे । उस (=उपपात) का लक्षण (=लक्षित करने वाला हुविराति है। वह निमित्त व्यस्त 
(=भ्रलग भ्रलग=एक एक में) झर समस्त (दोनों में) है । उसे .उभय बाब्द से विशेषित 
नहीं कर सकते । विशेषित करने पर वाक्य भेद होवे--हवि की श्राति में पञ्च शराव झौर वह 
दोनों हवियों को [झाति में]। : ; चह 
(आक्षेप) यदि [उभय का] विशेषण (--“श्राच्छत्‌' के.साथ सम्बद्ध) होना सह्य नहीं 
है तो हवि से भो वह श्रापके मत में विशेषण (-- सम्बन्ध) को प्राप्त नहीं होता हे । (समा- 
घान) कहते हैं--हवि के साथ विशेषण (संबद्ध) होना सहन करते हैं विना विशेषण 
(--संबन्ध) के अनर्थक होवे । 'जिसकी श्राति होवे' इस प्रकार विना विशेषण के 'जो कुछ' [नाश 
होत्रे] ऐसा जाना जाता है । वहां (= ऐसा स्वीकार करने पर) सब का ही कुछ नाश को. 
प्राप्त होता है । झन्ततः चरित (--कर्म) निमिषित (--पलक झपकना) चिन्तित ( -- विचारना) 
भी । वहाँ (--ऐसा होने पर) 'यस्य' निमित्त वचन नित्य ( =सर्वदा होने वाले) में अनुपप 
जाना जाये [प्र्थात्‌ उपपन्न नहीं होवे] । इससे ति को श्रवश्य विशेषित करना चाहिये । 
आर चह प्राति हवि से विशेषित (--सम्बद्ध) किया जाता है। तथा हवि झाति के सम्बन्ध 


१. नेतदेवमुभयातौँ । कि तहि ? आतिसंबद्ध द्रव्यमिति पाठा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२६ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० ६ सु० २३ १८०.१ - 


पञ्चशरावस्य । शक्नोति हि श्रृत्या तं संबन्ध वक्तुम्‌ । हविरुभयसंबन्धं तु वाक्येन 
ब्रूयात्‌ । दुबलं च वाक्यं श्रृतेः। . 


ननु हृविरातिसंबन्धोऽपि वाक्येनैव ? उच्यते । श्रातिनिवृ त्तिरपि तत्र गम्यते । 
सा च श्रुत्या हविरुभयसंवन्धेऽत्यन्तं श्रृतिरेव हीयते तस्मान्न तत्संबन्धो निर्वत्य- 
मानो निर्दिश्यत इति । कथं तह्य भयशब्द: ? उभयमिति नित्यानुवादः । एकस्मिन्त- 
प्यातेऽपरस्मिन्नपि । तस्मादुक्तं यस्योभयं हविरातिमाछेदिति । 

श्रथ कस्मान्न पदद्वयविशिष्टाऽतिनिमित्तं प्रतीयत इति, यस्योभयगुणविरिष्टं 
हृविरातिमार्छदिति । भ्रत्रोच्यते । कथं तावद्धवान्‌ मन्यते-विशिष्टेनार्थन विशिष्टाः 
ऽतिनिमित्तमिति ? श्राह। विशिष्टार्थस्य संनिधानाद्विशिष्टोऽथं आतिसंनिहितः। 
कि पुनः स्यात्‌, यद्येवं भवेत्‌ । तत उभयविशिष्टाऽतििमित्तमिति गम्यते। 


की निर्वृ त्ति ( =हवि श्राति सम्बन्ध होता=हवि का नष्ट होना) पञ्चशराव का निमित्त है। 
उस संबन्ध को श्रुति से कहा ही जा सकता है। हवि शौर उभय के सम्बन्ध को तो वाक्य से 
कहेगा । वाक्य श्रुति से दुबल होता है। Fe 
विवरण -यदि विशेषणं न मृष्यते -यदि उभय शब्द का 'आच्छेत्‌ः के साथ सम्बन्ध 
नहीं चाहते. तो हवि के साथ भी सम्बन्ध न होवे। यहां विशेषण शब्द से सम्बन्ध को कहते हैं 
(भट्टकुमारिल) । , | ड | 
व्याख्या--(श्राक्षेप) हवि और ग्राति का सम्बन्ध भी तो वाक्य से ही जाना जाता है ? 
(समाधान) [हवि श्रौर राति के सम्बन्ध के साथ ]श्राति को निवृत्ति (=नष्ट हो जाना) भी 
वहां जाना जाता है । यह (=झातिनिवू त्ति) थुति (= गनाच्छंत्‌) से जानी जाती है हवि भौर 
उभय दोनों के सम्बन्ध में श्रुति अत्यन्त ही हीन होती .है। इससे उनका सम्बन्ध निवंत्यंमान 
(=सम्पन्न होना) निर्दिष्ट नहीँ होता है तो फिर किसलिये उभय शब्द है ? उभय नित्य 
अनुवाद है । एक के रातं होने पर अन्य में दूसरे के ग्रातं होने पर भी [अर्थात्‌ उभय शब्द का 
अर्थ दो अवयवो से आरब्ध समुदाय है । अतः समुदाय कें एक अवयव के नाश होने पर जसे 
पञ्चञ्ञराव कर्तव्य होता है उसी प्रकार भ्रपर श्रवयव के नाश होने पर भी होता है] । इसलिये 
कहा है जिसकी उभयहवि नाश को प्राप्त होवे । | 14220 न ८ 
` (आक्षेप) पदद्वण (>-हवि ओर उभय) विशिष्ट आति निमित्त क्यों नहीं प्रतीत होती 
है ? जिसकी उभयगुणविशिष्ट हवि नष्ट होवे इस प्रकार । (समाधान) झाप sp हूर मानते 
हैं - विशिष्ट अर्थ से विशिष्टा झाति निमित्त है ?. [आप्ता] कहता है- विशिष्टाय के सच्चि- 
घान (-समोप्य) से विशिष्ट भराति सन्निहित है । फिर क्या होगा ! यदि ऐसा होवे तो 
उस से उभय [अर्थ ] विशिष्ट आति निमित्त जानी जाती है। 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८०२ 'मीमांसा-शावर-भाष्ये 

. ` अत्रोच्यते । इदं तावद्‌ देवानांप्रियः प्रष्टव्य:--यस्यापि हि विशिष्टार्थं आति- 
संनिहितो भवति, किं तस्याविशिष्टो दण्डैः पराणुद्यते ?` किमतो यन्न पराणुद्यते ? 
एतदतो-मवति-श्रविशिष्टगताऽप्यातिनिमित्तं पञ्चशरावस्य भवति । ननूभयशब्दो 
हविविशेक्ष्यति ? नः। हविःशब्देनासंबघ्यमानस्तन्न शक्नोति विशेष्टुम्‌ । आनन्तर्यात्‌ 
संभन्स्यते, तहि तथाऽपि न समथेः । न ह्मसौ निवृत्ति प्रयोजयति। 


आह । विशेषवंचनत्वात्‌ तन्निवतेको भविष्यति | यथा शुक्ला गौरानीयता- 
मित्येबमभिहिते न कष्णामानयन्ति । शुंक्लशब्द एनां गां कृष्णा दिम्यो निवतेयति । 


` _ _ उच्यते । विषम उपन्यासः । न तत्र गवाङृत्या द्रव्यं लक्षयित्वा तस्याऽऽनयन- 
सुच्यते । तत्रापि चेदेवमभविष्यत्‌, नेवेनां शुक्लशब्दो व्यशेक्ष्यत । उभयविशेषणविदिष्टं 
तु तत्राऽऽतयनं ` प्रधानमुच्यते । इह पुनरातिहविष्ट्वलक्षिते द्रव्ये पञ्चशरावः 
कतंव्य: । कि पुनः कारणम्‌ ? प्रधानभूत श्राख्यातार्थे संहत्य विशेषणं भवति, परार्थे 
पुनवियुज्येति । उच्यते । प्रधानभूते ्राक्ृतिगु णो वा तत्संबन्धार्थमुच्यते, तत्रोभयवि- 
शेषणविशिष्ट एकस्माद्‌ वाक्यादवगम्यते । तद्विशिष्टं च कृत्वा कृती भवति । श्रन्य- 
(समाधान) इस विषय में कहते हैं--पहले यह देवानांप्रिय (= मूर्ख) से पूछना 
चाहिये-जिसका (= जिसके मत में) भी विशिष्टाथं झाति संबद्ध होता है, क्या उसका श्रवि- 

शिष्ट [ग्रथ] दण्डों से दुर भगाया जाता है ? इस से बया यदि दूर नहीं भगाया जाता है? 
' इससे यह होता है-श्रविशिष्ट झाति भी पञ्चशराव का. निमित्त होती है। (ाक्षेप) उभय 


शब्द हवि को विशेषित करेगा। नहीं, हवि शब्द से अ्रसम्बद्ध हुआ वह विशेषित नहीं कर सकता 


है । तो ग्रानन्तयं से [उभय शब्द हवि के साथ] सम्बद्ध होगा । वेसे भी समर्थ नहीं है । वह 
[उभय शन्द भ्रविशिष्ट को] निवृत्ति को प्रायोजित नहीं करता है। ] 
` (आक्षेप) विशेष वचन से वह निवर्तक होगा । जैसे 'शुवला गौ लाई जाये! उस प्रकार 
कहने पर कृष्णा गौ को नहीं लाते । शुक्ल शब्द इस गौ को कृष्णादि गौ से हटाता है। 
(समाधान) दृष्टान्त विषम है । वहां (='शुक्ला गौरानीयताम्‌' में) गौ की कृति 
से द्रव्य को लक्षित करके उस ( =शुक्ला गौ) का झानयन नहीं कहा जाता है। यदि वहां भी 
ऐसा होता तो इसको शुक्ल शब्द विशेषित नहीं करता । वहां उभय विशेषण ( = शुक्लत्व 
मरौर गोत्व) हो वहां ग्रानयन प्रधान कहा जाता है। यहां ति भर हविष्ट्च से लक्षित द्रव्य में 
पञ्चशराव कतव्य है । (आक्षेप) क्या कारण है कि प्रधानभूत ग्ाख्यात ग्रथ में मिलकर 
विशेषण होता है, पराथ में वियक्त होकर [विशेषण होवे] । ` (समाधान ) प्रधानभत [झाख्या- 
तार्थं] में आकृति वा गुण उसके सम्बन्ध के लिये कहा जाता है, वहां उभय विशेषण विशिष्ट 
एक वाक्य से जाना जाता है। उससे विशेषित: करके [प्राख्यात ] कृती ` (= प्रयोजन) हो 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8७819० 
क >> चतुर्थपादे 
ऽध्यायें 
षष्ठऽध्यायें चतुथपादे ग्रधि० ६सू० २३ १५०३ 


तरविशिष्ट कुवंजश्षत कुर्यात्‌ । यत्र पुनराकृतिलक्षिते.द्रव्य आख्यातार्थः कीर्यते, तत्र 
सर्वेष्वेव तज्जातीयेषूक्तो भवति । न तत्रैकर्मिननिवृतत्ते कृती मन्येत । अपरस्मिन्नपि 
ह्याक्तिलक्षिते तदुक्तमेव । तत्रोक्तम्‌, भ्रप्रतिषिद्धं च किमिति न क्रियेत । ्राख्याताथं 
पुनः प्रधाने न तस्याऽऽक्कतिलक्षितेन संबन्धः । तत्र तदाङ्कतिकान्तरेऽनुपसंह्लियमाणेऽपि 
कृतमेव प्रधानम्‌ । सगुणं च प्रधानं भवति । नःच किचिच्छु तं हीयेतेति। तस्मात्‌ 
तंत्र विशेषणं युक्तं, न त्विह तथा । इह हि हविराक्कतिकस्य द्रव्यस्याऽऽतौँ ` पञ्चशरावः 
इत्युक्तम्‌ । तन्न शक्यं विशेषवचनेन प्रतिषेधावाचकेन निवतंग्रितुम्‌ । 
जाता है । भ्रन्यतर (-- एक) से विशेषित करता हुआ अश्रुत करे । जहां श्राकृति ` से लक्षित 
र्य में ाख्याताथं कहा जाता है, वहां वह उस जातिवाले सब में उक्त होतां है । वहां एक के 
निष्पन्न होने पर [भ्रपते को |: कृती नहीं मानता.। दुसरे में भो झ्राकृति से लक्षित: मेःवह कहा 
हुआ होता है । वहां उक्त और प्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाये । .आड्याताथ के परवान. होते 
पर उसका झाक्ृति से लक्षित के साथ संबन्ध नहीं होता । वहां उस आक्कतिवाले दुसरे में उपः 
संहृत न होने पर प्रधान किया ही गया है, भौर प्रधान .सगुण होता है । उस अवस्था में शुत 
कुछ भी हीन नहीं होवे । इससे वहां (= “शुक्लां गामानय' में) विशेषण युक्त है, यहां (= 
आतिविषयक वाक्य में) वसा नहीं हे । यहां तो हवि ` भ्राकृति वाले द्रव्य को थाति में पञ्च- 
शराव [करना चाहिये] ऐसा कहा है । वह प्रतिषेध को न कहनेवाले [उभय] विशेष वचन से 
नहीं हटाया जा सकता है। युज 

` विवरण--प्रधानभूत झाल्यातार्थे संहत्य--म्राक्षेप्ता पूछता है कि आनयनरूप प्रधानभूत ` 
आख्याताथ में शुक्लत्व और गोत्व दोनों मिलकर विशेषण क्यों होते हैं और जहां भ्राख्याताथ 
` परार्थ--गौण होता है वहां अलग अलग क्यों होते हैं ? परार्थ पुनवियुज्य--'शुक्लामानय' 
“गामानय' इन वाक्यों में शुक्ल गुण और भ्राकृति की प्रधानता है. आनयन पराथं =गोण है | 
प्रधानभूते भ्राकृतिगु'णो वा- “शुक्ला गामनय' यहां ग्रानयनरूप प्रधान आख्याताथ में आकृति 
और गुण उस (=भराख्यात) के सम्बन्ध के लिये कहा जाता है । अर्थात्‌ आनयन आख्याताथं 
के.साथ सम्बन्ध. के लिये आकृति और गुण दोनों कहे जाते है। इसी से [आकृति और शुक्ल- 
गुण] उभयविशेषण विशिष्ट ग्रथ एक वाक्य से जाना जाता है। तहिशिष्टं च कृत्वा कृती 
भवति - जहां शुक्ल और गोत्व विशिष्ट आनयन को कहा है वहां उभयगुणविशिष्ट को लाकर 
भ्रातयन झाख्याता्थं सप्रयोजन हो जाता है, उसे अन्य ्राकाङक्षा नहीं: रहती । ग्रन्यतरविशिष्टं 
कुवंन्‌ भ्रश्नुत कुर्यात्‌ -शुक्ल गुण का वा गोत्व 'आकृति विशिष्ट का आनयन - करने पर अर्थात्‌ 
किसी भी शुक्लगुण वाले द्रव्य को लाकर भ्रथवा गोमात्र को लानेवाला भ्रश्नूत करेगा, क्योंकि एक, 
का आनयन .श्र त विपरीत है | गामानय इस वाक्य में गो के प्रधानरूप से विवक्षित “होने पर 
गवाकृति लक्षित द्रव्य गोण होता है । इन दोनों अवस्थाझो में भर्थावबोध में क्‍या भेद होता 
है, इसका निरूपण करते हैं-यत्न पुनराकतिलक्षिते ब्रव्ये - इसका भाव यह है कि यदि: आक्कृति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८०४ मीमांसा-झाबर-भाष्ये 
अपि च, उभयशब्दे हविषा संबध्यमानेऽपि नैोभयविशिष्टाऽऽतिः ्रतीयतेः। 
कि कारणम्‌ ? हविषोभयशब्दः संवध्यते, न 'रातिमाछत्‌' इत्यनेन पदेन । तत्र संनि- 
हितेऽप्युभयशन्दे हविःशब्दस्य यावानर्थः, तावतैवाऽतिः' संबध्यते । ग्रविशिष्टशच 
"तत्रार्थः । तम्मान्नोभयविशिष्टाऽऽतिनिमित्तमिति । 


लक्षित द्रव्य में ्रानयन आख्यात कहा जाता है अर्थात्‌ आाख्याताथं परार्थ=गौण है आक्कति 
लक्षित द्रव्य प्रधान है, तो वहां गो आक्कति से लक्षित सब में झानयन उक्त होता है। इससे 
.वहां एक गाय को लाकर ही “गामानय' वाक्य कृतार्थं नहीं होता है । अन्य व्यक्ति में. भी तदु- 
क्तमेव = ग्रानयन कहा जाता है। अर्थात्‌ एक के पश्चात्‌ दूसरी गाय भी लाई जा सकती है। 


क्योंकि 'गामानय' से उक्त 'एकातिरिक्तां माऽऽनय' (=एक से अधिक न लाओ) इस प्रकार . 


प्रतिषिद्ध आनयन कर्म अवश्य किया जायेगा । ग्राख्यातार्थे पुनः प्रधाने--इसका तात्पर्यं यह 
है कि आख्यातार्थ के प्रधान होने पर जब आक्रति से लक्षित द्रव्य के साथ उसका संवन्ध नहीं होता 
तब ग्न्य गवाकृति लक्षित द्रव्यान्तर में ग्रानयन श्राख्यातार्थ का उपसंहार न करने पर= पुनः 
गौ न लाने पर भी प्रधान आनयन कृताथ हो जाता है भ्रर्थात, पुनः अन्य गौ नहीं लाई जाती 
है । सगुणं च प्रधानं भवति -ग्राख्याताथं जव किसी गुणभूत से संबद्ध होता है तब वह प्रधान 
होता है । उस अवस्था में किसी श्रूत ग्रर्थ की हानि नहीं होती है। हविराकृतिकस्य द्रव्य- 
स्यातौ --इसका भाव यह है कि यस्योभयं हविरातिमार्च्छेदेन्न पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌ में 
हवि आक्कति से लक्षित द्रव्य के नाश में पञ्चशराव आदन कहा है । वह आत्रि एक मे भी है उसे 
विशेषवचनेन प्रतिबेघाचाचकेन--विशेष वाचक 'उभय' शब्द से, जो प्रतिषेध का वाचक महीं 
है, से नहीं हटाया जा सकता अर्थात्‌ एक हवि की आंति में पञ्चशराव ओदन का निर्वाप न 
होवे ऐसा नहीं कर सकते । : 


व्याख्या-ओर भो, हवि के साय उभय शब्द के संबध्यमान होने पर भी उभय 
[हवि] विशिष्ट राति नहीं जानी जाती हे । क्या कारण है ? हवि के साथ उभय शब्द संबद्ध 
होता है, ग्रातिमाच्छेत्‌ इस पद के साथ संबद्ध नहीं होता है । उस स्थिति में उभय शब्द के 
समीप में पठित होने पर भी हवि शब्द का जितना ग्रथ है उससे ही आति' पद संबद्ध होता है। 
झर उस स्थिति में [हवि शब्द का] र्थ श्रविशिष्ट (== सादाम्य) है । इससे उभय ` विशिष्ट 
आति [पञ्चञ्ञराव का] निमित्त नहीं है । 

_ बिवरण-श्रपि चोभयदाब्दे '*****- ऽतः प्रतीयते-- भट्टकुमारिल ने पुनरुक्तिं दोष का 
उपस्थापन करके समाधान किया है- पूर्व आति से सम्बद्ध हुआ उमय शब्द हवि को विशेषित 
करेगा, यह डी । जसे 'शुक्लां गामानय में [प्रानय क्रिया के साथ] सम्बघ्यमान गौ को 
शुक्ल ग्रथ से .करता हुआ कृष्णादि की निवृत्ति करता है । उस प्रकार दृष्टान्त और 


१. 'तस्यायः' इति पाठा० || 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 ~ 
षष्ठऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि ६, सू० २३ १८०५ ` 


अ्रथाऽऽर्त्याश्रयविभक्तियोगादुभयशब्दस्य, उभयविशिष्टाऽऽतिरित्युच्यते । 
तन्न। विभक्तिसंयोगो हि हविविशेषणमुभयशब्दं शक्नुयात्‌ कर्तु, समभिव्याहारात्‌ । 
-नाऽऽतिविशेषणम्‌ । न' ह्मस्याऽऽत्या हविविशिष्टस्य समभिव्याहारोऽस्ति। ग्रथोच्यते । 
असत्यपि समभिव्याहार ग्रातिशब्दसंनिधानात्तद्विशिष्टेवाऽऽतिः प्रत्येष्यत इति । तन्न । 
अ्रसत्यां ह्याकाङ्क्षायां संनिधानमकारणं भवति । यथा, भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्त- 
स्येति । एकवाक्यगतत्वात्तद्विरिष्टं गम्यत इति चेत्‌ । -नेतदेवम्‌ । एकस्मिन्नपि वाक्ये 


मक्ता ताता कका आ  दक्तर 
प्राधान्य होने पर उस [गौ] का विशेषण होने से [शुक्ल] विवक्षित है । क्रिया के गुणभूत 
पर जो प्रधान का विशेषण होता है वह म्रविवक्षित होता है। [*इस प्रकार पूर्व ग्रन्थ से प्रथम झाति 
के साथ सम्बघ्यमान उभयपद का पीछे हवि के साय संव्रन्ध की झाशंका करके पूर्व पक्ष का 
निराकरण किया है । इस प्रकार भाष्य के अभिप्राय को बताकर झब “ग्रपि च' भाष्य का 
अभिप्राय दर्शाता है।] यहां तो हवि के साथ [आच्छेत्‌ का] संबन्ध स्वीकार करके निराकरण 
करता है । सम्निहतेऽप्युयशब्दे हविशञब्दस्य यावानर्थस्तावतेव थाति; . संबध्यते--इसका भाव 
यह है कि सन्निहित (=समीप) में होने मात्र से कोई पद किसी का विशेषक नहीं होता है । 
अतः हवि शब्द का हवि-श्राक्कति रूप जो अर्थ है उसी के साथ थाति का संबन्ध होता है। यह 
हवि-भ्राकृति रूप अर्थ 'गामांनय' के समान सामान्य है । इससे एक हवि के निमित्त होने से एक्‌ 
की श्राति में पञ्चशराव होगा | उभय विशिष्ट आति निमित्त नहीं है। 2 

व्याख्या - यदि कहो उभय शब्द का आति (--“आर्च्छत्‌' क्रिया) के आश्रय से 
[दितीया] विभक्ति का योग होने से उभय विशिष्ट झाति कही जाती हे तो ऐसा नहीं हे, 
विभक्ति का संयोग हवि का विशेषण उभय शब्द को बना सकता है समभिव्याहार (= समान 
विभक्ति) होने से, श्राति का विशेषण नहीं वन सकता । इस हवि विशिष्ट [उभय] का झाति 
के साथ समभिव्याहार नहीं है। यदि कहो कि [शाति के साथ उभयपद का] समाभिव्याहार 
न होने पर भी आपति शब्द की समीपत से उस [उभय] से विशिष्ट आति जानी जायेगी । 
ऐसा नहीं हे । झाकाइ्क्षा न होने पर सामीप्य कारण नहीं होता है। जैसे-भार्याः राज्ञो 
पुरुषो देवदत्तस्य [यहां "राज्ञः ओर 'पुरुषः' की समीपता होने पर भी परस्पर झाकाइक्षा न 
होने से समास नहीं होता है । ] यदि कहो कि एक वाक्य में होने से [उभय] विशिष्ट जाना 
जाता है तो ऐसा नहीं है । एक वाक्य में भी उस [वाकय] के अवयवभूत अनपेक्षित (= झाका- 
ड्क्षा ता रहित) का संवन्ध नहीं होता है । जैसे रवेन जरजात रवतन ल का संबन्ध नहीं होता है । जैसे ग्रश्‍वेन ब्रजति श्वेतेन पटेंनावृतः (सदव 

१, 'न ह्यस्य हविविशिष्टस्याऽर्त्या समभिव्याहारोऽस्ति_ इति पाठा०। ` 

२, यह कोष्ठान्तर्गत. पाठ पूना संस्करण में इसी प्रकरण (पृष्ठ १४४२ ) की र 
टिप्पणी में अट्टकुमारिल के वचन की परस्पर संगति दर्शाते के लिये निर्दिष्ट पाठ का अनुव 
रूप है । ं * ककः [ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसा-शावर-भाष्ये 


तदवयवभूतस्यानपेक्षितस्य नैव भवति संबन्धः जि यथा--अररवेन ब्रजति इवेतेन पटेना- 
वत इति, नानपेक्षितस्याइवस्य श्वैत्यं विशेषण भवति। 
` अथोच्यते, आतिविशिष्टेन हविषोभयस्य संवन्ध इति । तदपि नोपपद्यते। न 
हि, आतिमाछेदिति हविविशेषणत्वेनोपादीयते। कि तहि ? पञ्चशरावस्य निमित्त- 
त्वेन । हविरार्तेश्भेयपञ्चशरावसंबन्धे यौगपद्येनाम्युपगम्यमाने . वाक्यं भिद्येत । ग्रथ 
हंविराक्ृतिलक्षितेन संबद्धमाछेंदिति पुनहविविशिष्टेनोभयशब्देन संबध्येत। तथाऽ 
वाक्यं भिद्येत । तस्माञ्नोभयविशिष्टाऽऽतिर्निमित्तम्‌ः। . श्र 
आहे । यथैवाऽऽस्यातार्थंप्राधान्य *उभयविशेषणविशिष्टोच्यत इति नान्यतर- 
विशिष्टानिमित्तं गम्यते, एवमितरस्मिन्नपि पक्ष उभयविशेषणविशिष्टा सोच्यत इति । 
यद्यपि स्वेनाऽत्मनाऽविशिष्टा, तथा$प्यन्यतरविशिष्टा भवन्ती न निमित्तं भवितु- 
महंतीति, को वा विशेष इति । 
`` तदभिबीयते-मत्पक्ष उपादेयेत्वेन विशेषणद्वयं त्वत्पक्षे पुनलंक्षणत्वेन | आह । 
किमतो यल्लक्षणत्वेन । *उच्यते । एतदतो भवति । हविराक्कत्या लक्ष्यते द्रव्यं, तस्य 


१८०६ 


से जाता हे श्वेत वस्त्र से ढका हुमा = इवेत वस्त्र पहने हुम्ना) । श्रपेक्षा .न रखने वाले श्रव 
का इवेत विशेषण नहीं होता है । क ८ 

यदि कहते हो ग्राति से विशिष्ट हवि के साथ उभय संबन्ध है, तो वह भी उपपन्न नहीं 
होता है । श्रातिमाच्छेत्‌ यह हवि के विशेषण रूप से उपादीयमान (=पढ़ा हुआ) है, तो 
किस रूप से पढ़ा है ? पञ्चशराव के निमित्त से श्राति का उभय -झऔर पञ्चशराव सम्बन्ध 
के एक साथ स्वीकार करने पर वाक्यभेद होवे । यदि हवि की आकृति से लक्षित [द्रव्य] के 
साथ सम्बद्ध [उभय] होवे झर च्छत्‌ यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ सम्बद्ध होवे, 
तब भी वाक्यभेद होवे । इससे उभय विशिष्ट श्राति निमित्त नहीं है। B18 

(झाक्षेप) जेते ग्राह्याताथं के प्राधान्य में उभय विशेषण विशिष्टा [आति] कही जाती 
है, इससे अन्तर विशिष्ट निमित्त नहीं जाना जाता है, इसी प्रकार दुसरे पक्ष में भी बह उभय 
विशेषण विशिष्टा कही जाती है। यद्यपि अपने स्वरूप से अविशिष्ड है, तथापि अन्यतर 
[विश्षेषण | से विशिष्ट होतो हुई निमित्त नहीं हो सकती, इसमें क्या विशेष है? . 

(समाधान) उस (=विशेब) को कहते हैं । मेरे पक्ष में दोनों विशेषण उपादेय. रूप 
से हैं । तुम्हारे पक्ष में लक्षणरूप से उगादेय हैं। (आक्षेप) इससे क्या जो लक्षणरूप से लक्षित 
होते है / (समाधान) इससे यह होता है हवि की शाङति से द्रव्य लक्षित होता है, उसका कुछ 
कहना चाहिये । वह श्रलक्षित (>-लक्षित न किया किया हुआ) कहा गया [द्रव्य ] नहीं जाना 


१. 'उभयविशिष्टा' इति काशी मुद्रिते पाठ: । २. 'तदुच्यते” इति पाठा० । ` ; ` 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
व > १ 
'5 ने 
षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ्रधि० ६, सू० २३ १८०७ 


किचिद्वक्तव्यमिति । तदलक्षितमुच्यमानं न विज्ञायेत कस्य स्यादिति ? अथवा सर्वे- 
स्येव द्रव्यस्येति गम्येत । तस्मिन्तुभयस्मिन्नपि निदिष्टे' सति तस्मात 
हविराकृतिरुच्यते । तत्र हृयमापतति । यद्धविराकृतिकं तदातंमिति; :यद्वा .यद्धविरा-: 
कृतिकं, तदुभयमिति । यंदि तावद्यद्धविराकृतिक तंदातंमित्यपेक्ष्यते, ततो हविरा- 
कृतिकमुभयमनुभयं वाऽऽतं निमित्तं गम्यते । ग्रथ यंद्धविराकृतिकं तदुभयमिति ततो 
नाऽऽतिहँविषा विशेष्यते । हविषा$विशेष्यमाणायामार्तावुभयशब्दो हविविशेक्ष्यतीति. 
नेतदबकल्पते । कथमिति? एवं किल `विशेष्येत- यद्धविराक्कतिकमुभयमिति । तत्र 
पुर्वेक्तव्यं -यद्धविराक्केतिकमुभयं, तच्चेदातंमिति । कथं . तेन विशिष्टेनाऽऽतिः 
संबध्येतेति ? नः पुनशचोभयहविःशब्दावातिविशेषणारथेमुच्चायेयाताम्‌ ? अथ पुनः 
. रुच्चारणं न क्रियते । तथा यद्यपि हविःशब्दस्तन्त्रेणाऽऽत्युं भयाश्रयलक्षणार्थैः नोच्चा- 

यंत । तथाऽप्यविविष्टमातलेक्षणं स्यात्‌+ अविशिष्टमुभयस्य । विशिष्ट इष्टे पुनरुच्चा- 
रणं कतव्यम्‌ । तत्र वाक्यभेदः । एवमुभयशब्दो यद्याछ॑तिना संबध्येत, न हविविशिष्ट 


जाता है, जिसका होवे । अथवा सभी द्रव्य का होवे ऐसा जाना जाये । उन दोनों फे भी निदिष्ट होने 
पर उसके श्राश्रय को लक्षित करने के लिये हवि-श्राक्कति का उपदेश किया जाता है । उस भ्रवस्था 
में दो बातें उपस्थित होती हैं। जो हवि आक्कतिवाला वह शातं, यद्वा जो हवि भ्राकृतिवाला वह. 
उभय । यदि 'हवि आक्कतिवाला, वह श्रातं ऐसी अपेक्षा की जाती है तो उससे हवि ग्राक्ृतिवाला : 
उभय श्रथवा अनुभय (= एक) झातं निमित्त जाना जातां है । ग्रौर यदि हवि झ्राकृतिवाला वह 
उभय' ऐसा मानने पर ति हवि से विशेषित नहीं होती है । हवि से भ्रविन्ञेषित भ्राति में उभय 
शब्द हवि को विशेषित करेगा । यह उपपन्न नहीं होता है। कसे. ? इस प्रकार ही विशेषित 
किया जायेगा जो हवि आकृतिवाला वह उभय । उस स्थिति में पुनः कहना होगा - जो हवि 
ग्राकृतिवाला उभय, भ्रौर वह श्रातं । उस ( =उभय शब्द से विशिष्ट) [हवि] के साथ गाति 
कैसे संबद्ध होगी ? तो फिर क्या भ्राति के विशेषण के लिये उभय ओर हवि शब्दों का उच्चारण 
नहीं करना होगा ? और यदि पुनः उच्चारण नहीं किया जाये । इस प्रकार यद्यपि हवि शब्द 
प्रधान रूप से आति गौर उभय के आश्रय के लक्षण के लिये उच्चारण नहीं किया जाये [द्र्थात्‌: 
उच्चरित न होवे], तो भी अविशिष्ट [हवि शब्द] आति का लक्षण होवे [अर्थात्‌ आति को 
लक्षित करे--हवि विषयक आति] और अविशिष्ट [हवि शब्द] उभय का लक्षण होवे [ ्र्थात्‌ 
उभय को लक्षित करे--हांव विषयक उभय] । विशिष्ठ के इष्ट होने पर पुनः उच्चारण करना 
चाहिये । उस अवस्था में वाक्यभेद होगा । इस प्रकार उभय शब्द यदि झाति से संबद्ध होवे, तो -. 


` १, “उभयस्मिन्नप्यविशिष्टे' इति काशीमुद्रिते पाठः । 
२. 'न! पदं पूनामुद्रिते नास्ति । आवश्यकं चेतत्‌ | काशीमुद्रिते तुपलम्यते । 
३. '०लक्षणत्वे' इति पुनामुद्रिते पाठः । ` ` | 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मीमांसा-शझाबर-भाष्ये 


तनिमित्तं स्यात्‌; ग्रथ हविःशब्देन संबध्येत, पुन- 
। तच्चेदिति *वा सर्वेताम्ता निर्दिश्येत । तत्र 


१८०८ 


स्यात्‌ । तत्राविशिष्टस्य हविष आर्ति 
रातिसंबन्धार्थ हविःशब्दसहितमुच्चायत 
स एवं वाक्यभेदः 1. Ro क्क 
ब पुनर्नान्योन्यविशेषणत्वेन प्रयोजनम्‌ । दृयमप्याति विशेष्दु । 
तत्र सि भविष्यति । लक्षणत्वे त्वन्यतरविशिष्टा भवती- 
त्येष विशेषः । ; 
अपि च, सर्वस्यैव पदस्य पदान्त रसंबन्धे सति च--झब्दादुते तृतीयेन पदेन | 
सत्यां गतौ संनिहितेनापि संबन्धो न युक्त: । न हि भवति, भार्या राज्ञः पुरुषो देव- 
दत्तस्येत्यत्र राजा पुरुषविशेषणम्‌ । असत्यां तु गतावुपादेयस्यानेकस्यापि प्रधानेन 
संवन्थोब्वकल्पते व्यवहितेनापि । व्यवघानादर्थो बलोयानिति । लक्षणत्वे तु लक्षण, 
दृयसंनिपाते$वद्यं हेये$त्यतरस्मिन्‌ व्यवहितो गुणो वा हातव्यो भवति ॥२३॥ 'हवि- 
रात्यंधिकरणम्‌ ॥६॥ मः 


त 222. माण eT: 
विशिष्ट नहीं होगी । उस अवस्था में अर्विवष्ट हवि का आति निमित्त होवे। और यदि 
स न से संबद्ध होवे, तो आति के संबन्ध के लिये पुनः हवि शब्द सहित 
[उभय शब्द] का उच्चारण किया जाये । ग्रथवा 'तच्चेत्‌' इस सवनाम से निर्दाशत किया 
जाये । उस अवस्था में वही वाक्यभेद दोष होवे ! ६ 
` [उभय शब्द सास होने पर एक दूसरे ( =उभय भ्रौर हवि के) के विशेषण 
रूप से प्रयोजन न होवे । [उभय और हवि शब्द] दोनों ही आति को विशेषित करने के लिये: 
उच्चारण किये जायें तो उन दोनों में से एक ( =उभय या हवि) से विशिष्ट श्राति | पञ्चः 
झारावं का] निमित्त नहीं होगा । [हवि आहति वा द्रव्य, इस प्रकार ] लक्षणा में तो एक[हवि] 
से बिशिष्ट [आति] [पञ्चशराव का निमित्त] होती है, यह विशेष है । न 
झर भो, सभी पदों का पदान्तर सम्बन्ध होने पर “च' दाब्द के विना । समीप से पठित 
तीसरे पद के साथ भ्रथं प्रतीति होने पर भी सम्बन्ध युक्त नहीं होता है । भार्या . राज्ञः 
पुरुषो देवदत्तस्य में राजा पुरुष का विशेषण नहीं होता है । अर्थ प्रतीति न होने पर उपादेय 
अनेक पर्दो का व्यवहित प्रधान-के साथ भो सम्बन्ध उपपन्न होता है । व्यवधान से अर्थ, बलवान्‌ 
होता है । लक्षण (-- विशेषण) [पक्ष] में दो लक्षण (> विशेषण) के एक साथ, उपस्थित 
होते पर एकं के अ्वदप छोड्ने पर [ग्रर्थात्‌ दो विशेषणों के एक साथ उपस्थित होने पर एक : 
को प्रवच्य छोड़ा हो तो व्यवहित भ्रथवा गुण (गौण) छोड्ने योग्य होता है । 
विवरण --लक्षणद्वयसन्तिपाते, ` `` ° ` `` `` हातब्यो भवति -इसका भावःयह है. कि 


१. काशी मुद्रिते 'वा सर्वेनाम्ना निदिइ्येत' इति नास्ति[> - ` ` ˆ -४ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२७ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रथि०.७, सू० २४ 


[ होमामिषवोभयकतुः भक्षणाधिकरणम hen] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते -हविर्धाने ग्रावभिरभिषुत्याऽहवनीये हत्वा प्रत्यञ्चः 


परेत्य सदरि 4 छ 
त्य सदसि भक्षान्‌' भक्षयन्ति’ इति । तत्रान्येन वचनेनाभिषव उक्तो यजतिनां 


होमः। तौ तावन्न विधीयेते । न च तयोः क्रमः | भ्र्थादिव : 

कतृ कं होमाभिषवाभ्यां भक्षणं विधीयते । अभिषवे री चा निगाह 
कतव्यमिति । तत्र एष संदेह - किमुभयं यः कुर्यात्‌ स एव भक्षयेदुतान्यतरेणापि भक्ष 
णमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? 


१८०६ 


"orn 00 र ई 
होवे तो हवि पद से व्यवहित उभय को छोडना चाहिये । 
ह इस प्रकार हवि भ्राकुृति से 
म द्रव्य को थाति ही पञ्चशराव का निमित्त होगी । वह आति एक हवि में होने पर नी 
an होगी । इस सुत्र के भाष्य को व्याख्या हमने अपनी समझ के अनुसार प्रयत्न- 
पूर्वक को हे, पुनरपि हमें इस विषय में सन्देह है कि हमने व्याख्यों यथावत्‌ की. है! 
भूल की है ॥२३॥ शैव कर क. 


= 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में सुना जाता है हविधनि ग्रावमभिरभिषुत्याऽहवनीये 
हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति (= हविर्धान मण्डप में पत्थरों से सोम का 
ग्रभिषव करके श्राहवनीय में होम करके उलटे लोटकर सदो मण्डप में भक्षो का भक्षण करते 
हैं) । इस विषय में अन्य वचन से अभिषव कहा है ग्रौर 'यजति' से होम । इसलिये उन दोनों 
(=भ्नभिषव शौर होम) का [प्रकृत वचन में] विधान नहीं किया जाता हैं। और उनके 
क्रम का विधान भी नहीं किया जाता है। वह (= क्रम) अर्थतः प्राप्त है [अर्थात्‌ भ्रभिषदं 
के पश्‍चात हो होम सम्भव है] । इससे एक कर्तावाला भक्षण अभिषव झर होम के द्वारा 
विधान किया जाता है । श्रभिषव करने पर ओर होम करने पर उन (--दोनों) के कर्ताओं 
से भक्षण करना चाहिये । इसमें सन्देह होता है --क्या जो दोनों (= ग्रभिषव और होम) करे 
वही भक्षण करे थथवा [दोनों में से] भ्रन्यतर (=एक के कर्ता) से भो भक्षण होवे ? क्या. 
प्राप्त होता है ? | 

विवरण -प्रत्यञ्चः परेत्य -यह उलटा या वापस लोटना उसी मागे से होता है, जिस 
मागें से होम के लिये: गमन होता है। | 


` १. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--तस्माडविर्धाने चर्मेन्नघिग्रावभिरभिषुत्याहवनीये हुत्वा 


प्रत्यञ्च; परेत्य सदसि भक्षयन्ति । तै० सं० ६।२।११।४॥ : 
. , २. एना मुद्रिते 'भक्षान्‌ः पदं (. ) कोष्ठान्तगंतं मुद्रितम्‌ ॥. | Joie 


CC-0.Panini Kanya Maha'Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chepnai and eGangotri 


१८१० मीमांसा-शावर-भा 


होमाभिषवभक्षण च तद्वत्‌ ॥२४॥ (पू०) 
. . होमाभिषवभक्षणं च तद्वत्‌ । तद्वदेव स्यात्‌, यद्वद्धविष आपिः। कथम्‌ ? नेत- 
देवं संबध्यते-ग्रभिषुत्य ततो हुत्वा ततो भक्षयेदिति । नानेनाभिषवस्य होमस्य च 
क्रमः कीत्यते, अभिषुत्य ये जुह्वति, ते भक्षयन्तीति । वाक्यं ह्य वं भिद्येत । अभिषुत्य 
भक्षयन्ति, हुत्वा भक्षयन्तीति। तस्माद्धोमाभिषवयोः परस्परेण संबन्धो नास्तीत्ये- 
केनापि भक्षणं संबध्येत । ग्रपरेणापि, ग्रभिषुत्य भक्षयन्तीति। तस्मादन्यतरेण निमित्तेन 
भक्षणं भवतीति ॥२४॥ 


उमाभ्यां वा न हि तयोधेमेद्यास्त्रम्‌ ॥२४॥ (उ०) 


होमाभिषवभक्षणं च तद्वत्‌ ॥२४॥ 
| सुत्राथः--- ( होमाभिषवभक्षणम्‌ ) होम ग्रौर अभिषव निमित्तक भक्षण (च)भी (तद्वत्‌) 
उसी प्रकार से होवे, जेसे यस्य उभयं हविरातिमाच्छेत्‌ में किसी एक हवि के नाश में एञ्च- 
शराव ग्रोदन का निर्वाप करना होता है । अर्थात्‌ अभिषव झौर होम दोनों में से किसी एक के 
निमित्त होने पर भी भक्षण होता है। | 


व्याख्या = होम थर भ्रभिषव निमित्तक भक्षण भी तद्वत्‌ होवे। उसी के समान होवे 
जिस प्रकार हवि का नाश [निमित्त होता है] । केसे ? यह इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है-- 
अभिषव करके तत्पश्चात्‌ होम करके तदनन्तर भक्षण करे । इससे होम घौर अभिषव का क्रम 
नहीं कहा जाता है --अभिषव करके जो होम करते हैं वे खाते हैं इस प्रकार संबन्ध करने पर 
वाक्यभेद होवे । अभिषव करके भक्षण करते हैं, होम करके भक्षण करते हैं। इससे होम और 
अभिषव का परस्पर संबन्ध नहीं है अतः एक ['हुत्वा' क्रिया के करने वाले] के साथ भी भक्षण 
संबद्ध होता है, ओर दूसरे के साथ भी-अभिषव करके भक्षण करते हैं । इससे [दोनों में से] एक 
निमित्त से भक्षण होता है। 
`  विवरण--अन्येन वचनेनाभिषव उक्त: सोममभिषुणोति (=सोम का अभिषव करता 
है) इस वाक्य से ।:यजतिना होमः --'प्रहैजु होति' इस वाक्यान्तर से होम विहित है । यहां 
भाष्यस्थ 'यजतिना' पद वाक्यान्तरोपलक्षण वाला है | अ्रभिषुत्य झाहवनीये हुत्वा भक्षयन्ति-- 
यहाँ: क्त्वान्त पदों/का परस्पर संबद्ध नहीं है । यतः अभिषुत्य और हुत्वा दोनों साकाइक्ष हैं, 
अत: इनकी आकांक्षा के निराकरण में समर्थ जो भक्षयन्ति पद है; उसंके साथ इनका सम्बन्व होता 


है भ्रभिषुत्य भक्षयन्ति, हुत्वा भक्षयन्ति । इस प्रकार अभिषव अथवा होम दोनों में से प्रत्येक 
भक्षण का निमित्त है ।२४। “ 


उभाभ्यां वा न हि तयोषंमंशास्त्रम्‌ ।॥२५॥ 
सुत्रारथः-- (वा) “वा” पद पूवं उक्त पक्ष का निवारण करता है । (उभाम्याम्‌) अभि- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे अ्रधि० ७ सू० २५ १८११ 
उभाभ्यां वा निमित्ताभ्यां भक्षयेत्‌ | न भक्षणं होमाभिषवयोधर्मो 
कि हि स्यात्‌ ? यदि तयोधंमों विधीयेत, ततो होमाभिषवौ प्रधानमिति, त 


श्रवान्तरवाक्यं प्रमाणं भवति । पदान्तरस्य बाधनात। यथा नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत' 
इति प्रतिषेधो गम्यते महावाक्यात्‌, अवान्तरवाक्यादीक्षणविधानम्‌ । ताता 
निमित्तं भक्षगमशुतम्‌ । महावाक्यादिदमवगम्यते दह निमित्ते भक्षणस्येति । भक्षणं 
चान्यथा कुर्वन्‌ श्रूतं परित्यजेत्‌। तस्मादुभाभ्यां निमित्ताभ्यां भक्षणमिति 
होमाभिषवोभयकतत भेक्षणाधिकरणम्‌ ॥७॥ 


षव और होम दोनों के निमित्त से ही भक्षण होवें। (तयोः) अभिषव और होम का (घमे- 
ताक घम का शासन करने वाला (न हि) नहीं है। अभिषव और होम के भक्षणरूप 
धमं का विधान नहीं=अ्रभिषव श्रौर होम प्रधान नहीं है । जिससे प्रत्येक अभि 
'भक्षयेयुः' क्रिया के साथ संबन्ध होवे । : wp 
विशेषः --।वा' पद सुत्र में अवधारण अर्थवाला भी सम्भव है । अर्थ -होगा-__ (उभा-' 
5. --(उभा- 
म्याम्‌) अभिषव और होम दोनों (वा) ही भक्षण के निमित्त होवें। 


व्याख्या -दोनों ही निमित्तं से भक्षण करे। होम और अभिषब का भक्षण धमं 
विहित नहीं है । क्या होवे [यदि होम झौर ग्रभिषव का भक्षण धर्म विहित होवे] ? यदि 
उनके घमं का विधान किया जाये तो उससे होम भ्रौर अभिषव प्रधान होवे तो भक्षण गुण 
प्रतिप्रधान भेद को प्राप्त होवे [भर्थात्‌ प्रतिप्रधान भक्षण का सम्बन्ध होवे] । श्रोर यदि दोनों 
तिमित्तो से भक्षण का विधान किया जाता है, तो उसमें' विहित एक प्रथं विहित होता है। 
इससे [वह] एक वाक्य है । वह इतने में पुर्ण होता है-श्रभिषव करके होम करके भक्षण 
करते हैं। वहां यह अवान्तर वाक्य है--हुत्वा भक्षयन्ति ( :< होम करके भक्षण करते हैं) । 
महावाक्य के होने पर श्रवान्तर वाक्य प्रमाण नहीं होता है, पदान्तर के बाधन से [अर्थात 
पदान्तर के साथ सम्बन्ध न होने से ]। जैसे - नोद्यन्तमा दित्यमीक्षेत (--उदय होते हुए आदित्य 
को न देखे) ऐसा प्रतिषेध जाना जाता है । अवान्तर वाक्य (--भ्रावित्यमीक्षेत) से ईक्षण का 
बिधान प्रतीत होता है । इससे भ्रन्यतर (=किसी एक) निमित्तवाला भक्षण अत ` नहीँ है। 
महावाक्य से यह जाना जाता है -भक्षण के दो निमित्त हैं। अन्यथा (एक निमित्त) से भक्षण 

i Linn ne Ee SENN 


१. ब्र० पूर्वं पृष्ठ ११८१, टि० १॥ २. 'निमित्ताभ्यां' पदं काशीमुद्विते नास्ति। 
उपरि 'ट्वे निमित्ते' इति दशंनादिहाप्यावश्यकं पदम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléetion. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५१२ - मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ उभयार्निनाशे पुनराधानख्पप्रायङिचत्ताधिकरणम्‌ दा ] 


अन्निहोत्रे श्र्‌ यते - यस्योभावग्नी अनगतौ अभिनिम्लोचेत्‌, यस्य वा$भ्युदियात्‌ 
पुनराधेयमेव तस्य प्रायदिचत्ति इति । तत्र संदेहः किमन्यतरानुगमने पुनराधेय- 
मुतोभयानुगमन इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


पुनराधैयमोदनवत्‌ ॥२६॥ (पू०) 
FSS I TT 
करता हुम्ला भूत का परित्याग करेगा। इससे दोनों निमित्तो से भक्षण [विहित] है ॥२९॥ 


व्याख्या - भ्रग्निहोत्र में सुना जाता है-यस्योभावग्नी अनुगतौ ग्रभिनिम्लोचेत 
यस्य वाञ्म्युदियात्‌ पुनराधेयमेव तस्य प्रायदिचत्तिः (= जिसकी दोनों भ्रस्नियां नष्ट हो 
जायें झौर सुर्य छिप जाये यवा जिसका उदय होवे, उसका पुनराधेय ही प्रायश्चित्त है। इसमें 
सन्देह होता है कि दोनों शग्नियों में से किसी एक के नष्ट होने में प्रायश्चित्त है श्रथवा दोनों 
के नाश में । क्या प्राप्त होता है ? 
- विवरण -- उभावरनी - ढ्विवचन निर्देश से यहां गाहपत्य झौर आहवनीय अग्नियां 
अभिप्रेत हैं, क्योंकि ये हीं मुख्य है और इनका ही मुख्यतया : भ्रणी से आधान होता है।* 
दक्षिणाग्नि के ग्राधान के सम्बन्ध में पक्षान्तर दिये हैं चाहे ्ररणी. मन्थनः करके श्राधान करे 
चाहे घदघान्यवान्‌ सुपुष्ट ब्राह्मण राजन्य वेश्य वा शूद्र के घर से अग्नि लाकर अथवा भ्राष्ट्र 
(भाइ -जिसमें घान भू'जते हैं) से.ग्रग्ति लाकर दाक्षिणानि का. भ्राधान करे है (द्र० आप० 
श्रोत ५।१३।८ तथा १४।१-२) । झनुगतौ--नाश को प्राप्त | अनुगतौ- विलय गतो (कुतूहल- ` 
वृत्ति, यही सुत्र) अनुगतो जनष्डौ यदा भवतः;. तदा सुर्यास्तमय उदयो वा भवेत्‌ (जेमिनीय 
न्यायाधिकरणमाला, यही अधिकरण ) । 


पुत्तरराधेयमोदनवत्‌ ॥२६॥ 
सुत्राथः--गाहंपत्य और आहवनीय का नाश होने पर यदि सूर्य ग्रस्त होवे या उदय 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र० - यस्योभावनुगतावभिनिञ्नोचेदभ्युदयाद्वा पुनराधेयं तस्य 
प्रायक्चित्तिः। ग्राप० श्रोत. ५२९॥१३॥| 

२. अग्ययाघान प्रकरण में क्वचित्‌ ग्रग्नी भ्रादधीत पाठ भी मिलता. है । द्र० जैमिनीय- ' 

न्यायाधिकरणमाला, यही अ्रधिकरण । दक्षिणाग्नि के मन्थन पक्ष में तीनों झग्नियों के नाश 


होने परः पुनराधेय होगा (द्रं० भाट्टदीपिका-प्रभाटीका) । इस. पक्ष में अग्नी झनुगतौ. में दिव- 
चन उपलक्षणार्थं माना जाता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऽध्याये चतुर्थपादे 
षष्ठंभध्याये चतुथपादे ग्रधि० ८ सू० २७ १८१३ 


_पुनराधेयमोदनवत्‌ स्यात्‌ । यथा पज्चशरावोष्न्यंत्रस्थाऊताँ भवति, एवं. 
पुनराधेयमन्यतरानुगमने भवितुमहेति, वाक्यभेदप्रेसङ्गादिति | यथा इह यक्ष्ये, इह 
सुकृतं करिष्यामीत्येवमेवाभिसंबन्ध इति॥२६॥। न्न 


द्रव्योत्पत्तेवों भयो:' स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) _ 
द्रव्ये विनष्टे तस्यैव द्रव्यस्योत्पत्तिरत्र 'प्रायड्चित्तम्‌ । तस्य दृष्टं प्रयोजनं, कथं 


द्रव्यं भवेदिति पुनराधानं क्रियते । तत्रैष धर्मो, द्वावग्नी सहोत्पद्येते, न पृर्थक्त्वेन । 
तत्रान्यतरानुगमने न शक्यत एक एवाऽऽधातुम्‌। बिगुणं हि स्यात्‌ । अथ द्वितीयमप्या- 


होवे उसका प्रायर्चित्त पुनराधेय नाम का कमं विहित हैं (वचन भाष्य में देखे) । वह एक 
ग्रिन के नाश में होवे अथवा दोनों झरिनयों के नाश में | इस विषय में कहते .हैं- (पुनरा- 
धेयम्‌) पुनराधान (झोदनवत्‌ ) पूवं अधिकरणस्थ पञ्चशराव रोदन के समान होवे। अर्थात्‌ 
जसे पूव धिकरण में दोनों हवियों में से एक के नाश को पञ्चशराव रोदन का निमित्त माना 
है, उसी प्रकार यहां भी दोनों भ्रग्नियों में से किसी एक के नाश में पुनराधेय 'प्रायकिचित्त होवे | 
व्याख्या -पुनराधेय झोदन के समान होवे । जैसे पञ्चशराव [रोदन] भ्रन्यतर (= 
दो में से किसी एक हवि) के नाश में होता है, इस प्रकार पुनराधेय अन्यतर के अनुगमन (= 
नाझ) में होना योग्य है, वाक्यभेद की प्राप्ति होने.से । जैसे- “यहाँ यजन करूंगा, यहां सुकृत 
[कर्म | करूंगा' इस प्रकार [वाक्ष्यमेद से] संबन्ध होता है। 8282: 
विवरण - वाक्यभेदप्रसंगात्‌--पुतराधान निमित्त .अग्न्यनुगत के दाब्दवोधित होने से 
यदि उभौ का सम्बन्ध जोड़ा जायेगा तो. “अग्न्यनुगत होने पर. पुनराधेय होवे . और वह दोनों 
भ्रग्लियों के नुगत होने पर” इस प्रकार वाक्यभेद होगा । इह. यक्ष्ये इह सुकृतं . करिष्यामि 
यह वाक्यभेद का लौकिक उदाहरण भाष्यकार ने दिया है.। 


दरव्योत्पत्तेवोभियोः' स्यात्‌॥२७॥ ` ? 
सुत्राथः-- (वा) “वा. शब्द से पूर्व पक्ष की निवृत्ति कही है। पुनराधान से (द्रव्यो- 
पत्तः) अग्निरूप द्रव्य की उत्पत्ति होने से '(उभयोः) दोनों अर्नियों,के नाश होने पर पुनराधेय 
होवे। ` 
व्याख्या- -व्रव्य(--अग्नि)के नाश होने पर उसी द्रव्य को उत्पत्ति यहां प्रायक्चित्त है । 
उस ( = प्रायदिचित्त) का दृष्ट प्रयोजन है । “कसे द्रव्य उत्पन्न होवे' इसके लिये पुनराधात 
किया जाता है। वहां यह घर्म है--वो झरिनियां साथ उत्पन्न होती हैं, पृथक्‌ रूप से [अर्थात्‌ 
.एक एक] उत्पन्न नहीं होती है । इसलिये एक अग्नि के नाश होने पर एक हो अग्नि का 


१. 'दरव्योत्पत्तेरचोभयोः' इति पाठां० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८" मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दघीत, स यदि ताबदाहृवनीयः। तत्राऽहवनीयोऽच्यो होमार्थो विद्यत ई एवेति नस 
होमाय स्यात्‌ । यश्च होमार्थमुताद्यते स हवनीयं, यत एष संस्कार: । संस्कार- 
शन्दश्चैकेनापि संस्कारेण विना न भवति । एषोऽपि च संस्कारो यद्धोमाथता। यदा- 


१८१४ 


ड एकस्मिन्नाधीयमाने वैगुण्यं 

ज॒होति' इति हि श्रूयते । तदेकस्मिन्ननुगते, || गुण्य, 

दयोरपि' वंगुण्यमेव । तस्मान्नेकस्मिन्ननुगते पुनराधेयमशक्यत्वादिति ॥२७॥ उभया- 
ग्निनाशे पुनराधेयप्रायश्चित्ताधिकरणम्‌ ॥८॥ ` 


RS NE 
झधान नहीं किया जा सकता है। [एक अरिन का ग्राधान करने पर] गुण (=धमं) रहित 
[रव्य =ग्नग्नि] होगा । श्रौर यदि द्वितीय [जिसका नाश नहीं हुआ है, उस] का भी आधान 
करें तो वह यदि आहवनीय है, तो वहां अन्य [पूर्वतः वतमान] भ्राहवनीय हे विद्यमान हो 
है । इससे वह होम के लिये नहीं होवे । जो होम के लिये उत्पन्न किया जाता है, वह आहव- 
नीय होता है, यतः यह [आधान] संस्कार कमे है।: संस्कार वाचक शब्द एक संस्कार क 
विना भो नहीं होता है । यह भो संस्कार है जो [आहवनोय को | होमाथता है । यदाहवनीये 
जहोति (=जो आहवनीय में होम करता है) ऐसा ही सुना जाता है । इससे एक अग्नि के 
नष्ट होने पर एक अग्नि के आधान किये जाने में जो वंगुण्य है वह दोनों का भी वेगुण्य ही 
हे । इससे एक भ्रग्नि के नाश होने पर पुनराधेय नहीं होता है, ग्रशक्य होने से । 
` बिवरण -स यदि तावदाहवनीयः--गाहँपत्य के नाश होने पर यदि गाहंपत्य के साथ झाहव- 

नीय का भी आधान करता हैं तो इसमें दोष दशति हे--तत्राहवनीयोःन्यो होमार्थो विद्यत एव 
इत्यादि । इसी प्रकार आहवनीय के नाश होने पर साथ में गाहेपत्य का भी पुनराधान करता 
है तो गाहंपत्य भी पूर्वतः विद्यमान ही है । झाहवनीय का भी साथ में झ्राधान करने पर पूर्व 
वर्तमान आहवनीय का परित्याग कर देंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि झाहित अग्नि के 
परित्याग में दोष कहा है- वीरहा बां:एष देवानां योग्निमुदासयते (कुतूहलवृत्ति में उद्धृत)। 

” विचारणीय --भाष्यकार और सभी व्याख्याकारों ने दोनों गाहँपत्यथ झौर आहवनीय 
के नाश में पुनराधेय प्रायश्चित्त सिद्धान्तित किया है । दोनों भ्रग्िनियों का एक साथ ही नादा 
होवे यह आवइयक नहीं, भ्रन्यतर (==दोनों में से एक) का नाश होने पर उसकी उत्पत्ति: कैसे 
की जाये, इस पर किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला: है । इसके विषय में. यज्ञप्रक्रिया-वेत्ता महानु- 
भावों से पूछा है, उत्तर प्राप्त होने पर भूमिका में लिखा जायेगा ।।२०॥ बि 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०-“यदाहवनीय जुह्वति’ । तै० ब्रा० १।१।१०।५॥ 
२. 'द्वयोरपि हि' इति पाठा० | LS ग छत लडे 


CEC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽध्याये चतर्श 
| चतुर्थपादे भ्रधि०  सू० २८ १८१५ 


_ [हविरातो कमन्तिरविधानाधिकरणम्‌ ॥६॥] 


न दर्शपूर्णमासयो: श्रू यते--यस्योभयं .हविरातिमाहदेद्ध ` पञ्चशरावमोदनं 
पेद्‌ रति । तत्र संदेह--कि हविष्यातें पञ्चशरावः प्रतिनिधिरुत निमित्ते कर्मा- 
व्तरमिति ¦ कथ प्रतिनिधि: कथं कर्मान्तरमिति? यद्येवमभिसंबन्धो भवति-- 
पञ्चशरावं निर्वेपेत्‌ कुर्यादिति, ततः सांनाय्यस्य कार्ये पञ्चशरावः प्रतिनिधिरिति । 
अथ न पञ्चशरावो निर्वपतिना, कितु देवतया संबध्यते, पञ्चशरावमैन्द्रं कुर्यादिति, 
ततो निमित्ते यजतिविधीयते । कि तावतू प्राप्तम्‌ ? ol PORE 


पञ्चशरावस्तु द्रव्यञ्चुनेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ ॥२८॥ (पू०) . 


म FN द्रव्यशुते: प्रतिनिधिः स्यात्‌ । पञ्चशरावः सांनाय्यस्य प्रतिः 
: | कुतः ¦ द्रव्यश््‌तेः । द्रव्यस्य निर्वापे ` श्रवण, नेन्द्रसबन्धे । कुतः ? एवं 


व्याख्या --द्पुर्णमास में सुना जाता है.- यस्योभयं हविरात्तिमाच्छेदैन्दं पञ्च- 
शरावमोदन निवपेत्‌ (= जिसकी दोनों हवियां नष्ट हो जाये तो बह इन्द्र देवता वाले पञ्च- 
शराव परिमित ओदन का निर्वाप करे) । इसमें सन्देह होता है-क्या हवि के आरत (= नष्ट) 
होने पर पञ्चशराव प्रतिनिधि है अथवा [हवि के आतं होने रूप] निमित्त होने पर कर्मान्तर 
है ? कंसे प्रतिनिधि है और कंसे कर्मान्तर ? यदि ऐसा सम्बन्ध होता है .पञ्चशराव का. 
निर्वाप करे तो इससे सान्नाय्य के कार्य में पञ्चशराव प्रतिनिधि होता है। और यदि पञ्च- 
अराव 'निर्वपति' के साथ सम्बन्ध नहीं होता, किम्तु देवता के साथ सम्बद्ध - होता है- पञ्च- 
शराव को इन्द्र देवतावाला करे; तो इससे निमित्त प्राप्त होने पर 'यजति' (= याग) का 


विधान किया जाता है । क्या प्राप्त होता है? 
 _ पञ्चशरावस्तु द्रव्य श्रतेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ ॥२८)।. | 
` . ूत्रार्थः- (पञ्चशरावः) पञ्चशराव (तु) तो (द्रव्यश्रुतेः) द्रव्य के निर्वाप में. 
जेवण होने से सोन्नाय्य का (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि (स्यात्‌) होवे। ु 
व्याख्या- पञ्चशराव तो द्रव्य-ध ति से प्रतिनिधि होवे । पञ्चशराव सान्नाय्य का 
मतिनिधि होवे । किस हेतु से ? द्रव्य (== पञ्चद्वाराव) के निर्वाप में श्रवण होने से |[झर्थात्‌ 
पारा निवपेत्‌’ ऐसा अवण होने से], [द्रव्य का] इन्द्र सम्बन्ध नहीं है [अर्थात्‌ 'पञ्च- 
भराव: ऐन: कतेव्य ऐसा सम्बन्ध नहीं है] । किस हेतु से [द्रव्य का निर्वाप में संबन्ध है, इन्द्र 
१ साय नहाँ है] ? ऐसा. (== पञ्चशरावं निर्वचेत्‌' सम्बन्ध) होने से निर्वापं की विधि होगी; 


१. र पुर्व १७९९, टि० १ । पूर्व पृष्ठ १७९९ पर टिप्पणी में उद्धृत ते» ब्रा० का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मोमांसा-शांबर-भाष्ये 
१८१६ लि | 
निर्वापबिधिभैविष्यति तत्र 5 ld इतरथा द्रव्यदेवतासंबन्धे वाक्यं स्यात्‌ । 
तच्च? दुर्बलं श्रतेः । तस्मात्‌ रति॥२८॥ 
चोदना वा द्रव्यदेवताविधे वाच्ये हि ॥२९॥ (उ० 
मित्त = कर्मान्तरं यजतिः दरव्यदेवताविषेः । द्रव्यदेवतमिह 'श्र यते, 
pi पति । इतरथा हि, ऐन्द्रमिति प्रमादपाठोऽवंगम्येत । ऐन्द्रमा हे- 
न्योरबायथार्थातुवाद ऐन्द्रमिति स्यात्‌ । अवाच्ये हि ते देवते । इन्द्रशव्देनेन्द्रो 
महेन्द्रश्‍च न शक्‍यो$तुवदितुम्‌ । विशेषणत्वे वाक्यभेदः । द ननु श्रुंतिबँलीयसोत्युक्तम्‌ । 
सत्यमेवम्‌ । कि त्वितरस्मिन्‌ पक्षे बाध्यतेतरां श्रुति: | नद्रशब्दस्यातन्त्रत्वात्‌ ।२६॥ 
वहां (=उंस अवस्था में) अति (=निर्वाय की श्रूति) न गया हा हि] धिका होगे, मथा उ होगी, अन्यथा द्रव्य, और 
देवता के सम्बन्ध में वाक्य होवे [अर्थात्‌ वाक्य से द्रव्य देवता का सम्बन्ध होगा] । वह ` (= 
वाक्य) भति से दुर्बल है । इससे [पञ्चशराव सान्नाय्य का] प्रतिनिधि है ॥२८॥ 
चोदना वा द्रण्यदेवताविधेरवाच्ये हि ॥२९॥ 
सुत्रार्थः (वा) 'वा? शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये र है। (द्रव्यदेवताविधेः) 
द्रव्य और देवता की विधि होने से (चोदना) कर्मान्तर की चोदनाविधि है । (हि) यतः श्रुति 
गत ऐन्द्र पदान्तगंत इन्द्र पद के इन्द्र और महेन्द्र (अवाच्ये) वाच्य नहीं है । 
विशेष -कुतूहलवृत्ति में 'कमंदेवता विधेः पाठ है। 
` व्याख्या --[हुबि की आरति के] निमित्त होने पर अङ्गभूत कर्मान्तर ही यजति (= 
याग) है, द्रव्य श्रौर देवता की विधि होने से द्रव्य और देवता यहां सुना जाता है इन 
देवता वाले पञ्चशराव को करे । अन्यथा 'ऐन्द्र! यह प्रमाद पाठ जाना जाये। एन्द्र और माहेन्दर 
का अययार्थ अनुवाद (-=यथावत्‌ न कहनेवाला) ऐस पद होवे । वे (=इन्द् और महेन्द्र 
देवता वाच्य हैं । ऐख शब्द से इन्द्र और महेन्द्र [दोनों] नहीं कहे जा सकते ।.विशेषण होने 
पर वाक्यभेद होवे । (आक्षेप) अति [घोक्य से] बलवती है, यह कहा है । (समाघात) यह 
सत्य है, किन्तु दूसरे पक्ष में अति अत्यन्त बाधित होते, ऐख शब्द के प्रधान न होने से (= 
Co brn कक लक 
वचन सायं प्रातः झग्निहोत्र की हवि के नाश के विषय में है । इसे वहां तुलना के लिये उदुवृत 
नहीं करंना.चाहिये । भाष्यकारोद्धृत वचन किसी शाखान्तर का प्रतीतं होतां है। - | 
१. 'तन्न' इति मुद्रितपुस्तकेष्वपपाठ: ।' २. '०विधि०? इति काश्ीमुद्रिते पाठः । 
३..“निमित्ते वा यजतिः कर्मान्तरं, दरव्यदेवताविधिः' इति काशीमुद्रिते पाठ: 1 
४. 'ऐन्द्र शब्देन' इति पाठान्तरं पूनामुद्रिते । स्य 


८७८-0.२७॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२६ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० ९, सू० ३० 


[नैसित्तिकपञ्चशरावयागस्य दर्शाङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १०॥ ] 
स एष नैमित्तिको यागः, किममावास्यां प्रत्यामनेत्‌, नेति ? कि पराप्तम ? 
स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात ॥३०॥ (पू०) ` 


स प्रत्यामनेत्‌ । स एष यागोऽमावास्यां प्रत्याम्नातुमहंति । कुतः ? स्थानात्‌ । 
यागे विनष्टे याग एष श्रूयमाणो यदि न नष्टस्याङ्ग, ततोञ्थेवान्‌ भवति । अथाङ्ग 
निष्प्रयोजनस्यार्थे क्रियमाणं निष्प्रयोजनमेव भवितुमहेति । विगुणं च निष्प्रयोजनमेव । 
विनष्टमामावास्यमिति प्रत्यक्षम्‌ । इदमपि कत्तेव्यमिति शाब्दम्‌ । यद्विनष्टं तन्निष्फल- 
मिति न कत्तँव्यम्‌ । इदं च कत्तेव्यमिति प्रत्याम्नायोऽवगम्यते॥। ३०॥ ˆ 


१८१७; 


विवरण --कर्मान्तरं यजतिः--देवता और पञ्चशरावपरिणाम द्रव्य के अप्राप्त होने से 
अनेक गुणों के विधान से युक्त यह दशंष्टि से कर्मात्तर है। इस्रो महेख्रषच -दशेष्टि का एक इन्द्र 
हा देवता नहीं है, पक्षान्तर में महेन्द्र देवता भी हे प्रकृत वचन में प्रयुक्त ऐन्द्र पदान्तगंत इन्द्र 
शब्द इन्द्र और महेन्द्र दोनों को नहीं कह सकता । विशेषणत्वे चाक्यभेदः--'ऐन्द्रं पञ्वशरावमोदनं 
निवंपेत्‌' में निर्वाप के लिये पञ्चशराव के विधान के लिये पञ्चशरावमोदनं कहना होगा, 
तत्परचात्‌ पच्चशरावमोदनमेन्द्र भवति (--वह पञ्चशराव ओदन इन्द्र देवता वाला होता है) 
यह भी कहना पड़ेगा |1२९॥ डा Ns 


व्याख्या--यह नेमित्तिक याग क्या अमावास्या के प्रति आाम्नात्‌ होवे [अर्थात्‌ अमा- 
चास्या का प्रतिनिधि होवे] अथवा नहीं ? क्या प्राप्त होता है ? ; 


स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात्‌ ॥३०॥ 


सुत्राथः-- (सः) वह नेमित्तिक पञ्चशराव याग (प्रत्यामनेत्‌) अमावास्या याग के, 
प्रति आम्नात होवे अर्थात्‌ प्रतिनिधि होवे, (स्थानात्‌) अमावास्या याग के स्थान में होने से। 


व्याख्या- बह [अमावास्या के] प्रति आम्नात होवे । वह याग ग्रमावास्या में; . प्रत्या- 
स्नात हो सकता है [प्रर्थात्‌ अमावास्येष्डि का प्रतिनिधि हो सक्ता है] । किस हेतु से ? स्थान 
से । याग के विनष्ट होने पर भूयमाण याग यदि नष्ट हुए याग का अङ्ग न होवे तो अर्थवान्‌ 
होता है । और यदि अङ्ग होवे तो निष्प्रयोजन याग के लिये क्रियमाण [यह याग भो] 
निष्प्रयोजन ही होवे । विगुण (--नष्ट हविवाला गुणरहित अमावास्या याग) निष्प्रयोजन ही 
है । झामावास्य ( --मावास्या में होने वाला) याग विनष्ट है यह प्रत्यक्ष है । यह भी करने 
योग्य है” यह शब्द ते जाना जाता है । जो विनष्ट है वह निष्प्रयोजन है, व्ह निष्फल होते, करने 
योग्य नहीं है । [उसके स्थान में] यह करणीय है ऐसा प्रत्यास्ताय (=-उसके प्रतिनिधि रूप) 
खाना जाता है॥ ३०; 5519 5: किक अल जल PONS नय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८१८ ` मोमाँसा-शाबर-माष्ये 


अङ्गविधिर्वा निमित्तसंयोगात्‌ ॥३१॥ (उ०) 

अङ्ग वैतद्‌ विधीयते, हविष ग्रातौँ निमित्ते यागः श्र यते। तत्र त्रयमापतति-- 
यद्वा निमित्ते स्वतन्त्रं, कल्प्यं फलम्‌; यद्वा ग्रमावास्याया यत्काय तदस्य; यह्वा 
तस्याङ्गमिति । स्वातन्त्र्यं तावन्त, कल्प्यत्वात्‌ फलस्य । नामावास्यायाः कार्य । कि 
कारणम्‌ ? अश्रवणात्‌ । नैवं श्र यते--तस्याः कार्ये वतत इति। कर्तेव्योपदेशेनापि 
नान्यतमाध्यवसानं त्रिष्वेषु पक्षेषु। तेषु च पक्षेषु' विवक्षितेषु कत्तेव्योपदेशो5व- 
कल्प्यते । 

नन्वेवमभिसंबन्धो भविष्यति यस्योभयं हविरातिमार्छेत्‌ स एतेन यागेन सा- 
घयेत्‌, यत्‌ साधयितृकामः। कि चासौ साघयितुकामो यदमावास्यायाः फलमिति । 
अत्रोच्यते । फलपदेन संबन्धाभावात्‌, संबन्धस्य विधायक वाव्यम्‌ । श्र्‌ त्या च याग- 
कत्त॑व्यता विधीयते । सा च वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्मान्नं तत्कार्ये वतत इति। कि 


अ्रद्कदिधिर्वा निमित्तसंयोगात्‌ ॥३१॥ 
सुत्राथ:-- (वा) “वा” शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (अङ्गविधिः) 
[पञ्चशराव ओदनवाला कमं ग्रमावास्येष्टि की) अङ्गरूप विधि है, (निमित्तसंयोगात्‌) हवि 
की आतिरूप निमित्त के श्रवण से । 


व्याख्या - यह अङ्ग रूप से विधान किया जाता है | हवि को ग्राति के निमित्त होने 
पर याग सुना जाता है। इस अवस्था में तीन [पक्ष] उपस्थित होते हैं। निमित्त होने 
पर स्वतन्त्र कर्म, [इस पक्ष में] फल कल्पनीय होगा । यद्वा अ्रमावास्या का जो कार्य वह इसका 
है। यद्वा उस (> अमावास्येष्टि) का अङ्ग है । स्वतन्त्रकमं नहीं है फल के कल्प्य होने से। 
झमावास्या के कार्य में भो नहीं है । क्या कारण है ? श्रवण न होने से । ऐसा नहीं सुना जाता 
है कि उसके कार्य में यह होता है । कत्तव्य के उपदेश से भी तीनों ही पक्षों में से किसी ्रन्यतम 
(=एक) का ज्ञान नहीं होता है। और तीनों विवक्षित पक्षों में कत्तेव्योपदेश उपपन्न 
होता है । 

(क्षेप) इस प्रकार से सम्बन्ध होगा - जिसकी दोनों हवियां लाश को प्राप्त होवें वह 
इस याग से सिद्ध करे, जो सिद्ध करने की कामना है । वह सिद्ध करने की कामना क्या है? 
जो अमावास्या का फल है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं - फल पद के साथ [पञ्च- 
शराव के] सम्बन्ध के अभाव (=न होने) से, संबन्ध का किघायक वाक्य है । श्रुति से याग 
की कत्तव्यता कहो जाती है। वह (--श्रुति) वाक्य से बलवान्‌ है । इससे उस ( = श्रसावा- 
` स्या) के काग में वतमान नहीं है। तो क्या प्रयोजन है ? उस अमावास्या का अङ्ग होना। 


' १८ “नान्यतमाघ्यवसानम्‌ । त्रिष्वपि पक्षेष्‌' इति पूना सं० पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० १० सु० ३१ १८१९ 


तहि प्रयोजनम्‌ ? तस्या अमावास्याया अङ्गम्‌ । नन्वेतदपि नास्ति तस्या अङ्गमिति । 
तत्रोच्यते तत्संबन्धेन समाम्नानात्‌ तत्प्रयोगवचनेन गृह्यते। दर्शयुर्णमासाम्यां फलं 
साधयेत्‌ सर्वे रङ्ग : सह । श्रस्यां चाऽऽ्तावेष याग इतिकत्तव्यतेति । तस्मादेवमवगम्यते; ` 
विनष्टे हविष्यामावास्यं' यन्न शक्नोति स्वकायं कतु', तदनयेतिकत्त॑ब्यतया सहितं | 
शक्नोतीति । तस्मान्निमित्ते कर्माङ्गमिति ॥३१॥ तेमित्तिकपञ्च्षरावयागस्य दर्शा- 
द्गताधिकरणम्‌ ॥ १०॥ । 


(आक्षेप) यह भी तो नहीं है-उसका अङ्ग है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं--उस 
` (=अ्रमावास्या) के सम्बन्ध से पठित होने से उसके प्रयोगवचन से गृहीत होता है। दर्शपुर्ण- 
मासों से फल सिद्ध करे सब झङ्गों के साथ । इस गाति ( =नाश्) में यह याग है, ऐपो इतिकत्त- 
व्यता है । इसी से जाना जाता है कि हवि के नष्ट होने पर भ्रमावास्य याग जो “स्वकार्य नहीं 
कर सकता है वह इस इतिकतंउप्रता के साथ कर सकता है | इससे निमित्त होने पर [पञ्च- 
शरावेष्टि] कमं का अङ्ग है । 4 १ - 
_विवरण॑--इस सुत्र पर भट्टकुमारिल ने लिखा है--“श्रारब्ध कर्म अवश्य समापनीय है.। 
इससे [हवि के नष्ट होने पर्‌ भी] दशैं कर्म का ग्रभाव नहीं है । उसके होने से [उक्त पञ्च- 
शराववचन तत्स्थानीय] कर्म का लक्षक नहीं हे । दशं का प्रतिषेध करके भी पञ्चशराव का 
विधान नहीं किया जाता है । जैसे 'गिरापद का प्रतिषेध करके इरापद का विधान किया. है ।' 
वहां इरापद गिरापद के कार्य को लक्षित करता है प्रतिषिघ्यमान। इस प्रकार यहां 
नहीं है । इससे पञ्चशरावविधि में भी कायं को प्राप्ति के ग्रभाव से दर्श स्थान की प्राप्ति नहीं 
है। यथाश्रू त न करने से दोष उत्पन्न होता है । उस दोष को हटाने को ग्राकाइक्षा में विधीय- 
मान. [पञ्चशराव] उस दोष के प्रतिसमाधान (=निवृत्ति) के लिये होने से [ग्रमामास्या' 
के साथ] एक वाक्यता को प्राप्त होता है। 
वि्ञेष--ऊपर भट्टकुमारिल की व्याख्या का जो भाषार्थ लिखा है, उसमें 'जॅसे गिरापद 
का प्रतिषेध करके इरापद का विधान किया है' वाक्य है। उसका मूल वचन है- न गिरा- 
गिरेति ब्रूयात्‌ "` ````` `` ऐर कृत्वोद्गायेत (तां० ब्रा० ५।६।६,१०) । ज्योतिष्टोम में . यज्ञायज्ञा 
चो भ्रग्नये गिरागिरा च दक्षसे (साम पु० १।४।१; पूणं संख्या ३५) ऋचा में उत्पन्न यज्ञा- 
यज्ञीय साम विहित है । इसके विषय में कहा है-गान के समय गिरागिरा का गान न करे 
उसके स्थान में इरा इरा करके गान करे ।. यहां गिरागिरा का निषेध करके इराइरा का 


विधान है ॥३१॥ 


१. 'हविष्यामावंस्यं' इति काशी मुद्रिते पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` १६२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[सत्रसंकल्पानन्तरं सत्रमकुर्वतः सत्रफलार्थतया विश्वजिद्धिधानाधिकरणम्‌ ॥११॥] 


एतदाम्नायते~- सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य झात्मानसाग्रते, 

`यः सत्राया5गुरते, स विश्वजिताउतिरात्रेण सर्वप्रृष्ठेन सबेवेदसदक्षिणेच यजेत, सर्वाभ्य 

एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मानं निष्क्रीणीते' इति । सत्रायाऽऽगोरणे" निमित्ते 

विश्वजिच्छ यते । तत्र संदेहः । कि सत्रायाऽऽगूर्ये यः सत्रं प्रयुङ्क्ते, तस्य विश्वजित्‌, 

उत यो न प्रयुङ्क्ते तस्येति। कि तावत्प्राप्तम्‌ । यशच प्रयुङ्क्ते, यश्च नेत्यविशेषात्‌ । 

अथवा प्रयुञ्जानस्येति । कुतः ? निमित्ते कर्माङ्गमेवंजातीयकमित्युक्तम्‌' । तदभ्रयुज्य- 
मानस्य कथमङ्गं स्यादिति ? एवं प्राप्ते ब्रूमः 


व्याख्या- यह जाता है-सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मान- 
मागुरते, यः सत्रायागुरते, स विशवजिताऽतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेत । 
सर्वाभ्य एष देवताम्यः स्वेभ्यः पृष्ठेभ्य ग्रात्मात्तं निष्क्रीणीते (=यह सब देवताओं के 
लिये, सब पुष्ठों के लिये स्व ग्रात्मा को संकल्पित करता है, जो सत्र के लिये संकल्प करता है। ` 
बहः सब पुष्ठ स्तोत्रों वाले, सब धन की दक्षिणावाले विश्वजित्‌ संज्ञक अतिरात्र से यजन करे। 
सब देवताओं से सब पृष्ठों से ग्रात्मा को [देवताओं से वापस] खरीदता है (= मुकत कराता 
है)। सत्र के लिये संकल्प के निमित्त होने पर विश्वजित्‌ सुना जाता है । इसमें सन्देह होता है-- 
क्या सत्र का संकल्प करके जो सत्र को करता है उसका विश्वजित्‌ शुत हे, अथवा जो सत्र का 
अनुष्ठान नहीं करता, उसका विश्‍वजित शुत हे ? क्या प्राप्त होता हुँ? जो [सत्र का] अनु- 
ष्ठान करता है और जो नहीं करता, [दोनों का], विशेष [का निर्देश] न होने से। अथवा 
जो झनुष्ठान कर रहा है [उसका विइवजित्‌ है]। किस हेतु से ? निमित्त होने पर इस प्रकार का 
[अ.यमाण कमं ] कमं का अङ्ग होता है, यह कह चुके हैं । वह [सत्र का] प्रयोग न करनेहारे 
का फंसे अङ्ग होवे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण--भाष्योक्त वचन यथावत्‌ हमें कहीं उपलब्ध नहीं हुआ | इस वचन का मध्य- 
भाग 'स विइवजिताऽतिरात्रेण सबपृष्ठेन सववेदसदक्षिणेन यजेत' छोड़ कर रोष ग्राद्यन्त भाग तँ० 
ब्रा०१।४।७।७ में उपलब्ध होता है । सवंपृष्ठेन --पृष्ठसंज्ञक। स्तोत्र = गानविशेष है। निष्क्रीणीते-- 
खरीदना, विनिमय करना (बदलना) आदि अर्थं में निसू पूर्वक ड्क्रीन्‌ धातु का प्रयोग होता है । 
प्रकृत में 'झात्मानमागुरते' से देवताओं के लिये संकल्पित आत्मा का विश्वजित्‌ श्रतिरात्र द्वारा 
देवताओं को समापित स्वात्मा का वापस खरीदना या बदलना अर्थ भ्रमिप्रत है । तात्पर्यां है 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । अस्योद्धरणस्य 'स विशवजिताऽतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षि 
णेन यजेत' इति मध्यमं आगं विहाया&द्यन्तो भागो ते० ब्राह्मणे १।४।७।७ स्थले उपलम्येते । 
२. आग्रणे' इति पूना मुद्रिते पाठ: । वेदिकवचने पठितः “य्रागुरते' इति प्रयोगस्तु प्ग्री 
उद्यमे इति तौदादिकस्य । तस्य 'भ्रागोरणम' प्रयोगो भवति । आगूरणं तु भूरी उद्यमे’ ; चौरादि- 
कस्य ज्ञेयः । ३, पूर्व स्मिन्नधिकरण इति शेषः । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे श्रधि० ११, सू० ३२ - १८२१ 


विइपरजित्वप्रहत्तेः भावः कर्मणि स्यात्‌ ॥३२॥ (उ०) 


विश्वजित्‌ त्वप्रवृत्ते भवेत्‌ । सूत्रस्य क्रियायो अभावे .विशवजित्‌ । कि 
कारणम्‌ । एवं हि श्रूयते-यः सत्रायौऽऽग्रते स विइवजिताऽतिरात्रेण यजेत इति । यः 
सत्रं करिष्यामीत्येवमागुरते स विश्वजिता यागेन साधयेदिति । यदर्थमसौ सत्रं. कतु ~ 
मिच्छति, तदर्थमिति गम्यते । कथम्‌ ? य आगुरते, स तेन यजते, यागेन नि्वेतेयेदिति 
वाक्यार्थो गम्यते, न यागं निवंतंयेदिति । कुतः ? यागस्य गुणत्वेन श्रवणात्‌ । कथं 
तस्य गुणत्वम्‌ ? तृतीयानिर्देशात्‌ । प्राधान्ये हि फलं कल्प्येत । इतरस्मिस्तु. पकष 
प्रत्यक्षाद्‌ वाक्यात्‌ फलावगमः ।।३२॥ ट्रक 


म 5-१५ 1 ४ ७ ४ ¬ क य फस सस 
स्वात्मा का ऋण से मुक्त कराना । निमित्तं कर्माङ्कमेवंजातीयकमित्युक्तम्‌- यह पूर्व अधि- 
करण में कहा है । कुतूहलवृत्ति में इस वचन के पाठ में कुछ आधिक्य है। वह वचन भी हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ । 

विइवजित्त्वप्रवृत्ते भावः कर्मणि स्यात्‌ ॥३२॥ 

सुत्रार्थः--(विइवजित्‌) विश्वजित्‌ (तु) ठो (अप्रवृत्त) सत्र के अभ्रवृत्त होने परत 
करने पर स्यात्‌ होवे, (भावः) फल (कर्मणि) विश्वजित्‌ संज्ञक कमं के आश्रित होने से। 

कुतूहलवृत्ति में 'तु' पद को अवधारण (= निइचय) अर्थ में माना है--सत्र के अप्रवृत्त 
होने पर ही विश्वजित्‌ होवे । 'भाव' शब्द का ह्विघा व्याख्यानं किया है, वह वहीं देखें । ` 

व्याख्या--विइवजित्‌ तो [सन्न के | प्रवृत्त होने पर होवे। सत्र की क्रिया के अभाव में 
बिइबजित्‌ [होवे] । क्या कारण है ? ऐसा सुना जाता है -यः सत्रायागुरते स विश्वजिता- 
5तिरात्रेण यजेत (--जो सत्र के लिये संकल्प करता है, वह विइवजित्‌ श्रतिरात्र से यजन 
करे) । जो सत्र करूंगा इसे प्रकार संकल्प करता है वह विइवजित्‌ याग से सिद्ध करे। जिस 
के लिये सत्र करना चाहता है, उसके लिये, ऐसा जाना जाता है। फंसे ? जो संकल्प करता 
है वह उससे यजन करे, याग से सिद्ध करे ऐसा वाक्यार्थं होता है । याग को सिद्ध करे ऐसा 
[वाक्यार्थ नहीं होता है] । किस हेतु से ? याग के गुणरूप से श्रवण होने से । उस (=याग) 
का गुणत्व कैसे है ? [“विश्वजिता' में] तृतीया के निर्देश से। याग के प्राधान्य ("प्रधान 
मानने) में फल की कल्पना करनी होवे । दूसरे ( = याग के गुणत्व) पक्ष में प्रत्यक्ष वाक्य से 
हो फल की प्रतीति होती है । पि 4 
विवरण --सत्रस्य क्रियाया भ्रभावे विश्वजित्‌-भाष्यकार ने यह अर्थ आगे व्याख्या में 
स्पष्ट किया है । आपस्तम्ब श्रौत सूत्र १४।२३।१ में यह अर्थ शब्दतः पढ़ा है--यदि सन्नायाः 
गय न यजेत विदवाजिता5तिरात्रेण सर्वपृष्ठेन सवंस्तोमेन सर्वेवेदसदक्षिणेन यजेत ॥३९॥ 


= oy 


१. 'विइवजिदश्रवृत्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लता त 
१०२२ मोमांसा-शाबर-माष्ये = 


निष्क्रयवादाच्च ।३३॥ (उ+) 


: एवं तत्र भूयते-सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य त्मानं निष्को- 
.णीत' इति । निष्क्रयद्वारेण च संस्तवः परवृत्ते न युज्यते । तस्मादप्रवृत्ते विश्वजिदिति । 
-अथ कस्मान्नैवमभिसंबन्धः क्रियते-आगुयं सत्राय विश्वजिता यजेतेति। विश्वजितः 

सत्रस्य च संबन्धो विज्ञायते, आगोरणवेलायामिति । नेवम्‌ । 'आगोरण विशेषणं हि 
सत्रं, शसत्रविश्वजित्संबन्धे व्यवहितकल्पना स्यात्‌ । श्रुतिश्चः पुरुषेण विश्वजित 
संबन्धयति, विश्वजिता यजेत पुरुष इति, न सत्रेण । सत्रस्य विश्वजिद्‌ याग इति, 
आगूर्येति च । एवं श्रवणमर्थवद्‌ भवति । सत्राङ्गतवे ; त्वथंप्राप्तं. न वक्तव्यम्‌ । न 
चाळगूये यजेतेत्यागोरणानन्तयँ शक्यं विधातुम्‌ । अशब्दार्थो हि तदाऽऽश्रीयेत । 
___ 27  -: ४ 3 Oss RRR क 
निष्क्रमवादाच्च ॥३३॥ : 
सुत्रार्थः = (निष्क्रपवादात्‌) “झात्मानं निष्क्रीणे' में आत्मा के निष्क्रय = देवताग्रों को 
संकल्पित आत्मा वापस खरीदना के कथन से (च) भी जाना जाता है कि जो सत्र का संकल्प 
करके उसे नहीं करता वह विश्‍वजित याग करे | 


व्याख्या -ऐसा सुना जाता है-सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य 
आत्मानं नित्रीगीते (=विइवजित्‌ भ्रतिरात्र से सब देवताओं और सब पृष्ठों से आत्मा को 
वापस खरीदता है, उनसे मुक्त कराता है) । यहां निष्क्रय के द्वारा [विश्वजित्‌ अतिरात्र की] 
स्तुति [सत्र में] प्रवृत्त होने पर युक्त (--उपपन्न) नहीं होती है । इससे [सत्र कौ] झ्रवृक्ति 
होने पर विशवजित्‌ [का विबान ] है । (द्राक्षेप) ऐसा क्यों नहीं सम्बन्ध किया जाता है-- 
“सत्र के लिये संकल्प करके विइवजित्‌ से यजत करे।' [इस प्रकार] विइवाजित्‌ श्रौर सत्र का 
संबन्ध जाना जाता है झ्रागोरणकाल में । (समाधान) ऐसा नहीं है । श्रागोरण का विशेषण है 
सत्र, सत्र भौर विइवजित्‌ के सम्बन्ध में व्यवहित कल्पना होवे । श्रुति पुरुष के साथ विइवजित्‌ 
को सम्बद्ध करती है विश्वजित्‌ से पुरुष याग करे, सत्र के साथ  [विइवजित्‌ को सम्बद्ध] 
नहीं करती है । 'सत्र का विश्‍वजित [अङ्ग] .याग है भ्रौोर वह आगोरण करके इस प्रकार 
अवण अर्थवान्‌ होता है । सत्र का प्रङ्ग होने पर तो [ विइवजित्‌ ] भ्रथतः प्राप्त है, वह कहने 
(सविधान) करने योग्य नहीं है। र 'ग्रागूर्यं यजेत' (=सनत्र का आागोरण=संकल्प 
करके यजन करे) इस प्रकार ग्रागोरण का ग्रानन्त्यं भी विधान करना शक्य नहीं है (= 
विधान नहीं किया जा सकता है) । उस अवस्था में ग्रशब्दाथ (=जो शब्द का अर्थ नहीं हँ 


१, द्र० पूर्व पृष्ठ १८२० टि० १] २, “ओगूरण०” इति पुनामुद्रिते पाठ: । 
३. (०विश्ेगरण हि साय, सत्रविषबजित्‌०' इति पाठान्तरम्‌ । तच्चासम्यक | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽघ्याये चतुर्थपादे अधि० १२, सू० ३४ १८२३ 


ममानकतृ कता हि.शब्ददती । पूर्वकालभावस्य चाथंप्राप्तत्वान्न वक्तव्यता । तस्मादा- 
गुर्येत्यत्रेव विश्वजितोऽसंबन्धः । स चेत्‌, य ग्रागू्यं न सत्रेण यजेत, तस्य विशवजि- 
दिति ॥३३॥। सदसंकल्पानन्तरं सत्रमकुर्वंतः सत्रफलार्थंतया विइवजिद्विधानाधि- 
करणम्‌ ॥ ११४ 


[ ब्रतस्य वत्साद्यपलक्षितकालविधानाधिकरणम ॥१२॥ ] 
दर्शपूर्णमासयो: श्रूयते - बहिषा वे पौर्णमासे व्रतमुपयन्ति, वत्सेरमावास्यायाम्‌' 


उस) का आश्रय करना होगा । समानकतृ कता ही गब्दवती हे (= शाब्द से जानी जाती 
है )। पू्ंकाल भाव के भ्र्थतः प्राप्त होने से वह [शब्द से] कहने योग्य नहीं हे । इससे “आग्य' 
इसके साथ ही विइवजित्‌ का सम्बन्ध हुं । यदि यह संबन्ध हे तो जो संकल्प करके सत्र से यजन 
नहीं करे उसका विइवजित्‌ हँ [अर्थात्‌ उससे विइवजिद्‌ याग करणीय हे] । । 


विवरण - सत्राङ्गत्वे त्वथंप्राप्तं न वक्तव्यम्‌ --सत्राङ्ग होने पर 'विद्वजितू याग करे' यह 
कहने की इसलिये ्रावश्यकता नहीं रहती कि वह -अन्य अङ्गो के समान इतिकतंव्यता से 
प्राप्त हो जाता दै । द० पुवं अ्रधिकरण--तत्सस्बन्धेन समाम्नानात्‌ तत्मयोगवचनेन गुह्यते 
इत्यादि प्रकरण (द्र० -पुवे सुत्र ३१) । अशब्दार्थो हि तदाथियेत- शब्द है--यः - सत्रायागुरते 
स विइवजिता यजेत यहां आनन्त्यं बोधक शब्द के न होने से 'ग्रागोरण करके विश्वजितू याग 
करके' ऐसा अर्थ करना शब्द बोधित अर्थ का त्याग करके शब्द से ग्रवोधित अर्थ की कल्पना 
करना? शक्य नहीं है । समानकत कता हि शब्दवती --सत्र और विश्वजित्‌ याग एक कतृ क हैं, यह 
यः सन्नायागुरते स विइबजिता यजेत के 'यः झौरः 'सः' पढों से ज्ञात होने से शब्दवती है । 
पूर्वेकालभावस्य चाथंप्राप्तत्वान्त वक्तव्यम्‌--सत्र के आगोरण की पूर्वकालता यः सन्रायागुरेत 
स विइवजिता यजेत इन वाक्यों से ही विदित होने से उसके लिये सत्रसाग्य सदुश पूर्वकाल- 
वाचक शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है ॥३३॥ 


व्याख्या दर्शपूर्णमास में सुना जाता हे - बहिषा वै पौणेमासे व्रतमुपयन्ति 
' चत्सैरमावास्यायाम्‌ (=बहि के साथ पोर्णमास में ब्रत=भक्षणीय द्रव्य को प्राप्त होते 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--'बहिषा पूर्णमासे ब्ेतेमुपैति वत्सेष्वपाङृतेष्वमावास्यायास्‌ ।' 
आप० श्रौत ४।२।६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ds (५३५ Pe, 
00800 “हरे 
४५ 5 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२४ NF मीमांसा-शाबर-माष्ये 


इति । तत्र संदेह- कि वत्ससाधनकं व्रतं विधीयते उत व्रतस्य काल इति, श्रथ वत्सो 
व्रताङ्गमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
| वत्ससंयोगे व्रतचोदना स्यात्‌ ॥३४॥ (पु०) 


वत्ससाधनकं व्रतं विधीयते । श्रमावास्यायां वत्संब्रेतं कुर्यादिति वत्सत्रत- 
संयोगोऽपूरवः, स विधोयते । तस्मि विधीयमान उभयमपि विहितं भवति, वत्सो 
व्रतं च ॥३४॥ 
कालो वोत्पन्नसंयोग।दू यंथोक्तस्य ॥३५॥ (३०) 
अलल 
हैं--खाते हैं, वत्सों के साथ अमावास्था में )१। इसमें सन्देह होता हकवा -वत्स साधनवाले 
ब्रत का विधान किया जाता है अथवा ब्रत के काल का विधान किया जाता है श्रथवा वत्स ब्रत 
का अङ्ग है । क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण --त्रतमुपेति अन्नमपि न्तं भवति, यदावृणोति शरीरम्‌ (निरुक्त २।१३)` 
इसे अन्न --अदनीय =भक्षणीय पदार्थ को अन्न कहा है; क्योंकि वह शरीर को पुष्ट करता 
है । रताद्‌ भोजने तन्निवृत्तौ च (काशिका ३।१।२१) इस वचन से व्रत शब्द ओजन और 
भोजन की निवृत्ति =उपवास में प्रयुक्त होता है । प्रकृत में ब्रत शब्द कर्मकाल में शरीर-रक्षारथं 
ग्रहण किये जानेवांले पदार्थ के लिये प्रयुक्त होता है । यथा--पथोब्रतो ब्राह्मणः आदि में । कि 
वत्ससावनकम्‌ं--त्रत=भक्षणीय पदार्थं के भक्षण करने में जैसे हस्त साधन होता है,: तडत्‌ वत्स 
जिसमें साधन हो उस व्रत का विधान किया जाता है, यह एक पक्ष है । वत्स ग्रहण व्रत के 
काल का वोधक है, यह दूसरा पक्ष है | वत्स जिसमें अ्रङ्गभुत है. (मांसादि के रूप में) यह 
तृतीय पक्ष है । वत्स भोजन में कंसे साधन होगा, इसका निरूपण यहां नहीं किया है । 
| वत्ससंयोगे ब्रतचोदना स्यात्‌ ।। ३४।। 
सुत्रार्थः - (ब्रतचोदना) ब्रत की चोदना (वत्ससंयोगे) वत्स के संयोग में (स्यात्‌ ` 
होवे । भ्रर्थात्‌ वत्ससाघन है जिसमें ऐसे व्रत का विधान होवे । EE पक: 
व्याख्या --वत्स साधन है जिसमें, तादृश ब्रत का विधान किया जाता है । “अमावास्या 
में चत्सों से ब्रत करे' इस प्रकार वत्स थ्रौर व्रत का संयोग झपुवं है, उसका विधान किया जाता 
है। उसके विधीयमान होने पर दोनों ही विहित होते हैं-चत्स और व्रत ।।३४॥ 
: . कालो वा उत्पन्नसंयोगात्‌ यथोक्तस्य ॥३४॥ 
` - ` सूत्रार्थः (यथोक्तस्य) यथा उक्त =वचनान्तर से उक्त ब्रत का 'वत्सेन' से (कालः ) 


१. यहां साधारण शब्दार्थ दिया है । विशिष्ट अर्थ आगे व्याख्या से स्पष्ट होगा ।. .. 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२९ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे प्रधि०. १२, सू० ३५ १८२५ 


यथोक्तस्य वा वचनान्तरेण प्राप्तस्य व्रतस्य कालोऽयं विघीयते। कुतः ? ` 
उत्पन्नसंयोगात । उत्पन्नसंयोगोऽयं व्रतस्य, नोत्पत्तिसंयोगः। कथम ? अमाषममांसं 


बहुसपिष्क व्रत ब्रतयति' इति विहितं पूर्व व्रतम्‌ । ग्प्रज्ञातश्च कालः । तस्मात्‌ काल- 
विधिरिति ॥३४॥ 


काल (वा) ही विधीयमान है। (उत्पन्नसंयोगात्‌) वचनान्तर से उत्पन्न =्राप्त हुए .बरत 
का ही वत्स के साथ संयोग होने से । पा 
व्याख्या --यथोक्त.का ही वचनान्तर से प्राप्त व्रत -का यह काल :का विधान किग्रा 
जाता है । किस हेतु से ? उत्पन्न के साथ संयोग है यह व्रत का, उत्पत्तिसंयोग [अर्थात्‌ व्रतको 
उत्पत्ति के साथ संयोग ]नहों है । कंसे ? ग्रमाषममासं बहुसपिष्क व्रतं ब्रतयति ( मास >< 
उड़द भ्रौर मांस से रहित बहुत घुत वाले भक्षणीय द्रव्य का भोजन करता है) इस से त्रत पूर्व 
` विहित है। काल ज्ञात: नहीं है [कि किस समय ब्रत ग्रहण करे ]। इससे यह काल़, की, विधि है । 
विवरण--ब्रत-- अन्न की क्षुधा की निवृत्ति के लिये स्वतः प्राप्ति है। कर्म में सभी 
अरन्तों (--अदनीय पदार्थों) का भोजन न किया जांये, इसकी निवृत्ति के ' लिये कहा है--- 
झमाषममासं बहुसपिष्कम्‌ ब्रतं व्रतंयति.। क्षुधा. निवृत्यर्थं अन्त की प्राप्ति होने पर और उसके 
विशिष्ट विधान करने पर .भी काल निदिष्ट नहीं है-। उसका बहिषा वे. पोणमासेन व्रतमुपयन्ति 
वत्पेरमावास्यायाम्‌ । 'बहिषा' से वाहि का आहरण संयुक्त काल ओर वत्सेत. से वत्स जब .दुहते . 
समय गाय से पृथक्‌ नहीं किया गया उस काल को लक्षित.किया जाता है (द्र० कुतृहलवृत्ति ) ।' 
झापस्तम्व श्रौत सुत्र ४२1३ में 'बहि के'आहरण काल से पूर्व और 'वत्सों के ग्रपाकरण (= 
पृथक्‌,करने) से पूर्व जायपती अशान करते है" ऐसा कहा है । यह कथन पोणंमासेष्टि और 
अमावास्येष्टि (सान्नाय्य पक्ष) मे पूर्व दिन अन्वाधान के पञ्चात्‌ भोजन का. विधायक है । 
` तदनन्तर बहिषा पूर्णमासे व्रतमुपयन्ति वत्सेष्वपाकृतेषु (४।२।६) में बहि के .भाहरण-करते “हुए 
` और वत्स के अपाकरण (=गाय से पृथक्‌ करने) के पश्चात्‌ ब्रत ग्रहण का विधान है। यह 
विधान इष्टिदिवस का है । वत्स का इष्ट से पूर्व दिन के भोजन के साथ झौर इष्टि के दिन 
` द्वत ग्रहण दोनों के साथ संबन्ध है । भाष्य में उद्धृत वचन इष्टिदिन का है । ' भाष्योद्धृत 
वचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि वत्स का निर्देश किस काल के उपलक्षण के लिये है। वत्स 
` तीनकाल काः उपलक्षक हो सकता है ' १ -गायदोहून के लिये वत्स का छोइना'या लाना; 
HU SSS ee 


१. अनुपलब्धभूलम्‌ | द्र --'अमाषममांसमाज्येनाइनीयाताम्‌' आप श्रोत ४।२।५॥ 
२. इसका कारण यह है कि अगंले ४ थे सूत्र में पौर्णमासायोपवत्स्यस्तौः नातिसुहितौ 
भवतः कहा है । उपवास शब्द का भ्रथं है अग्नि के समीप शयनादि करना । द्र -एतत्कृत्वोः 
पबसति (झ्ाप० श्रौ० १।१४। १७) । 'इवो यागार्थोऽश्निसमीपे नियमविशिष्टो वास उपवासः' । 
द्र० इस सूत्र पर रुद्रदत्त व्याख्या। _ 


७१० अर 
~ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation,Chennai and eGangotri 


१ ८२ ६ मीमांसा-शाबर-माष्ये 


अर्थापरिमाणाच्च ॥३६॥ (उ०) 


न च' इंक्‍्योःत्राथे: परिमातुः, वत्सेन व्रतमुपयन्तीति । कि वत्सोःत्र. ब्रतयित- 
व्यः, एवं वत्सेन ब्रतमुपगतं भवति; कि वत्सेन हस्तस्थानीयेन ब्रतयितव्यमिति, एवं 
तदुपेतं भवति; उत वत्सं संनिधाय" तदुपेयादिति, नेव व्यवतिष्ठते शास्त्रार्थः । करणं 

' ह्य तच्चिदिष्टम्‌, नेतिकतंव्यता | एतावदुक्तं- वत्ससाधनं ब्रतं कुर्यात्‌ । कथमित्येतद- 
` बिशेषाकाङ्क्षमेवावतिष्ठेत । नेवार्थेः परिच्छिद्यते, व्रते किं वत्सेन क्रियत इति। 
अथवा यद्वा तद्वेति। यथा वत्सो ब्रतेन संबध्यमान इष्टः स्यादपरार्थेतामापद्येत । 
परार्थंतां चास्य द्योतयति विभक्तिस्तृतीया | साधकतमे हिं सा भवति। तस्मादपि 
. कालां: संयोगः ॥३६॥ त ८ 


२- वत्स और गाय का संयोग--वत्स के दूध पीते हुए | ३--वत्स का गाय से पूथक्करण का 

समय । भाष्यकार ने आगे ३८ वें सुत्र में जैसा व्याख्यान किया है तदनुसार वत्सों के गायों से 
. झपाक्करण से पूर्व ब्रत का काल माना है 1 के कु 
अर्थापरिमाणाच्च ॥३६॥ 


| सुत्नायः-- (अर्थापरिमाणात्‌) अर्थ के परिमाण=इयत्ता के न होने से (च) भी वत्स- 
. अ्रहणकालविध्यथं है । [अर्थ का अपरिमाण भाष्य में देखें] 
व्याख्या [यहाँ] अर्थं को नियमित करना शक्‍य नहीं है-वत्सेन व्रतमुपयन्ति में । 
क्या वत्स को यहां व्रत कराना है इस प्रकार वत्स से व्रत उपगत होता है. (--किया जाता है) 
=, अथवा क्या हस्तस्थानीय वत्स से ब्रत करना है। इस प्रकार [त्रत] उस (वत्स) से उपेत 
जा संयुक्त), होता है, अथवा उत्स. को समीप वेठाकर उस (--ब्नत ) को प्राप्त होवे । शास्त्र का 
र्थं (--तात्पय ) व्यवस्थित नहीं होता है [अर्थात्‌ तीनों भ्रथं प्राप्त होते हैं किसी विशिष्ट 
शर्थ का निमायक यहां नहों है] यह (--बत्स) कारण रूप से निदिष्ट है, इति कतंव्यता रूप से 
निदिष्ट नहीं है । [वचन ने] इतना कहा है-- वत्ससाधन वाला व्रत करे । “कैसे! यह अविशेष 
. (=सामान्य) आकाङ्क्षा वाला हो रहता है । अर्थ परिच्छिन (>< निश्‍चित) नहीं होता है -- 
व्रत में वत्स से क्या किया जाये । अथवा यद्वा तद्वा (--जो कुछ करना हो) [वह वत्स से करे]! 
जेसे वत्स ब्रत से सम्बध्यमान होता हुआ इष्ट होवे श्रपराथंता (--परार्थता को न) प्राप्त 
न. होवे । [ किन्तु यहां] तृतीया विभक्ति इस (= वत्स) कौ. परार्थता को 'द्योतित करती है। 
“ बह्‌ (=तृतीया विभक्ति) साधकतम में ही होती है। इस. से भी [वत्स का] काल के लिये 
संयोग है.॥३६॥ नक र 


१. 'न शक्येताथंः परिमातुम्‌' इति पाठा० । 
२. “सन्निषायान्यद्‌ तदुपेयात्‌” इति पूना मुद्रिते पाठ: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i काकी 


AAR NI SAN SS PN SRS SI SCENES TES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽघ्याये चतृथपादे घि० १२, सू० ३८ १८२७ 


वत्सस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ तदङ्गं स्याद्‌ ॥३७॥ (पू०) 


यदुक्तं -विहितत्वाद्‌ ब्रतस्यानुवाद .इति । सत्यमेतत' । यत्तृक्तं-कालवि 
र्‌ [' । यत्तृक्तं-कालविः 
घानाथ इति । तन्न, वत्सस्तदङ्गत्वेन विधीयते । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । वत्सेञङ्गे 
विधीयमाने श्र तिनिमित्त', काले लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । श्र तिलक्षणाविशये च श्र ति- 


न्याय्या । तस्मादङ्ग' वत्स इति 11३७॥ द 
कालस्तु स्यादचोदना ॥३८॥ (उ०) ह 
डड कालस्त्वेष निदिश्यते, न वत्सोऽङ्ग' विधीयते। नैषा चोदना--बहिषा वे 
मासे ब्रतमुपयन्ति, वत्सैरमावास्यायामिति । .कथमवगम्यते ? विधिनैकवाक्य- 
त्वात्‌ । परस्ताच्च विधिः समाम्नायते । पुरा वत्सानासपाकर्तोदेम्पती अइनीयातास” 


वत्सस्तु भ्‌ तिसंयोगात्‌ तदङ्ग' स्थात्‌ ॥३७॥ 
ल ¬ (डु) 'तु' शब्द पूवं उक्त कालविधि का व्यावतंक है। (वत्सः) वत्स 
(श्रुतिसंयोगात्‌) तृतीया श्रुति के संयोग से (तदङ्गम्‌) उस==न्रत का अङ्ग होवे। श्रर्थात्‌ 
वत्स के मांसादि से ब्रत करे। 


व्यास्या-जो कहा- “ब्रत के विहित होने से [उसका] अनुवाद है! । यह सत्य है। 
आर जो कहा--[वत्स का ग्रहण] काल. के विधान के लिये है” वह युक्त नहीं है । वत्स उस 
(=ब्रत) के अङ्करूप से विधान किया जाता है । किस हेतु से ? श्रुति के संयोग से । वत्सरूप 
अङ्ग के विधान किये जाने में [तृतीया] थुति निमित्त है, काल में लक्षणा .शब्द (गोण 
शब्द) होवे । श्रुति श्रोर लक्षणा के सन्देह में भृति न्याप्य होती है। इस से वत्स [ब्रत का] 
शर्क है ॥३७॥ 
कालस्तु स्यादंचोदना ॥ ३८ ` - 
सुत्रार्थः--(तु) “तु! शब्द पूर्व उक्त ब्रताज्भपक्ष की निवृत्ति के लिये. है। (कालः) 
ब्रत के काल का उपलक्षक (स्यात्‌) होवे, (अचोदना) काल की चोदना=विधि न होने से । 
` ` व्याख्या--यह काल का निर्देश किया जाता है, वत्स [इत का] प्रद्भरूप से विधी- 
यमान नहीं है । यह चोदनां (=विधि) नहीं है- बहिषा वै पोणंमासे व्रतमुपयन्ति, 
वत्सैरमावास्यायाम्‌। कँसे जाना जाता है [कि यह विधि नहों हैं] ? विधि के साथ 
[इसके] एकवाक्थत्व से । आगे विधि समाम्नात है - पुरा वत्सानामपाकर्तोदेम्पती ग्रश्‍नी- 


१. '्सत्यमेवम्‌' इति पुनामुद्रिते पाठः ।. | क: ु 
२. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र० आप० श्रौत ४।२।३। “पुरा वत्सानामपाकर्तोरमावास्यायाम्‌' 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 
द्रऽ *. ` मोमांसा-शाबर-माष्ये . 
इति । यद्येषोऽपि बिधिः स्याद्वाक्यं भिद्येत! अनुवादरच तथा तस्यार्थस्य भवति । 
च च वत्साङ्गता प्राप्ता । प्राप्तस्तु कालः ॥३८॥ _ ४ 
| अंनर्यकंरूच कमेसंयोगे ॥३९॥| (उ०) . 
न च शक्यो वत्सोऽत्र ब्रतयितुम्‌ । कमेसंयोगे वत्सेन नार्थ: शक्यते कडिचत्‌ 
कतु'म्‌ । तस्मादपि न वत्सोऽङ्गम्‌ ॥२६। | 
अवचनाच्च -स्वशब्दस्य ॥४०॥ (उ०) 
न चैतदुच्यते विश्य श्रपितं वत्सं ब्रतयिष्यत इति। न चास्यार्थस्य स्वशब्दः 


——— 


याताम्‌ (=वत्सों के पृथक्‌ करने से पूर्व दम्पती भोजन करें) यदि बह( = बिहिषा' इत्यादि 
वाक्य) भी विधि होवे तो वाक्यभेद होवे । अनुवाद तथाभूत अथ (= जसा है उस) का 
होता हैं । वत्स की अङ्गता प्राप्त नहीं है, काल तो प्राप्त है। | हे 
। विवरण - वास्यं भिद्येत--वाहिषा वे” वाक्य को काल अर वत्साङ्गता का विधान 
मानें तो दो र्थो के विधान में वाक्यभेद होवे--वत्स संयुक्तेन कालेन व्रतमुपयन्ति, वत्सं ब्रत- 
मुपयन्ति । पुरावत्सानामपाँकर्तोदम्पती भ्रइनीयाताम्‌--इसका भाष्यकार ते 'बहिषा वे वचन के 
चश्चात्‌ पाठ स्वीकार किया है । अतः भाष्यकार उद्धृत दोनों वचन किसी अनुपलब्धशाखा 
चा ब्राह्मण के होंगे। आपस्तम्ब श्रौतसूत्रानुसार इन मिलते जुलते वचनों का अभिप्राय हमने 
पुवं ३१वें सूत्र के भाष्यव्यास्या के विवरण. (पृष्ठ १२२५) में लिखा है। प्राप्तस्तु कालः--त्रत 
किसी न किसी काल में करना ही है । अतः वह प्राप्त है। किसी काल में करे, इसका यहाँ 
निर्देश किया है। ; : 0 
अनर्थकदच कर्मसंयोगे ॥३९॥ 

`` सुत्रार्थः _ (कर्मसंयोगे) कमं= ब्रत के संयोग में वत्स का अङ्गत्व (अनथकः) अनर्थक 
“निष्प्रयोजन (च भी है । अर्थात्‌ ब्रत में वत्स अङ्ग किसी प्रकार नहीं बन सकता । 
- ७४ ` व्याख्या ब्रत्स किसी प्रकार व्रत करने के लिये नहीं हो सकता है [अर्थात्‌ वह किसी 
प्रकार त= भक्षणोय नहीं हो सकता है] । कमं के संयोग मे वत्स से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीँ 


, किया जा सकता है । इससे वत्स अङ्ग नहीं है । 


प्रवचनाच्च स्वशब्दस्य ॥४०॥ | 
सुत्रार्थ;- वत्स के मांस को कहने वाले (स्वशब्दस्य) 'वत्समांसेन' इस प्रकार .के हाब्द 


के (अवचनात्‌) न कहने= निदेश न होने से (च) भी वत्स ब्रत का अङ्ग नहीं है। यतः वत्स - 


शब्द उसके मांस अर्थ को नहीं कहता है, इससे मांस अर्थ करने पर लक्षणा माननी होगी । 
व्याख्या-यह नही कहा जाता है [मर्थात्‌ ऐसा कोई वचन नहीं है] कि काटकर पका 


CC-0.Parini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ड षष्ठेऽघ्याये चतुर्थपादे ग्रधि० १३ सू० ४१ १५२६ 


श्रूयते ? वत्स इत्याकृतिंशब्दो मांसे न वतंते। तस्मादपि काल इति ।१४०॥ व्रतस्यः 
बत्साद्य पलक्षितकालविघानाधिक रणम्‌ ॥ १२।। 3 


[सांनाय्येऽप्रवत्तस्यापि ब्रततियमाधिकरणम्‌ ॥१३॥] 
कालार्थः संयोग इत्येतत्‌ समेधिगतम्‌"। इदानीं संदेहः सन्नयत्पक्षे. एव काल 
उतासंनयतोऽपीति । कि प्राप्तम्‌ ? रः 


__ कालश्चेत्‌ संनयतपक्षे तल्लिङ्गसंयोगात्‌ ॥४१॥ (पु० 
संनयत्पक्षे । कुतः? एवं श्रूयते- पुरा वत्सानामपाकर्तोरिति। न. चासनयतो 


कर वत्स का भक्षण करेंगे । इस झर्थ का स्वशब्द नहीं सुना जाता है। वतस यह झाक्कति शब्द 
[उसके] मांस में वतमान नहीं है । इससे भी: [वत्स शब्द से] काल [जाना . जाता है] । 
विवरण --प्रकृतसूत्र से पूवं . आशंका को ध्यान में ˆ रखकर यह सूत्र पढ़ा है । वह 
आशङ्का है-'वत्स के मांस से ब्रत किया.जा सकता है। इस प्रकार वत्स व्रत का अङ्ग हो 
सकता है ।।४०॥ - 4 डु 


किन गण हा 


व्याख्या--[वत्स का] संयोग काल के लिये है, यह जाना : गया । भ्रब सन्देह होता 
है- क्या सन्नयन्‌ करने. के पक्ष में हो काल का निर्देश हैं श्रथवा असच्चयत्‌ (= सच्चयन न करने 
वाले) का भी शया प्राप्त होता हे ? 
विवरण--दर्शष्टि में दो पक्ष हैं-सान्नाम्यहवि, घमौर पुरोडाशंहवि । जिसने सोमयाग 
कर लिये है वह सान्नाय्यहवि से यजन करता है । कात्यायनश्चौतसुत्र में कामना से असोम 
याजी के लिये भी सान्नाय्यहवि कही गई है । सान्नाय्यहवि है- गाय का दूध और दधिः 
इन दोनों का एक ही देवता होने से दोनों का सन्नयन करके ( मिलोकर) एक आहुति दी 
जाती है । दोनों हंवियों के सन्नयन के कारण ही इन्हे सात्नाय्यहवि कहते हैं। 
एलइ्चेत्‌ संनयत्पक्षे तल्लिद्कसंयोगात्‌ ॥४१॥ . 
सुत्रार्थः - वत्स का निर्देश .(कालः) काल का बोधक (चेत्‌) होवे तो (सन्तयत्पक्षे) 
सन्नयन पक्ष में ही ब्रत के काल का बोधक़ होगा । (तस्लिङ्ग संयोगात्‌). उस के लिङ्ग का 


-संयोग होने से । अर्थात्‌ पुरावत्सानामपाकतो'=वत्स के अपाकरण से पूर्वे ऐसा श्रवण होने से । 
वत्स का अपाकरण का विधान सान्नाय पक्ष, में किया गया है 


व्यास्या- सच्नयन्‌ पक्ष में [व्रत के काल का बोधक़ है] ऐसएसुना जाता है--पुरा- 


त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennajand eGangotri 


१८३ मीमांसा-शावरः भाष्ये 


वत्सापाकरणमस्ति । तस्मात्‌ संनयत्पक्ष एष काल: श्रपाकरणं लिङ्गमिति ॥४१४ 
काळार्यत्वाद्वोभयोः प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतेयति । न संनयत्पक्ष. एव, असंनय तोऽप्येष कालः स्यात्‌ । 
कुतः? कालाथंत्वात्‌ । न वत्सापाकरणेन ब्रते किचित्परयोजनमस्ति । कालेन ठु 
प्रयोजनम्‌ । येन च तत्र प्रयोजनं, स लक्ष्यते । कथं पुनर्वत्सापाकरण कालार्थेमिति ? 
परार्थत्वात्‌ । पयसे हि तेऽपाक्रियन्ते । तथा हि दृष्टाथता भवति । इतरथाःदृष्टाथेता 
स्यात्‌ । तस्मान्नोपादेयत्वेत वत्सापाकरणं श्रूयत इति । यत्तूक्तं-तस्लिङ्गसंयोगात्‌ 
संनयत्पक्ष एवेति । तन्न । ग्रसंनयतो$पि कालाहानात्‌ । यस्यापि न सांनाय्यं, तस्यापि 
FES te त मीशलसक्णा 


चत्सानामपाकर्ताः (=वत्सों के अराकरण से पूवं) । सन्नयन्‌ न करने वाले का वत्सों का 
झपाइरण ही नहीं है । इससे सन्नयन्‌पक्ष में यह काल है । [इसमें] अपाकरण लिङ्ग है ॥४१॥ 
कालार्थत्वाद्‌ वोभयोः प्रतीयेत ।। ४२।। 

सुत्रार्थः --(वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (कांलाथंत्वात्‌) 
के म्रपाकरण के कालरूप प्रयोजन के लिये होने से (उभयोः) दोनों पक्षों में (प्रतीयेत) काल 
जाना जाये । 

विशेष -कुतृहलवृत्ति में 'कालाथित्वात्‌' पाठ है । 

व्याख्या -“वा' शब्द [पुलं उक्त] पक्ष को हटाता है । सन्नयत्‌-पक्ष में ही [व्रत का 


काल है ऐसा] नहीं है । सन्नयन न करने वाले का भी यह काल होवे । किस हेतु से कालके _ 


लिये होने से । व्रत में वत्स के श्रपाकरण से कुछ प्रयोजन नहीं है। काल से तो प्रयोजन है । 
वहाँ जिससे प्रयोजन है वह लक्षित होता है-1 वत्स का अपाकरण कालां कसे है ? परार्थं होने. 
से। दब [दोहने ]के लिपे वे [गाय से] हाये जाते हैं। ऐसा होने पर ही [वत्सापाकरण को] 
दृष्टाथ होती है । अन्यथा श्रदृष्टाथंता होजे । इसलिये वत्स-का झपाकरण उपादेय रूप से नही 
सुना जाता है ग्रोर जो कहा--उस-के लिङ्ग का संपरोग होने से सन्नयन्‌ पक्ष में ही [काल 
होवे] । यह नहीं है । सन्नयन न करने वाले का भी[ वस्सापाकरण] काल का परित्याग न करने 

से [अर्थात्‌ सन्चयन न करने वाले का भी लोकविज्ञात वरसापकरण काल है ही]! जिसका 
सान्नाय [हवि] नहीं है, उसका भी वत्स का झपाकरण ही न होवे, न कि वत्सापाकरण काल भी 


१. इसका कारण यह है कि अगले ४ वें सूत्र में पौर्णमासायोपवत्स्यन्तो नाति सुहितौ - 


भवतः कहा है । उपवास शब्द का अर्थ है अरित के समीप शथनादि करना । द्र०--एतत्कत्बो- 
पवसति (झाप० श्रो० १।१४।१७) । 'शवोयागारथोऽग्निसमीपे नियमविशिष्टो वास उपवास: । 
द्र० इस सूत्र पर रुद्रदत्त ब्याख्या | .. .. `. . a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


De का, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि« १४ सू० ४३ (१०३. ` 


वत्सापाकरणमेव न स्यात्‌, न तु वत्सापाकरणकालोऽपि ।. कालेन च नः: प्रयोजनं, 
बत्सापाक रणेन । यथा शङ्कवेलायामागन्तव्यमिति । यस्मिन्नपि ग्रामे शङ्खो नाऽऽघ्मा- 
यते तस्मिन्नपि शङ्काघ्मानकालोऽस्तीति, नाऽऽगमनं परिहास्यते। एवमिहाप्यसत्यपि 
वत्साषाकरणे तत्कालेः विद्यमाने व्रतं तस्मिन्‌ काले न परिहास्यत इति ॥४२॥ 
साच्ायेऽप्रवत्तस्यापि व्रतनियमाधिकरणम्‌ ॥ १३।। 


[प्रस्तरप्रहरणकाले शाखाप्ररहणाधिकरणम्‌ ॥ १४। ] 
. - दशंपूर्णमासांभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति। तत्र श्रूयते-सह शाखया प्रस्तरं 
प्रहरति' इति । तत्र संदेहः कि शाखा प्रस्तरस्याङ्गभूता, श्रङ्गप्रयोजनसंबन्धस्तयोः, 
अथ कालार्थः संयोगः, प्रस्तरप्रहरणकाले शाखा प्रहतंव्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्‌: ४३॥ (पू० 


[अर्थात्‌ चत्सों के ग्रपाकरण से द्योतित होने वाला काल तो सन्नयन न करने वाले का भी होगा 
हो] । हमें काल से प्रयोजन है, न कि वत्स के श्रपाकरण से । जेसे- दाद्कवेलायामागन्तव्यम्‌ 
(= शंख बजाये जाने के समय आना) [यहां] जिस ग्राम में शंख, नहीं बजाया जाता है उसमें 

भी शंख बजाने का काल तो है ही । इससे अगमन छोड़ा नहीं जाता [अर्थात्‌ शंख नहीं बजाया 

“ गया तो थागमन ही न होवे, ऐसा नहीं होता है]! इसी. प्रकार यहां (शसन्नयत्पक्ष में) भो वत्स के 

अपाकरण के न होने पर भी उस काल के विद्यमान होने पर ब्रत उस काल सें छोड़ा नहीं 
जायेगा [अर्थात्‌ वत्सापाकरण से लक्षित काल में व्रत का भक्षण होगा] ॥४२। _ 


हिम डड आओ 


४ व्याख्या--दशेपूरणंमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (=दश्पूर्णमासो से स्वगं की 
कामना वाला यजन करे) । वहां सुना जाता है- सह शाखया प्रस्तर प्रहरति (=शाखा के 
साथ प्रस्तर को अग्नि में छोड़ना हैं) । उसमें सन्देह है- बया शाखा प्रस्तर का भ्रद्धभूत हे, 


“अङ्ग प्रयोजन सम्बन्ध उनका [कहा जाता हे] अथवा काल के लिये संयोग हे, प्रस्तर प्रहरण के 


काल में शाखा का भी प्रहरण करना चाहिये? क्या प्राप्त होता.हें ? 
प्रस्तरे शाखा ्रयणवत्‌ ॥४३॥ 
सुन्नार्थ:-- (अस्तरे) प्रस्तर में = प्रस्तर के प्रति (शाखा) पलाश शाखा अङ्ग है, 


१. द्र० ग्रस्मिन्नेव भागे १४१५ तमे पृष्ठे । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र४--सह शाखया प्रस्तरमाहवनोये प्रहरति। भ्राप० श्रौत 
३।६।६॥ Te क पव ह 


५ १ 


कु 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` बक 
` ' प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्‌ । प्रस्तरस्याङ्गभूता शाखा इतः ? सह ज्ञाखया | 


Digitized by Arya Samaj Foundation परा माण्ये ang eGangotri 
मोमांसा-शाबर-' 


तरं प्रहरति' इति सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीयाविभक्तिभंवति । सा च शाखायां तृतीया । 
Sl शाखा गुणभूता । प्रस्तरे च द्वितीया । सहयोगे च तृतीया गुणतः, 
द्वितीया प्रधानतः । ननु न शाखया प्रस्तरस्य करिचदुपकारः क्रियते । सत्यं न दुष्टं 
क्रियते, कि त्वदृष्टं क्रियते । श्रयणवत्‌ । यथा-पयसा मत्रावरुण श्रीणाति? इति 
द्वितीयातृतीयासंयोयाददृष्टर्चोपकारो गम्यते । एवमिहापीति ॥४३॥ 


कालविधिवों भयो विद्यमानत्वात्‌ ॥४४॥ (उ०) 


कालविधिर्वा स्यात्‌ । कुतः ? उभयोविद्यमानत्वात्‌ । प्रस्तरस्तावत्‌ खुग्धार- 
णार्थ? प्राप्तो विद्यते । तस्य प्रहरणमपि विशिष्टे काले. वाक्यान्तरेण विहितम्‌*। 


(श्रयणवत्‌) श्रयण =सोम के श्रयण--श्रयण में दुध के समान । [वचन भाष्य में देखें] । 
व्याख्या--प्रस्तर में - प्रस्तर के प्रति शाखा अङ्क हे, अयण के समान । प्रस्तर को 
झङ्गमूत हे शाखा । किस हेतु से ? सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति में सहयुक्तेञ्ञ्रघाने (=सह 
के योग में प्रधान में) तृतीया विभक्ति होती है । वह तृतीया शाखा में है। इससे प्रस्तर की 
शाला गुणभूत हैं । झौर प्रस्तर में द्वितीया है । सह के योग में तृतीया गुणभूत से होती 'हे-श्रौर 
द्वितीया प्रघान-से। (आक्षेप) शाखा से प्रस्तर का कोई उपकार नहीं किया जाता है । (समाधान) 
सत्य है, कोई दृष्ट उपकार नहीं किया जाता है, श्रदृष्ट उपकार तो किया जाता है श्रयण के 
समान । जैसे पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति (दष के साथ मित्रावरुण देवता वाले सोम को 


पकाता है) में द्वितीया झर तृतीया के संयोग से श्रदृष्ट उपकार जाना जाता है। इसी प्रकार 


यहां भो जानना चाहिये । रि 
कालविधिवों भयोविद्यमानत्वात्‌ ।॥४४॥ 
सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा/ शब्द: पुर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । ` (कालविधिः ) 


'झाखाप्रहरण के काल की विधि होवे (उभयोः) शाखा और प्रस्तर दोनों के. (विद्यमानत्त्रात्‌) 
* विद्यमान होने से । श्रर्थात्‌ प्रस्तर के प्रहरण काल में शाखा का भी प्रहरण जाना जाये। . . 
व्याख्या -काल की विधि हो होवे । कित हेतु से ? [प्रस्तर भौर शाखा] दोनों : के 


विद्यमान होने से । प्रस्तर लुक्‌'के धारण के लिये प्राप्त हुओ विद्यमान है । (० का० श्रौत 
२८1१२) उप का प्रहरण ( -भ्रग्निःमें छोड़ना) भी विशिष्ट काल में वाक्यान्तर से विहित 


१. द्र० पृष्ठ १८३१, टि० २। २, पष्ठा० २।३।१९॥ 
३. अनुपलब्बमूलम्‌ । द्र० --यन्मंत्रावरुणं . पयसा  श्रीणाति ।- मै० सं० ४।५।८।॥ त० 


` स० ६।४।८।२॥ `. ` --डॅ:-द्र० का श्रौत २८] ११-१२॥ 


५. सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति । उद्धुतं ३।२।११ सूत्रभाष्ये । 


CC-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३०? षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० १४, सू० ४४ १५३३ - 


ततः शाखायाः प्रतिप्नादार्थं तस्येतत्‌ पुनवचनम्‌ । उच्यते। भवतु प्रस्तरस्य पुनर्वचनम्‌, - 
शाखा :त्वत्र विधीयत इति। उच्यते। उभयोरपि विद्यमानत्वात्‌। शाखाऽपिःहि 
पूर्व बिहिता वत्सापाकरणार्था । इदानीं पुनः कि गुणभूता चोद्यते, उत प्रतिपाद्यत 
इति । प्रतिपाद्यमानायां दृष्टं प्रयोजनम्‌। देशवियोगात्‌ प्रचरितुमवकाशः स्यात्‌ । या 
च यावती च मात्रा देशान्तरसंयोगस्य न दुष्टं किचिदस्ति। , तस्मात्‌ प्रहरणं प्रतिः 
पत्तिस्तस्याः । तस्मात्‌ परतः प्रयोजनाभावात्‌ कालनियमः क्रियते । 


है । इससे शाखा के प्रतिपादन के लिये उस (प्रस्तर) का पुनः कथन है । (ग्राक्षेप) प्रस्तर 
'का पुनः वचन होवे । शाखा का तो यहां विधान. किया जाता है । (समाधान) दोनों के ही 
बिद्यमान होने से । शाखा भी पूर्व विहित हे वत्स के झपाकरण के लिये । इस समय (=यहां) 
पुनः क्या गुणभूत कही जाती है भ्रयवा [उसका] प्रतिपादन कहा जाता हे ? प्रतिपाद्यमान 
सानने पर प्रयोजन दुष्ट है । देश के वियोग से [ श्रर्थात्‌ जहां शाखा रखी हुई हे. वहां से हटाने 
से] प्रचरण (गमनागमन) में अवकाश होवे । जो भौर जितनी मात्रा. (= परिमाण) देशान्तर 
संयोग की [होवे उसका] कोई दुष्ट प्रयोजन नहीं हे । इसलिये [शाखा का] प्रहरण उसका 
प्रतिपत्ति कमं है । इससे भ्रागे [शाखा का] प्रयोजन न होने से [प्रहरण के] काल. का. नियम 
किया जाता हे । 


विवरण--प्रस्तरस्तावत्‌ स्नुग्धारणार्थः- वेदि में पात्रचयन आदि के लिये. कुञ्चा पुर्वे- 
पद्चिम विछाई जाती है. उन पर विधृती संज्ञक दो कुल्ला उत्तर दक्षिण रखी जाती है। 
विधृति के ऊपर पुनः पूवं पश्चिम एक. मुट्ठी कुशा रखते हैँ॥ इन्हें प्रस्तर कहते 
हैं । वेदिस्तरण और प्रस्तर के. दर्भ पूवं पश्चिम रखे हुए भ्रापस में मिल न जाये इस के लिये मध्य 
में जो दो कुशाए रखी जाती (ह वे प्रस्तर को किशेष रूप से धारण करती हैं, अर्थात्‌. वेदिस्तरण 
की कुशाओं से पृथक करती हैं अतः उन्हें विधृति, कहते हैं | प्रस्तर के ऊपर .स्रच्‌ रखे जाते 
'हैं। जुह से होम के प्रदचात्‌ ग्रग्रभाग में लगा हुआ घृत प्रस्तर पर लगता है । . इस घुतसंरिलष्ट 
प्रस्तर को सूक्तवाक के पाठ के साथ श्राहवनीय में छोड़ देते हैं। यह कार्य प्रस्तर-प्रहरण 
कहाता है । वाक्यान्तरेण विहितम्‌--वह वाक्य है-- सुक्तवाकेन प्रस्तर. प्रहरति (मी०  ३।२। 
११ भाष्य में उद्धृत) । शालाया प्रतिपादतार्थम्‌--प्रतिपादन= प्रतिपत्ति । कार्यान्तर में उपः 
(==प्रयुक्त ) द्रव्य का अन्यत्र रखना “प्रतिपत्ति कमं' कहाता है | शाखा.गायों से वत्सों को 
पृथक्करण में उपयुक्त हो चुकी है--शाखया वत्सान्‌ अपाकरोति (मी० ४।२।६ भाष्य में 
उद्धृत) । इसी प्रकार प्रस्तर भी स्रक्‌ रखने के लिये प्रयुक्त हो चुका है। अतः इन दोनों को 
ही सुक्तवाक के पाठ कें साथ अग्नि में स्थापित कर देते हैं --छोड़ देते हैं। प्रचरितुमवकाशः 
विष्णु-प्रक्रमादि कमं करने. के लिये । स नॉ 


१. 'तस्मात्प्रयोजनवत्त्वातक्रालनियमः क्रियते, इति पाठान्तरम्‌ | _ डर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cer 


` १८३४ `` ` भीमांसा-शाबर-भाष्ये ७58 


_ ननु तृतीयाऽप्रधाने भवति, सा च शाखायाम्‌ । अत्रोच्यते । याऽसौ शाखायां 
तृतीया, सा द्वितीयार्थ । या च प्रस्तरे द्वितीया, सा तृतीयाथ । कथमवगम्यते ? सहः 
योगे एकस्मिन्‌ काल उभयमपि प्रहतंव्यमिति ? पत्र यस्य निरज्ञातः कालस्तस्यानुवादः। 
यस्ये त्वनिरज्ञातस्तस्य विधिः । शाखायाइचानिर्ज्ञातः, प्रस्तरस्य निर्ज्ञातः । तस्य॒ पुनः 
रुच्चारणपनिरज्ञातार्थम्‌ । तदप्रधघानम्‌ । इतरस्योच्चारणं 'प्रधानम्‌ । प्राधान्यं चे 
द्वितीयार्थः । तत्र तृतीया । पारार्थ्यमपि तृतीयार्थः। तत्र द्वितीया । ` तस्मादयथारथं 
विभक्तिवचनम्‌ ॥४४॥ ॒ , 


व्याख्या (आक्षेप) तृतीयाविभवित अप्रधान में होती हे, वह तृतीया शाखा में 
है [शाखा क प्रहरण के लिये “प्रस्तर प्रहरति” के समान द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये] 1 


(समाधान) जो यह शाखा में तृतीया है वह द्वितीया के अर्थ में हे और जो प्रस्तर में द्वितीया 
हे बह तृतीयाथ में हे । केसे जाना जाता है ? सहयोग होने पर एक ही काल में दोनों का ही 
"प्रहरण करना चाहिये। यहां जिस [के प्रहरण] का काल निर्ज्ञात (= जाना हुझा) हे उसका 
' झनुवाद हे ओर जिसका [प्रहरण काल] निर्ज्ञात हे उसकी विधि हे । शाखा [के प्रहरण] 


का काल अनिर्ज्ञात हू, प्रस्तर का ज्ञात है। उस ( = निर्ज्ञातकाल वाले प्रस्तर) का पुनं 
उच्चारण श्रनिज्ञात [कालवाले] के लिये हे । वह (==पुनरुच्चरित प्रस्तर) अ्रप्रधान हे । इतर 
(शाखा) का उच्चारण प्रधान हे । प्राधान्य ही द्वितीया का ग्रथ हे । वहां (= शाखा में) 
तृतीया हे । परार्थता भी तृतीया का. श्रथं हे । वहाँ (--प्रस्तर में) ढितीया है। इस से 


* [प्रस्तुत वाक्य. सें] अयथार्थ विभक्तिनिदेश हे । 


विवरण-- सह झालया प्रस्तरं प्रहरति वचन के विषय में . पूवं (मी० ४।२। भ्रधि० 


सूत्र १०-१३) विचार किया है । वहां शाखा का प्रहरण 'प्रतिपत्ति कमं है अथवा अर्थकर्म 
. है' यह विचार किया है । उस धिकरण में भी 'शाखास्थ तृतीया ढितीयाथ में है और प्रस्तर 
. स्थ द्वितीया तृतीयाथं मे' ऐसा कहा है। हमारे विचार में भ्रयथाथं विभक्तिनिर्देशरूप व्याख्या 
` विड प्राणायाम मात्र है । शाखा वत्सापाकरण में उपयुक्त हो चुकी है । अत. उंसका प्रतिपत्ति 


कमे स्वतः प्राप्त है । बह प्रतिपत्ति कब और कहाँ करनी हैः इतना मात्र अनिज्ञात है। उसका 
"यन सह शाखया प्रस्तर प्रहरति वाक्य से. किया है । अर्थात्‌ जब प्रस्तर का प्रहरण किया 
जाये तब शाखा के साध किया जाये । यथा पुत्रेण सह झागन्तव्यम ऐसा कहने पर॑ पिता का 
आगमन मुख्य आवदयक है, पुत्र का श्रप्रंबान गोण है । वह नहीं भी आवे तो कुछ “हानि 
नहीं । इसी प्रकार यहाँ सह शांखया प्रस्तर प्रहरति में प्रस्तर का प्रहरण मुख्य है, शाखा का 
। इससे पौणमा में जहां शाखा नहीं है, वहां प्रस्तरमात्र का प्रहरण ` होगां, जहां "(== 
द्शेष्टि में) शाखा है, वहां उसका भी प्रस्तर के साथ प्रहरण हों जायेगा । इसे प्रकारं यथाश्रूत 
जप्त 


सहयोग एषः, एकस्मिन्‌' पाठान्तरम्‌ । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे प्रधि० १४ सू० ४५ १८२३५ 


अतत्संस्काराथेत्वाच्च ॥४५॥ ` 


न च शाखया प्रस्तरस्योपकारो दुष्टः क्रियते । काष्ठ: दह्ममानस्यः तृणस्य नोपः 
कारे वतते । तृणं तु काष्ठस्योपकुर्यात्‌। तस्मान्न शाखा प्रस्तरार्था ॥४५॥ ४ 


कि भवति प्रयोजनं, यदि प्रस्तरस्य गुणभूता तथाऽपि प्रस्तरप्रहरणकाले 
शाखा *प्रक्षिप्यत इति । उच्यते-- 


.- तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌ ॥४६॥ 


विभक्ति निर्देश से भी कमं आर वाक्यार्थं दोनों उपपन्न हो जाते हैं। विभक्तियों का विपर्यय 
करने पर यर्थ होगा “प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे। ऐसा ग्रंथ करने पर जहां 
शाखा नहीं है वहां प्रस्तर का प्रहरण भी प्राप्त नहीं होगा । इस दोष को दूर करने के लिये 
सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति का आश्रय लेना पड़ेगा । वस्तुतः प्रस्तर के स्रुग्धारण में उपयुक्त 
होने से प्रस्तर का प्रतिपत्ति कमं भी स्वतः प्राप्त है । ग्रतः यह वाक्यः केवल ध्रस्तरप्रहरण के 
कालमात्र'का विधायक है । -कुतृहलवृत्तिकार ने ग्रप्रधान में तृतीया न मानकर तुल्यार्थरतुलोपः 
मास्यां तुतीयाऽत्यतरस्याम्‌ (अष्टा० २।३।७२) से तृतीया मानकर विना“ विभक्ति बदले ही 
वाक्यार्थ दर्शाया है । विशेषार्थं जिज्ञासु ६।३।४१ की कुतूहसवृत्तिः देखें ॥४४॥ ` 
भ्रतत्सस्काराथत्वाच्च ।।४५।। 
सुत्रार्थः - शाखा के (ग्रतत्संस्काराथंत्वात्‌) प्रस्तर के संस्कारार्थं न होने से (च) भी 
शाखा प्रस्तर के संस्काराथ नहीं है अर्थात्‌ गुणभुत = प्रधान नहीं है ॥ - 
व्याख्या“ शाखा से प्रस्तर का कोई दृष्ट उपकार नहीं किया जाता हे । जलाये जाते 
हुए तृण (प्रस्तर) का,काष्ठ उपकार सें वर्तमान नहीं होता हे [अर्थात्‌ उपकारक नहीं 
होता है] | तूण तो काष्ठ का उपकार: करे . [यह संभव हे] । इससे शाखा प्रस्तर के लिये 
नंहोहे। ... 
- __ वरिवरण---तणं.तु. काँष्ठस्योपकुर्यात्‌ -जलाए जाते - हुए तिनके काष्ठ के . जलानेरूप 
` जपकार में समर्थ होते. हैं अर्थात्‌ तिनकों-के सहयोग से काष्ठ शीघ्र अग्नि पकड़ सेते हैँ। 'कुर्यात्‌र 
में. सिङ. सभावनेश्लमिति चेत. सिद्धाप्रयोगे (अ्ष्टा० २।३।१५४. से जानना चाहिये ॥४५॥ .. ८ 
३ ५; वयाख्या--क्या प्रयोजन होता हे यदि प्रस्तर को गुणभूता शाखा हो, तथापि प्रस्तर' के 
प्रह्रण काल में शाखा [अग्नि में] डाली जाती है। कहते है :' 7४. णि 
तस्माच्चः विप्रयोगे स्यात्‌ ॥४६॥ धम 
सुत्रार्थ:--शाखा के (तस्मात्‌) भरस्तर कां अङ्ग न होने-से अर्थात्‌ उपकारक न होने से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized py Arya मासा सा-शाबर-भाष्ये aiand eGangotri 


, १८३६ - 
यदि प्रस्तरस्य प्रह्मियमाण्या ङ्क भूता शाखा, तंतो विना प्रस्तरेण न प्रहतंव्या 
भवति | अथानङ्गभुता विनाऽपि प्रस्तरेण प्रहतेव्या । अस्माभिरुक्तं प्रस्तरकाले 
प्रहतंव्येति । .तस्माच्च. विश्रयोगे स्थात्‌--तस्मादेव-कारणातू  प्रस्तरविप्रयोगेऽपि 
शाखाया: प्रहरणं स्यादिति.॥४६॥ . .. त 

उपवेषञ्च पक्षे स्यात्‌ ।४७।।(उ०)' 


(च) ही (विभ्रयोगे) प्रस्तर के न होने पर भी शाखा का प्रहरण होवे। 

-  विज्ञेषः यहः भाष्यानुसारी सूत्रार्थं है। कुतूहलवृत्तिकारःने इस. सूत्र का एकशेषवृत्ति 
से पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष दोनों.में थ. दर्शाया है--पूर्व पक्ष. में -(तस्मात्‌) शाखा के प्रस्तर 
` का झङ्ग होने से. (विभ्रयोगे): जहां शाखा का प्रयोजन नहीं है वहां पूर्णमासेष्टि आदिः में भी 
प्रस्तर के साथ-शाखः के प्रहरण के लिये शाखा; का ग्राहरण (स्यात्‌). करना होगा । उत्तरपक्ष 
में...(तस्मात्‌)) वत्सों के अपाकरणादि-शाखा के कार्यों का पूर्णमास - में (विप्रयोगे). संबन्ध 
न होने से विना शाखा के भी प्रस्तर का-प्रहरण (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ शाखा के विना केवल 
प्रस्तर का प्रहरण-होवे । 

व्याख्या -यदि 'प्रह्मियमाणप्रस्तर की श्रेज्ञभूत शाखा होवे. तो विना प्रस्तर के वह 
प्रहरण योग्य न होवे यदि भ्रनङ्गभूत. होवे तो विना प्रस्तर के भी प्रहर्तव्य होवे । [विना प्रस्तर 
के किस काल मे शाखा प्रहतंव्य होने. । इसके लिये] हमने कहा है -प्रस्तर के काल में प्रहतंब्य 
होवे । इसी कारण से ही प्रस्तरः के विभ्रयोग में (=न होने पर) - भी. शाखा का प्रहरण होवे । 

विवरण- इस भाष्य का तात्पयं यह है कि सवनीय (सोमाभिषव दिन की). हवियों के ` 
समय ही.सवनीर्य पशु का कार्य प्राप्त होता है, ऐसा द्वादशाष्याय [पाद २, ग्रधि० १३ में कहेंगे । 
अंतः पाशुक (. =पशुयाग संबन्धि) प्रस्तर हीं सवनीय हविर्यागों का हैं उनका श्रन्य प्रस्तर नहीं 
है। उस प्रस्तर का प्रहरण “तदायुत्कष न्याय” (मी० ५१। अधि० १२ । सूत्र २३-२४) से 
झाग्निमारत सोमयाग के अनन्तर भ्रनुयाजों के उत्कृष्यमाण होने से तृतीयसवन में उत्कृष्ट होता है 

(>-खींचां जाता=ले जाया जाता है ) । शाखा सवनीयं हवियो के प्रन्तंगंत पयस्या' हवि के 
लिये उत्पादित होने से 'वेदिकरणंन्याय' (मी० ५।१। अधि० १६ । सूत्र २९) से उत्कृष्ट नहीं 
होती । अतः शाखं को शातःसवन में प्रहरण विना. प्रस्तर के भी होता है, यह सिद्धान्तपक्ष में 
प्रयोजन'है 1 पूंवपक्ष' में शाखा के प्रस्तर के प्रति गुणभूतः होने से घान नीयमान अपने अङ्गों 
को भी अपकृष्ट करता है? इस न्याय से शाखा का उत्कर्षं करके: प्रस्तर-के साथ शाखा का प्रहरण 
होवे । यह पूना संस्करण में दी गई टिप्पणी का भांषायं है ॥४६॥. 

र उपंवेषरच पक्षे स्यात्‌ ॥४७॥: 
___ सुच्रायः--(उपवेषः) उपवेषं (च) भी च ने 

1 0200 र I हने) ] ५ (निति सान्नाय्यपक्ष' में होवे । 


CC-0.Panini Kanya Maka Vidyalaya Collection. 


Digitized by Afya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे अधि० १४, सू० ४७ १८३७ 


यथा पूवः पक्षः, तथा सति सांनाय्ये सति, श्रसति च शाखा विद्यत इति 
उपवेषः सति चासति च स्यात । यथा तु सिद्धान्तः, तथा सांनाय्यपक्षे शाखा सती हि 
प्रतिपाद्यत इति । तत्रैवोप' षो नान्यत्रेति ॥४७॥ 
इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
चतुर्थः पादः॥ 


नी तन आओ 


व्याख्या --यथा पुर्वपक्ष' है तदनुसार सात्ताय्य के होने और न होने पर भो शाखा 
विद्यमान है इससे उपवेष भी [साज्नाय्य के] होने शोर: न होने पर होवे । जेर्सा सिद्धान्तं है 
तदनुसार सान्नाय्य पक्ष में शाखा विद्यमान होती हुई ही प्रतिपादित होती. है [अर्थात्‌ अग्नि सें 
छोड़ी जाती है] । वहां (= सान्नाय्य पक्ष में ही) उपवेष होता है, भ्रन्यन्ने (झसान्नाय्यं में) 
नहीं होता है । 

विवरण--उपवेष नाम दो पदार्थों का है. उततमें एक वारण वक्ष का, है वाहुमात्र प्रसृत 
अङ्गलि जैसा पात्र होता है.। इससे कपालों के उपघान के लिये भ्राहवनीय अग्नि के ग्रज्ञारो को. 
पूर्वेभाग में सरकाया जाता है- घुष्टिरसीत्युपवेषमादायापाण्ने इत्याङ्गारान्‌ प्राचः करोति (का० 
श्रौत २1४२५) तथा कपालों पर पुरोडाश को रखने के पश्चात्‌ उपवेष से श्रथवा वेद (= 
वत्सजानु की आकृति वाली कुशमुष्टि) से पुरोडांश को भस्म से ग्राच्छादित किया जाता है 
(का० श्रौ० २६२५): । दूसरा दर्शेष्टि में सान्नाय (= दधि-दूष) हवि के पक्ष में वत्सापा- 
करणादि'के लिये लाई गई पलाशशाखा के मूलभाग से जो. श्ररत्तिप्रमाण भाग काटकर पृथक 
किया जाता. है, उसका भी उपवेष नाम है - मूलादुपवैषं करोति वेषोस्युपवेषो० (का५ श्रौत 
४।२।१२) झाखां परिवास्योपवेषं करोति (आप० श्रोत १।६।७) । इस उपवेष से भी कपालोप- 
धनादि पूवं उपवेष के कहे गये कायं होते हैं. (दर्शेष्टि में आग्नेय पुरोडाश भी होता है) । 
प्रकृत मीमांसा सूत्र में जिस उपवेष के विषय में विचार किया है वह दूसरे उपवेष का है, भर्थातू 
दर्शष्टि के सान्नाय्य पक्ष में पलाशशाखा के मूल भाग से काट कर बनाये गये का है. ॥४७॥ | 


4 है 
बिता: 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमः पादः 
[परभयुदितेष्टयधिकरणम्‌ ॥१॥] 
इदमामनन्ति--वि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वर्धेयत्यस्य शरातृव्यं, यस्य 
* हविचिरुप्त पुरस्ताच्चन्द्रमा 'अभ्युदियात, स त्रेघा तण्डलान्‌ विभजेत्‌, ये सध्यमाः 
स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दघं- 
इचरं, ये क्षोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रृते चरुम्‌ इति । तत्र संदेहः--कि 
कालांपराघे यागान्तरमिदं चोद्यत उत तेष्वेव प्रकृतेषु ` कर्म॑सु निमित्ते देवतापनयत्ञ 
इति? कि प्राप्तम्‌? ` . क कर TE Gore 


व्याख्या -यह पढ़ते हैं -वि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वर्धयत्यस्य भ्रातूं- 
व्यम्‌ । यस्य हविर्निरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा भ्रभ्युदियात्‌ । स त्रेधाः तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ । 
थे मध्यमास्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌, ये संथविष्ठास्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दघंषचरुम्‌, ये क्षोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌ (= निश्चय) 
ही इस को प्रजा प्रौर पशुओं से हीत करता है, इसके शत्रु को बढ़ाता है। जिसके हवि के 
निर्वाप के नन्तर पुव दिशा में चन्द्रमा उदय होवे | वह तण्डुलों = चावलों को तीन प्रकार से' 
विभक्त करे । जो मध्यम होवे. उन्हें दाता अग्नि के लिये ग्रष्टकपाल पुरोडाझ का निर्वाप करे, 
जो स्थूल होव उन्हें प्रदाता इन्द्र के लिये दही में चर [का निर्वाप करे], जो सुक्ष्म ( = छोटे 
छोटे कण) होव उन्हें शिपिविष्ट विष्णु के लिये पके हुए दूध में चरु [का निर्वाप करे] । इसमें 
सन्देह होता है.- क्या काल के भ्रपराघ में यह थागान्तर कहा जाता है अथवा उन्हीं प्रकृत कर्म 
में देवतों को भपनय कहता है ? [प्र्यात्‌ यागीय देवता को हटाकर अन्य देवताओं का विधानं 
क VSN oy Wis os 
_ विवरण -यस्य हवितिरुप्तमु--इंसका भाव यह है कि चतुर्देशी के दिन यह ग्रमा- - 
वास्या है इस श्रान्ति से सन्देहवाला व्यक्ति रात्रि में ही हवियों का निर्वाप करे । सायणाचार्य 
ने स्वभाष्य में यह धृत्यन्तर* पढ़ी है यदि विमीयादभि मोदेष्यतीति महारात्रे हवीषि निर्वपेत्‌, 
- फलीङतेस्तण्डुलेर्पासीत । श्र्थ० दि हविरातळ्चनस्य निदघ्यादर्ध न । यद्युदियात्‌ तेनाऽऽतञ्च्य 


१. प्रम्युदेत' इति पाठान्तरम्‌ । २. २ ेऽणष्ठस्तान्‌' इति पाठान्तर्म। इति पाठान्तरम्‌ । 
. दै. अनुपलब्धमूलम्‌ । श्रतिस्वल्पभेदेन ते० सं० २।५।५।१-२ दृस्यते | तु० मै० सं० 
२।२।१३॥ शत० ११।१।४।२,३। ` ु 

४. आगे निदिष्ट श्रृत्यन्तर इसी पाद के चौथे सुत्र के भाष्य में उद्घृत है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


n 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधि० १, सू० १ १८३९ 
` अभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्याद्‌ यथा पञ्चशरावे ॥१॥[.(पू०)* 


: ` अभ्युदये यः कालापराधस्तत्रेज्याचोदना स्यात्‌ । कथम्‌ ?. पुरोडाशमस्तये दत्रे 
मध्यमान्‌ कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरु कुर्यात्‌ [ये] क्षोद्रिष्ठान्‌ 


प्रचरेत्‌ यदि नाभ्युदियात्‌ तेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । इस श्रुति का. अथ हैन यदि  चतुदुंशी. "के 
“दिन प्रातः अग्निहोत्र के पश्चात्‌ अमावास्या की भ्रान्ति से वत्सों; का अपाकरण करके सायंकालि 
दोहकर दही के लिये जामन लगाने के पश्चात्‌ तिथि के विषय में संदेह करता हुझ्ा मेरे. प्रति 
चन्द्रमा उदय होगा” इस प्रकार डरा हुआ होवे तो रात्रि के मध्य में हवियों का निर्वाप करके 


सन्नाः (अभ्युदये) दर्शेष्ट के लिये हवि के निर्वाप के अनन्तर पूर्व में चन्द्रमा के 
उदय होने पर (कालापराघात्‌) काल के अपराध के कारण (इज्या) कर्मान्तर की (चोदना) 
विधान (स्यात्‌) होवे । (यथा). जसे; (पञचशरावे ) पञ्चशरावेष्टि में कर्मान्तर का विधान 
किया हे; . गड न ठक्कः उल आः 5) ee 

विशेष--हवि के नष्ट होने पर इन्द्र देवताक पञ्चशरावः झोदन का निर्वाप कहा है। 
(वह नैमित्तक: याग, कर्मान्तर माना ण्या. है | द्व० मी० ६।४। अधि? ९. (सून २ ८,२९) । - 
भे व्याख्या--[ चद्रमा के] उदय होने वर जो काल का अपराध हुआ है, उसमें याग को 
विधि होवे! केसे? दातो ` र्ति के लिये-पुरोडांश मध्यमतन्डुलो का.करे/'जो-स्पूल: तण्डुल हैं 
उनका: प्रदाता इन्द्र के. लिये दही में चरुं बनावे, जो सूकम तण्डुल(- छोटे छोटे कण): हैं उनका 

LS eT 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४० ४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विष्णवे शिपिविष्टाय्र शृते चरुमिति। यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तृसंयोगाद * इति 'याग- 
बिघानं गम्यते । यथा पञ्चशरावे द्रव्यदेवतासंबन्धेन कर्मान्तरं गम्यते । यथा पशु- 
कामेष्टयाम्‌-यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा 'बत्सानपाकुर्यात्‌ [ये पुरोडा- 
हयाः स्युस्तास्त्रेषा कुर्यात्‌ ] ये स्थविष्ठास्तानग्नये -सनिमतेऽष्टाक्रपालं. निवेपेत्‌, ये 
मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌, येऽणिष्ठास्तानिन्ट्राय प्रदाजे दधं- 
इचरुम्‌र इति । एवमिहापीति! अपि च, न प्रकृते द्रव्ये देवता श्रूयते। शृते चरुमिति 
हि तत्र भवति वचनम्‌ । न चाभ्युदयकाले -श्रपणं कृतमस्ति। तस्मात्‌ कर्मा- 
न्तरम्‌ ॥१॥ 
अपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 
देवतापनयो वा । कुतः। विद्यमानत्वात्‌ । विद्यन्ते हि कर्माणि प्रकृतानि । तेषु 


शिपिविष्ट विष्णु के लिये पके दूघ में चरु बनावे । द्रव्य फल और भोक्ता के.संयोग से याग 
साना गया है (मो० ३।३।१४) इससे याग का विधान जाना जाता है | जैसे पञ्चजराव में 
रच्य झोर देवता के सम्बन्ध से कर्मान्तर जाना जाता है (द्र मी० ६।४। अधि० 8, सृत्र २८, 
२९) । जसे पशुकामेष्टि में--यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा 'वत्सानुपाकुर्यात्‌ 
[ये पुरोडाऱ्याः स्युस्तांस्त्रेधा कुर्यात्‌] ये स्थाविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं 
निवपेत्‌ ? ये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌, ` येऽणिष्ठास्तानिन्द्राय 
'प्रदात्रे दधंरचरुम्‌ (=जो पशु कौ कामना वाला होवे वह.श्रमावास्या में यजन; करके वत्सों 
का ग्रपाकरण करे [जो पुरोडाश के लिये तण्डुल होवें उन कों तीन भागों में विभक्त करे] जो 
स्थूल होवे उनका सनिमान्‌ रिन के लिये झष्टाकपाल का करे, जो मध्यम होवें उनका शिपिविष्ट 
विष्णु के लिये पके दूध में चरु बनावे, जो सुक्ष्म होवें उनका प्रदाता इन्द्र के लिये दही में चरु ` 
बनावे) । इसी प्रकार यहां भी [कर्मान्तर जाना जाता है] । झौर भो, प्रकृत. में द्रव्य के विषय 
में देवता का अवण नहीं हे । पकेःदुध में चरु बनावे' इतना ही वहां. वचत्त है ।.- [चन्द्रमा फे] 
अभ्युदय काल में [दध का] पाक नहीं किया है । इससे यह कर्मान्तर है ॥॥१॥ 
७3588 अपनयो वा विद्यंसानत्वात्‌।॥ २॥; | 
सुत्राथं:-- (वा) “वा' शब्द पूर्व उक्त कर्मान्तर पक्ष का निवतंक है । (ग्रपनयः ) दश- 
ष्टि के देवता का अपनय होवे, :(विद्यमातत्वात्‌) प्रकृत कर्मों के. विद्यमान होने से 
' व्यास्या-देबताःका श्रपनय हो होवे । किस हेतु से ? विद्यमान होने से ।.प्रकृत कर्म 
चिद्यम़ान हो हैं ।-उनक. विद्यमान होने पर पुनः हवि के साथ देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 
१. मीर २।३।१४॥ २. काशी मुद्रिते विधानम्‌? इत्येव पाठ: ।: . - 
त में सँ? २।२।१३॥ -डदरणे | ] कोष्ठान्तरगतः पाठः - सं हिताचुसरसस्माित डित 
रथस्य स्पष्टतायै । i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३१ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधि० १, सू० ३ १ ८४१ 


विद्यमानेषु पुनर्देवतासंबन्धो हविषो 'नोपपद्यते । यस्यानुपपत्त्या यागः कल्प्येत 
परस्मान्न यागान्तरम्‌ । तेष्वेव हविःषु देवतान्तराणि विधीयन्ते ॥ रा | 
न तद्रूपत्वाच्च शब्दानामग ॥२॥ 

देवतापनयसरूपाइचामी शब्दा भवन्ति । ये मध्यमास्तेषां देवतान्तरं विधीयते । 
तत्र द्रव्य प्राप्तम्‌ । श्रप्राप्ता देवता विधीयते । कथं पुनदेवताविधानाथे नानेकगुण- 
विधानदोषो जायेतेति ?' उच्यते । नैवात्रानेको गुणो विधीयते. कस्मिडिचद्वाक्ये: 
त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेदित्यत्र तावद्विभागमात्रं विधीयते । अन्यत्सवेमनूचते । तस्मांद- 
दोष: । ये मध्यमास्तेषामग्निदेवता विधीयते, -__ = गमास्तवासग्निदवता विधीयते, भ्रन्यत्पुरोडाश्ाद्यनू्ते । ये स्थविष्ठा- . 


होता है । जिसकी भ्रनुपपत्ति से याग कल्पित होवे । इससे यागान्तर नहीं है । उन्हीं हवियो में 
देवतान्तरों का विधान किया जाता हे । 


विवरण --विचन्ते हि प्राकृतानि कर्माणि--इससे दर्शोष्ट में आग्नेय पुरोडाशयाग, ऐद्ध 
दघि एवं पयः यागों की विद्यमानता कही गई है। पुनर्देवतासंबन्धो हविषों- नोपपद्यते--पूर्व 
विद्यमान कर्मों में हृवियां देवताओं से संबद्ध हैं, उन हवियों.का पुनः देवता से सम्बन्ध. उपपन्न 
नहीं होता है । पूर्व विद्यमान हवि हैं "पुरोडाश, दषि ग्रौर पयः.। यस्यानुपपत्या-जिस विद्यः 
मान हवि के साथ पुनः देवता से सम्बन्ध की अनुपपत्ति, होने से यागान्तर की कल्पना की जाये । 
तस्माच्च यागान्तरम्‌ यह पाठ तेष्वेव हविःषु देवतान्तराणि विधीयन्ते के भ्रनन्तर होना चाहिये । 
पूर्व उक्त अनुपपत्ति के निराकरण के लिये कहा है -तेष्वेव हविःषु इत्यादि । .यतः पूर्व विद्यमान 
हवियों के जो देवता हैं, उनके स्थान पर देवतान्तर का विधान करने से यागान्तर नहीं है. : 
भट्ट कुमारिल और तदनुयायी कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का तथा अगले सत्र का 
` भुख्यरूप से अन्य प्रकार से व्याख्यान करके भाष्यानुसार ` देवतान्तर पक्ष का विधान स्वीकार 
किया है ॥२॥ ८ 
तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम्‌ ॥३॥ 

सुत्राथः -- (शब्दानाम्‌) “ये मध्यमा: इत्यादि शब्दों के (तद्रूपत्वात्‌) देवतापनयन रूप 

वाले होने से (च) .भी यागान्तर नहीं है। ` 
व्याख्या--ये शब्द [पूर्व] देवता के भ्रपनयसरूप होते हँ. । जो मध्यम तण्डुल हैं उनका 
देवतान्तर का विधान किया जाता है । वहां द्रव्य [पुर्वतः] प्राप्त है । झप्राप्त देवता का विधान 
किया जाता है। '(श्राक्षेप) देवता विधानरूप भ्रथ में अनेक गुणों का विधातरूप दोष केसे 
नहीं होता है ? (समाधान) यहां अनेक गुणों का विधान किसी भो वाक्य में नही किया. जाता 
है । त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ इस वाक्य में केवल विभागमात्र का विधान किया जाता है । 
अन्य [तण्डुलादि] सब का अनुवाद ( = भनुकथन) किया जाता है.। इससे दोष नहीं है । जो 
सध्यम तण्डुल हुँ उनका अग्नि देवता का विधान किया जाता है, भ्रन्यत्‌ पुरोडाशादि' का अनुवाद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

€* ` Sn x ह र-भाष्ये ष्ये 
ह तमीमांसा -शाब T 

१ ८४२ को ( 


४ उ असल : बकरे ह 
स्तेषां दधिसहितानामिन्द्रो न्वाक्ये विधीयते । तत्राथप्राप्ता अप नाग 
चरुता प यअनाभ्तेनेवास्सन्वाकोउददते । ये क्षोदिष्ठास्तेषां शुतसहित 
विष्णः शिपिविष्टो देवता विधीयते, ग्रन्यत्स्वेमनूद्यते । तस्माददोषः ।।३। 
> € 
आतञ्चनाभ्यासस्य दशनात्‌ ॥४॥ `" 
आतञ्चनाम्यासं च दर्शयति । कथम्‌ ? एवं श्रूयते--यदि बिभीयादभि सोदे 
ष्यतीति महारात्रे हवींषि निवपेत्‌ । फलीकृतेस्तण्डुलैरुपासीत । श्रथ दधि हविरात- 
उचा निदघ्याद्‌ अर्धे न। यदम्युदियात्‌ 'तिनाझतरच्य मचत ` -- यद्यभ्युदियात्‌ 'तेना$तज्च्य प्रचरेत्‌ । यदि न प्रातरेतेन 


हैं। जो स्थूल हैं उनका दधि सहितों का इन्द्र देवता इस्‌ वाकय में विधान किया जाता है। वहां 
(= इस्त अर्थ में) अपण (= पाक होने) पर श्रथ प्राप्त चरुता (दघन्‌=दधनि में) सप्तम्यर्थं 


eo 


से झर्यतः प्राप्त के साथ ही इस वाक्य में अनूदित की जाती है। जो सूक्ष्म हैं उन का पाक 


सहित विष्णु शिपिष्ट देवता का विधान किया जाता है अन्य पय आदि का अनुकथन किया 
जाता है। इससे [झनेक गुण विधान ] में दोष नहीं है । हि कन > 
/_ विवरण--इस सूत्र के सम्पूर्ण भाष्य का स्वारस्य है कि प्रथम वाक्य 'त्रेथा तण्डुलान्‌ 
विभजेत' में केवल विभाग मात्र का विधान है और उत्तर तीन वाक्यो में केवल देवतान्तर का 
विधान किया है । तण्डुल दधि पय आदि पूर्वतः प्राप्त का अनुवाद है। चरुता भी श्रपण= 
पाक होने से अर्थतः प्राप्त है जो 'दधन्‌ -दघनि' के सप्तमी के अथ से अनूदित है । भट्ट कुमारिल 
ने “अर्थप्राप्ता अपणे सति चरुता के विषय में लिखा -है- दधि का श्रपण ही प्राप्त नहीं होता 
है । (समाधान) वचन से श्रपण होगा सह श्रपयति । (श्राक्षेप) इस में श्रपण का अनुवाद 


करके सहत्व का विधान किया जाता है । (समाधान) लोघव ` से [श्रपण में] सहत्व प्राप्त है | 


[अर्थात्‌ दही को अलग पकायै औौर चरुता के लिये चावलों को 'पृथक्‌ पकाये । इसकी अपेक्षा 
दही में चावल पकाकर चरु बनाने में लाघव है] । ग्रतः [सह श्रपयति] वाक्य सेः दही के ही 
श्रपण का विधान किया जाता है | चरुता और 'सप्तम्यथं अर्थतः प्राप्त हैं॥३॥ 
` झातञ्चनाभ्यासस्य दशनात्‌ ।४॥ - ङ 
सुत्रार्थः (आतञ्चनाम्यासस्य) ्रातञ्चन - दही जमाते के लिये दूध में जामन देना? 
के प्रम्यास = पुनः निदेश के (दनात्‌) दर्शन से भी पूर्व देवताओं के स्थान पर देवतान्तर का 
बिधान जाना जाता है। [आतञ्चन के ग्रम्यास की श्रुति भाष्य में देख] । 
` ` व्याख्या आतज्चन के प्रभ्यास को दिखाता है। केसे ? ऐसा सुना जाता है 
यदि बिभीयादभि मौदेष्यतीति महारात्रे हवींषि निवंपेत्‌, फलीकृतेस्तण्ड्लैरुपासीत । 
अर्घ दचि हविरातञ्चनार्थं निदध्याद्‌ ग्र्ध न । यद्यम्युदियात्‌ तेनाऽतञ्च्य प्रचरेत्‌ । 


- १. 'अनेनाऽतङ्च्य' इत्यपपाठः काशीमु्रिते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽघ्याये पड्चमपादे-अघि० १ सू० ४ १८४३ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ इति । यदि कर्मान्तरमुपादेथत्वेन तदा तण्डुला दधि शृतं च। 
तस्माल्लौकिकान्युपादेयानि । न-ह्यंष तदा प्रकृतानां व्यापारः | तत्राविनष्टे दध्नि 
ग्रपरेद्युरामावास्ये क्रियमाणे विद्येते दधीति नाऽऽतंञ्चनमावर्तेत । तस्यामेवाम्युदितेष्टौ 
दधि विद्यत इति नाऽऽतञ्चनं स्यात्‌! ग्रथ निमित्ते देवतापनयस्ततस्तस्मिन्‌ दधनि 
चरुः कृत इति, पुनरामावस्ये दोहे आतञ्चनेन कार्यम्‌ । एवमातञ्चनाभ्यासस्य दशनं 
देवताविघाने. युज्यत `इति ।।४॥ 


यंदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ (“यदि डरे कि मेरे प्रतिं . चन्द्रमा उदय होगा तो 
सहारात्र=मध्यरात्रि में हवियो का निर्वाप करे । फलीकृत=तुषरहित चावलों. से चन्द्रोदय की 
प्रतीक्षा करे । [पुवं लगाये हुये जामन से निष्पन्न] दहो का आधा, भाग हवि के जमाने के लिये 
रखे, झाधे. को. नहीं । यदि चन्द्र उदय होवे.तो उस ग्रातञ्चन के लिये | पृथक रखे] दही से 
दही जमाकर कमं करे। यदि चन्द्र उदय न होवे तो उस पृथक्‌ रखे दही से ब्राह्मणों को भोजन 
करावें । यदि यह (--अ्रभ्युदयेष्टि) कर्मान्तर होवे तो तण्डुल दधि शृत (=पका दुध) 
उपादेय रूप से विहित होवें । इससे [तण्डुल दधि और पय] लौकिक उपादेय होवें। उस 
स्थिति में यह प्रकृत [दधि' झादि] का व्यापार (= व्यवहार= उपयोग) न होवे । वहाँ 
(उस अवस्था में प्रकृत दधि का उपयोग न होने से) दहो के विनष्ट न होने से [अर्थात्‌ 
विद्यमान होने से] अगले दिन आमावास्य कर्म के करते समय दही, विद्यमान है, अतः ग्रातज्चन 
का ग्रावर्तन न होते । उसी अस्युदयेष्टि में दधि विद्यमान है: इससे श्रातठचन नहीं होवे । 
यदि निमित्त (=चन्द्रोदय) होने पर [पूर्वं] देवता का भ्रपनय होवे तो उसी दघि में .चरु 
किया गया, इससे पुनः ग्मावास्या के दोह में ग्रातळ्चन से कार्य होवे । इस प्रकार आतञ्चन के 
अभ्यास का दर्शन देवता के विधान में युक्त होता हे । 

विवरण--तत्राविनष्टे दधनि इत्यादि का तात्पयं यह है कि यदि अम्युदयेष्टि कर्मान्तर 
होवे तो उसके लिये लौकिक तण्डुल दधि पय आदि का उपादान करना होगा । उस अवस्था में 
प्राकृत दधि आदि का उपयोग न होने से दही विद्यमान ही है। उसी से आमावास्येष्टि सम्पन्न 
हो जायेगी । आतञ्चन के लिये दधि पृथक्‌ रखकर भ्रातञ्चन का विधान करने से जाना जाता 
है कि चन्दोदय होने पर दर्शार्थ सम्पादित दघि पय और तण्डुल आदि के पूर्व देवताओं का अपनय 
करके देवतान्तर की प्राप्ति कराई गई है । तस्पाभेवाभ्युदयेष्टौ इत्यादि का तात्प है कि यदि 
भ्युदयेष्टिः दर्शेष्टि के स्थान में कर्मान्तर होवे तो दधि विद्यमान ही है। इससे भी पुनः ८ 
झातञ्चन का विधान अनथेक-होवे । श्रथ निमित्ते देवतापनयः भ्रादि का तात्पर्यं यह है कि 
चन्द्रोदय निमित्त:के होने पर दाशिक पदार्थों के साथ जिन देवताझों का सम्बन्ध है उनको हटा 
MRR Rs RYN ISSR > सस 


१. अनुपलब्धमूलम्‌। : ` 
२. यहां शब्दार्थं दिया है । पूरा प्रभिप्राय समझने के लिये पूव: पुष्ठ १८३८ के विवरण 


में इसकी व्याख्या देखें । 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


१८४४ मीमांसाशाबर-भाष्ये 


अथ यदुक्‍्तं--यथा पशुकामेष्ट्यां कर्मान्तरं, रु यः पशुकामः स्यात्‌ सोमावास्या- 
मिष्ट्वा बत्सानपाकुर्यात्‌' इति । तत्परिहतँव्यम्‌ । — 
| अपूर्वत्वाद्रिधानं स्यात्‌॥॥४॥ 
युक्त यत्तत्र कर्मान्तरविधानम्‌ । कुतः ? पूर्वत्वात्‌ । न तत्र कठिचत्यूवेप्रांप्ती 
यागो विद्यते । सो$्मावास्यामिष्ट्वेति हि परिसमाप्ते तस्मिन्निदमारम्यते । तत्र 
द्रव्यदेवतासंयुक्तो निवेपतिशब्दो नान्त रेणोत्सगं, द्रव्यदेवतयोः संबन्धो घटत. इति 


कर अन्य दांता अग्नि आदि देवताओं का संयोगे करके नैमित्तिक देशेष्ट करले और अगले दिन _ 
प्रतिपदा में पुनः ग्रातञ्चित दघि से स्वकाल में इष्टि करे | सिद्धान्तपक्ष का यही तात्पर्य सायणाचायं 
ने भी तं० सं २।५।५ के भाष्य में प्रकृत मीमांसा के अधिकरण का उल्लेख करके दर्शाया है-- 


ग्रतो निरुप्तस्य हविषोऽस्मिन्तेव कर्मणि कालव्यत्यासं निमित्तीङृत्य देवतान्तरसंयोग 
रूपः प्रयोगप्रकारभेव उपदिश्यते । ततो दशंस्येवायं नैमित्तिकः प्रयोगो न तु दर्शलोपप्रायद्चित्त- 
मिति । नेमित्तिकं दक्षेप्रयोगमनुष्ठाय पश्चात्‌ स्वकाले नित्योऽपि दश्ञप्रयोगोऽनुष्ठातव्यः ।। 

अर्थात्‌ निर्वाप की गई हवि का. इसी कमें में कालं के व्यतिक्रम को निमित्तकर के 
देवतान्तर संयोगरूप प्रयोग के भ्रकारभेद कां उपदेश किया है | इसंसें यह अभ्युदयेष्टि दशै का 
ही नैमित्तिक प्रयोग है, न कि दश कां प्रायश्चित्तं । नैमिमित्तं.दश के प्रयोग कां. अनुष्ठान: करके 
पीछे अपने काल ( =प्रतिपदां) में नित्य दशं का भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 

व्याख्या--जो कहा है जैसे पशुकामेष्टि कर्मान्तर है-यं: पशुकामः स्यात्‌ सोऽमां- 
वास्यायामिष्ट्वा वत्सानप कुर्यात्‌ (=जो पशुकामना वाला है वह अमावास्या में यजन 
करके वत्सों का श्रपाकरण करे) [ उसौ प्रकार यह भ्रम्युदयेष्टि भी कर्मान्तर होबें] । उसका 
परिहार करो। इस विषय में कहते हैं-- 

| झपूवंत्वात्‌ विधानं स्यात्‌ ॥५॥ 

सुत्रार्थ:- (अपूर्वत्वात्‌) पशुकामेष्टि के अपूर्व होने से उसका (विधानम्‌) विधान 
स्यात्‌) होवे। अर्थात्‌ पशुकामेष्टि अपुर्व विधान के कारण कर्मान्तर होवे । 
खा व्याख्यां - युक्त है वहां जो कर्मान्तर का विधानं हे । किसे हेतु से ? पूवं होने से। 
वहां कोई पूर्व प्राप्त याग नहो हैं। nad इष्ट्वा (वह प्रंवोवास्पा भें यजन करके): , 
से उस (दर्शेष्टि) के परिसमाप्त होने पर झारम्भ किया जाता हैं। वहाँ (ये स्थ- 
विष्ठाः इत्यादि वाक्य भें) द्रव्य शोर देवता से संयुक्त 'निर्वपति' शाब्द विना त्याग के, द्रव्य 
भोर देवता का सम्बरध उपपन्न नहीं होता हे । इससे याग श्र्थ का बोध कराता हे । यहां ऐसा 

न ळे 


१. मे० सं २।२।१३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये पंञ्चमेपांदे ग्रधि० १ सू० १८४५ 


यजति गमयति। न त्विहैवम्‌ । इह हि याग: प्रकृतो गम्यते । तस्मिन्नेव विद्यमानस्य 
द्रव्यस्य देवतासंबन्धमात्रं विधीयत इति न दोषो भवति ॥५॥ 


थ यदुपर्वाणतं यथा पञ्चशरावे कर्मान्तरं विधीयते, एवमिहापीति । तत्‌- 
परिहतेव्यमिति । श्रत्रोच्यते— 


पयोदोषात्‌ पञ्चश्रावेऽदुष्टं हीतरत्‌ ॥६॥ 

युक्तं पञ्चशरावे कर्मान्तरम्‌.। दुष्टं हि तत्र द्रव्यम्‌ । यस्य -देवता विधीयेते 
तत्रावश्यं द्रव्यंमुपादेयत्वेन चोदयितव्यम्‌ । तस्मिन्नुपादीयमाने देवतान्तरे . चापूवं 
सवन्धो विधीयते, तद्यागान्तरं भवतीति । इत्रदिह द्रव्यमदुष्टम्‌ । तंदनद्य प्रक्कते यागें 
देवता'व्रिंधीयंतं इत्युक्तम्‌ ।. तस्माददोष इति ॥६॥। 
नहीं हे । यहां [दश] याग प्रकृत (= आरम्भ किया हुआ) जाना जाता हेः। उसी [प्रकृत 
याग] में विद्यमान द्रव्य का देवता के सम्बन्ध मात्र का विधान किया जाता हे। इस से दोष 
नहीं ह ॥शा। 

व्यास्या-- और जो कहा है-'जसे पञ्चक्षराव में कर्मान्तर का विधान . किया जाता 
है, उसी प्रकार यहां भो जानना चाहिये” उसका परिहार करो । इस विषय में कहते है-- 


पयोदोषात्‌ पञ्चशरावेऽदृष्टं होतरत्‌ ।। ६॥ 
सुत्रार्थः (पञ्चशरावे) पञ्चशरावोपलक्षित कमं में (पयोदोषात्‌) दूघ के दूषित हो 
जाने से उसे कर्मान्तर मानना युवत है । (इतरत्‌) दूसरा यहां निदिष्ट दही (अदुष्टम्‌) दुषित 
नहीं हुआ है । अतः यह कर्मान्तर नहीं है । 
` व्याख्या--पञ्चशराव.में कर्मान्तर मानना युक्त है । वहां[ हविष्य ]द्रव्य इषित. हो गया। 
जिस के देवता का विधान किया जाता है, उसमें द्रव्य को उपादेय रूप. सें कहना चाहिये । उस 
द्रव्य के उपादान करने पर भ्रौर देवतान्तर होने पर अ्रपूर्व का संबन्ध कहा जाता है, वह यागा- 
न्तर होता है । इसरा यहां. [पञ्चशराव के समान ]द्रव्य दूषित नहीं हुग्रा है. । उसी द्रव्य का 
झनवाद करके प्रकृत याय में देवतां का विधान किया जाता है, यह कह चुके हैं। इससे: दोष 
नहीं है । 
विवरंण- कुतूहसवृत्ति में पयोदोषात्‌ पद सूत्र में नहीं है । सूत्रपाठ है-“पञ्चशराचे 
ष्टं हीतरत्‌” । 'इतरत्‌ से अभिप्राय है सान्नायहवि वा । भाष्यस्थ सुत्र का पाठ पयोदोषात्‌ 
पञ्चशरावेऽदुष्टं हौतरत्‌' ही विदित होता है, क्योंकि भाष्य में 'इतरदिह अव्यमदुष्टम कहा 
है ' सूत्र में.पयोंदोषात्‌ का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिये हम इसी अध्याय के. तृतीयपाद के 
छठ ग्रधिकरण (सुत्र २८,२६)में विचारार्थं उपस्थापित यस्योभयं हविरातिमाथ्छंद्‌ ऐख पञ्च- 
शरावमोदन निर्वपेतं वचन की ओर ध्यान कुष्टं करना चाहते हैं। यह वचन त०ब्रा० २।७।१। 
७-८ में उपलब्ध होता है। वहां केवल 'प्राच्छेत्‌' के स्थान में 'आच्छेति! पाठमात्र कां अन्तर है |. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दुष्टमिति ॥७॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai FL 7५०५ 
मीमांसा-शावरभा पल 


सांनास्येऽपि तथेति चेत्‌ ॥७॥ (आठ) ` ` ` 


प्रञ्यसि, सांनाऱ्येऽपि दोषः । तदपि ह्यम्युदये तत्कालापभ्रेशाद्‌ 


१८४६ 


एवं चेत्‌. 


न तस्पादुष्टखादविशिष्ट हि. कारणम्‌,॥८॥ (आ० नि०) 


दघि हवि के निष्पादनार्थ ज द के निदाय पदि. सागं गोवोह किया सायं गोदोहन. किया जाता है । 
क दुषित था नष्ट होनें पर तत्स कें लिये व्रीहि के निर्वाप का कथन 

दुग्ध के दूषित बा नष्ट होनें पर तत्स्थानापन्न इन्द्र kv 
उस साम 2) भ होगा रौर प्रांतःकालीन दुग्ध को गरमकर के पयोहविं सम्पादन 


किया है । [यह ऐन्दर पुरोडाश होगा ]और पछ तो क कर 
का उ क है । यहां सायणाचायं ने लिखा है - सान्नायह्पयोदंधिपयसोमंध्ये क्षीरं मुख्य- 


इस बचन से पूर्व दशोष्टके लिये 


जेव सम्पद्यते*****'तेन क्षीरेण'पुरोडाश्ञेनः` "` । अर्थात्‌ सान्ताय्यरूप दघि और दच में दुध 
मुख्य सम्पन्न होता हे । ""““उस क्षीर भोर पुरोडाश से-१०००:००० । इस प्रकार सायं दोह 
के यं प्रातः: दोनों समय के दोह के नष्ट 


के प्रायदिचत्त का: विधान करके सा 
हि दोनों की प्राति में (सायं दोह के नाश से दधि का नाश होता है) ऐन्द् 
पञ्चशराव ओदन का. निर्वाप कहा है.। इस प्रकार .दहिरूपहवि की गति में भी दूध को 
आति ही कारण है और प्रातःकालीन दोह की झाति से पयोहवि की आति स्पष्ट है । दोनों में 
पयः की आति होने से ही सुत्र. में . पयोदोषात्‌ पद पढ़ा है। भाष्यकार ने सूत्रस्थ पयः का 
व्याख्यान द्रव्यशब्द से किया है ।।९।। | De | 
सान्ताय्ये$पि तथेति चेत्‌ ।।७॥. ४5 
“सुन्रार्थ:--(सान्नाये) ` दर्शेष्टि की सान्नाय्य > दघि दूध रूप हवि में (अपि) भी 
(वया) वैसे ही चन्द्रोदय से दर्शेष्टि के-काल के नाश से दोष (इति चेत्‌) .माना जाये तो । 
व्याख्या यदि ऐसा समभते हो [पर्थात्‌ पञ्चशराव कर्म के-समय हविष्य द्रव्य दूषित 
हो गया है] तो सान्नाय हवि में भो दोष है ।.वह [ सान्नाय्य हवि] भो [चन्द्र के] अभ्युदय 
होने पर उस [सान्ताय हवि] के काल का शपन्नंश (नादा). होने से, दुष्ट है.। 
न तस्यादुष्टत्वादविशिष्टं हि कारणम्‌ ॥८॥ 


(१. पूर्व पृष्ठ १८१५ की टिप्पणी- में (पूर्व पृष्ठ १७९९. पर, से लेकर 'श्ाखान्तर का 


प्रतीत होता है” पर्यन्त भाग भूल से लिखा गया है । पूर्वापर पाठ का सामान्यदृष्टि. से | अव, 
लोकन करके हमने तै० ब्रा० के पाठ को सायं प्रातः अग्निहोत्र विषयक सम्‌झ कर लिखा था। 
वस्तुत: पूर्वापर औरःसायणभाष्यः के अवलोकन से स्पष्ट है.,कि उक्त उभय आति विषयक 
उद्धरण दर्शोष्ट की सान्ताम्य--दघि: दुध की आति. विषय्रक ही हैः । अतः पृष्ठ १८१५ की 
टिप्पणीःके' निदिष्ट पाठ को पाठक काट: देवें | ' -... य यी 


i 3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० १ सू० & १८४७ 


नैतदेवम्‌ । पञ्चशरावे हि दुष्टं द्रव्यम्‌। इह तादुशमेवावतिष्ठते । ननु 
कालापभ्रंशेन दुष्टम्‌ । न दुष्यति । अर्विशष्टे हि कारणम्‌ । ग्रभ्युदये प्रायदिचत्त- 
विधानं दुष्टेऽप्युपपद्यते । 'कालापराघेनादुष्टेऽपि तत्‌ । श्रकाले ह्यभिप्रवृत्तस्य शक्यते 
देवताविधानं, न तु विनष्टस्य ॥६८॥ 

अथ यदुक्तं, न प्रकृते द्रव्ये देवता श्रूयते । श॒ते चरुमिति तत्र भवति वचनम्‌ । 
न चाम्युदयकाले श्रपणं कृतमस्तीति । तत्परिहतंव्यम्‌ । अत्रोच्यते-- क 


लक्षणार्था. शुतश्रुति! ॥९॥ (आ० नि०) , 


सुत्राथः-- (न) ऐसा: नहीं है । (तस्य) उस सान्नाय हवि के (दुष्टत्वात्‌) दूषित न 
होने से (कारणम्‌) अम्युदयेष्टिरूप प्रायश्चित्त का कारण (अविशिष्टम्‌ ) सामान्य (हि) ही है। 
अर्थात्‌ भ्रम्युदयेष्टिरूण प्रायश्चित्त का विधान हवि के दोष से भी उपपन्न हो सकता हैं भौर 
काल के भ्रपराघ सै हवि के अदुष्ट होने पर भी । 

व्याख्या :- ऐसा नहीं है । पञ्चशराव में तो [हवि का]. ब्रव्य दुष्ट. (= दूषित= 
नष्ट) हो गया है यहां ( > अम्युदयेष्टि के प्रसंग मे) [हवि द्रव्य] वैसा ही (दोषरहित): 

ही विद्यमान है । (श्राक्षे) [यह हवित्रव्य भी] काल के अपभ्रंश (== भ्रष्ट) होने से दुष्ट है । 
(समाधान) दूषित नहीं होता है । कारण भ्रविशिष्ट (=समान) ही है । [चन्द्र के] अभ्युदय. 
होने पर प्रायश्चित्त का विधान [हवि के] दुष्ट होने पर भो उपपन्न होता है: थोर. काल के 
अपराध से दुष्ट न होने पर भी: वह | प्रायदिचित उपपुन्न होता हे] । भकाल में हो अवृत्त 
[कम ] के देवता का. विधान तो किया जा सकता है, परन्तु विनष्ट [कमं] के [देवता का 
विधान नहीं किया जा सकता 11८॥ 


व्याख्या :- जो यह कहा है - 'प्रकृत द्रव्य में देवता नहीं सुना जाता है । श॒ते चरुम्‌ 
(=पके दूध में चरु) ऐसा वहां वचन होता है । [चन्द्र के] अस्युदय काल में[दुघ का] अपण 
नहीं किया है । इसका परिहार करो । इस विषय में कहते हैं--. ४ fr 

विवरण - इसका तात्पय यह है कि “शृतेचरुम्‌' वचन से श्रपणरूपः संस्कार हुआ हुआ 
प्रतीत होता हैं । चन्द्रोदय वेला में दध का श्रपण हुआ ही नहीं है (दूष के उस समय विद्यमान 
न-होने) । उस अवस्था में देवता का संबन्ध कंसे होगा”? : । 

लक्षणार्था शृतशतिः ॥६९॥ ` 

सुत्राथः - (लक्षणार्था) लक्षणा. ग्रथे वाली (शुत श्रुतिः) : “शृते चरुम्‌' .श्ुति है। 

अर्थात्‌ देवता विधान काल में पकाया हुम्ला .द्र्ध नहीं है ॥ अंतः उस समय “गुते' का प्रभिप्राय 


~ न एामणणणा एल पण 7  एए फरफरणरफर्ररतततपतचत्ता' 


So एमए याकड याकड 
१. 'कालापराधे<दुष्टेडपि' इति पाठान्तरम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८४८ मीमांसा-शाबर-भाष्यें 
लंक्षणार्थयं शृतश्रुतिः । घमंलक्षणार्था, शुते-शृतसह्चरितधर्मक इति ॥९॥ 
[उपांशुयाजेऽपि देवतापनयाधिकरणम्‌ ॥२॥] 
तस्मिन्नेवाम्युदये संशयः -क्रिमुपांशुयागेऽपि देवतापनयो भवेत्‌, नेति? कि 
प्राप्तम्‌ ? 
है शृत सहचरित घर्मवाले में अर्थात्‌ जिसमें श्रपण संस्कार होना है उसमें यह अर्थ लक्षणा से 
जाना जाता हे,।. 2 
व्याख्या- लक्षणा के ग्रथ वाली यह शुतथुति है । घम के लक्षणा वाली--शुते--शुत 
सहचरित घमंवाले में [भ्रर्थात्‌ जिस में श्रवण संस्कार होना है उसमे' ] ॥९॥ 


व्याख्या --उसो [चन्द्र के] भ्रम्युदय में संशय है--क्या उपांशुयाग में भी देवता का 
झपनय होवे थ्रयवा नहीं ? क्या प्राप्त होता है? ! 
। विवरण सानाग्य पक्ष में उपांशुयाज के सम्बन्ध में दो मत हैं कुछ श्रौतकार सान्नाय _ 
पक्ष-में उपांशुयाज नहीं मानते हैं। यथा --प्राज्यहविषामुपांशुयाजः पौणंमास्यामेव भवति 
(आप०:श्रौत २।१९।१२) इसकी व्याख्या में रुद्रदत्त ने लिखा है -बौघायनादिभिरमावास्या- 
यामुपांशुयाजाभिघानात्‌ तरितिरातार्थः पो मास्यामेवेत्येवकारः अर्थात्‌ बौधायनादि ने अमावास्या 
में भी उपांशुयाज का विधान किया है । उसके निराकरण के लिये पौर्णमास्याभेव में एवकार 
है । घूतेस्वामी और उसके वृत्तिकार रामाण्डार ने इस सूत्र की व्याख्या नहीं की हैं (द्र० २। 
१८1२४ मेसूर संस्करण में १९ वीं खण्डिका १८ वीं के अन्तगंत छपी है । अतः खण्ड और सूत्र 
संख्या में भेद है) । शांखा० शोत के बेष्णवं त्वसन्नयन्नुपांशुयाजः (१३1१८) के आनत्तीय 
भाष्य में लिखा हे--तुझब्दोःत्र व्यवस्थितविकल्पार्थः। तेतमावास्यायां सान्नाग्ययाजिनोझनी- 
षोगो, प्रसान्‍नाय्ययाजिनो विष्णुः । भर्थात्‌ सान्नाययाजी के उपांशुयाज का देवता प्रग्तीषोम 
शोर असान्नाययाजी का विष्णु है ।- ट | की 
मीमांसाकार जेमिनि ने अ० १०, पाद ८, ग्रधि० १७ (सुत्र ५१-६१) में सान्नाय्य 
पक्ष में उपांशुयाज का निराकरण किया है । इसी आधार पर - भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 


थर `: अपणेन च सहचरिता बमा अस्मिन बत्मापाकरणाइय) पि -१. अपणेन च. सहचरिता धर्मा यस्मिन्‌ वत्सापाकरणादय:; तदिदं शुतसहचरितघर्मकं पयः 

मा [ सहचरित दुग्ध दोहन काल में वत्सों का अपाकरण, आदि. जो घर्म 
उनका ग्रहण किया हे । अर्थात्‌ जिस दूध में श्रपण सह चरित घमं. होते. र 

से कहा जाता है । हरा कह कं होति हर प स्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 
२३२ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे अ्रधि० २, सू० ११ १८४९ 


उपांशुयाजेञ्वचनादू यथांप्रक्रृति ॥१०॥ (पू) 


उपांशुयाजे यथाप्रकृति स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? श्रवचनांतं । यथा--प्रमीष 
वचनम्‌ -मध्यसानामग्नये दात्रे. पुरोडाशः, स्थविष्ठानामिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरुः, ` 
क्षोदिष्ठानां विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुरिति । नैतदुपांशुयाजेऽस्ति। तस्मात 
यथादेवतं स्यात्‌ ॥१०॥ 
अपनयो वा प्रदृ्या यथेतरेषाम्‌ ॥ ११॥ (उ?) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतेयति । उपांशुयाजस्याप्यपनयः । केनं कारणेन ? प्रवत्त्या । 


उपांशुयाज पौणमासी में ही है श्रमावास्या में नहीं, ऐसा कहेंगे (१०।५ अघि १७ ) 1 यह 
कृत्वा चिन्ता (=उपांशुयाज को अमावास्या में ग्रम्युपगमवाद से स्वीकार करके विचार) भी 
नहीं है, ऐसा वृत्तिकार (=उपवषं) चाहते हैं। इस प्रकार इस धिकरण का. झारम्भ करना 
युक्त नहीं है। ग्रथवा युक्त है--वह्वृचब्राह्मण में स्पष्ट वाक्य से उपांशुयाज के विहित होने 
से । तो दशमाध्याय में उक्त सिद्धान्त की उपेक्षा करके यह कथन केसे हैं ? न्यायमात्र है। 
अर्थात्‌ दाशमिक वचन का अभाव मानकर विचार किया है (द्र० टुप्टीका यहां उसका भाषार्थ 
दिया है) । भट्ट कुमारिलोक्त बहवृच ब्राह्मण का वचन इस प्रकार हे--अ्रथ सन्नयन्‌ सान्नाय्य- 
स्यान्तरेणोपांहबाज्यस्य यजति । द्र० शांखा० ब्रा० ३।६॥ इसी के ग्राधार पर शाङ्खायन श्रौत 
का वचन और ग्राननतीय भाष्य का वचन हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं । 
उपांशुयाजेऽवचनात्‌ यथाप्रकृति ॥ १०४७ 

सुत्रा्थः-- (उपांशुयाजे); उपांशुयाज में (अवचनात्‌). देवतान्तर-विधायक वचन के 
न होने से (यथाप्रकृति) डिस देवतावाला कहा हे, वेसा ही होवे । 

व्याख्या-उपांशुयाज में यथाप्रकृति होवे । किस हेतु से ? न कहने से। जेसे इन सें 
वचन. है - मध्यम तण्डुलों का दाता अग्नि के लिये पुरोडाश, स्थूल तण्डुलों का प्रदाता इन्द्र के 
लिये बही में चरु, सुक्ष्म तण्डुलों का शिपिविष्ट विष्णु के लिये पके: दुध में. चर। ऐसा उपांशु 
याज में: नहीं है । इससे यथादेवत कर्म करना चाहिये । 

iD, अपनयो वा प्रवृत्त्या यथेतरेषीम ॥१९॥ ` ` क 

सुत्रार्थः (वाँ) “वा' शब्द पूर्वे उक्तः पक्ष का निराकरण "करता है (अपनयः ) 
उंप्ांशुयाज का अपनयः होवे ॥' (प्रवृत्या) ्रकाल में कर्म की प्रवृत्ति सें तण्डुल द्वारा * (यथा) 
जसे (इतरेषाम्‌) अन्य हवियो के देवताग्नों का अपनय होता है, वेसे ही उपांशुयाज की हवि ह 
का अपनय होवे । हवि के अभाव' में. देवता सम्बन्ध: के दूर हो जाते पर याग की सम्भावना ही : 


4 «२० 


व्याख्या- “बर शब्द [पुर्वं उक्त] पक्ष को हटाता है। उपांशुयाज का भीं अपनय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८५०: ८; „ .: सीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अ्रकाले तनत्परृत्तिदेत्रतापनयस्य कारणम्‌ । कुतः.? न ह्यत्राभ्युदये सति तण्डुला 
विभागार्थंमुपादीयन्ते । कि तहि.? अम्युदितस्य. हविषो विभाग उच्यते-श्र भ्युदयेना- 
पराद्धस्येति। कथमवगम्यते ? यस्याभ्युदियादित्यविशेषश्रवणात्‌' । सर्वस्येव ह्यपरा- 
धेनाम्युदेति । अपराधश्चाकाले तन्तरप्रवृत्तिः। एवं च सति न तद्धविस्तण्ड्लैः शक्यं 
विशेष्टुम्‌ । तस्मादुपांशुयाजस्यापि विभागः । त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेदिति हि भ्रनेन 
वाक्येन देवतापनयः क्रियते । विधिह्यं त्र--विभजेदिति । विभागं कुर्यादित्यरथं । कथ- 
मिति ? विभागविशेषपराण्युत्तराणि वाक्यानि-इंदमिंदं च द्रव्यमस्ये देवतायै, इद- 
मिदं चास्या इति । यस्य द्रव्यस्य विशेषविभागो नास्ति, तस्यापि विभजेदिति 
सामान्यविभागः। तस्माद्‌ यथेवेतरेषां विभाग एवमुपांशुयाजस्यापीति । 


. अथवा उपांशुयाजद्रव्यात्‌ पूर्वण वाक्येनापनीता देवता । न च तदपरेणः वाक्येन 
देवतान्तरे संयोजितम्‌ । तस्मात्‌ प्रहीणमेव तत्‌ ॥११॥॥ उपांशुयाजेऽपि देवतापनय- 
धिकरणम्‌ ॥२॥ ` 


होता है । किस कारण से ? प्रवृत्ति से पकाल में [दश] कम की प्रवृत्ति देवता के अपनय 
में कारण है । किस हेतु से ? यहां [चन्द्र के] उदय होने पर तण्डुल [त्रेधा] विभाग के लिये 
ग्रहण नहीं किये जाते हैं । तो क्या कहा जाता है? उदय हुए हनि का विभाग कहा जाता है 
[चन्द्र के] उदय से भ्रपराघ को प्राप्त हवि का [विभाग कहा जाता है]। केसे जाना जाता है? 
यस्य भ्रम्युदियात्‌ में श्रविद्षेष (= सामान्य) का श्रवण होने से। सभी के ही श्रपराध के 
निमित्त [चन्द्र] उदित होता है । भ्रपराघ है भ्रकाल में कमं को प्रवृत्ति । इस प्रकार होने पर 
वह [अपराध को प्राप्त] हवि तण्ड्लों से विशेषित नहीं की जा सकती । इससे उपांशुयाज कां 
झी विभाग (>> झपनय) होता है। त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ इस वाक्य से देवता का पतय 
किया जाता है । यहां 'विभजेत्‌' यह विधि है । [इस का] विभाग करे ऐसा अर्थ है । कंसे ? 
विभाग विशेष को कहने वाले उत्तर वाक्य है-- यह यह द्रव्य इस देवता के लिये ओर यह यह 
इसके लिये । जिस द्रव्य का विशेष विभाग नहीं है उसका. भी 'विभजेत्‌' से सामान्य विभाग होता 
है । इससे जसे हो ग्रन्यो का विभाग होता है उसी प्रकार उपांशुयाग का भी [विभाग होता है] 
अथवा उपांशुयाज के द्रव्य से पूर्व वाक्य द्वारा देवता अपनीत हुआ (= हट गया)। वह 
(त श्षपनीत देवतावाला द्रव्य) अन्य वाक्य के द्वारा देवतान्तर से संयोजित (> संयुक्त) नहीं 
किया गया । इससे बह (उपांशुयाज) प्रहीण (--त्यवत --भ्रपनोत) हो है। 
१- ०दिति विशेषाश्चवणात्‌ इति काशीमुद्रिते अपपाठः | ˆ 
२. “वाक्येन भ्रपनीता न देवता । तदपरेण” इति काशीमुद्रितेजपपा5: । 'न॑ तदप्रेणः. इति 
पाठान्तरम्‌॥ : - जिने क्क 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० १२, सु० १ १८५१ 


[अनिर्तेऽप्यभ्युदितेष्टयनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥३॥] 
अस्मिन्नेवोदाहरणे संशय:--कि यदि निरम्तेऽभ्युदयोऽवगम्यते, तदाऽम्युदिते- 
ष्टिः, भ्रनिरुप्तेऽपोति ? कि प्राप्तम्‌ ? | i 


eX MM SON 

विवरण --अविक्षेषधवणात्‌-- इसमें दर्श की किसी विशेष हवि का निर्देश न करके 
सामान्य 'यस्य' का निर्देश किया है । भ्रतः चन्द्र के उदय होने पर सभी . हवियों का, जिनके 
अनन्तगेत उपांशुयाज की हवि भी है, का देवता से विभाग कहा गया है। सवस्येवापराधेना- 
भ्युदेति- यहां “अपराधेन' में तृतीया निमित्ताथ में है । त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌-का तात्पयं 
भट्ट कुमारिल, ने इस प्रकार दर्शाया है--'विभजेत में “वि” उपसग कर्मव्यतिहार (=भ्रदला 
बदली ) .श्रथेवाला है । अन्योन्य देवता विशेष के प्रति द्रव्य का भजन (=प्रापण) , करना 
चाहिये । इस प्रकार 'विः शब्द श्ुत्यथं में वतित होता है । इस प्रकारं अन्योन्य :. सम्बन्ध का 
प्रापण करे, इस सामान्य वचन से उपांशुयाज के द्रव्य का भी विभाग होगा, मध्यम आदि 
विशेष वचन के झभाव से । इस पक्ष [अर्थात्‌ उपांशुयाज के भ्रपनय पृक्ष] में [उपांशुयाज के 
लिये] जो चतुगू हीत आज्य है उसे [श्रुत्युक्त दाता अग्नि, प्रदाता इन्द्र, शिपिविष्ट विष्णु के] 
तीनों यागो में विभाग से प्रक्षेप करना चाहिये । यह इसका सामान्य विभाग है(द० टुपूटीका.) 


अथवा उपांशुयाजद्रव्यात्‌-इसका व्याख्यान भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार. किया है-- 
इस पक्ष में “विभजेत्‌' में “वि” उपसर्ग विभाग अथ वाला श्रुति. से प्रवृत्त हे 1 ------ अपराधः 
रहित पुरुष के यथाप्रकृति द्रव्य देवता का भजन (प्रापण) प्राप्त होने: पर, कालापराघ 
निमित्त होने पर नेमित्तिक भजनवियोग (> प्राप्त का वियोग) कहा जाता है । उस. अवस्था 
में देवताओं से [सब हवियों के] श्रपनीत होने पर जिस द्रव्य का पुनः [देवता कें] संयोग 
का वचन हे, वह देवतान्तर से युक्त होता हे । जिस द्रव्य का [देवतान्तर से पुनः संयोगवचन] 
नहीं हे, वह प्रहीण (==त्पक्त=अ™पनीत हे) । [उपांशुयाज के] चतुगु हीत भाज्य हवि. का 
[देवतान्तर] संयोग नहीं है । इससे उपांशुयाज अपनीत हे । (द्र० दुपूटीका) ' 


= 


. : 'व्याख्या-इसी [पूर्वोक्त] उदाहरण में संशय होता है- क्या [हवि के] निर्वाप. कर 
लेने पर [चन्द्र का] उदय जाना जाता है तब श्रम्युदयेष्टि होती है अथवा [हवि के] निर्वाप 
होने पर भी [चन्द्रोदय ज्ञात होने पर श्रभ्युदयेष्टि होतो है] ? क्या प्राप्त होता है? - .- 

श्र र Ce 8 
73% 258६ उपांशुयाज के. लिये चतुगु हीत प्राज्य का विभाग जैसा आगे अनुपदं . कहा है, उस 
प्रकार जानेँ। 3 छे ६ के ही 99 रन नि जन का दिना छ 


LS 7“ १००० “०” IE (6 "०, “० 8५१ हे १५५२४५० -- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 110 eGangotri 


१८५२ « ८. . मीमांसाःशाबर-भाष्ये 


¦ .अनिरुप्ते स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥१२॥ (पू०) 
निरुप्तेऽवगतेऽम्युदितेष्टिः स्यात । कुतः ? तत्संयोगात्‌ । निर्वापसंयोगो हि 
अवति, यस्य हृविनिरुप्तमिति । तस्मादनिरुप्ते नैतद्‌ विघानमिति ॥ १२ . : : 


` प्रहृते वा मापणान्निमित्तस्य ॥१३॥ (उ०) 


, वराणब्दः पक्षं निवर्तयति ।  ग्रकाले तत्त्रप्रवृत्तिमात्रे स्यादेतद्विधानम्‌ । प्राप्तं 
हि तावत्येव निमित्तम्‌--यस्य हविरभ्युदेतीति हविग्नेहणं लक्षणत्वेन ।' यस्य 'हविरम्यु- 
देतीति हविलेक्षित उदयो निमित्त, प्रवृत्तं हविलंक्षयति, नोदासीनम्‌ । तस्मात्‌, हवि- 
रम्युदेतीत्युच्यमाने प्रवृत्त हविरभ्युदेतीति गम्यते। न हि तत्‌, निरुप्तमित्येतेन शक्यं 
विशेषयितुम्‌ । भिद्येत हि तदा वाक्यम्‌ । यस्य हविनिरुप्तमित्येवमनपेक्ष्यमाणे हवि- 

रम्युदेतीति शक्यते विधातुम्‌ः। तस्मादनिरुप्तेऽपीष्टिरिति ॥ १३॥ 

ल ` ` ' ' निरुप्ते स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥१२॥ ` 
/.- _ सुत्रार्थः (चिरप्ते) हवि के निर्वाप के अन्तर चन्द्रोदय के होने पर श्भ्युदयेष्टि 
(स्यात्‌) होवे । (तत्संयोगात्‌) उस-- निर्वाप के साथ संयोग होने से” [अर्थात्‌ यस्य हुवि- 
निरुप्तम्‌ वचन में निर्वाप के साथ चन्दोदयं का सम्बन्ध कहां गयाहे]। ' | 

व्याख्या - निर्वाप के कर लेने पर [चन्द्रोदय.के] ज्ञात होने पर भ्रभ्युदयेष्टि होवे । 
किस हेतु से? उसके साथ संयोग होने से | निर्वाप कां संयोग होता है-यस्य हविनिरुप्तम्‌ 
में इससे हवि के निर्वाप न होने पर [ प्र्थात्‌ निर्वाप के पूर्व ही चन्द्रोदय ज्ञात हो जावे तो] यह 
विधान नहीं है। | 9 द | 
` ` प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥१३॥ 
सुत्रार्थः (वा) 'वा? शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये हे । (प्रवृत्त) काल = 
असमय में कर्म में प्रवृत्त होने पर (निमित्तस्य) चन्द्रोदय निमित्त के (प्रापणात्‌) प्राप्त 
होने से । se 
व्याख्या-'बा' शब्द [पूर्व उक्त] पक्ष. को निवृत्त करता है | अकाल (= ग्रसमय) 
में कमं को प्रवृत्तिमात्र होने पर यह विधान होवे । उस समय [झभ्युदयेष्टि का] निमित्त प्राप्त 
हो'है- यस्य हंविरंम्युदेति (= जिसके हवि के प्रति चन्द्रोदय होता है) ` में हविः का ग्रहण 
लक्षणरूप सें है । यस्य हूविरम्युदेति में हवि से लक्षित उदय निमित्त है।। प्रवृत्त (= कमं 
में जुटे हुए पुरष को हवि लक्षित करती है [कर्म से] उदासीन को नहीं [लक्षित करती]! 
इससे 'हविरस्युदेतिः ऐसा कहे जाने पर प्रवृत्त हवि के प्रति उदितं होता है, ऐसा. जाना जाता 
हैः। उसे निरप्त से विशेषित नहीं किया जा सकता । बैसा करने पर वाक्यभेद होवे । 'जिस 
को हवि निरप्त' इस प्रकार पेक्षा न करने पर “हवि के प्रति उदित होता है” ऐसा. विधान 
किया जा सकता है। इससे [हवि के] निर्वाप न होने पर भी इष्टि है। 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेश्ध्यये पञ्चमपादे श्रधि० १४ सू० ४५ ०१5५३ 


: लक्षणमात्रमितरत्‌ ॥१४॥ 


ग्रंथ यदुक्तं निरुप्तसंयोगो भ॑वति - यस्य' हविनिरुप्तमिति । लक्षणमात्रमेतंः 
न्निशप्तमिति । कस्मिड्चित्पदार्थ तस्य प्रवृत इत्यर्थः ॥। १४।। ' - FE 


तथा चान्यार्थेदशेनम्‌ ॥१५॥ 


अन्यार्थोऽपि चेतमर्थं दर्शयति-सः यद्यगृहीतं हविरभ्युदियात्‌, प्रज्ञातमेव। 
तदेषा व्रतचर्या -यत्‌ पुर्वेद्युढु ग्धं दधि हविरातञ्चनं तत्कुवन्ति, प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्‌, 
तानेव तत्पुनरपाकुर्चेन्ति, तानपराह्ह पर्णशाखयाऽपाकरोति। तद्यथेवादः प्रज्ञातमासा- 
वास्यं हविरेवमेव तत्‌, यद्यं व्रतचर्यां वा नोदाशंसेत गृहीतं वा हविरभ्युदियाः 


लक्षणमात्रमितरत्‌ ॥१४॥ 77 
सुत्राथः- (इतरत्‌) 'यस्य हवि’ से भिन्न 'निरुप्त' (लक्षणमात्रम्‌) ' लक्षणमात्र हुँ 
उसका तात्पर्यं 'किसी कायं के प्रवृत्त होने पर इतना ही ह। 
, , व्याख्या--जो यह कहा 'निरुप्त' का संयोग होतां हैं--यस्य हंविनिरुप्तम्‌ । यह 
निरुप्त [पद] लक्षणमात्र है । 'किसी पंदार्थ के प्रवृत्त होने पर' यहः भ्रथ है । 


तथा, च ग्रत्याथदशनतम्‌ ॥१५॥ 


सुत्राथः-- (अन्याथंदशंनम्‌ ) अन्य अथ के लिये; देशेन (च) "भीः . (तथा): . वेसे नहि 
निर्वाप के पूर्व चन्द्रोदय होने पर भी अभ्युदयेष्टि होती हैं, अर्थे को कहता है । 
____ व्याख्या--श्रन्याथ भी इसी अर्थ को दर्शाता है-स यद्यगृहीतं हविरभ्युदियात्‌ ज्ञातः 
मेव । तदेषा ब्रतचर्या-यत्‌ पुर्वेद्ुदुग्धं दधि हविरातञ्चनं तत्‌ कुर्वन्ति। प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्‌; 
तानेव पुनरपाकुर्वन्ति तान्‌ अपराहे पर्णशाखयाध्पाकरोति। यर्थेवादः प्रज्ञातमामावास्यं हविरेंवः 
सेव तत्‌ । यद्यु ब्रतचर्यां वा नोदाशं सेत, गृहीतं'वा हविरस्युदियात्‌ इतरथा तहि कुर्यात्‌, एता- 
नेव तण्डुलान्‌ सुफलीकृतान्‌ (= वह यदि ग्रगृहीत= श्रनिरुप्त हवि के प्रति उदय होवे, प्रज्ञात 
ही होवे [भ्रकाल में कमे का आरम्भ किया है], तब यही ब्रतचर्या=नियमों का आरचर्ण 
करे-पुर्व दिन [ सायंकालीन] दुग्ध दधि [के रूप में विद्यमान है] उसे [अगले दिन सायं दोह 
रूप हवि का] भ्रातळ्चन करते हैं- जामन का काम लेते है । [प्रात कालीन दोह के लिये] 
वत्सों को छोड़ते है = गायों से मिलते हैं । [पुनः सायं दोह के लिये] उन वत्सों को [गायों 
से] पृथक्‌ करते हैं । [वत्सो के अपाकरण का काल कहते हैं]उन वत्सो को अपराह्न में पणें की 
शाखा. से पुथक्‌ करते हैं । [ऐसा करते परः]. वह जसा यह प्रज्ञात्‌-- श्रच्छ प्रकार ज्ञात अमावा- 
स्येष्टि-की. हवि. होती. है, वेसी हो यह होतो है. [शर्भरात्‌:प्रकाल सें. प्रक्रान्त होने पर चन्द्रदशन 
निमित्त दोष से रहित होती है] । और यदि [उक्त ] ब्रतचर्या.को [शक्ति झांदि के कारण] 


“ड . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and, eGangotri 
>: 'मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


२८२४ 
दितरथा तहि कुर्यात्‌, एतानेव तण्डुलान्‌ सुफलीकृतान्‌' इति, अगृहीते हविष्यन्यं विधि 
ब्रवन्‌ गृहीतेऽप्यनिरुप्ते वाऽम्युदये प्रायश्चित्तं दर्शयति ॥१५। अनिरुप्तेऽभ्यदि 
तेष्टधनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥३॥ 


- [झनिरुप्तेप्यभ्युदये वैकृतीभ्य एव निर्वापाधिकरणम्‌ ॥।४॥ ] 
प्रवृत्तमात्रं निमित्तमिति स्थितम्‌ । नैमित्तिकस्तु देवतापनयो देवतान्तर- 


न करना चाहे, अथवा हवि के ग्रहण के पश्चात्‌ उदय होवे तो अन्य प्रकार से करे--इन 
[प्रकृति के देवताग्रों के लिये निरप्त ब्रीहि को कूटकर निष्पादित] भ्रच्छे प्रकार फलीकुत = 
तुषों से सुक्त तण्डलों को) इस [वचन,] से हवि के भ्रगृहीत=श्रनिरुप्त होने पर अन्य विधि को 
कहता हुआ गृहीत (न= निरुप्त ) अथवा भ्रनिरुप्त होने पर भो चन्द्र के उदय. होने .पर प्रायद्चित्त ' 
दर्शाता है । ु 

विवरण -स यद्यग॒ृहीतं हविरभ्यु दियात - यह वचन शंत० ब्रा० ११।१।४।१-२ का है । 
इससे पूर्व पाठ है--तद्ध के दृष्ट्वोपवसन्ति । इवोनोदेतेत्यश्नस्प वा हेतोरनिर्ज्ञाय वाऽयोतोपवस- 
न्त्यथंनमुताम्युदेति । इसका अर्थ यह है कि “कुछ शाखावाले चतुदंशी मिश्रित पर्व ( = 
अमावास्या) में प्रभात समय में प्राची दिशां में चन्द्र को देखकर अन्वाधानादि उपवसथ कर्म 
करते हैं। उनका ग्रभिप्राय यह है कि “कल यागकाल में चन्द्र उदय नहीं: होगा । मेघ के ग्रा- 
वरण के निमित्त से अथवा तिथिनिर्णय.को न जानकर . (--तिथि के अज्ञान से) ग्रथ उत 
झपि--काल के निर्णय के अभाव में भी अकाल में अन्वाधानादि करते हैं, अनन्तर याग के दिन 
इस यजमान के प्रति चन्द्र उदय होता हैं अर्यात्‌ चतुर्दशी के मिश्चित होने से चन्द्रकला का दर्शन 
होता है । इस प्रकार निमित्त की संभावना कही है । चन्द्र दशन होने पर कतंव्य का उपदेश 
करते हैं -स यद्यगुहीतमित्ति (द्र० सायणभाष्य) । झगले भाष्योद्घृत वचन का हमने जो ग्रथ 
लिखा है ओर स्पष्टता के लिये मध्य मध्य में [ . ] कोष्ठक में पद रखें है, वह प्रायः सायण- 
भाष्य के अनुसार है.। यह प्रकरण ग्राप० श्रोत ९।४।६-१४ तक भी द्रष्टव्य है ॥१५॥ 


व्याख्या ¬| भ्रभ्युदयेष्टिरूप कमं में | प्रवृत्त होना मात्र निमित्त हे | यह स्थित ( = 
निश्चित), है । नेमित्तिक : (> निमित्त से प्राप्त देवता का ग्रपनय झौर देवतान्तर. का संयोग 


० १- शर्त० ब्रा० ११।११४।१-२ | तत्रातिस्वल्पो भेद: । यथा तत्रस्थः पाठ: :-- तदेवेव ब्रत- 
चर्या, तान्‌ पुनरपाकुव न्ति, “०दितरयो तह! । भाष्ये यः पाठभेदस्स लेखका दिकृतः - संभाव्यते । 
शत्र आप० श्रौत ६।४।६-१४ द्रष्टव्यम्‌ | . .-. -:- DI ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रघि० २, सू० १६ 2 १८५५ 


संयोगरच कि" निर्वापोत्तरकालं तंण्डुलावस्थे हविषि कतंव्यः । निर्वापस्तु प्राकृतीम्य 
एव स्यात्‌ ज्ञातेऽम्युदये, उत वैकृतीभ्य एवेति सशयः । कि तावत प्राप्तम्‌ ? 


क्या निर्वाप के उत्तर काल में हवि के तण्डुल अवस्था में करना चाहिये, निर्वाप तो प्राकृत देव- 
ताग्रों के लिये ही भ्रभ्युदय ज्ञात होने पर 'झथवा निर्वाप चेकृत (.= ्रम्युदयेष्टि में प्राप्त). 
देवताथों के लिये ही होवे, यह संशय है । क्या प्राप्तः होता है ? 


विवरण - यह यथास्थित. भाष्यपाठ का अनुवाद है । हमें भाष्य के. पाठ मे 'किम्‌? पद 

अस्थान में पढ़ा हुआ प्रतीत होता है । हमारे मत में यहाँ; पाठ . होना चाहिये--९:*-***०*०- 
देवतान्तर संयोगरच निर्वापोत्तरकालं तण्डुलावस्थे हविषि कतंव्यः, निर्वापस्तु कि प्राकृतीभ्य एव 
स्यात्‌"-*---' (=नेमित्तिक देवता का श्रपनय और देवतान्तर का संयोग निर्वाप के उत्तरकाल 
में हवि के'तण्डूलावस्था में करना चाहिये। [इस स्थिति में तण्डूल अवस्था से पूर्व जो हवि का] 
निर्वाप है उसे क्या प्राकृत ( =्रकृति से प्राप्त देवताओं के लिये करना चाहिये अम्युदय ज्ञात 
होने पर [अर्थात्‌ ग्रम्युदय हो जाने के पश्चात्‌ और तण्डुलावस्था से पुवे विहित निर्वाप. 
प्राकृत देवता के लिये होवे] अथवा वेकृत (= विकृति में प्राप्त देवता.के लिये)? प्रभिप्राय 
यह है कि देवता का अपनय और देवतान्तर का संयोग. निर्वापोत्तर काल में हवि के तण्ड्ला- 
वस्था में विहित है.-- पुरस्तात्‌ चन्द्रमा, अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ । जहां हवि के 
निर्वाप के पइचात्‌ ', चन्द्रोदय हुआ वहां तो निर्वाप प्राकृत देवता के लिये किया गया, उसका 
` ्रपनय और देवतान्तर संयोग तण्डुल अवस्था में कहा गया है। किन्तु जहां निर्वाप से पूवं ही चन्द्रो 
दय हो गया हो वहां निर्वाप प्राकृत देवता के लिये होवे या वेकुत के लिये, यह सन्देह होता है। 
यही सन्देह अन्य व्याख्याकारों ने भी लिखा है-- ग्रनिरप्ते- यदास्युदयः तदा कि पुर्वदेवताम्योः 
निर्वापः किवा वेकृतीस्य इति संशयः (कुतूहलवृत्ति) । इस दृष्टि से हमारे विचार में यहां 
“किम्‌' पद अस्थान में पड़ा हुआ है। हमारे विचार की पुष्टि सुबोधिनीव्याख्या से भी होती हे । 
उसमें कहा है -प्रवृत्तिमात्रं निमित्तमिति स्थिते झयं देवताविभागस्तण्डुलावस्थे कायः । तण्डुलो- 
त्पत्तिप्रावकालीननिर्वापस्तु प्राकूतदेवताभ्य एव उत निर्वापो वेकृतीस्य इति संशये पूर्वपक्षमाह 
(=परवृत्तिमात्र भ्रम्युदयेष्टि में निमित्त है इसके स्थित होने पर यह देवता का विभाग 
अपनय तण्डल अवस्था में करना चाहिये | तण्डल की उत्पत्ति से प्राक्कालीन निर्वाप तो प्राकृत 
देवताओं के लिये ही होवे भ्रथवा वेकृतं देवताओं के लिये इस संशय में पूर्वपक्ष कहते हैं। 

` १. इह रैक” पदमंस्थानेऽत्र पठितम्‌, 'निर्वापस्तु' इति पदात्‌ परमनेन भाव्यम्‌ इत्य- 
स्माक' मतम्‌ । एतस्योपोद्बले सुबोधिनीवृत्तिद्रेष्ट्या । तथाहि--भ्रक्ृतिमात्रं निमित्तंमितिः 
स्थितेऽयं देवताविभागस्तण्डुलावस्थे कायः । तण्डुलोत्पत्तिप्राक्कालीननिर्वापस्तु प्राङ्गतदेवतास्य 
एव उत निर्वापो वेकृतीम्य इति संशये पूर्व पक्षमाह । - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८५६ ` ` /मीमांसा-शाबर-माष्ये - 


अनिरप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो निषेपेदित्याशमरथ्य- ` 
स्तण्डुळभूतेष्वपनयात्‌ ॥१६॥ (पु०) | 

ˆ अनिरुप्तेप्म्युदिते प्राकृती म्यो निर्वेपेदित्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते स्म । कुतः ? 
तण्डलभूतेष्वपनयात्‌ । तण्डुलभ्नुतेष्वपनयः श्रूयते --यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा 
अभ्यदेति, त्रेधा तण्डलान्‌ विभजेदिति । भ्रभ्युदयावगमादनन्तरं तण्डुलविभागमाह। 
सोऽतण्डुलभ्तेषु नावकल्पते । तस्मादनिरुप्ते तण्डु्लाभावादनपनीता देवताः प्राकृत्य 
इति प्राक्कतीम्य एव निवंपेदिति ॥ १६॥ i 

` ज्यू्वमारभ्यस्त्वालेखनस्तत्का रित्वाद्‌ देवतापनयस्य ॥१७। सिऽ 


PISS SNS eo कु 
अनिरप्ते$म्युदिते प्राकृतीभ्यो निर्वपेदित्यास्मरथ्यस्तण्डुलभूतेष्वपनयात्‌ ॥१६॥ 


टर सुत्रार्थः (अनिरपते) हवि का निर्वाप न॑ करने पर अर्थात्‌ उससे पूर्वं (अ्म्युदिते) 
चन्द्रोदय होने पर (प्राकृतीम्यः) प्रकृंति--दर्शेष्टि के देवताओं के लिये (निवंपेत्‌) निर्वाप करे 
(इति) यह्‌ । आइमरथ्य:) _झइमरथ के पुत्र आइमरथ्य मानते हैं। (तण्डुलभूतेषु) ब्रीहि के 
तण्डुलभूत होने पर (अपनयात्‌ ) देवता के ग्रपनय [का निर्देश ] होने से । | 
व्याख्या ~ [हि के] निर्वाप न होने पर (=निर्वाप से पूर्व) [चन्द्र के] उदय होने 
पर प्रकृति हो देवताओं के लिये निर्वाप करें । यह. भ्राइमरथ्य आचार्य मानते हें । किस हेतु 
से ? तष्डुलभाव को प्राप्त. होने पर [देवताओं का] अपनय होने से । तण्डुल भूतो में अपनय 
सुना जाता है--यस्य हविनिरप्तं पुरस्ताच्चद्रमा भ्रम्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ 
(=जिस.का निरुप्त हवि. के प्रति पूव में चन्द्रमा का उदय होता है, तण्डुलों को तीन प्रकार से 
विभक्त करे). इससे [चन्द्रमा के] अम्युदय के ज्ञान के ग्रनन्तर तण्डुलो कें विभाग' को' कहता 
है। वह. ( तप्राञ्चत देवताप्रों का झपनय) झतण्डुलभूतों में (=त्नोहि के निर्वापकाल में) नहीं 
बनता है। इससे [हवि के] भ्रनिरुप्त होनें पर तण्डुल के ग्रभाव से प्राकृत देवताओं के लिये ही 
-- विवरण --प्राकृतीम्यो देवताम्यः --अम्युदयेष्टि विक्ृतिमूत हैं । उसकी प्रकृति ` दर्शेष्टि 
है अत: दर्शष्टि-की जो.देबताएं हैं उनके. लिये. निर्वाप करे । सो$तंण्डूलभूतेषुनाबकल्पते -- निर्वाप 


से पूर्व चन्द्रोदय हो जाने पर भी निर्वाप ब्रीहियों का ही होगा जो तण्डुलभूत नहीं है गरत: 


तण्डुननभूर्तो के त्रेथा विभाग-से जो प्राकृत देवताम्रों का अपनय कहा है, वह .ब्रीहि के निर्वाप कें 
समय नहीं हो सकता है.॥१६॥. | ... ` i 
:¬ ` _. व्यूध्वंभागभ्यस्त्वालेबतस्तत्कारित्वाद्‌ .देवतापत्तयस्य ।। १७॥. . 
सुत्रार्थ:--(तु) 'तु' शब्द पूर्व उक्त पक्ष 'की.निवृत्ति,करता हँ; (वयूध्वंभारम्यः ) चन्द्र 
के उदय के ऊध्वं पश्चात्‌ जो देवता कमं के भागी होते हैं उनके लिये निर्वाप करे ऐसा. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| OSI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३३ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे अ्रधि० ४, सू० १७ १८६५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । व्यूध्व॑ या भजन्ते कर्म, ताम्यो निवंपेदित्यालेखन 
आचार्यो मन्यतेः स्म । कुतः ? तत्कारित्वाद्‌ देवतापनयस्य । यस्मादका ले तन्त्रप्रवृत्ति- 
कारितो देवतापनयस्तस्मादपनीता देवतेति व्यूध्वंभाग्म्यो निवंप्तव्याः ॥१७॥ 
अनिरुप्तेऽभ्युदये वेकुतीभ्य एव निर्वापाधिकरणम्‌ ।।४॥ 


SS 


(झालेखनः ) श्रालेखन नाम के आचायं मानते हैं । (देवतापनयस्य) देवता के भ्रपन॒य के (तत्का- 
रित्वात्‌ ) भ्रकाल में तन्त्र की प्रवृत्ति के कारण होने से । 

विशेष --कुतुहलवृत्ति में 'व्यृद्धभाग्म्य" पाठ है । इस विश्य में विवरण में देखें। 

व्याख्या--'तु' शब्द [पुर्व उक्त] पक्ष की निवृत्ति. करता है । अघ्वं ज-पश्चात्‌ जो 
[देवता] कमं का सेवन करते.हे (= कमं के भागो होते हैं) उनके. लिये निर्वाप करे, यह 
आलेखन आचार्य मानते है । किस हेतु से ? देवता के अपनय के तत्कारी - होने से । जिससे 
अकाल में तन्त्र की प्रवृत्ति हुई उससे देवता का अ्रपनय होता है । इससे प्राकृत देवता श्रपनीत 
हो गये श्रतः ऊध्वेकसं के भागी देवताओं के लिये [हवियो का] निर्वाप करना चाहिये। 

विवरण--कुतूहलवृत्ति में 'व्यूध्वंभाग्भ्यः' के स्थान में “व्यृद्धभाष्भ्यः' पाठ है। उसका 
रथे है--व्युद्ध--अकाल में प्रवृत्त हीन हुई हवि के जो देवता हैं उनके लिये । ग्रापस्तम्ब श्रौत में 
€४७-& तक यह प्रकरण है। यथा-ग्रनिरुप्तेऽम्युदिते प्राकृतीभ्यो निवेपेदित्याइमरथ्यः 
॥७ सूत्रार्थ पुर्षणस्‌ । तण्ड्लभूतेष्वपनयेत ।[८।। हवि के तण्डुल रूप हो जाने पर पूर्वे देवता 
का अपनय करे । व्युद्धभाग्म्य इत्यालेखनः ॥8&॥। रुद्रदत्त की व्याख्या-वि वा एतं प्रजया पह- . 
भिरघयति (इस यजमान को प्रजा और पशुओं से विशेष रूप से'हीन करता है) इस अर्थ 
वाद से व्यृद्धि के हेतु का कथन होने से ग्रभ्युदित (> चन्द्रोदय वाली) हवि व्यूद्ध कहाती है 
उसका जो सेवन करते हैं (= भागी बनते है विकृति याग के देवता) वे व्युद्ध भाग्‌॒ कहाते है. 
उनके लिये निर्वाप करे। 

विशेष--मीमांसा दर्शन में ग्रनेकत्र विभिन्न ग्राचायो के मतों का उल्लेख मिलता है 
शबर स्वामी के भाष्य में किसी ग्राचायं के मत को पूर्वपक्ष में स्थापित करके अन्य ग्राचाये का 
मत सिद्धान्तरूप में माना है'। यतः हम शाबरभाष्य की व्याख्या कर रहे हैं अतः व्याख्या में 
भाष्यानुसार ही सुत्राथे किया है । परन्तु हमें किसी झाचायं के मत को पूर्वपक्ष में उद्धृत मानकर 
न्प्र श्राचायं के मत से उसका प्रत्याख्यान करना उचित नहीं जंचता है । भाष्यानुसार पूर्वपक्ष 
में उद्धृत आचार्य ऐरे गैरे तो थे नहीं, वे भी अन्य श्राचायों के समान शिष्ट एवं प्रमाणी- 
भूत हैं । अतः उनके मत का खण्डन करना उचित नहीं । श्रौतकम में बहुत्र कमभेद होने पर भी 
सर्वशाखाप्रत्यककमंताधिकरण (२।४।२) के न्याम से व्यवस्थित विकल्प मानकर प्रमाण मांना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६६ | मीमांसाशावर-भाष्ये 
[अर्धनिरुप्ते चर्द्राभ्युदये तूष्णीमव्िष्टतिर्वापाधिकरणस्‌ ॥५॥ ] 


अथ प्रारब्धे चतुमु ष्टिनिर्वापे$परिसमाप्ते भवति संशय:--यन्निरुप्तं तन्नि- 
रुप्तमेव । ग्रवशिष्टं कि प्राक्तीभ्यो निवंप्तव्यं, कि वेक्कतीभ्यः, उत तृष्णीमेवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? 


जाता है । अर्थात्‌ तैत्तिरीय शाखा वाले अपनी शाखा के अनुसार - कमे करें और माध्यन्दिन- 


शाखा वाले ग्रपनी शाखा के अनुसार दोनो में विरोध, हीनता या उच्चता नहीं. मानी जाती है । 
इतना ही नहीं, जहां एक शाखा में दूसरी शाखा के कर्म की निन्दा सी प्रतीत होती है, वहां भी 
“नहि निन्दा निन्दितु प्रवतते$पितु विधेयं स्तोतुम्‌' (=निन्दा निन्दा करने के लिये नहीं है 
अपितु जो विधेय--जिसका विधान करना चाहते हैं उसको प्रशंसापरक होती है) इस न्याय से 
शाखान्तरविधि का खण्डन नहीं माना जाता है। हमारे मत में यहां इसी प्रकार व्याख्या 
जाननी चाहिये । 'पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति’ (ऋलूक्‌-भाष्य) इस पतञ्जलि के वचना- 
नुसार पक्षान्तर से परिहार जानना चाहिये ॥१७॥ 


व्याख्या चार मुट्ठी बाले निर्वाप के समाप्त होने से पुर्व [चन्द्रोदय होने पर] संशय 
होता है जो ( ==जितनी मुट्ठी) निर्वाप कर लिया गया वह तो निरुप्त हो ही गया । अवशिष्ट 


को क्या प्राकृत देवताओं के लिये निर्वाप करे भ्रथवा वेकृत देवताओं के लिये अथवा तु्णीम्‌ _ 


“ ( =चुपचाप) निर्वाप करें ? क्या प्राप्त होता है? 
विवरण - प्रतिदेवता जो हुति दी जाती है वह यदि पुरोडाश अथवा चरु आदि की 

हो तो उसके सिये व्रीहि वा यव अथवा! तत्ततृप्रकरण में निर्दिष्ट हविष्य अन्न जो अनः 
(शकट--गाड़ी ) या किसी वतंन में रखा है उस को ग्रहण करना होवे तो उसका परिमाण 
कहा है-- चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति (= चार मुट्ठी निर्वाप करता है) । मुटूठी में जितना अन्त 
झावे उस को भी यहां तात्स्थ्यात्‌ मुट्ठी शब्द से कहा दै । निर्वाप शब्द का अर्थ है अन्न रादि 
से लेकर अन्य अग्निहोत्र हवणी ्रादि में डालना । देवस्य त्वा सबितुः इत्यादि मन्त्र से निर्वाप 
किया जाता है। चार मुदिठयों में से तीन मुदिठियों का ग्रहण उक्त मन्त्र से होता है और चतुर्थ 
मुठ्ठी का ग्रहण विना सन्त्र.के किया जाता है। इस मन्त्र के अन्त में झग्नये जुष्टं निर्वपामि! 
श्रग्नीषोमाभ्यां जुष्टं निर्वपामि ग्रादि द्वारा जिस देवता के लिये हविः प्रदान करना हो उसका 
उच्चारण किया जाता है । (ब्र० दशंपोणंमासपद्धति पृ० १५-१६ , प्रकृत में दर्शष्टि के सान्ताय्यपक्ष 
भे भ्राग्नेय पुरोडाश के लिये व्रीहि वा यव,का निर्वाप करना होता है। इस विषय में यहाँ विचार 
किया है कि चार मुट्ठी से निर्वाप करते समय यदि एक या दो मुट्ठी का निर्वाप करने के 
पश्चात्‌ चन्द्रोदय ज्ञात होवे तो शेष मुट्ठियों का निर्वाप प्राकृत भ्रग्निदेवतां के लिये किया जायें 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽष्याये पञ्चमपादे ग्रधि० ५ सू० १८ १८६७ 


विनिरुप्ते न मुष्टीनामपनयस्तदूगुणत्वात्‌ ॥१८॥ (पू०) 


विनिरुप्ते सामिनिरुप्त इत्यर्थः । न तत्र देवतापनयः स्यात्‌ कुतः ? तद्गुण- 
त्वात्‌ । निर्वापस्य गुणो देवता, न मुष्टीनाम्‌। स च निर्वापस्तद्दे वताकः । कुतः ? 
चतुःसंख्यापुरणाथत्वादभ्यासमात्रं कतंव्यम्‌ । तच्चाभ्यासमात्रं पुनः क्रियते, पूर्वमेव 
कृते तस्मिन्निर्वापे न देवताऽपनीता । स एवायं. पुनः क्रियते । पुनरपि क्रियमाणस्यान- 
पनीतेव देवता भवितुमहुतीति प्राकृतीभ्य एव निवेप्तव्यम्‌ । न चोत्तरो मुष्टिः पृथक्‌- 
पदार्थः, येन देवतापनयो भवेत्‌ । कृतस्य निर्वापस्य संख्यापुरणंमेतत्‌ क्रियते । तस्माऽ 
दनपनय इति ॥ १८h 


या वैकृत =ग्मभ्युदयेष्टि में जो दाता अग्नि आदि देवता कहे हैं, उनके लिये किया जाये भ्रथवा 


तुष्णीम्‌ निर्वाप किया जाये किसी देवता का उच्चारण न किया जाये । 


विनिरुप्ते न मुष्टीनामपनयस्तद्गणभूत' त्वात्‌ ॥ १८॥ 

सुत्रार्थः -- (विनिरुप्ते) हवि का एक भाग निरुप्त होते पर (मुष्टीनाम्‌) अवशिष्ट 
मुद्ठियों के देवता का (श्रपनयः). अपनय (न) नहीं होता है अर्थात्‌ प्राकृत देवता के लिये 
शेष मुट्ठियों का भी निर्वाप करे । देवता के (तद्गुणत्वात्‌) देवता के निर्वाप का गुण होने से । 
मुट्ठियों का गुण देवता नहीं है । उसके देवता का अवसिष्ट मुटिठ्यो के ग्रहण में. अपनय नहीं 
होगा । अतः प्राकृत देवता के लिये ही शेष निर्वाप होगा 1 

विश्ञेष--विनिरुप्त में “वि” उपसर्गे विराधन =संसिद्धि=पूर्णता का न. होने ; अथं को 
कहता है-॥ “तद्गुण भूतत्वात्‌’ निर्वाप उस उस देवता के लिये होतां.है॥ यथा आग्नेयं भ्रष्टाकपालं 
निवपेत्‌ यहां अग्नि के लिये निर्वाप कहा है न कि मुट्ठियां अग्नि देवता के लिये । मुटिठ्याँ तो 
निर्वाप किये जाने वाले द्रव्य. के परिमाण बोधन के लिये हैं. दि 


व्याख्या--“बिनिरुप्ते' का:अर्थ है प्राधा (न= एकदेश) निरुप्त होने पर । वहाँ देवता 
का अ्रपनय नहीं होते. । किस हेतु.से ? .उसके गुणवाला होने से । निर्वाप का गुण-देवता है, 
कि मुट्व्यों का । वह निर्वाप [जो झारम्भ किया जा चुका है] उस (_-< प्राकृत) - देवतावाला 
है । किस हेतु से ? चार संख्या तो निर्वाप की पुरणता के लिये.भ्रम्पासमात्र की जातो हे । वह 
अभ्यासमात्र पुनः किया जाता है, पूर्व किये गये निर्वाप में देवता का भ्रपनय नहों हुआ है, वह ' 
ही पुनः किया जाता है [श्र्थात्‌ृ जिस देवता के लिये पूव मुट्ठी द्वारा निर्वाप किया है बही 
निर्वाप पुनः किया जाता है ] पुनः क्रियमाण का देवता ग्रनपनीत ही होना चांहिये । इससे प्राकृत 
देवताग्नों के लियें ही [शेष] निर्वाप करना चाहिये । चार मुद्ठियां पृथक्‌ पदाथ नहीं हैं, 
देवता का. अपनय होवे । किये गये निर्वाप की संख्या को पुरणता की जातो है। इससे [शेष 
मुदिठ्यो में प्राकृत] देवता का भ्रपनय नहीं होगा [अर्थात्‌ जिंस अग्नि देवता के लिये प्रथम 
मुट्ठी का ग्रहण किया है, उसी के लिये अन्य मुट्ठियों कां भी ग्रहण होगा] ॥१८ा . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८६८ मीमांसा-शाबर-माष्ये 


अंप्राकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ ॥१९॥ (पृ०) 


न प्राकृतीभ्यो निवेप्तव्यम्‌ । काभ्यस्तहि ? वैकृतीभ्यः । कुतः ? श्रप्राक्ृतेन 
देवताविशेषेण संयोगः श्रयते, नाधिकृतेन । त्रेधा तण्डलान्‌ विभजेदिति, प्राकृतीभ्य 
आच्छिद्य वैकृतीभ्यो निवंप्तव्यो विधीयते । ता इदानीं. तत्स्थानीयाः। तस्माद्‌ वि- 
निरुप्ते निवृत्ता देवताः, ग्रन्या ग्रन्याइचोपजाताः। तस्माद्‌ वेकृतीनां संयोगेन निर्वापः 
शेषः कतंव्य इति ॥ १६॥ 


अभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२०॥ (उ०) 


अप्राकुतेन हि संयोगस्तत्स्थानोयत्वात्‌ ॥ १९॥ [ 
सुत्राथे:- शेष निर्वोप में (अप्राकंतेन) अप्राकृत= वैकृत देवताओं के साथ (हि) ही 

(संयोगः) संयोग होवे ((तत्स्थानीयत्वात्‌)' वेक्ृतदेव॑ताञ्नों का प्राकृत देवता के स्थानीय 
स्थान एर होने वाला होने से | 

" व्याख्या--प्राकृत देवताओं के लिये [शेष] निर्वाप नहीं करना चाहियें। तो किन कें 
लिये करना चाहिये ? वकृत देवताग्रों के लिये । किस हेतु से ? झप्राकृत (><वेकृत) देवता 
विशेष के साय संयोग सुना जाता है, अ्रधिकृत (= पूर्वतः प्राप्त) [देवताओं के लिये] नहीं 
सुना जाता है -त्रेघा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌' इससे प्राकृत देवतांझरों से [उन को] छीन कर वेकृत 
देवताओं के लिये निर्वाप कहा जाता है। वे [वकृत देवता इस समय ( = चन्द्रोदयं होने पर) 
उत्तके (= प्राकृत देवताओं के) स्थानीय (= स्थान पर होने वाले) हैं। इससे श्रघ्रेः [रहे] _ 
निर्वाप में [प्राकृत] देवता निवृत्त हो गये, अन्य प्राप्त हो गये 1 इससे वकृत देवताओं के 
संबोग (='दात्रेऽनये जुष्टं निर्वपासि' इत्यादि रूप) से शेष निर्वाप करना चाहिये ॥१९॥ 

श्रभावाच्चेतरस्य ॥२०॥ 


सुच्राथः-- (इतरस्य) अनिरुप्त प्राधे निर्वापे का (अभावात्‌) देवता के संयोग के 
अभाव होने से (च) तो शेष निर्वाप देवता से संयुक्त नहीं (स्यात्‌) होवे । 

विज्लेष--भट्ट कुमारिल ने टुपूटीका में 'च' को 'तु' के ग्रथंवाला कहा है। साथ हीं 
समुच्त्रय ग्र्थवाला मानने में दोष दर्शाया है--पहले किसी के अभाव को हेतुरूप से नहीं कहा 
है, जिसका यह समुच्चय करे | कुतुहलवृत्तिकार ने “च' को “न? निषेध अर्थवाला मान कर 
अर्थ किया है--(इतर<्रवशिष्ट के अभाव -<पदाथंत्व के श्रभाव होने से [श्रर्थात्‌ अवर्शिष्ट 
निर्वाप के निर्वाप पदार्थ वाच्य न होने से] न=व॑कृत देवताओं कें सांथ-सम्बन्ध नहीं होवे । 
यद्यपि कुतुहलवृत्तिकार का सूत्राथं सरल और स्पष्ट है तथापि “च” को निषेधार्थक मानता 
क्लिष्ट कल्पना है । ग्रतः भट्ट कुमारिल का (च' को 'तु? अर्थ में मांनना युक्त हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये. पञ्चमंपादे अघि० ६ सू० २१ १८६९ 


` ्रभावादितरस्यारघंस्य देवतासंयुक्तस्य, न निर्वापो भर्वात देवतासंयुक्तंः। यदि 
निवपिऽर्घोऽन्यदेवत्योऽर्धोऽष्यन्यंस्यै देवताये,.नैव निर्वापं इतरदेवताकः प्राकृुत इतर- 
देवताको वा । तस्मात्‌ तूष्णीमेव निवंप्तव्यम्‌ । अवश्यमन्यतरत्रः संकल्पभेदो 
भवति ॥२०॥ अर्धेनिरुप्ते चन्द्रोदये तुष्णीमेवशिष्टनिर्वापाधिकरणम्‌॥५॥ 


[गसंनयतोऽप्यभ्युदये प्रायश्चित्ताधिकरणम्‌ ॥६॥]. ._ 
्रभ्युदितेष्टिरेवोदाहरणम्‌ । तत्र श्रूयते दधनि चरुम्‌, शते चरुमिति । तत्र 
संदेह:--कि संनयतो भवत्यम्युदये प्रायर्चित्तमुताविशेषेणेति ? कि प्राप्तम्‌ः ? 
सांनाय्यसंयोगान्नासंनयतः स्यात्‌ ॥२१॥ (पू०) 
व्याख्या - इतर शेष रहे श्र निर्वाप के देवता संयोग के रभाव होने से [अर्थात्‌ पूर्व 
देवता के निवृत्त हो जाने से] शेष निर्वाप [बैक्कत ] देवता से संयुक्‍त नहीं होता है। यदि निर्वाप 
में झाघा अन्य देवता वाला होवे झौर भ्राधा भी अन्य देवता के लिये होवे तो वह निर्वाप न 
अन्य देवता वाला प्राकृत [प्राकृत देवता वाला] होवे रोर न अन्य [बैङृत] देवता चाला होवे । 
इससे [शेष का] तूष्णीम्‌ ( = विना देवता के संयोग के) ही निर्वाप करे। अन्यतर देवता के 
संयोग में संकल्प भेद अवदय होवे । [ 
विवरण _-भ्रवश्यमन्यतरत्र संकल्पभेदो भवति यागं को संकल्प लेते. समय यह कहा 
जाता है कि “प्रमुक देवतावाले हविं का निर्वाप करता हूं । यदि अवशिष्ट ' निर्वाप अन्य देवता 
के लिये किया जाये तो पूवं संकल्प में भेद अवश्य होता है । भट्ट कुमारिल ने इंसी न्याय से 
प्रं =श्नम्तयेऽनुग्रूहि आदि, अनुवचन = पुरोऽनुवाक्या ऋक्‌? का पाठ; याज्या= जिससे आहुति 
दी जाये बह ऋक्‌ आदि कें हविप्रदांनं रूप एक कमें के अवयव होने से जिंस अवयव के 
यंथावत्त प्रयोग के अनन्तर चन्द्रोदय होवे तों उसका शेष अवयव कायं तूष्णीं होवें ऐसा प्रतिपादन 


किया है ॥२०॥ 


` व्याख्या - परस्युदयेष्टि ही उदाहरण है । उसमें सुना जाता है-दधनि चरम्‌ः शृते 
चरुम्‌ं (=दही में चर भौर गरम दुध में चंद करे) । इसमें सन्देह होता है-क्याँ सन्नयन. 
करने वाले (=सान्नायं हवि वाले) का [चच के] भ्रस्युदय होने पर प्रायर्चित्त है श्रयवा अविशेष 
रूप से [भ्रर्यात्‌ सन्नयन करने वाले काःश्रौर सन्नयन न करने वाले दोनों का] ? क्या प्राप्त 
hh id 

सान्नाय्य संयोगान्नांसन्तयंतः स्यात्‌ ॥२१॥ 
सुन्रार्थ:-- (साननाम्यसंयौगात्‌ ) साम्नाय=दषिं हवि के संयोग से (असन्तयतः) 

सन्नंयन न करने वाले कां चन््रोदयं पर उक्त प्रायरिचत (न) नेहीं (स्यात्‌) होवे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


१८७० ८ = . मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


संनयतोऽभ्युदंये प्रायरिचित्तम्‌ । कुतः ? सांनाय्यसंयोगात्‌ + सांनाय्यसंयोगो हि 
भवति-ते चरुम्‌, दधनि चरुमिति । शृताद्यमावान्नासंनयतो भवितुमहति। वे गुण्यं 


हि तथा. स्यात्‌ ॥२१॥ 
औषधसयोगाद्‌ वोभयोः ॥२२॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतेयति । उभयोरपि स्यात्‌ । न केवलस्य संनयतः । कुतः? 
औषघसंयोगात । ये मध्यमा ये स्थविष्ठा ये क्षोदिष्ठा इति भवत्योषधसंयोगः। स च 
शक्योऽसंनयताऽपीति । तस्मान्नासति कारणेऽसंनयतो निवर्तेत ।. अत उभयोरपि 


पक्षयोः प्रायश्चितमिति ॥२२॥ 
 . वैयुण्यान्नेति चेत्‌ ॥२३।॥आ० 


> व्याख्या--सन्तयन करने वाले का भ्रम्युदय होने पर प्रायव्चित्त है। किस हेतु से ? 
सान्ताय्य के संयोग से । सान्नाय्य का संयोग होता है शाते चरुम्‌, दधनि चरुमिति । सन्नयन 
न करनेवाले का गरम दूध आदि के अभाव से [चन्द्रोदय होने पर यह प्रायह्चित्त] होने योग्य 
नहीं है । बसा होने से [कमं. को |] विगुणता होवे ॥२१॥ 
ग्रोषधसंयोगाद्‌ वोभयोः ॥२२॥ . 

सुत्रार्थः-- (वा) .'वाः शब्द पुर्व उक्त पक्ष को, निवृत्त करता है | (ग्रौषधसंयोगात्‌ ) 
गरोषघ=मध्यम, स्थूल और सुक्ष्म चावलो का संयोग होने से (उभयोः). सन्नयन करनेवाले 
झर सत्नयन न करनेवाले दोनों का चन्द्रोदय होने पर - प्रायर्चित्त होवे । ... 

विशेष-- ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः? .--(मनु०-.-११८८)-छत्त- वचन के 7: 
भ्रनुसार जो पौधे फल पकने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं वे 'ग्रोषधि' वा श्रोषधी .. कहाती. हैं । 
इस नियम के अनुसार ब्रीहिः (वानः), यव (जो). गोधूम (गेहूं) मुद्ग (मूंग) माष (उदड) 
आदि सभी मानवों द्वारा सेवनीय घान्य श्रोपिधि कहाती है । ोषधि शब्द से स्वार्थ, में 'प्रण्‌' 
प्रत्यय होकर “ओषध' शब्द बनता है । यहां सूत्र में प्रयुक्त औषध शब्द पुरोडाश और चरु के 
लिये प्रयोग में ग्राने वाले.ब्रीहि के लिये प्रयुक्त हुआ है श्रुति में 'तण्डुल” शब्द का निर्देश होने से। 

व्याख्या --'वा शब्द पक्ष को निवृत्ति करता है । दोनों का हो होवे.1. केवल सन्नयन 
करने वाले का ही नहीं होवे । किस हेतु से ? भ्रोषध. के संयोग से । ये मध्यमाः, यै स्थ- 
विष्ठाः ये क्षोदिष्ठा से औषध का संयोग होता है । वह (=ग्रौषघ का संयोग) सन्नपन. न 
करनेवाले से भी शक्‍य (><संभाव्य) है । इससे कारण के न होने पर सन्मयन न करनेवाले से 
निवृत्त नहीं होता है । इसलिये यह दोनों पक्षों का प्रायश्चित्त है।२२।] 

छ वंगुप्यान्नेति चेत. ॥२३॥ ` 
सुत्रार्थः --सन्नयन न.करनेवाले का दही न होने से, दही दूध में चरु के निष्पन्न न होने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` षष्ठञ्च्याये पञ्चमपादे ग्रधि० ६ सू २४ १०७१ 


इतिं' यदुक्तम्‌, असंनयतो दध्नः  शृतस्य चाभावात्‌, तदधिकरणती नास्ति । 

तस्माद्‌ वैगुण्यं तस्मिन्‌ पक्ष इति । तत्परिहतेव्यमिति ॥२३॥ 
नातत्संस्कारत्वात्‌ ॥२४॥ (आ० नि०) र 

नैतदेवम्‌ । न हि दध्यविकरणं चरोः श्रपणे. श्रूयते. | ,कितु. यथा. स्थविष्ठा 
इन्द्राय प्रदात्रे, एवं दध्यपि देवतासंबन्धार्थं विधीयते, न ¦ चरुसंबन्धार्थमिति | भिद्येत 
हि तथा वाक्यम्‌-स्थविष्ठा देवतायै, दधनि च ते कतेव्या इति । संप्तमीसंयोगस्तु 
प्राप्तेष्थेच्नुवादः । तस्मादविवक्षितं तेषां साहित्यम्‌ । लक्षणत्वेन हि ते श्रूयन्त , इति । 
न हि पयो दघि च नास्तीति स्थविष्ठादीनां न. देवतापनयो भवति! असनयतोऽप्य- 
र्थादप्सु श्रपयिष्यत इति ॥२४॥ झसन्नयतोऽप्यभ्युदयप्रायदिचत्ताधिकरणम्‌ ॥६।। 


mos लगि 


ESS NN 
से (वैगुण्यात्‌) विगुणता=गुणराहित्य के कारण उक्त प्रायश्चित न होवे, ऐसा कहा 


जाये तो 1 2 


व्याख्या--जो यह कहा है -सन्नयन न करने वाले के वही इध के न होने से उनको 
भ्रधिकरणता नहीं है [अर्थात्‌ वही दूध न होने पर उसमें चरु कैसे होगा ?] इससे उस (-= 
झसन्नयन ] पक्ष में वेगुष्य होता है, उसका परिहार करना योग्य है । 
र नातत्संस्कारत्वात्‌ ॥२४॥ 

सुतार्थ: ¬ (सततसंस्कारत्वात्‌) दही दूध के चरु के संस्कारक न होने से वैगुण्य (न) 
नहीं होता है । * 

व्याख्या- ऐसा नहीं है । चरु के पाक में दही अ्रधिकरण रूप से नहीं सुना जाता है, 
किन्तु जैसे स्थूल तण्डुल प्रदाता इन्द्र के लिये कहे गये हैं इसी प्रकार दही का भो देवता के 
सम्बन्ध के लिये विधान किया जाता है, चरु के साथ सम्बन्ध के लिये विधान नहीं किया है। 
ऐसा करने पर वाक्यभेद होवे--स्थूल तण्डुल देवता के लिये ओर उन्हें दही सें पकाना चाहिये। 
सप्तमी संयोग तो प्राप्त अर्थ में अनुवादमात्र है। इससे उन (पयः रौर दही के साथ तण्डुलों) 
का सहभाव विवक्षित नहीं है । लक्षणरूप से वे दघि पयः सुने जाते हैं। दही झोर .दूध नहीं है 
इससे स्थूल झादि तण्डूलों के देवता का अपनय नहीं होता है [प्रर्थात्‌ मध्यम स्थविष्ठ अनिष्ट 
तण्डुलों के जो देवता कहे गये हैं, वे रहते ही हैं । सन्नयन न करने वाले का भी [तए्डुलों का] 
चरु सामथ्य से जल में पकाया जायेगा । 

विवरण . . नहि दध्णधिकरणं चरोः अपणे भूयते - चरु को दही में पकाओं, ऐसा नहीं 
कहा गया है । दध्यपि देवता संबन्धार्थ विधीयते-- जसे तण्डुलों के प्राकृत देवता का अपनय होने 
से स्थूल मध्यम और अणिष्ठ तण्डुलों के देवता का संबन्ध स्थविष्ठा इन्द्राय प्रदान्ने वाक्य से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८७२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[सत्रायपरवत्तमात्रस्य व्युतत्याने विदवजिद्विघानाधिकरणम्‌ ।।७॥।] 
इदमामनन्ति-थदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठेरन्‌, सोममपभज्य विइव- 


जिताऽतिरात्रेण सवंस्तोमेन. सर्वपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेरन्‌' इति । तत्र संदेह:-- 
कि क्रीतराजकस्योत्त्याने विश्वजिद्‌ उत प्रवृत्तमात्रस्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


साम्युच्त्याने विश्वजित्‌ क्रीते विभागसयोगात ॥२५॥ (पु०) ` 


किया जाता है उसी प्रकार पूर्वतः विद्यमान दघि जिसके प्राकृत देवता का अपनय हो चुका है 
का प्रदाता इन्द्र के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है । भिद्येत ही तथा वाक्यं--इसेका भाव यह है कि 
स्थविष्ठ तण्डुल देवता के लिये हों र उन्हें दही में पकाश, ऐसा कहने पर दो . वाक्य होंगे । 
क्योंकि देवता संवन्ध में स्वार्थता ( =प्राघान्य ) है. और चरु के साथ सम्बन्ध करने में परार्थता 
है । पराप्तेऽ्थेऽनुव/दः - दूष अपने 'स्थालीमधिश्र यति ( = स्थाली ) के भ्रङ्गारों पर रखता है इत्यादि 
धर्मों से युक्त है औषय का भी पाक अपने विहित धर्मों से प्राप्त है --कपालेष पुरोडाशं अपयति 
से । इससे र र ल तो प्राप्त भ्रथं में अनुवाद मात्र है । लक्षणत्वेन ते श्रयन्ते--'तण्डलों 
का पाक करना है तो दवि ध में इस मुख्य ? 

गने मरौर दूध में करो, इस प्रकार इन का मुख्यरूप से श्रवण 


'व्यास्या--पह पढ़ते हैं--यदि सत्राय दीक्षितानां म्युत्तिष्ठेरन्‌ सोममपभज्य 
विश्वजिता5तिरात्रेण सर्वस्तोमेन सर्वपृष्ठेन त क र 
के लिये दीक्षित मध्य में उठ जायें [अर्थात्‌ सत्र को छोड़ दे ) तो सोम का विभाग करके 
विइवजित्‌ ग्रतिरात्रसबस्तोम वाले सर्वपृष्ठ याले सर्वधन की दक्षिणा वाले से यजन करे) । 
इसमें सन्देह होता है - क्या सोम का जिस में क्रय कर लिया है, ऐसे सत्र के उत्त्यान में विज्व- 
जित्‌ का विधान है भ्रथवा प्रवृत्तमात्र सत्र के उत्त्यान सें । पप्रा प्राप्त होता है 7 

" साम्युत्त्याने विश्वजित्‌ क्रीते विभागसंयोगात्‌ २५॥। 


तायः सत के (साम्युतत्याने) मध्य में उत्त्यात त्याग में विहित विश्वजित्‌ (करोतत) 
< 0501 20:73. 9 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--यदि सत्राय दौक्षेरन्नथ साम्युत्तिष्ठे 
Te wR न त्तिष्ठेत सोममपभज्य विश्वः 
उ यजेत मने । ताण्डथ ब्रा० ६।३।१।। भाप्योदघुतोद्धरणे बहुवचन निदेशात्‌ 
i णां साम्युत्थाने सर्वे विद्वजिता यजेयुरित्युक्तं भवति । ताण्डथोद्घरणे त्वेकस्य सत्रिणो 
स्वजिता यजनं विधीयते । इत्थमेव शङ्शा० श्रौते १ ३।१४।१; ग्राप० श्रौते १४ च 
दुष्टव्यम्‌ ग र] >) १४२३1३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nnn one 


जात अल “स्स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri ' 


२३४ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० ७, सु० २६ १८७३ 


साम्युत्त्याने विश्वजित्‌ क्रीते स्यात्‌ । कुतः ? विभागसंयोगात्‌ -सोममपभज्य . 
विश्वजिता यजेरन्निति। ये ह्यक्रीते राजंयुत्तिष्ठन्ति, तेषां सोमविभागाभावाद्‌ 
वंगुण्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्रीतराजका उत्तिष्ठन्तो विश्वजितं कुयु : ।२४॥ 


प्रृते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतेयति । प्रवृत्तमात्रस्योत्त्याने स्यात्‌ । कुतः ? प्रापणान्निः 
मित्तस्य । साम्युत्त्थानं निमित्तं विश्वजितः । तच्च प्राप्तम्‌ । न च तच्छक्यं विशेषयितुः 
कीते यदि साम्युत््यानमिति ॥२६॥ 2 


अथ यढुक्तम्‌, अक्रीते राजन्युत्तिष्ठन्तो विभागाभावाङ्विगुणं कुयु रिति । तत्प- 
रिहतव्यम्‌ । अत्रोच्यते-- ी 
ऊ 


सोम के कय के परचात्‌ साम्युत्त्यान में होवे (विभागसंयोगात्‌) श्रृति में सोम के विभाग का 
संयोग होने से । [श्रूति भाष्य में देखें 1] (क ₹) 


व्याख्या -- साम्युत्त्यान -मध्य में सत्र के परित्याग में विहित विइवजित्‌ सोम के क्रय 
के पइचात्‌ उत्त्यान में होवे । किस हेतु से ? विभाग का संयोग होने से। सोममपभज्य 
विश्वजिता यजेरन्‌ (=सोम का विभाग करके विश्वजित्‌ से यजन करे) [ऐसा निर्देश होने 
से] । जो सोम क्रय से पूर्व [सत्र से] उठते हैं; उनका [सोम के श्रभाव में] सोम के विभाग 
का अभाव होने से [ कर्म का] वंगुण्य होवे । इससे जिन्होंने सोम का क्रय कर लिया है, वे उठते 
हुए विश्वजित्‌ करें ॥२५॥ A 


प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥ २६॥ 
सुत्रार्थः-- (वा) “बा शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (निमित्तस्य) 
साम्युतत्थानरूप निमित्त के ( प्रापणात्‌) ) प्राप्त होने से (प्रवृत्त) सत्र के प्रवृत्तमात्र में साम्युत््यान 
होने पर विइवजित्‌ होवे । 


व्याख्या-वा शब्द [पूर्व उक्त] पक्ष को निवृत्ति करता है। [सत्र में] प्रवृत्तमात्र के 
उत्त्थान में [ विइवजित्‌ ] होवे । किस हेतु से ? निमित्त के प्राप्त होने से। विइवजित्‌ का 
निमित्त साम्युत््यान है । बह प्राप्त है । शोर उसे विशेषित नहीं कर सकते--'सोम के क्रय के 
पइ्चात्‌ साम्युत्त्यान में' इस प्रकार ।।२६॥ र 


व्याख्या -ग्रौर जो कहा- सोम के क्रय से पूर्व [सत्र से] उठते हुओं का [सोम का] 


_ विभाग न होने से विगुण कर्म कर । उसका परिहार करो । इस विषय में कहते हैं-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८७४ 9 , मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
-आदेशर्थेतरा श्रुति; -॥२७॥ [उ०] 4 
गो विधीयेते । ने १ म्युत््याने विश्वजिता 
: नविभागो विधीयंते। भिद्येत हितथा वाक्यम्‌। सान 
यजेरन्‌, सोमस्य तु विभागं कृत्वेति । . तेन अपभज्येत्यनुवादः । कथं प्राप्तरिति चेत्‌ ? 
अर्थादुत्तिष्ठतां विभागो भवति धनस्य। सोऽयं सवंद्रव्याणां विभागः सोमविभागेन 
लक्ष्यते । सोमं विमज्यात्यानि च द्रव्याणीति, आदेशार्थेतरा श्रृतिभेवति । तस्मात्क्रीते 
चाक्रीते च. राजन्युत्तिष्ठता . विश्वजिदिति ॥२७॥ सत्राय प्रदृत्तमात्रस्य व्युत्थाने 


बिइवजिंद्विघानाधिकरणम्‌ ॥७॥ ` ५६ 


न>---:>>>->>>- 


[ज्योतिष्टोमस्य द्वादशदीक्षानियमाधिकरणम्‌ ॥८॥ 
ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य श्र्यते-एफा दीक्षा, 'तित्र उपसदः, पञ्चसीं प्रसुतः' 
MR CN य 0... कत 


गया) _आदेशार्थतरा श्रुतिः ॥२७॥ 
सुत्राथः-- (इतरा अतिः) 'सोममपभज्य' शति (आदेशार्था) सबद्रव्यो के विभाग के 
विधान केलिये है । 

,. व्याख्या--यहां विभाग का विधान नहीं है । वेसा (=सोम के विभाग का विधान) 
होतें परं वाक्यभेद होवे --सामि उत्त्यान में विइवजित्‌ करे, और सोम का विभाग करके । इस 
से 'अपभज्य' (=विभाग करके) यह अनुवाद है । [विभाग की] प्राप्ति कंसे है यह कहो तो, 
[सत्र के मध्य में] उठने वालों के घन का प्रयोजन से विभाग होता है । सो यह सब द्रव्यो का 
विभाग सोम के विभाग से लक्षित होता है । इससे सोम के क्रय के पीछे ग्रथवा सोम के क्रय से. 
पुवं उठने वालों का विइवजित्‌. का विधान है।- ह 

ओ- विवरण--सत्र संज्ञक याग को १७ परिवार मिल कर करते हैं । उसमें व्यय होने वाले 
द्रव्य को भी वे बरावर भाग में एकत्रित करते हैं। किसी कारणवश सत्र के मध्य में (चाहे प्रवृत्त 
ही हुआ हो) छोड़ने पर सबका जो सम्मिलित द्रव्य था, उसे बांट लेते हें । सत्र के मध्य में छोड़ 
देने पर प्रायश्चित्त रूप में सबको पृथक्‌ पृथक्‌ श्रृत्युक्त विशिष्ट विश्वजित्‌ याग करना होता 
है॥२७॥ Re 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम को आरम्भ करके कहा है-एका दीक्षा, तिस्र उपसदः; 
7 पञ्चमीं प्रसुतः(==एक दीक्षा, तीन उपसद्‌ इष्टां, पांचवां [रात्रि में] प्रसुत सोम होता है)। 


१. भाप० श्रौत १०१५।१॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


ME SBS Sees MSS Ts: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० ८, सु० २६ १८७५ 


इति । तिस्रो दीक्षा, द्वादश दीक्षा इति बहूनि दीक्षापरिमाणान्याम्नातानि। तेषं 
संदेह कायसा यद्वा तद्वा परिमाणमुपादेयम्‌, उत द्वादश दीक्षा इति? कि 
प्राप्तम्‌ 


दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्‌ ॥२८॥ (प्र) 


दीक्षापरिमाणे यथाकामी स्यात्‌ । नास्ति नियमः। कुतः ? भ्रविशेषात्‌ । न 
कश्चन विशेष उपादीयते । तस्माद्‌ यत्किचित्‌ परिमाणमुपादेयमिति ।॥२८॥ 


द्वादशाहस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 
द्वादशाह एव परिमाणमुपादीयेत । कुतः ? लिङ्गात्‌ । सामर्थ्यादित्यर्थः। कि 


nnn 
तिस्रो दीक्षा द्वादश दीक्षा: (=तीन दीक्षाएं, बारह दीक्षाएं) इत्यादि बहुत दीक्षा के परि- 
माण आाम्नात हैं । उनमें सन्देह होता है- क्या [दीक्षा में] अनियम है, जिस . किसी परिमाण 
का उपादान करे अथवा बारह दीक्षा का ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण - बहूनि दीक्षापरिमाणानि--श्राप० श्रोत १०।१५।१ में एक तीनं और चार 
दीक्षाओं का वर्णन है.। श्राप० श्रौत १०१४1८ में बारह, १: मास = त्तीस दिन और संवत्सर = 
तीन सो साठ दिन अथवा जव दीक्षित कृश हो जावे, ये दीक्षाभेद कहे हैं । 


_ दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्‌ ॥२८॥ 
: सुत्रारथः--[दीक्षापरिमाणे] दीक्षा के विभिन्न परिमाण होने पर (यथाकामी) जेसी 
इच्छा हो वेसा होवे: (अविशेषात्‌ ) विशेष .परिमाणं का.कथन न होने से। . 

. 'व्यांख्या--वीक्षाझों के परिमाण मे यथाकामी, (= यथेच्छाचारी) होवे । नियम नहीं 
है । किस हेतु से ? विशेष निर्देश न होने से । किसी विशेष का उल्लेख नहीं किया है। इससे 
किसी .भी :पंरिसाण को स्वीकार करे ॥२८॥ ; 2! 

८ द्वादशाहस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌ ॥२९॥ 
सुत्रार्थः -- (डादशाहः) वारह दिन परिमाण (तु) ही (लिङ्गात्‌) लिङ्ग--सामध्य से 
(स्यात्‌) होवे । [लिङ्गश्र्‌ति भाष्यं में देखे ।] 
ब्याख्या- बारह दिन हो दीक्षा का परिमाण ग्रहण करे । किस हेतु से -? * लिङ्ग से 
्र्थात्‌ सामथ्यं से । सामथ्यं क्या है ? द्वादश रात्रीर्दीक्षितो भृति वन्वीत ('=बारह रात्री 


१. द्र झाप० श्रौत १०।१५।१--तिस्रो वा दीक्षा: |. 
२. द्र० आप७ श्रोत' १०।१४।८:-क्वादशाहमवराष्यं दीक्षितो . भवति । मासं ` संवत्सरं 


यदा वा कृशः स्यादित्यपरम्‌ । 1-२४ ३७३४ OR cM वागला काळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८७६ 'मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सामथ्यंम्‌ ? हादश रात्रीर्दीक्षितो भूति वन्वीत' इति नित्यवंदाम्नायते, न पाक्षिकम्‌ । 
तदेव नित्यं कुवंन्न शक्नोत्यन्यत्परिमाणमुपादातुम्‌ । तस्माद्‌ हादशाहू एव परिमाणं 
नियम्येत । अन्यानि परिमाणानि विकृतौ भविष्यन्तीति नेषामानर्थक्यमिति ।।२६॥। 


ज्योतिष्टोमस्य द्वादशदीक्षानियमाधिकरणम्‌ ।। ८ 


तक दीक्षित भृति = दक्षिणां भिक्षा को याचना करे) । यह वचन नित्य के समान पढ़ा गया 
है, पाक्षिक नहीं । उसे हो नित्य करता हुलमा अन्य दीक्षा-परिमाणों को ग्रहण नहीं कर सकता । 
इससे द्वाबज्ञाह में हो परिमाण नियमित होवे । अन्य दीक्षा के परिमाण विकृति में होंगे इससे 
इनका गानथक्य नहीं है। २. 

विवरण ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य--ज्योतिष्टोम शब्द सामान्यरूप से सोमयागमात्र के लिये 
अयुक्त होता है, परन्तु प्रकृत में यह अग्निष्टोम, जो सोमयाग की प्रथम संस्था है, उसके 
लिये प्रयुक्त हुआ है । ताण्डय ब्रा० अ० ६, खण्ड ३ के आरम्भ में अग्निष्टोम नाम से उल्लेख 
करके कहा है--कि ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिष्टमत्वमिति? ग्ाहुविराजं संस्तुतः सम्पद्यते । 
विराड वे छन्दसां ज्योतिः मर्थात्‌ ज्योतिष्टोम का उ्योतिष्टोमत्व -क्या है ? कहते हैं--यह यज्ञ 
त्रिवृत्‌ आदि स्तोमों के द्वारा स्तुति किया गया विराज होता है। [दशाक्षर को..विराट्‌ कहते हैं 
अतः दश संख्यावाला होता है] छन्दों में विराट्‌ ही ज्योति है । अग्निष्टोम में त्रिवृद्‌ बहिष्प- 
वमान, पञ्चदश आज्य ४, पञ्चदश माध्यन्दिनपवमान, सप्तदश पृष्ठ ४, सप्तदश भ्रार्भव 
पवमान ५, एकविश यज्ञायज्ञिय साम होते हैं। इनकी स्तोत्र संख्या १९० होती है [इन का 
विवरण मी० २।४।२३ सूत्र की व्याख्या में पृष्ठ ६२६ पर देखें] । १० से भाग देने पर यह 
संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाती है । अतः इसे यहां विराट्‌ कहा है। छन्दों के निदेश में भी 
'विराट्‌ शब्द से १० संख्या कही जाती है। यथा--विराजो दिशः (पिङ्गल सूत्र ३।५) ४ मुख्य 
दिशाएं, ४ ्रवान्तर दिशाएं, अघः, उपरि= १० दिशाएं । मीमांसा के दीक्षादक्षिणयोः प्रघाना- 
र्थाधिकरण (३।७। ग्रधि० ४ | सूत्र ११,१२) में ज्योतिष्टोम में तीन दीक्षाएं कही हैं । यहां 
भाष्यकार ने द्वादश दीक्षा सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके एका दीक्षा तिस्रो दीक्षाः आदि को 
ज्योतिष्टोम की विकृतियों में स्वीकार किया है । यह परस्पर विरुद्ध है । 


अडू कुमारिल ने शबर स्वामी के प्रस्तुत अधिकरण यर तद्गत विचार को युक्त 
माना है। उसने टुप्‌ टीका में जो लिखा है उसका तात्पर्य इस प्रकार हु-_ 


` यहाँ भाष्यकार ने अनुचित सिद्धान्त का वर्णन किया है । यह सत्य है कि यहां नित्यवत्‌ 


२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०:- तस्माद्‌ दीक्षितो द्वादशाहे भृति . न्त 
भरत्तीति विज्ञायते। भ्राप० श्रौत १०।१८.५॥। उ 49840 , ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठैऽध्याये पञ्चमपादे श्रधि० ८ सू० २६ १८७७ 
आम्नान-- कथन हेतु है, परन्तु यह नित्यवत्‌ झाम्नान द्वादशरात्रीः इत्यादि वाक्य का नहीं है। 
तो किसका है ? एका दीक्षा इत्यादि का । ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ये नित्यवत्‌ श्राम्नात हैं, तो 
किस कारण से [विकृतियों में] उत्कृष्ट की जायें ? एका दीक्षा आदि के तुल्य प्रमाण होने सें 
[ब्रीहिभियंजेत यवेथेजत्‌ के समान ] विकल्प होता है[भर्थात्‌ चाहे एक दीक्षा करे या तीन दीक्षा 
आादि]॥ (श्राक्षेप) [यदि विकल्प होता है] तो नित्य नहीं है (समाधान ) प्रकृति (--ज्योति- 
ष्टोम) की अपेक्षा से नित्यत्व है [अनुष्ठान की अपेक्षा से नित्यत्व नहीं है] । (आक्षेप) यदि 
दीक्षाओं का विकल्प होता है तो [द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भूति वन्वीत, यह] भृतिवचन वाक्य कंसे 
उपपन्न होगा ? (समाधान) [इसका] उत्कर्ष कर सो [अर्थात्‌ जिस क्रतु में द्वादश दीक्षा है 
वहां ले जाग्नो] । ग्रापके पास क्या हेतु है कि जिससे बहुत [एका दीक्षा आदि वाक्य] उत्कृष्ट 
होते हैं, एक उत्कृष्ट नहीं होता है ? प्रकरण के अनुरोध से बहुतों का शरनुत्कषं युक्त है| एक के 
उत्कर्ष की अपेक्षा] । [“भृतिवाक्य का उत्कषं कर लो” यह उत्तर प्रौढिवाद से दिया है। अत: 
भ्रागे वास्तविक समाधान करते हैँ--] 


और भी एका दीक्षा आदि वाक्य भी प्रकरण से ज्योतिष्टोम के हैं और भृतिवाक्य भी । 
तुल्य प्रकरण होने से एक से दूसरे का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। और यह (--भृतिवाक्य) 
अनुवाद ही है । यदि इसका विधान किया जाये तो वाक्यभेद होवे कंसे ? भृति (--दक्षि- 
णाथं धन की) याचना तो अर्थतः प्राप्त ही है । उसके विना क्रत्विजो का परिक्रय (=वरण) 
नहीं हो सकता है इससे भूति विधेय (=विघान योग्य) नहीं है । द्वादश रात्रीः यह भी विधेय 
नहीं है । उसकी १२ रात्रियां हैं ही द्वादश दीक्षाः वचन से । [भाष्यकार उक्त ] द्वादश रात्रियां 
नित्यवत्‌ हैं, यह भी नहीं हैं [अर्थात्‌ नित्य द्वादश रात्रियों का ही आश्रय करना चाहिये, एक 
रात्रि आदि का कभी श्राश्चयण नहीं करना चाहिये इस प्रकार परिसंख्या का भी विधान नहीं 
कर सकते ]* एका दीक्षा आदि वाक्यों के अनर्थक होने के भय से | दीक्षित दीक्षा इसकी हो 
गई, यह अर्थ भी [विधेय] नहीं है ' ्राग्नावेष्णवादिकमं से उसकी दीक्षा हो ही चुकी है । तो 
क्या विधान किया जाता है? भृतियाचना का और उपपद (= समीप में श्र यमाण द्वादश रात्रि 
पद का) संबन्ध कहा जाता है । यदि भूति याचना करे तो द्वादश रात्रि करे । यह नित्य भोर 
अनित्य का संयोग कहा जाता है। भृतियाचना नित्य है द्वादश रात्रि अनित्य हैं । 


(आक्षेप) रात्रि में ही भूति की याचना करे इसका विधान क्यों नहीं किया जाता है? 


(समाधान) ऐका करने पर वाक्यभेद होवे--रान्नि में भूति की याचना करे और वह याचना 
बारह रात्रियों मे करे। और “जो रात्रि में मुतियाचना है वह बारह रात्रियों में, ऐसा कहने पर 


१..न्यून से न्यून ब्राह्मण के पास तो ज्योतिष्टोम की दक्षिणा आदि में व्यय होने वाले | 
घन नहीं हैं उसे भिक्षा करनी ही होगी । अतः इसे ग्र्थंतः प्राप्त कहा है। ठ 
२, यदद कोष्ठान्तर्गेत पाठ पूना संस्करण की व्याख्यात्मक टिप्पणी का अनुवाद रूप है । | 


रब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शो मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
८ 


ज दाद स पातमा करे दीक्षित तो दोष की याचना करे दीक्षित' तो दोष नहीं 


डा 


अनुवाद-होवे । यदि अन्य पक्ष कहो 
TS भुतियाचना करना) विधेय है ।' क्योकि वह (=भुतियाचना) 
नहीं है [अर्थात्‌ यदि- ऋत्विजों के परिक्रय के लिये किसी प्रकार से .धन प्राप्त 


भूतियाचना में ' रात्रीः यह पाक्षिक ( == 

MT आ टे व्य ऱ्य में भृतियाचना 
पक्ष में होनेवाला) अनुवाद है अर्थात्‌ जित तिव ल कै 
है, ढादश दीक्षा पक्ष में द्वादश रात्रि का कथन अनुवादनान | अ Rs 
सम्बन्ध से लक्षणा होवे ॥ [इस प्रकार भट्ट कुमारिल ने _दीक्षापरिमाण ना 
(२८) के भाष्य का श्रनादर करके सुत्र से बाहर पूर्वपक्ष उठाकर बहु fe 
में भी देखा गया है) सिद्धान्त परक व्याख्यान be । यही पक्ष झाप० श्रोत्र० सूत्र १ 
८ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने न्यायविदों के मत. के ल्प, स्वीकार किया है। ._ मकी 

लिङ्गात्‌ स्यात्‌ (२६) सूत्र की भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
(जय म नन ग क में यथेच्छता प्राप्त है । उसमें सन्देह होता है" 
द्वादशाह भे भी उसी प्रकार ( =याथाकास्य) है अथवा नियम है ? विशेष विधान नं व होने से 
याथाकाम्य प्राप्त होता है । द्वादशाहस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌=लिङ्ग से द्वादश दीक्षाएं होव । क्या 
लिङ्ग है? षट्त्रशबहो वा एष यद्‌ दादशाहः--३६ दिन का यह है. जो द्वादशाह है ) यह 
विधि नहीं है, अन्य की स्तुति होने. से ।|,और भी, दीक्षावाक्य में दवाभ्यां लोमावद्यत [हाम्यां 
त्वचं, द्वाम्यामसुक्‌, वम्यां मासं, द्वाम्यामस्थि, दास्या सज्जानम्‌*] यह वचन छः द्विकों (= 
दो दो के समुदायों ) का अनुक्रमण करके द्वादशत्व की स्तुति करता है । इससे द्वादशाह याग में 
बारह दीक्षाए होती हैं। . - भु 
__* दर्दुत्रशदहो वा एष यद्‌. ढवादशाहः यह वचन हमें ऐ० ब्रा० ४२४ (==१६।१) में 
उपलब्ध हुभ्रा है) भट्ट कुमारिल का लिखना उचित- है कि “यह विधि नही, क्योंकि द्वादशाह 
का विधान इसी खण्ड से रम्भ किया .है - (अनेनार्थवादेन द्वादशाहविधिरुत्नेय:--सायण) । 
दीक्षा उपसत्‌ और सुत्या ग्रहों की . स्तुतिपरक होने से “ग्रन्य की स्तुति होने से. कथन भी 
युक्त है | परन्तु और जो, दीक्षाबाक्य में. द्वास्याँ लोमाद्यवद्यत' आदि लिखा है उसका 
द्रादणाह' के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह वचन ते० सं० ७।४।९।१ का है। सायण के 
अनुशार यह वचन संवत्सरसत्र के प्रकरण में हैं। इसी प्रकरण में लिंखा है -यझपि [संवत्सरसत्र 
के द्वादशाह की विकृति होने से दीक्षाएं उपसद्‌ प्राप्त फिर भी: विकृृति के लिङ्गत्व “के लिये 
अथवा स्तुति के लिये उनका अनुवाद है । अरब उन. दीक्षांग्रो ग्रौर' उपसदों का विभाग करके 


बाः ल १२ दीक्षा, १२ उपसत्‌, १२' सुत्यादिन, इस प्रकार द्वादशाह ३६ 
चितुसाष्य होता है। = 1 रे.तन्संडछाशशशा „ 


2९ व. ००१ त] 
“७४५४१७०७४७ aT UD "च न; So 
क “Le Uy ७०० ४ TE PIE 

3 ७ ब्क ७४१ हु. CTCF 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे अ्रधि० ९ सू० ३० १८७६ 
[ माध्याः पौर्णमास्याः पुरस्ताच्चतुरहे गावामयनिकदी क्षाविधानाधिकरणम्‌ ॥९॥ | 


_ गवामयने श्रूयंते -पुरस्तात्‌ पौणंमास्याइचतुरहे ` दीक्षेरन्‌’ इति । तत्र संदेहः 
कस्याः पौर्णमास्या इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


पौर्णमास्यामनियमोऽविशेषात्‌ ॥३०॥ (पू) 


पौणेंमास्यामनियम इति । कुतः ? ग्रविशेषात्‌ । नात्र'कठिचद्विशेषवचनः शब्द 
उपादीयते ॥३०॥ 


प्रशंसा करते हुए दोनों प्रकार के द्वादशंत्व को प्रकट करता है-द्वास्यां लोमावद्यति इत्यादि । 
इस वाक्य से छ द्विकों (=दो दो के ६ समुदायों) के निर्देश द्वारा द्वादशत्व की स्तुति तो है 
परन्तु वह स्तुति सामान्य द्वादशाह की द्वादश दीक्षा की न होकर संवत्सर सत्र में प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कतंव्या नियम से प्राप्त द्वादश दीक्षा की है। इस विषय में श्रतिमर्मज्ञ एवं ' क्रतुममंज्ञ 
ही आधिकारिक रूप से कह सकते हैं । हमने तो विचारार्थ प्रसंग उपस्थित कर दिया है॥२६॥ 


व्याख्या- गवामयन में सुना जाता है पुरस्तात्‌ पौणमास्याइचतुरहे . दीक्षेरन्‌ 
(= पोणंमासी से पूर्व चौथे दिन दीक्षित होवे) । इसमें सन्देह होता है-किस पौर्णमासी से 
[पूर्वे चार दिन में] ? क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण पुरस्तात्‌ पौणंमास्णाः चतुरहे -'चतुरह' समाहार अर्थ में तत्पुरुष समासं है 
और यहां भ्रष्टा० ५।४।९१ से टच प्रत्यय होता है । तदनुसार गथ. होगा--पौणंमासी पुवे जो 
चतुर्थ दिन अर्थात्‌ एकादशी । ` 
पौणमास्यामनियमोऽविशेषात्‌ ।। ३०॥ 

_ सुन्रार्थः-- (पौणेमास्याम्‌ ) पौणंमासी में (अनियमः) कोई नियम नहीं है (ग्रविशेषात्‌ ) 
विशेष वचन न होने से श्रर्थात्‌ किसी भी पोणंमासी से पूवं चार दिन में दीक्षित होवें [अर्थात्‌ 
किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दीक्षा ग्रहण करे।] ज 
व्याख्या--पौणंमासी में नियम नहीं है । किस हेतु सें ? विशेष न होने से । यहां कोई 
विशेष [ पोणंमासी ] को कहने वाला शब्द पढ़ा नहीं गया है । 


१. भ्ननुपलब्धमूलम्‌.। अस्मिन्नधिकरणे भाष्यकारेण कस्यारिचिल्लुप्तशाखाया उद्धरणानि 
प्रदत्तानि | तै० संहितायां (७।४।८) ताण्डयन्राह्मणे (५।६।१-१४) च पाठभेदेन प्रकरणमिदं 
वतेते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
१८५० मीमांसाशाबर-भाष्ये 

आनन्तर्यात्‌ तु चेत्री स्यात्‌ ॥३१॥ (पू०) 
तु शब्दः पक्षं व्यावतँयति । नैतदनियम इति आ चैत्री 2४0 तु स्त 
कुतः ? आनन्तर्यात्‌ । पोणमासीमुक्त्वाऽनन्तर वा र चैत्री संकीत्य र त्‌ 
पोर्णमास्याइचतुरहे दीक्षेरन्‌ । ऋतुमुर्ख वेषा पौणंमासी संवत्सरस्य, या चत्री पोण- 
मासी' इति अत्र संदिरधेषु वाक्यशेषाद्‌* इति चैत्र नियम्येत ॥३१॥ 
[ | माघी वेकाष्टकाश्रुते: ॥३२॥ (डः) - 

वा शब्दः पक्षं व्यावतंयति। न चैतदस्ति चैत्रीति । कि तहि ? 20. 1 1420 

कुतः ? एकाष्टकाश्रृतेः । क्रये ह्ये काष्टकाश्रुतिभवति-- क्रय: सं- 


पद्यते" इति । तस्मान्माघ्याः पुरस्ताच्चतुरहे दीक्षितस्येकाष्टकायां क्रयः शक्यते कतु, 


झानन्तर्यात्‌ तु चेत्री स्यात्‌ ॥३१॥ 
सुत्रारथ: - (तु) 'तु' शब्द पूर्व उक्त पक्ष को निवृत्त करता है ( भ्रानन्तर्यात्‌) ' समी- 
पता से (चैत्री) चैत्रमास को पूर्णिमा (स्यात्‌) होवे [आनन्तयंबोधक वचन भाष्य में देखें। ] 
व्याख्या--'तु' शब्द [पूर्व उक्त | पक्ष 'कोई भी पुर्णमासी' का निवर्तक है । यह भ्रनियम 
नहीं है, चैत्री पोणमासी होवे | किस हेतु से ? यान्त्य से। पौर्णमासी का कथन करके 
अनन्तर वाक्य शेष में चैत्री पौर्णमासी'का कथन किया जाता है-पुरस्तात्पौणंस्याश्चतुरहे 
दीक्षेरन्‌ । ऋतुमुख वेषा पौणंमासी संवत्सरस्य या चेत्री. पौर्णमासी ( =पौरणमासी से 
पूवं चोथे दिन दीक्षित होवें। यह संवत्सर के ऋतु की मुख है जो चेत्रो पोणंमासो है। यहां 
सन्दिग्धेष वाक्यशेषात्‌ ( =सदिःष ग्रथ में वाक्यशेष से श्रथं जाना जाता है) वचन से 
चेत्री पुणिमा नियत की जाती है ॥३१॥ । 
माघी वेकाष्टका श्रुतेः ॥३२॥ 
सुत्रारथः-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त चेत्री पूणिमा पक्ष को निवृत्ति करता है । 
(माघी) माघी पूर्णिमा में दीक्षित होवें (एकाष्टकाश्रृतेः) एकाष्टका की श्रतिञ्-श्वण से । 
[श्रुति भाष्य में देखें ।] 
: व्याख्या- “वा शब्द [पूर्व उक्त] पक्ष को निवतित करता है । चंत्रो  पुणिमा, ऐसा 
'नहों हे । तो बया है ? माघी पुणिमा । किस हेतु से ? एकाष्टका का श्रवण होते से । [सोम 
के] क्रय में एकाष्टका का श्रवण होता है तेषामेकाष्टकायां क्रय: संपद्यते (=उन दीक्षितो 
का एकाष्टका में सोम का क्रय उपपन्न होता है) । इससे माघी पूर्णिमा से चार दिन पुव में 
दोक्षित का एकाष्टका में क्रय किया जा सकता हे, चेत्र पूणिमा.से [चार विन. पूर्व दीक्षित का 


१. द्र० पृष्ठ १८७९, टि १७ २. मीमांसा १४२९ ' "'' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नन .“- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३५ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधि० १०, सू० ३३ - १८७३ 


न चेत्र्याः। तदेतत्‌. सामर्थ्यं नाम लिङ्ग तद्वाक्यस्य. वाधक भवति । -तस्मान्माघी 
पौर्णमासीति ॥३२॥ ` ' ` ` 


_ अन्या अपीति चेतू ॥३३॥ (आ०) 
इति चेत पश्यसि, माघी -पौणंमासी, एवमेकाष्टकायां क्रयः संपत्स्यत इति । 


क्रय] नहीं हो सकता । यह सामथ्यं नामवाला लिङ्ग उस (=चत्री पुणिमा बाले) वाक्य का 
बाधक होता है। इससे माघी पोर्णेमासो जाननी चाहिये । Te 
र > १६ बिवरण -- तेषामेकाष्टकायां ऋयः सम्पद्यते--गवामयन नामक सांवत्सरिक सत्र की 
“प्रकृति द्वादशाह संत्र हैं । उसमें १२ दीक्षाए और १२ उपसदिष्टियां होती हैं। भ्रतः यहां भी 
१२ दीक्षाए' रौरं :१२ उपसद्‌ इष्टियां होती हैं (द्र० पूर्व पृष्ठ १८७८ पर भट्ट कुमारिल की 
व्याख्या तथा टि० १) । माघी. पूर्णिमा से चार दिन पुर्व अर्थात्‌ एकादशी के दिन दीक्षित होने 
“प्र उस दिन से १२ दीक्षाए' होंगी ।. १२ वीं दीक्षा माघ कृष्णा ७ मी को पूण होगी और 
..श्रगले दिन एकाष्टका को प्रथम उपसत्‌ के दिन सोम का क्रम उपपन्न हो जाता है । 
विशेष--वेदिक वाङमय में चान्द्रमास अमावास्या. को पुणं माना जाता है। ऐसा ही 
#व्यवहार- सम्प्रति गुजरात तथा दक्षिण भारत के महाराष्ट्र आदि ..प्रान्तों .में देखा जाता है ।१ 
हमारे यहां (उत्तर भारत्‌ में) माघी पूर्णिमा के पश्चात्‌ जिसे फाल्गुन मास का कृष्णपक्ष माना 
जाता हैं वह भ्रमान्त मासं पक्ष में माघ को कृष्ण पक्ष होता है.। उदाहरणाथ - उत्तर भारत में 
शिवराज्नि का पर्वं फाल्गुन कृष्णा १३ को जिस जिस क्रस्ताव्द के मास तारीख वा दिन, मनाया 
जाता है उसी मास तारीख वा दिन को गुजरात महाराष्ट्र ग्रादि में भी मनाया जाता है, परन्तु 
उनके यहां वह माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है । यहां मी० १।३।१४ का भाष्य, 
गौर उसकी टिप्पणी (पृष्ठं २४९, टि० २) भी देखे \ 


छ . ` झन्याश्रपिचेत्‌ ॥३३॥.. :. -र- 

; _, सुत्रार्थः = (अन्याः); अन्य अष्ट्मियां (अपि) भी एकास्टका होवे (इति: चेत्‌) ऐसा 
'केहते हो तो । कृ Prt PoC प्र 

: _ , विशेष --प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष क्री.भ्रष्टमी. एक्काष्ठकार कहाती हैं--क्षदशकाष्टकाः 
(भाष्य उद्धृत वचन) । ` UNF tz 
व्याख्या--यदि यहःसमते होऊ माघी पौणेमासी [से ही चारं दिन पुर्व दीक्षित 


१. उत्तरभारत के पञ्चाङ्गो में अमावास्या के लिये प्रयुक्त होने वाली ३०-संख्या भी 
भ्रमान्त मासः की ही पोषिका है । उत्तर भारत में कब से और क्यो पूणिमा पर मास की 
समाप्ति आरम्भ हुई, यह हम नहीं जानते।  ' - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८७४ ` 'मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तन्न । सर्वा ग्रप्यष्टम्य एकाष्टकाः, द्वादशैकाष्टका इति । तेन न,दोषः ॥३३॥ 


न भक्तित्वादेषा हि लोके ॥२४॥ (आ०. नि०) 


नैतदेवम्‌, भाक्तो ह्यन्यास्वष्टमीष्वेकाष्टकाशब्दः | एषा हि मुख्या या माघ्यां 
वृत्ता । मुख्यगौणयोइच मुख्ये संप्रत्ययः । तस्मान्माघ्येव पौणंमासीति ॥३४॥ 


दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ ॥३५॥ (उ०) 


होने पर] एकाष्टका में क्रय उपपन्न होता है, यह ठोक नहीं है। सभी श्रष्टसियां एकाष्टका 
-हैं-द्वादशेकाष्टकाः (= १२ एकाष्टका होती हैं) इस वचत से। इससे चेत्रीपणिमा से 


चार दिन पुर्वे दीक्षित होने पर क्रय के एकाष्उका में होने में] दोष नहीं है ।।३३।। 
Sa न भवितत्वादेषा हि लोके ॥३४॥ 
सुन्रार्थ:-- (न) ऐसा नहीं है किं १२ एकाष्टकाए' हैं । (भक्तित्वात्‌) कृष्ण पक्ष की 

अष्टमी के सादृश्यरूप गौणीवृत्ति से यह अन्य अष्टमियां एकाष्टका कहाती हैं। (एषा) यही 
माघ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी (हि) ही (लोके) लोकं में एकाष्टका रूप से प्रसिद्ध है । 

. व्याख्या - ऐसा नहीं है [कि सभी कृष्ण पक्ष की १२ भ्रष्टसियां एकाष्टकाएं हैं। 
माघी एकाष्टका को छोड़कर] अन्य श्रष्टमियो में एकाष्टकाशब्द भाक्त (=गोण) है। यही 
[माघी अष्टका] मुख्य है जो माघ महीने में होने वाली है। गोण ग्रोर मुख्य दोनों 


. की उपस्थिति] में मुख्य में [अर्थ] जाना जाता है। इससे माघी पौणंमासी ही [यहां 


अभिप्रेत] है । . 
विवरण - भाक्तो ह्यन्यास्वंष्टमीषु - भ्रन्य भ्रष्टमियों में अष्टका ब्द का 
ल व्यवहार 
मान लेने पर भी ' शब्द म प्रयुक्त एक शब्द के मुख्यार्थक होने से अन्य ग्रष्टकाओ में 
यदि कोई एकाष्टका शब्द का व्यवहार करता है तो वह भाक्त है=गोण है । गोण मुख्ययोइच 
म्ये संप्रत्ययः--वेयाकरणों के शास्त्र में भी इसी ग्रथ की गोणमुख्ययोमुं स्ये कार्यसम्प्रत्ययः 
ve (इ० सीरदेबीय परिभाषावृत्ति संख्या १०३, पृष्ठ १६४) इसी अर्थ में दुसरी 
पारभाषा भी _हे--प्रघानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसंप्रत्ययः ० ० 
टि त्ययः (वही परि० वृत्ति १०७, पृष्ठ 


दौक्षापरांधे चानुग्रहांत्‌ ॥३५॥ 


od दीक्षा के अपराध में भ्र्थात्‌ माघ कृष्णा. अष्टमी के , दीक्षा के 


। स्प भ्रपराघ में (च). भी तोम १0 0 


किया है | [श्रुतिवचन भाष्य में: देखें 1] . 


बने: 12 


x CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: 72% 


eee SiR गन 


षष्ठेऽध्याये y Arya Samaj अचि dation Chennai and eGangotri 
७ पञ्चमपा ०: सू० ३६ १८७५ 


एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । एषा वे संवत्सरस्य पत्नी, युदेकाष्टका' इत्युकत्वा पुनः 
चतुरहे पुरस्तात्‌ पौणंमास्या [दीक्षेरन्‌ इति] दीक्षां वित्राथ, तेषामेकाष्टकायां क्रय: 
संपश्यते तेनेकाष्टकां न छंबट्‌ कुर्वन्ति इति, दोक्षातः प्रच्युतामेकाष्टकां क्रयेण तु गृह्वन्‌ 
माध्याः पौर्णमास्या अधिकारं दर्शयति । ग्रस्याँ च माध्यामष्टम्यामभीज्यमानायां 
भवति मन्त्रः 
यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रः धेनु मिवाऽऽयतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी साः नो अस्तु सुमङ्कली ॥* 
डा ग्रष्टकाये सुराधसे स्वांह*« इति । याऽसौ माघ्यष्टमी, तामेकाष्टकां व्ञ- 
यति ॥३५॥ 


उत्त्याने चानुप्रडात । ३६'। (उ०) 


भाष्य--एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ ( -< एकाष्टका में दीक्षा ग्रहण करें) एषा वे 
संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका (यह संवत्सर की पत्ती = पालिका है जो एकाष्टका 
है) ऐसा कह कर फिर पौर्णमासी से चार दिन पूर्व दीक्षा का विधान करके (तेषामेकाष्ट- 
कायां क्रयः सम्पद्यते ( उन दीक्षितों का एकाष्डका में क्रय उपपन्न होता है) तेनैकाष्टकां 
न छंबट्‌ कुवेन्ति (= उस [क्त्र] से एक\ष्टका को निष्प्रयोजन नहीं करते हैं)! यह ` वचन 


सर की पत्नी =पालयित्री है वह हमारे लिये सुमङ्गलवाली होवे) ।' अ्ष्टकाये सुराधसे 
स्वाहा (--भ्रच्छे प्रकार सिद्धि को प्राप्त करानेहारी अष्टका के लिए स्वाहा: श्राइति प्र रान 
है)। ये वचन जो माघ मास [के कृष्ण पक्ष] की भ्रष्टमो है, उसको एकाष्टका दशति हें ॥३५॥ 
क __ उत्ताने चानुंप्ररोहात्‌ ॥३६॥ टी 525 
सुत्रार्थः +- (उत्त्याने) गवामयन से उत्त्यान के समय में (अनुप्ररोहात्‌) झोषधिवन- 
स्पतियों के अनुभ्ररोह-=उगने के वचन सें (च) भी माघी पौणंमामी ही नियमित होती है। 
[अनुप्ररोह की श्रुति भाष्य में देखें ।] 


१. तै० सं ७।४।८।१॥। ताण्डच ब्रा» ५९॥२॥ 
. २. ते० सं० ७।४।८।२॥ ताण्डय ब्रा ५।९।१२॥ <3 
“३; तै० सं० ७।४।५।२॥ तां० ब्रा ५।६।१३ ७. मानवंगृह्य ५।८।२॥ 
५. मानवगृह्य. २।८।५॥ ` ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८७६: Digitized ०,ससिची शर्विरभीच्ये हाट 201 दम ु 

उत्ताने चानुप्ररोहं. दर्शयति--तानृत्तिष्ठत ओषधयो ` वनस्पतयोध्नूत्तिष्ठन्ति' _ 
इति, वसन्त उत्थानं द्ेयति । तस्मिन्नोषधयो वनस्पृतयश्चोत्तिष्ठन्ति। तस्मादपि . 
सा नियम्यते ॥३६॥ EE कि 
अस्यां च सर्वलिङ्गानि ॥३७॥ (उ०) 


र्त वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्ते. इति । श्रार्ता 
यस्मिन्‌ काले भवन्ति, स आते: कालः। शीतेन चाऽऽ्ता भवन्ति। तस्मान्माध्यष्टम्ये- 

_ काष्ट्केति । तथा व्यस्तं वा एते संवत्स्रस्याभिदीक्षस्ते, य एकाष्टकायां दीक्षन्तेः 
इति । अयनपरिवृत्तिव्यंस्तशब्देनोच्यते । तथा अपो नाभिनन्दन्तोऽवभ्ृथमभ्यवयन्तिः : 
इति चेत्र्यां दीक्षिता ्रभिनन्दन्तोऽभ्यवेयुः। तस्मादपि ,माघी पौणंमासीति ॥३७॥ 
माध्याः पोणंमास्याः पुरस्ताच्चतुरहे गावामयनिकदीक्षाविधानाधिकरणम्‌ ॥९॥ 


` द्यास्या-[गवालयत से] उत्थान (--उठ्ने-= निवृत होने) के समय में? व्याख्या- [गवामयन से] उत्त्यान (=उठने=निवृत्त होने) के समय में [्रोषधि 
बनस्पतियों का] अनुप्ररोह को दर्शाता है-तानुत्तिष्ठत: ओषधयो वनस्पतयोऽनूत्तिष्ठस्ति 
( = उन= गवामयन के सत्रियो के [सत्र से] उठते हुए ओर्षाघ वनस्पतियां साथ ही उठती == ` 
' „ उगती हैं) यह वचन वसन्त में उत्त्यान.को दर्शाता है। उस (=वसन्त) में ोषधि वनस्प- 
` तिय्ां उगती हैं | इस से भी वह [मघी पुणिमा हो] नियमित.होती है ॥३६॥। ; 
` - सृत्रार्थ:-- (अस्याम्‌). इस माघी अष्टमी एकाष्टका .पदवाच्य में (सर्वलिङ्गानि) सेब : 
लिङ्ग (च). भी उपलब्ध होते हैं।. सवं लिङ्ग विषयक श्र्‌ तियां भाष्य में देखे । | 


व्याख्या ्आतं वा एते संवत्सरस्यांभिदीक्षन्ते य एकाष्टंकायां.दीक्षन्ते (=संव- . 
त्सर के ग्रातं;काल सें येःदीक्षा को प्राप्त होते हैं, जोः एकाष्टका में: दीक्षित होते हें ) । भ्रात ` 
(नपीड्ति) होते हैं जिस काल में वह अ्रार्तकाल कहाता है-। [इस में] शीत से पीड़ित होते १ 
हैं। इससे माघी भ्रष्टमो एकाष्टका है।,तथा व्यस्त वा संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्ट- 
कायां दीक्षन्ते ( संवत्सर के व्यस्त. काल में ये दीक्षा को प्राप्त होते हैं, जो एकाष्टका में 
बह होते हँ) । भ्रयन का बदलना, व्यस्त शब्द से, कहा जाता है।,तथा ग्रापो नाभिनन्द- . 
CR be pr न करते हुए:- उन्हे न चाहते हुए, अ्रवभूय को -" 
ए । चनो पूणिमा में दीक्षित हुए [जलों का] झभिनन्दन करते हए |झवेभथ के लिउ1 “ 
जाव । इससे भी माघी पोणमासी नियमित ट fr क के ह का 


| का छ त त 0 0 


१. तै० सं० ७।४।८।३॥ र्‌ तै सं० FO CSE र्‌ मन भर 
12 39 ७८८ २. ते० सं० ७।४।८।१॥ ३. ते० सं० ७४ 
४. अनुपलब्धमुलम्‌ । इ०-_ यदपो$नभिनन्दन्तोइम्यंवरयन्न ` ८... (॥ 

पुर्व निदिष्ठा (पृष्ठ १८७९) टिप्पणी १ ह त रे णम पाय ५।९।३॥ अत्र 


ह दल ० के CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे अ्रधि० ९, सू० ३७ १८७७ 


विवरण --श्रातं वा एते संवत्सरस्य दीक्षन्ते-यद्यपि यह वचन इसी आनुपूर्वी का तै० 

सं० ७।४।८।१ में मिलता है, परन्तु वहां प्रकृत अर्थ भाष्यकार शवर स्वामी के अर्थ से भिन्न 
है । वहां सायण ने ग्रातं का अर्थ 'विनाश' किया है । उसमें तै० सं० के 'ग्रन्तनामानो ऋतू 
भवतः हेतु दर्शाया है--ये क्रतु संवत्सर के अन्त की हैं******-*-। इसी प्रकार आगे निदिष्ट 
“व्यस्तं वा एते संवत्सरस्याभिदौक्षन्ते वचन के 'व्यस्त' शब्द का अर्थ भी सायण ने शवर 
स्वामी से भिन्न “विपर्यास? किया है । हम पूर्व पृष्ठ १८७९ टि० १ में लिख चुके हैं कि 
दावर स्वामी ने ये उद्धरण किसी ऐसी शाखा से उदधृत किये हैं, जो सम्प्रति विलुप्त है।इस 
की पुष्टि 'आतं' और “व्यस्त” शब्दों की दोनों व्याख्याकारों के भिन्‍नाथों से भी होती है। य एका- 
ष्टकायां दीक्षन्ते-- पूर्व निदिष्ट चतुरहे पुरस्तात्‌ पौर्णमास्या दीक्षेरन्‌ श्रूति से माघी पौर्णमासी 
से चार दिन पूवं (= एकादशी को) दीक्षां का विधान किया है। उसके अनुसार १२ वीं दीक्षा 
मांघ कृष्णा सप्तमी को पूर्ण हो जाती है । एकाष्टका (= माघकृप्णा अष्टमी ) को दीक्षाका 
उपंक्रम प्राप्त ही नहीं है । तैत्तिरीय संहिता ७।४।५।१ में एकाष्टका में दीक्षा का विधान किया 
है--संवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । आप० श्रोत (२१।१५।४) के संवत्सराय 
दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकाया दीक्षेरन्‌ इत्युक्तम्‌ इस सुत्र में 'उक्तम्‌' पद से तैत्तिरीय शति को 
संकेतित किया है । तदनन्तर झाप० श्रौत में माघ्या इत्याइंमरथ्यः, चंत्र्या इत्यालेखनः (सूत्र ६) 

से आइमरथ्य भ्राचाय के मत में माघी पौर्णमासी से चार दिन पूवं और आलेखन आचायं के मत 
में चैत्री पूणेमासी से चार दिन. पूर्व दीक्षा का विधान किया है । भाष्यकार शबर च इस 
सूत्र के भाष्य में य एकाष्टकायां दीक्षन्ते पदघटित दो श्रुतियों को उद्धृत करके उपसंहार में “माधी 
पौर्णमासी नियमित होती है” लिखा है । ये तीनों भ.तियां तै०सं० ७।४।८।१ की हैं । यहां सन्देह 
यहं होता है कि एकाष्टका पदघटितं श्रतियों से माघी पोणंमासी कैसे नियमित होती है ? जबकि 
इन श्रृतियों में एकाष्टका को दीक्षा का विधान है (सम्भव है इन्हीं श्र तियो के आधार पर आप- 
स्तम्ब श्रौतसुत्रकार ने एकाष्टका में दीक्षा का विधान किया है । द्र० पूर्व उद्धृत सूत्र) । 
हमारा विचार है कि भाष्यकार ने यहां 'एकाष्टका' पद को लाक्षणिक मानकर माघी पूणिमा 
को नियमित दर्शाया है। एकाष्टका माघ मास के कृष्ण पक्ष की अ्रष्टमी है । अतः उससे 'एका- 
ष्टका जिस मास में होती है” वह मास लक्षित होता है भौर पूर्व निदिष्ट क मा अनुसार :. 

चतुरहे पुरस्तात्‌ पौर्णमास्या दीक्षेरन्‌ में माघ मास की पूर्णिमा 'अभित्रेत है यह स्व (किया 
_ है । अयनपरिवृत्तिव्येस्तदाब्देनोच्यते--श्रौतकमं चान्द्रमास के अनुसार होता है । चान्द्र वर्ष सौर 
वषं से लगभग १० दिन छोटा होता है। अतः प्रति तीसरे वर्ष चान्द्रवषं में एक अधिक मास: 
कौ गणना करके उसे सौर वर्ष के समतुल्य बनाया जाता है । दुर्गणित के अनुसार उत्तरायण 
का प्रारम्भ, (अर्थात्‌ मकरसंक्रान्ति, दिसम्बर मास की २१ तारीख को होती है । सम्प्रति ज्यो- 
विपी १३-१४ जनवरी को मकर संक्रान्ति दर्शाते हैं। इस प्रकार इसे परम्परा का दुस्गणित से 
प्रत्यक्ष विरोध है.॥ माननीय पं० मदेनमोहन मालवीय जी ने इस विरोध को दूर करने के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चढ! 


Mies 


१८७८ Digitized by Arya बभीमंसासावरषये and eGangotri 


[दोक्षाकालोत्कर्षऽरिनहोत्रादीनामुत्कर्षाधिकरणम्‌ ॥१०।।] 


"इदं श्रयते तस्माद्‌ दोक्षितो न ददाति; न पचति, न जुहोति इति । ज्योति- 
ष्टोमें समामनन्ति -तिस्रो दीक्षा' इत्येवम दि। यदि तु दैवान्मानुषाद्वा प्रतिबलाद्‌ 
दीक्षाकाल उत्कृष्यते, तत्र संदेह: -कि दानहोमपाकानंसुत्कषं; उत नेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? ` Gamera ds ions! 


०५५५० मा 
bn SLRS he aa EE SB 


लिये बहुत प्रयत्न किया । सन्‌ १९३५ में इन्दौर में अखिल भारतवर्ष -के- प्रमुख ज्योतिषियों 
की सभा बुलाई थी (मैं भी अकस्मात्‌ उस समय इन्दौर गया हुय्रा था । सभा में-भी दर्शक रूप _ 
में सम्मिलित हुआ था) । परन्तु ज्ग्रोतिषियों के दुराग्रह के कारण मालवीय जी इस में सफल न. 
हो सके । > [oT कक कर 2 ० - र आर 
विशेष ग्रयन उस गति को कहते हैं जो गति जहां से ग्रारम्भ होती है वहीं लौटकर: 
समाप्त होती है । रामायण नाम भी इसी कारण रखा गया ।' राम का अयन गमन अयोध्या: 
से हुआ और वापस वे ग्रर्‍योध्या पहुचे (अत, एवं 'मूल रामायण युद्ध काण्ड पर समाप्त हो जाती 
है ५ वहीं समाप्तिवोधक फल: श्रुतियां, पठित हैं ।) दक्षिणायण और उत्तरायण मिलकर एक 
यन है । इस में भी झयने का यही अर्थ है । दक्षिण उत्तर विभाग तो हमारे द्वारा कल्पित 
हैं। ततेव विदित्वातिमृत्युमेति. नान्यः पन्था विद्यतेश्यनाय में, भी यही ग्रयन शब्द है । अतः 
इस श्र्‌ ते के नुसार जीवात्मा का बन्धन से मोक्ष और मोक्ष से बन्धन की . प्राप्ति रूप गति 
कही गई है । अर्थात्‌ मुक्ति से पुनरावृत्ति इस अयन शब्द से जानी जाती है।नच पुनरावतंते 
(छो० ८'१५।१) इत्यादि वाक्यों का तात्पर्यं ग्रात्यन्तिक मोक्ष में नहीं है, अपितु “मुक्त हुए 
आत्मा की इसी सर्ग में पुनरावृ त्त नहीं रोती है” में है । यही. तात्पर्य “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
सानअमावतं नांवतंन्ते' (छां० ४।१५।६) से स्पष्ट किया है । तमोरू्वमायन्नमतत्वसेति (छां० 
८६६; कठ ६1१६) यहाँ भी 'भ्ाय्‌' में वही अयन गति विवक्षित है। 


व्याख्या--यह सुना जाता है-तस्माद्‌ दीक्षितो न ददाति न: 

(इससे दीक्षित न देता है, न पंकाता है, न होम करता है) । ne i 
दीक्षाः( =तीन दीक्षाये होती हैं) । यदि देव वा मानुष प्रतिबल - (5 प्रतिबन्ध) से दीक्षा काल 
उत्कृष्ट होता है [प्रर्थात्‌ भागे सरकता है] तो उसमें सन्देह होता है - दान होम अर 
भो उत्कर्ष होवे भ्रथवा नहीं? क्या प्राप्त होता है? . vm 

१. मपस्षमूम्‌ । ३० तस्माद्‌ दीक्षितों ददाति उह । द उ उ. 

गोत होतब्यमु । काठ० सं» २३।६॥ नाग्रं (जुहोति) । न ददाति न रा पि 

MOR... रद पूर्व पृष्ठ १८७५ टिट र Wf कका. रर शि 


i हे 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se i SO EI 


Te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे श्रधि० १० सू० ३८ १८७९ 


दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुक्कर्षः 

` प्राप्तक्ालत्चात्‌ ॥३८॥ (पू०) र 

भ्रनुत्कर्षे: । नियता हि दानहोमपाकाः, यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' इत्येवः 
मादिभिः श्र तिभिः । तेषामपवादो येष्वहःसु साङ्गो ज्योतिष्टोमो विहितस्तावन्त्य- 


हानि मुक्त्वाऽन्येष्वहःसु कतेव्याः । ज्योतिष्टोमविधानकालात्‌, परतो$प्रतिषिद्धा: । 
तस्मात्‌ कतंव्या: । प्राप्तो हि तेषां काल इति ॥३८॥ 


- 


विवरण -दीक्षितो न ददाति - «दीक्षा अस्य संजाता’ जिस की दीक्षा हो गई है वह 
दीक्षित कहाता है । तदस्य संजातं० (ग्रष्टा० ५।२।३६) से।इतच, प्रत्यय ॥ ग्रवभूथ कमं तक 
दीक्षित रहता है । दीक्षाकाल उत्कृष्येत --'दीक्षा स्मिन्‌ काले व्याप्रियते स दीक्षाकालः' अर्थात्‌ 
दीक्षा जितने समय तक व्याप्त रहती' है वह काल 'दीक्षाकाल कहाता है। दीक्षा की समाप्ति 
अवभूथ पर होती है । अवभृथ का काल अपराह्न है। इस प्रकार अवभृथ कर्मे का किसी कारण, 
से उत्कर्ष होता है तो दीक्षित के 'न ददाति, न पचति, न जुहोति! आदि. नियमों का भी उत्कर्ष 
होवे या नहीं, यह सन्देह होता है। . 

दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कषंः प्राप्तकालत्वात्‌ ॥३८॥ 

सुत्राथं - (दीक्षाकालस्य) दीक्षाकाल के ही न ददातिं न पंचति न जुहोति आदि कर्मों 
के न करने के (शिष्टत्वात्‌) विहित होने से (अतिक्रमे)  दीक्षाकाल के ग्तिक्रम=उल्लङ्कन 
होने पर (नियतानाम्‌) नियत झग्निहोत्रादि का (अनुत्कषं ) उत्कर्ष नहीं होता है । (प्राप्त 
कालत्वात्‌) विहित दीक्षाकाल के समाप्त होने पर अग्निहोत्रादि के काल की प्राप्ति होने से । 

व्याख्या- [दीक्षित के लिये निषिद्ध कर्मों का] उत्कर्ष नहीं होता है । दान होम. और 
पाक यादि कमं नियत (नित्यकरणीय) हैं-यावउजीवमरिहोत्रं जुहोति इत्यादि श्रृतियों से । 
उन [नियत कर्मों] का अपवाद है- जिन दिनों में ज्योतिष्टोम साङ्ग विहित है उतने दिनों को 
छोड़कर करना चाहिये । ज्योतिष्टोम के विधान काल से परे प्रतिषिद्ध नहों हैं। इससे इन्हे 
करना चाहिये । क्योंकि उनका काल प्राप्त हो गया है.॥।३८॥। 

विवरण -तात्पयं यह है कि दीक्षित के लिये जिन कामों का प्रतिषेध किया है उनका 


` प्रतिषेध दीक्षा का जो काल नियत है उदो में कहा. गया है । दीक्षा को समाप्ति अवभृथ कमं से 


होती है | उसका काल ग्रपराल्द है । अतः अन्तिम दिवस के अपराह्ह तक ही अग्निहोत्रादि का 
निषेध होगा । अर्थात्‌ यदि देव वा मानुष बाधा से अवभृथ कमं अपराह्ह से झागेः खिच जाये तो 
सायंकाल प्राप्त ग्रग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं होगा 1 


FORT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उत्कर्षा वा दीक्षितत्वादविशिष्टं हि कारणम्‌ ॥३९॥ (उ०) 


वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । यदुक्तं नेषामुत्कषं इति, नैतदेवम्‌ । उत्क्रष्ट- 
व्याः । कुतः ? दीक्षितत्वात्‌ दीक्षितस्य ते प्रतिषिद्धाः, न दीक्षितो यस्मिन्‌ काले । 
लक्षणा ह्येवं स्यात्‌ । यथा तु वयं ब्र मस्तथा श्रतिः कारणम्‌। प्राक्‌ चावभृथादयं 
दीक्षित एव । विरिष्टं हि कारणम्‌ । यदेव ज्योतिष्टोमविधानकाले, ` तदेवातिक्रान्ते- 
ऽपि । उभयत्र हि दोक्षितत्वं हि कारणम्‌ । तस्मात्‌ तेषामुत्कर्षं ` इति॥३६॥ दीक्षा- 


~ 


कालोत्सर्गेऽर्निहोत्रादीनामुत्कर्षाधिकरणम्‌ ॥१०॥ ` 


हे (ज्योतिष्टोमोत्कर्षे प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥११॥ ) "क 
तत्रोत्कृष्यमाणे ज्योतिष्टोमे अक्ृतेषु होमेषु कि परिसंख्याय होमाः कतंव्या 


.उत्कर्षो वा दीक्षितत्वाद्‌ विशिष्टं हि कारणम्‌॥ ॥३९॥ ` 
सुत्रार्थः--(वा) “बा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (उत्कर्षः) दीक्षित 
के सिये प्रतिषिद्ध कर्मों का उत्कर्ष होवे ( दीक्षितत्वात्‌) दीक्षित होने से। (कारणम्‌ ) दानादि 
के न करने का कारण दीक्षित होना है, वह कारण काल के ग्रत्तिक्रमण होने पर (भ्रविशिष्टम्‌ ) 
सामान्य (हि) ही है अर्थात्‌ उत्क्रान्त काल में भी दीक्षित ही है {= ¡१ | 

~ _ व्याख्या--ा शब्द से [पूर्व उक्त] पक्ष निवर्तित होता है । जौ कहा है--इनकोँ 
उत्कर्ष नहीं होता है, वह ऐसा नहीं है । उत्कर्ष करना चाहिये। किस हेतु से ? दीक्षित होने 
सेः। वे [दानादि कर्म] दीक्षित के प्रतिषिद्ध के लिये किये गये हैं, न कि जिस काल सें वहं 
दीक्षित हुंग्रा [उस काल के] इस भकार [श्रर्थात्‌ दीक्षाकाल के ग्रहण में] लक्षणा होवे [श्रर्थात्‌ 
दीक्षित शब्द से दीक्षा काल कहा जाये]. | जेसा हम. कहते. हैं, उस प्रकार [दीक्षित पद] थुति 
[दादि के प्रतिषेध में] कारण होता है। श्रवभूथ से पुर्व बह दीक्षित ही है।.' कारण समान 
eter 42 1 ज्योतिष्टोम के विधाने काल में है वहो उस काल के प्रति 

पर । दोनों में | र 

काउत्कष होगा। -- .. ` इ हौ त [रोता पाक हो तक 
` ` विवरण -प्राक्‌ चावभुयादयं दीक्षितः--इसका' यह तात्पर्यं नहीं है कि Se 
पूव तक ही दीक्षित है भ्रपितु अवभूथ कमं=समुदाय का नाम है। ल कक 


न्त क्‌ - क्योंकि ग्रतः अवभृ ? कर्म 
पयन्त दीक्षितत्व जानना चाहिये | के दीक्षा की विमुक्ति भ्रवभथ कम से पन पि 


Ey 


“य भा 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम के उत्कृष्यमाण होने पर क्या [उत्कृष्पमाण काल में] न किये 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३६ षष्ठेऽष्याये पञ्चमपादे ग्रधि० ११, सू० ४० 7 १८८९ 


उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? परिसंख्याय होमाः क्रियेरन्‌ । कि कारणम्‌ ? अवश्य 
कतव्यतया हि ते विहिता होमाः। श्रतिपन्ना श्रपि कतंव्या एव । तथा ह्मेषामवस्य- 
कतव्यताऽनुगहीता भविष्यति । प्रधानमात्रं तु नियतम्‌, नात्र कालानुरोधः कतंव्य: । 
नदीवेगस्थानीयत्वात्‌ । यद्यप्यतिक्रान्ताः कालाः, ग्रतिक्रान्तानां परिसंख्याय प्रधान- 
माश्रणि कतंव्यानि । यथाऽवश्यकतंव्यं १भक्तिभृतकदानादि यद्यतिक्रान्तं भवति, तत्‌ 
परिसख्याय क्रियते, एवमिदमपीति । एवं प्राप्ते ब्रम:-- 


गये [ होमो की ]गणना करके होम करने चाहिये अथवा नहीं करने चाहिये ? क्या प्राप्त होता 
है ? [ग्रकृत होमों की ]गणना करके होम किये जायें। क्या कारण है ? चे होम अवश्य कतव्य 
रूप से विहित हैं । अतः अतिपन्न (= छूट हुए होम] भी करणीय ही हैं । इसी प्रकार उनकी 
अवश्य कर्तव्यता अनुगृहीत, होगी । प्रघानमात्र ( = होममात्र) ही नियत हैं। उनमें काल का 
अनुरोध नहीं करना चाहिये। [काल के] नदी के वेग के स्थानीय होने से। यद्यपि काल झति- 
क्रान्त हो गया है तथापि ग्रतिक्रान्त होमों की गणना करके प्रधानमात्र करणीय हैं । जैसे अवद्य 
कतंव्यरूप भोजन, वेतन देना आदि यदि श्रतिकान्त होता है [अर्थात्‌ नियत समय पर नहीं 
दिया जाता है] तो उनकी गणना करके किया ( =दिया) जाता है, इसी प्रकार यह भी है । 
एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण -तत्रोत्कृष्यमाणे ज्योतिष्टोमे पूवं अधिकरण में . यह सिद्धान्त किया हे कि 
यदि ज्योतिष्टोम के नियत काल का अतिक्रमण होवे तो नियत काल के पद्चात्‌ प्राप्त होने वाले 
श्रग्निहोत्रादि का भी उत्कष होता हें। उसी में यह शंका उत्पन्न होती हे कि ज्योतिष्टोम के 
नियत काल में तो दान होम आदि का साक्षात्‌ निषेध होने से वे नहीं होंगे। परन्तु दैव वा 
मानुष अपराध से यदि नियत काल का ग्रतिक्रपण होता है उस स्थिति में दान होम का भी उत्कर्ष 
हो जायेगा, परन्तु नियतकाल के पश्चात्‌ जितने अग्निहोत्र छूट गये हैं, उनकी गणना करके 
ज्योतिष्टोम की समाप्ति पर उतने होम करने चाहिये, क्योंकि अतिक्रमण काल में अग्निहोत्र 
छोड़ने का कोई साक्षात्‌ वचन नहीं हे | अतः उस काल के छूटे हुए झगिनिहोत्रों को अग्निष्टोम 
की समाप्ति के ग्रनन्तर करना चाहिये । यह पूर्वंपक्षी का कहना हे । नदीवेगस्थानीयत्वात्‌ - 
नियत अग्निहोत्र नदीस्थानीय हे और काल वेगस्थानीय। वेग के अतिक्रमण --निवृत्त होने पर भी 
नदी तो विद्यमान रहती ही हें । इसी प्रकार नियत अग्निहोत्र के-काल का चाहे ग्रतिक्रमण हो 
गया है. भ्रग्निहोत्र का नियतत्व तो विद्यमान है । सक्तिभूतकदानादि--यदि किसी कारण . वश 
स्वामी अपने भुत्यः को भोजन वा वेतन आदि न दे सके, ,जिस काल /(=देनिकं, साप्ताहिक 
आदिरूप) में देना निश्चित किया गया है, उसका अतिक्रमण हो जाये तो उसे उतने समय का 
भोजन वा वेतन जैसे देना ही होता है, वसे ही कालातिक्रम होने पर. भी छूटे हुए नियत झरिनि- 
होत्र करने ही होंगे । 


१. 'भक्तदानादि' पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८२ ` - मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ॥४०॥ (उ०) 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते । यथा पूर्वेषाम्‌ । कतेव्यमकृत्वा कुर्यात्‌, नाकतँव्यम्‌ । 
रकतंव्याश्चैते, प्रतिषिद्धत्वात्‌ । यथा पूर्वेषामसति कालातिक्रमेऽक्कतानां न प्रतिहोम 


'एवमेषामपीति ॥४०॥ 


कालप्राधान्याच्च ॥४१॥ (3०) 
कालप्राधान्यं च भवति । निमित्तत्वेन तस्य श्रुतत्वात्‌ । तदभावे विहितमेव 


' न भवति । प्रधानमात्रं यद्यपि नियम्येत, तथाऽपि निमित्ते काले।- स च नदीवेग- 


त्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ॥४०॥ 


. सूत्रार्थः - (तत्र) ज्योतिष्टोम के कालात्यय के कारण अग्निहोत्र होम का उत्कर्ष होने 
पर (प्रतिहोम) कालात्यय के कारण न हुए होमों के स्थान में होम (न) नहीं (विद्यते) होता 
है। (यथा) जसे (पूर्वेषाम्‌) ज्योतिष्टोम के काल में न हुए होमों के स्थान में होम नहीं 
होते हैं। 

व्याख्या- वहां प्रतिहोम नहीं होता है। जसे पूर्व के [ छूटे हुए होमों का प्रतिहोम नहीं 
होता है] । कर्तव्य को न करके करे [अर्थात्‌ कतेव्यरूप से जाने गये होम न करने पर तो उनके 
प्रतिहोम करने चाहिये] । भ्रकतंव्य (= जिनकी कतंव्यता का निषेध है) को [न करके प्रति- 
होम नहीं करे] । ये (>श्रवभूथकम काल के लम्बे खिच जाने के कारण नियत समय न हुए 
होम) अकतेव्य हैं, प्रतिषिद्ध होने से [प्रर्थात्‌ दीक्षित के लिये होमादि का प्रतिषेष कहा है । 
प्रवभूय को पूर्णता तक यजमान दीक्षित रहता है] । जैसे पुव होमो के कालातिक्रम न होने पर 
[ज्मोतिष्टोन के मध्य] न किये गये होमों का प्रतिहोम नहीं होता है, उसो प्रकार उस 
( >भ्रवभूय काल के उत्कर्ष होते से छूटे हुए होमो) का भी [प्रतिहोम नहीं होता है, प्रतिषिद्ध 
होने से] ॥४०॥ 

कालप्राधान्यच्च ॥४१॥ 


सुन्नाः--(कालप्राधान्यात्‌) काल की प्रधानता होने से (च) भी अवभूथकर्म के 
न जि हुए होमों का प्रतिहोम नहीं होता है। क्योंकि अग्निहोत्र का उदिते 
' आदि से काल की प्रधानता कही है मरौर वह काल वीत चुः : 
हे भी अतिहोस नही होगा। ह्‌ ` चुका, अतः काल के अभाव 


टिया: काल की प्रधानता भो होती है 1 उस ` (= काल) के निसित्तर्प से 
; = त्तरूप से शरुत 
दर हय = काल) के अभाव में [होम] विहित हो नहीं होता हे । यद्यपि प्रधान- 
कया जाता है, वेसा होते वर भो निमित्तभूत काल के होने पर [प्रधानमात्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधि० १२ सू० ४२ १८८३. 


स्थानीयः कालोऽतिक्रान्तः । अतो न प्रतिहोमः कतंव्य इति ॥४१॥ ज्योतिष्टोमो 
त्कर्षं प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


[ उदवसानोयोत्कर्षऽपि प्रतिहोसाननष्ठानाधिकरणम्‌ ।। १२।। ] | 
ऊध्वमवभृथाद्‌ श्रा उदवसानीयाया इष्टेय॑ होमास्तेष्वतिपन्नेषु देवेन मानुषेण 
वा प्रतिबलेन, भवति संशयः-- कि प्रतिहोमः कतँव्य उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
कतंव्य इति । उन्मुक्तदीक्षो हि स तदा भवति । दीक्षाणामुन्मोचनार्थो ह्यवभूथः । 
तस्मात्‌ कतेंव्यास्ते न कृता इति। एवं प्राप्ते ब्र मः 


नियमित होता है] । और वह (= काल) नदी के वेग के स्थानवाला ( =वेग के समान) है । 
[जेसे नदी का वेग आगे बढ़ जाता है, वह नहीं लोटता है, वेसे ही होम का ]काल भी अतिकान्त 
हो चुका । इस से प्रतिहोम नहीं करना चाहिये । 

विवरण प्रधानमात्रं नियम्येत -यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति वाक्य से.प्रघान भूत अग्नि 
होत्र का यावज्जीवन के लिये विधान किया जाता है । उदिते जुहोति श्रादि से जो सूर्योदय 
आदि कालों का विधान किया गया हैं, वह अग्निहोत्र को उद्देश करके विहित है | इससे काल 
अग्निहोत्र की अपेक्षा गोण है । अतः प्रधान का नियतत्व कहा है, ऐसा पुर्वपक्षी का तात्प्यं है । 
सिद्धान्ती का कथन है कि यावज्जीवमग्निहोत्नं जुहोति सामान्य रूप से अग्निहोत्र का विधान 
करके उदिते जुहोति आदि वचनों से अग्निहोत्र किस समय करना है, यह कहा है। इसका 
तात्पर्यं है उदिते निमित्त सति जुहोति सूर्य का उदित होना आदि निमित्त उपस्थित होने पर 
होम करे । काल नदीवेग के समान गतिमान्‌ है जैसे नदी का जो वेग आगे बढ़ गया बह्‌ पुनः 
नहीं लौटता, ऐसे ही ग्रवभूथेष्टि के कालात्यय के कारण काल =सूर्योदय आदि बीत चुका, अत 
उसको निमित्त मानकर कहा गया भ्रग्निहोत्र जो कि छूट गया है, उनके लिये प्रतिहोम नहीं 
होता है ॥४१।। 


न्‍ व्याख्या--अवभूथ के पदचात्‌ उदयवसानीय इष्टि तक: देव या मानुष प्रतिबन्ध से जो 
होम 'भ्रतिपत्त (+-त्यक्त ) हुए उनमें संशय होता है--क्या प्रतिहोम करना चाहिये अथवा .नहों 
करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है--करना चाहिये । क्योंकि उस समय यजमान दीक्षा से ' 
उन्मुक्त होता है [अर्थात्‌ दीक्षा समाप्त हो जाती है] दीक्षा से.उन्मोचन के लिये ही श्रवभूय 
कर्म है। इससे वे करने योग्य जो होम नहीं किये: [इसलिये उनकी गणना करके प्रतिहोम 
करना चाहिये] । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--झा उदवसानीयायाः--यहां 'आ' निपात मर्यादा --सीमा अर्थ में है । भर्थात्‌ 
उदवसानीयेष्टि से पूवं तकं). ` A boas 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१्द४ - र “मीर्मासा-शाबर-भाष्ये 


प्रतिषेधांच्चोध्वेमवर्भूथादिष्टे! ॥४२॥ '(उ०) 


ञध्वैमवभृथाद्‌ आ उदवसानीयाया इष्टेः ग्रतिपन्नानां न प्रतिहोमः स्यात्‌ 
कुतः ? प्रतिषेधात्‌ । प्रतिषेधो हि भवति-एतया पुनरा धेयसंमितयेष्ट्वाऽरिनहो त्रं 
होतब्यम्‌' इति । प्रागुदवसानीयाया होमस्य प्रतिषेधः । याबढुदवसानीयोत्कष्यते, 
तावत्‌ प्रतिषेधः । एवं श्रुतिः, इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । तस्मादकतंव्याः । ते न कृता 
इति न स्यात्‌ प्रतिहोम इति ॥४२॥ उदवसानीयोत्कर्षऽपि ` प्रतिहोमाननुष्ठानाधि- 
करणम्‌ ॥१२॥ कर व 


प्रतिषेधाच्चोध्वेमवभूथादिष्टे:-. ॥४२॥ 

सुत्रार्थ:-- (अवभृथात्‌) अवभूथ के (ऊध्वंम्‌) अनन्तर (इष्टेः) उदवसानीय इष्टि के 
पूर्व त्यक्त भ्रग्निहोत्र के प्रति होम न होवें, (प्रतिषेधात्‌) प्रतिषेध होने से (च) भी। [प्रतिषध 
श्रुति भाष्य में देखें | । 

व्याख्या -अवभूष के झनन्तर उदवसानीय इष्टि से पूर्व तक [देव अथवा मानुष 
अपराध से] प्रतिपन्न (= छट) हुए होमो का प्रतिहोम न होवे । किस हेतु से ? प्रतिषेध करने 
से । प्रतिषेष होता है -इस पुनराधेय के समतुल्य उदवसानोयेष्टि से यजन करके अग्निहोत्र 
होम करना चाहिये । इससे.उदवसानीयेष्टि से पूर्व होम का प्रतिषेध [जाना जाता] है । जब 
तक उदवसानीयेष्टि उत्कृष्ट होती है तब तक प्रतिषेध होता है | इस प्रकार श्रुत्रि = श्रुत्यर्थ ) 
अनुगृहीत होता है अन्यथा लक्षणा होवे | इससे [उदवसानीयेष्टि तक होम ] भ्रकतंव्य ( -- करने. 
योग्य नहँ) हैं । वे अकतंव्य [होम] नहीं किये गये, इससे प्रतिहोम न होवे। . 

विवरण॑-प्रतिषेघो हि भवति एतया इत्यादि -- एतया पुनराघेयसंमितयेष्ट्वाऽरिनिहोत्रं 
होतब्यम्‌ श्रुति में प्रतिहोम का प्रतिषेधक शब्द नहीं हैं। पुनरपि भाष्यकार ने इसे प्रतिषेध के 
लिये उपस्थित किया है । इसका तात्पर्यं यह है कि “पुनराधेय सम्मित उदवसानीय इष्टि करके 
अग्निहोत्र करे ऐसा कहने से उदबसानीयेष्टि से पूर्व अग्निहोत्र न करे, यह अर्थ स्वतः ही जाना 
जातां है । जसे दक्षंपुर्णमासाम्पामिष्ट्या सोमन यजेत्‌ (मी० भाष्य २।४।४ ) में दशंपूणेमास जिसने 
कर लिये हैं उसी को सोमयाग का अधिकार कहा है | तद्वत्‌ यहां भी उदवसानीय इष्टि के ग्रनन्तर 
ही भ्रग्निहोत्र का अधिकार दर्शाया है । गतः ग्रर्थापत्ति से उदवसानीयेष्टि से पूर्व अग्तिहोत्न का 
अधिकार नहीं है, यह जाना जाता है | इस प्रकार यह वचन उदवसानीयेष्टि से पूर्व अग्निहोत्र 
का प्रतिषेधक जानना चाहिये । एवं श्रुतिः-- इसका तात्पर्य है. कि : 'पुनराघेय सम्मित दबा, 


१, ग्रनुपलब्धमुलम्‌ | - 
२. ० दशपुणंमासविष्ट्वा सोमेन यजेत | तै०'सं० २।५।६।१॥। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ षष्ठेऽध्याये पञ्चचमपादे ग्रधि० १३ सु० ४३ . १८८५ 
[प्रतिहोमपक्षे सायमग्निहोत्रप्रभृत्यारभ्यानुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥१३॥] 


एतेष्वेवोदाहरणेषु भवति संशयः--कि प्रतिहोमे सायमग्निहोत्रंप्रभूतीन्यार- 
भ्येरन्‌, उत प्रातरगिनिहोत्रप्रभृतीनीति । ननु नास्त्येव प्रतिहोम इति. स्थितम्‌ । 
उच्यते। अस्तीति कृत्वा चिन्तयामः। इत्वा चिन्तेयम्‌ । अन्येषु सदुशन्यायेषूदाहरणे- 
ष्वस्याः प्रयोजनमस्तोति चिन्त्यते । कि प्राप्तम्‌ ? अनियमः। भ्रथकृतत्वात्‌ । एवं 
प्राप्ते ब्र म:-- 


प्रतिहोमश्वेत्‌ सायमग्निहोत्रमभ्वतीनि हूयेरन्‌ ॥४३॥ (उ०) 
यदि प्रतिहोमः क्रियते, सायमग्निहोत्रादारभ्यातिपन्नानि, तेनैवाऽनुपूष्यंण 


नीयेष्टि को करके' श्रथ में 'इष्ट्वा' का श्रुत्यर्थ ( -=उच्चारणमात्रः से प्रतीत) ग्रथ गृहीत 
होता है । अन्यथ। 'उदवसानीय इष्टि तक' अर्थ लक्षणा से होगा. ॥४२॥ . 


हट सल 


व्याख्या--इन्ही उदाहरणों में संशय होता है - क्या प्रतिहोम में सायंकालीन अग्नि- 
होत्र से आरम्भ करें अथवा प्रातःकालीन अग्निहोत्र से ? (आक्षेप) प्रतिहोम है ही नहीं, . 
यह पूर्व स्थित (--सिद्धान्तित) हो चुका है । (समाधान) 'है ऐसा मानकर विचार करते 
हैं । यह कृत्वा चिन्ता ( --सिद्धवत्‌ मानकर किया जाने दाला विचार) है। अन्य समानन्याय 
बाले उदाहरणों में इस [चिन्ता] का प्रयोजन है । इसलिये विचार किया जाता है क्या प्राप्त 
हे? अनियम हैं अर्थक्कत्‌ होने से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- र 

विवरण--कृत्वा चिम्तेयम्‌--किसी पदार्थ को तथाभूतः (><वेसा) मानकर जो विचार 
किया जाता है, वह कृत्वाचिन्ता कहाती है । इसे ही न्यायशास्त्र में अभ्युपगम वाद कहा जाता 
है अथवा अभ्युपगम सिद्धान्त श्रपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ तहिशेषपरीक्षणमस्युपगमसिद्धान्तः (न्याय 
१।१।३) -- किसी विना परीक्षा किये गये अर्थ को स्वीकारे करके उसी विषय में विशेष परीक्षा 
करना अभ्युपग सिद्धान्त कहाता है । प्रकृत में अवभूथ के नियत अपराक्तु काल के पइचात्‌' 
झवभूथ और उदवसानीयेष्टि के काल के अतिक्रमण हो जाने पर नियत झरिनहोत्र के अतिक्रमण 
में प्रतिहोम होता है, यह स्वीकार करके विशेष विचार किया जा रहा है कि श्रतिहोमों के 
युगपत्‌ उपस्थित होने से सायंकाल से आरम्भ करें या किसी भी समय के अग्निहोत्र से 1 


- -्रतिहोसश्चेत्‌ सायसरिनहोत्रप्रभृतीनि हयेरन्‌ ॥४३॥ . | 


२ सुत्राथेः--यदि (प्रतिहोमः ) प्रतिहोम होवे (चेत्‌) तो.*(सामयग्निहोत्रप्रभृतीनि) सायं-. 
कालीन अग्निहोक प्रभूक्त (हयेरन्‌) होम-किये जाये... 1 
i व्यांख्या-यवि. प्रतिहोस .कियां जाता है तो सांयंकालीन भ्रग्तिहोत्र से झारस्म, करके-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation "वर ष्यि and eGangotri 
१८८६ मसारशबर-भ 


प्रतिहोतव्यानीति ॥४३॥ प्रतिहोमपक्षे सायसग्निहोत्रप्रभृत्यारस्भानुष्ठानाधि- 
करणम्‌ ॥१३॥. 


[षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रप्रभृति प्रतिहोमानुष्ठानाधिकरणम्‌ ।। १४।। ] 


षोडिसंस्थे ज्योतिष्टोमेऽतिपन्नेषु संदेहः:--किं सायमग्निहोत्रेण प्रतिहोतव्य- 
मुत प्रातरग्निहोत्रेणेति ? कि प्राप्तम्‌ ?. सायमग्निहोत्रेणेति पूर्वस्मिन्नधिकरण 
उक्तम्‌ । उत्सगेंण सवेत्रैवमिति प्राप्तम्‌ । तथा प्राप्ते उच्यते--- 

| प्रातस्तु घोडशिनि ॥४४॥ (उ०) : 

प्रातस्तु षोडशिनि । षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रप्रभृतीन्यतिपन्नानीति प्रात- 
रग्निहोत्रादेव समारम्याणीति ॥४४॥ षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रप्रभूति प्रतिहोमा- 
नुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥१४॥ 


छूटे हुए होसों को उसी झानुपूर्वो से प्रतिहोम करने चाहियें। 

विवरण -अवभूथ का ` तियतकाल अपराह्ु हे । तदनन्तर सायंकालीन अग्निहोत्र प्राप्त 
होता है । अत; अवभृथकाल के अतिक्रम से छूटे हुए होमो के प्रतिहोम भी सायंकालीन भ्रग्नि- 
होत्र से ग्रारम्भ करके करे। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सायंकालीन और प्रातः- 
कालीन दोनों समय के होम मिलकर एक भ्रग्निहोत्र होता है ॥४३॥ 


रणा पणन 


व्याख्या--षोडझी संस्थावाले ज्योतिष्टोम में छटे हुए होमों में सन्देह 
ह होता है-क्या 
सायंकालीन अग्निहोत्र से प्रतिहोम करे.भ्रथवा प्रात:कालीन अग्निहोत्र से? बा है होता 
है? ती अ ड [प्रारम्भ करे] ऐसा पूर्व भ्रधिकरण सें कहा। [इस नियम के] 
उत्सर्ग ( > सामान्य सर्वत्र इसी प्रकार होवे, 
SC र होवे, ऐसा प्राप्त होता है । बेसा प्राप्त होने. 
.. .. प्रातस्तु षोडशिनि ॥४४॥ दरक 
--(षोडशिनि ) षोडशी संस्यावाले ज्योतिष्टोम 
कालीन अगिनिहोत्र र ग्रारम्भं प 1; कु 2 (ड) र (व ] गात 
~ _ व्याख्या-षोडश्ी में तो प्रातः सें । षोडशी सस्था वाले .. 
अनि ते छरे वाले [ज्योतिष्टोम ] में प्रातःकालीन : 
हए हैं, इससे प्रातः अग्निहोत्र से.ही प्रतिहोम प्रारम्भ करने चाहिये ॥४४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञचमपादे ग्रधि० १५, सू० ४५ १८८७ 


[ सेदनादिनिमित्तकहोमानां द्शपुर्णंमासमात्रा ङ्गताधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] 


दशपू्णेमासयोः श्रूयते-भिन्ने जुहोति’, स्कन्ने जुहोतिः इति । तत्र कि दर्श- 
पूणमासयोरेवेतद्‌, भिन्ने स्कन्ने च प्रायर्चित्तम्‌, उत यत्र भिद्यते स्कन्दति चेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? 


प्रायश्चित्तमधिकारे सवत्र दोषसामान्यात्‌ ॥४५॥ (पू०) ` 
प्रकरणे यत्प्रायरिचित्तमेवंजातीयकं किचिदुत्पन्नं तत्सवंत्र, यत्र यत्र भिद्यते 
स्कन्दति वा, तत्र तत्र स्थात्‌ । कस्मात्‌ ? दोषसामान्यात्‌ । समानं निमित्तं स्कन्दनं 
भेदनं वा । स एवात्र दोष इत्यभिप्रेतम्‌ । प्रकरणाद्‌ दशंपूर्णमासयोः प्रायर्चित्तम्‌ । 


वाक्यादन्यत्रापि । प्रकरणाच्च वाक्यं बलीयः । तस्मात्‌ सववत्र स्कन्ने, भिन्ने च प्राय- 
श्चित्तमिति ॥४५॥ 


प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६॥॥ (३०) 


व्याख्या-- दर्शपूर्णनासों में सुना जाता है- भिन्ने जुहोति (=कपाल श्रादि के टूट 
जाने पर होम करता है) स्कन्ने जुहोति (--हवि के गिर जाने पर होम करता है) । वहां 
[संशय होता है] क्या दशंपूर्णमासों में ही भिन्न वा स्कन्न होने पर यह प्रायश्चित्त है ग्रथवा 
जहां कहीं भेदन भ्रौर स्कन्दन होवें वहां भी । क्या प्राप्त होता है ? 
प्राय्चित्तमधिकारे सवंत्र दोषसामान्यात्‌ ॥४५॥ 
सुत्राथेः -- (अधिकारे) दशंपूर्णमास के अधिकार में जो प्रायरिचित्त कहा है, वह 
(सवंत्र) जहां कहीं भेदन स्क्रन्दन निमित्त होवें, वहां सवंत्र होवे (दोषसामान्यात्‌) दोष के 
सवंत्र समान होने से । 
व्याख्या--प्रकरण में जो इस प्रकार का कोई प्रायश्चित्त उत्पन्न (=प्राप्त) हु 
है वह सर्वन्न होवे । जहां जहां भेदन भ्रौर स्कन्दन होवे वहां वहां होवे । वही दोष यहां है, ऐसा 
झभिप्रेत (> इष्ट) है । प्रकरण से दशंपूर्णमासों में प्रायश्चित्त होवे, वाक्य से अन्यत्र भी । 
प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है । इससे संत्र भेदन होने पर प्रायश्चित्त होवे। | 
विवरण -वाक्यादन्यत्रापि- भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति ऐसे दो दो पदघटित वाक्य 
से भिन्न वा स्कन्न निमित्त होने पर होम की विधि जानी जाती है । अत; जहां भी ये निमित्त 
होवें, वहां प्राय द्चित्तरूप होम होवे ॥४५॥ 
प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६। 


सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द “एव' र्थ में है । (प्रकरणे) प्रकरण में (वा) ही भिन्त 


१. द्र० पूर्वत्र पृष्ठ १७२३, टि० २। २. द्र? पुत्र पृष्ठ १७२३, टि० ३। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरण एव भिन्ने स्कन्ने वा प्रायद्चित्तम्‌ । कुतः ? शब्दहेतुत्वात्‌ । तेन 


i यागस्य प्रत्यायने प्रकृतो 
प्रकृतेनार्थन सहैकवाक्यता एषा होमानाम्‌ । ततो होमवतो यागस्थ 


यजेतेति शब्दों हेतुः । एवं चे तदुपका रेणारथेवात्‌ भविष्यतीति । इतरथा विना ना 
फलं कल्पयितव्यं स्यात्‌ । तस्माद्‌ वाक्यं फलाभावेनैव बाधितमिति कृत्वा .प्रकरण- 


मनुग्रहीतव्यमिति ॥४६॥ | 
_ अतद्विकारश्च ॥४७॥ (उ०) 


स्कन्न निमित्त प्रायश्चित्त होवे (शब्दहेतुत्वात्‌) प्रकृत 'यजेत' शब्द प्रतिपाद्य प्रधान याग के 
हेतु होने से । 

विशेष--'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक भी हो सकता है । कुतूहलवृत्ति- 
कारने 'प्रकृत एक वाक्यताप्रापक शब्द-वचन के हेतु होने से” अर्थ किया है । दोनों में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । दोनों का ही तात्पय है प्रकृति दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत के फलवान्‌ 
होने से तत्रकरणस्य भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति वाक्य भी प्रधानयाग के फल से फलवान्‌ 
होंगे, अन्यथा इन वाक्यों से विहित होमो के फल की कल्पना करनी होगी । 


व्याख्या- प्रकरण (=दशषंपु्णमासों) सें ही भिन्न और स्कन्न होने पर प्रायश्चित्त 
है । किस हेतु से ? शब्दहेतुत्व से | उस प्रहृत [द्शपुणमासाभ्यां यजेत] अर्थ के साथ एक 
बाक्यता इन होमों की जानी जाती है । इससे होमवाले याग के प्रत्यायन (ज्ञान कराने) में 
प्रकृत 'यजेत' यह शब्द हेतु है । ऐसा होवे तो प्रकरण से [यह होम] श्रथंवान्‌ होगा । अन्यथा 
[प्रकरण फे] विना वाक्य से फल कल्पनीय होवे । इस से वाक्य फल के झभाव से हो बाधित 
है । इससे प्रकरण का नुग्रह करना चाहिये । 

विवरण - वाक्यं फलाभावेनेव बाधितम्‌ पूर्वपक्षी ने कहा था भिन्ने जुहोति स्कन्ने 
जुहोति इन दो दो पर्दो के वाबग्र से जहां कहीं भेदन गौर स्कन्दन निमित्त होवे, वहां होम 
होवे। इस पर सिद्वान्ती का कहना है -यदि. वाक्यसामथ्ये से भेदन स्कन्दन निमित्त में होम 
मानें तो इन होमों कें फ़ की कल्पना करनी पड़ेगी । क्योंकि इनका फल श्रत नहीं हे । ग्रतः 
यह वाक्यरूप प्रमाण फलाभावरूप हेतु से ही बोधित हो जाता हे । दशंपूर्णमासों के प्रकरण में 
ही इनका सन्निवेश करें, तो दशंपूर्णमास के फल से इनकी फलाकाइक्षा पूर्ण हो ज़ाती हे । ग्रतः 
यहां वाक्य की अपेक्षा प्रकरण का अनुग्रह करना उचित हे ॥४६॥ 


~ 


आ मनन ना नम मननन-न__नना. 


अतद्विकारदच ॥४७॥ 
सृत्रार्थ:--(अतद्विकार:) - अग्निहोत्र वा ज्योतिष्टोम- 


होने -के उस दर्शपुणमास का विकार 
न होने से (च) भी भेदन स्कन्दन रूप होम सत्र नहीं होगा । द 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३७' . षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधि० १६, सू० ४८ १८५६ 


न च तद्विकारः । भ्रग्निहोत्रं ज्योतिष्टोमो वा न दर्शपूर्णमासविकारः। यदि 
तद्विकारो भवेत्‌, तत्रापि स्कन्ने भिन्ने वा घ्रायर्चित्तं स्यादिति ॥४७॥ भेदनादिः 
निमित्तकहोसानां दशंपूर्णमासमात्राङ्भताधिकरणम्‌ ॥ १५॥ | 


[व्यापच्चशब्दार्थनिणंयाधिकरणस्‌ । १६॥ | 


व्यापन्नसप्सु प्रहरति' इति श्रूयते । “कि. व्यापन्नमित्युच्यत इति । तदभि- 
धीयते -- 


व्यापनस्याप्सु गतो यदभोज्यमार्याणां तत्‌ प्रतीग्रेत ॥४८॥ (३०) 


व्याख्या--और उसका विकार भो नहीं है । अग्निहोत्र ग्रथवा ज्योतिष्टोम दशपुणमास 
के विकार नहीं हें । यदि [ये] उसके विकार होव तो वहां भी भेदन स्कन्दन होने पर प्राय- 
हिचत्त होवे । 
विवरण--यद्यपि पूवं सुत्र से दशंपू्णमास के प्रकरण में भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति 
होम को सीमित कर दिया है, फिर भी यदि कोई यह कहे कि प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या न्याय 
से सवंत्र प्राप्त होता ही है तो इस होमरूप प्रायर्चित्त को सावेत्रिक क्यों न मान लें ? ` इसका 
उत्तर इस सुत्र में दिया है--कि जो अरिनहोत्र और ज्योतिष्टोम द्षपूर्णमास के विकार नहीं हैं 
उनमें इस प्रायरिचित्तरूप होम की प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः इन वाक्यों से सर्वत्र भेदन स्कन्दच 
होने पर प्रायड्चित्त मानना युक्त नहीं है । यह ध्यान रहे कि ज्योतिष्टोम शब्द का वाच्य 
“ सुत्याह=जिस दित सोम का अभिषव करके याग होता है, उतना ही है । उससे: पुवे के दिनों 
में क्रियमाण दीक्षणीया आरम्भणीया उपसद्‌ आदि इष्टियां सोमयाग़ के साक्षात्‌ अङ्ग 
नहीं हैं ॥४५७॥ । 


ननम डी 


व्याख्या -व्यापन्नमप्सु प्रहरति (= इषित को जल में छोड्ता है) ऐसा. सुना जाता 
है । व्याप क्या कहा जाता है [अर्थात्‌ व्यापश्च किसे कहते हैं ? | उसे कहते हैं-- “५ 
दयापन्तस्यासप्सु गतो यदभोज्यमार्याणां तत्प्रतोयेत ॥४८॥। 2 


ee अ 


१. भ्रनुपलब्बमूलम्‌। द्र० अपो व्यापन्नं हंविरम्यवहरतीति विज्ञायते । ग्राप० श्रौत 
३।१५।१६॥ भपो दुष्टं हविरस्यवहन्तीति विज्ञायते। भार० श्रौत ९।१६।११॥ व्यापन्तानि 
हवींषि'***** "**झपो$स्यवहरेयु: । झआश्व० श्रौत ३३१०॥ 

२. “त तत्र ज्ञायते कि व्यापन्नमप्सु प्रतीयेतेत्थुच्यत इतिः पाठान्तरम्‌। .. » 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


व्यापन्न दूषित, येन' कार्य न क्रियते। कि तत्‌ ? यदभोज्यमार्थाणों केश- 
कीटावपन्नम्‌, अन्येन वोपघातेनोपहतं, तंद्वयापन्नमिति ॥४८॥ व्यापन्तशब्दार्थेनिर्ण- 
याधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 3 | 


नना 


रण--छोड़ना कहने पर (यत्‌) जो (आर्याणाम्‌) आयो का (श्रभोज्य) खाने के अयोग्य है 
(तत्‌) उसे (प्रतीयेत) जाने । अर्थात्‌ आयो के लिये जो भ्रभोज्य-कहा गया है, उसे व्याप्न-- 
दूषित समझे | 


व्यास्या- व्यापन्न अर्थात्‌ दृषित= दुष्ट, जिस से [यागादि] कार्य नहीं किया जाता 

है । वह क्या है ? जो थायोँ का ग्रभोज्य है, केश कोट (--कोड़ों) से युक्त अथवा अन्य किसी 
के उपघात=संसगं से संसृष्ट हुझ्रा जो पदार्थ, वह व्यापन्न कहाता है । Ea 
` विवरण--यदभोज्यमार्याणा******** केशकीटावपन्नम्‌--आप० श्रौत ९१५।१७ में 
कहा है-यदार्याणामभोजनीयं स्यान्त तेन यजेत । भार० श्रोत ६।१८।४ में लिखा है- कथं 
दुष्ट हविविद्यात्‌। यदार्याणां धमंज्ञानां धमंकामानामभोजनीयं न तेन देवान्‌ यजेत। अर्थात्‌ 
जो घर्मज्ञ घमे की कामनावाले ग्रायों के द्वारा ग्रभोज्य है उस से देवताम्रों का यजन न करे। 
कात्या० श्रौत २५।५।११ में दुष्ट हवि के विषय में लिखा है-- शिष्टभक्षप्रतिषिद्ध दुष्टम्‌ अर्थात्‌ 
शिष्ट मनु आदि ऋषियों ने जिसका भक्षण में निषेध किया वह दुष्ट कहाता है । ग्रागव० श्रौत 
३।१० में लिखा है व्यापन्नानि हवोंषि. केशनखकीटपतङ्ग रयेर्वा बीभत्सैः । इस पर वृत्ति- 
कार नारायण ने लिखा है--“बीभत्सेः इतना कहने से भी केशनख दि के संसर्ग का पंरिज्ञान 
हो सकता है, फिर “झन्येर्वा बीभत्स का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये किया है कि हवि का केश तख 
आदि से संसग होने पर स्मृतियो में कहा गया शुद्धि का उपाय यहां हवियो में गृहीत नहीं 
होता है ।? अन्येनोपघातेनोपहतम्‌ यहां भाष्यकार का 'ग्रन्य उपघात' से अभिप्राय - केश कीट 
आदि से भिन्न हवि को दूषित करने वाले कारणों से है । हमारा विचार है कि आाइवलायन 
श्रोत ३१० के वचन में 'अन्यैर्वा बोभत्से” का भी यही प्रयोजन है। यहां व्यापन्न शब्द से हवि 
का जलना या भ्रधिक द्रव्य का निर्वाप करना रादि से भ्रभिप्राय नहीं है । अतः उनको झ्पो-- 
जसो में प्रवाहित नहीं किया जाता है । उनका उत्कर में प्रक्षेप होता है । ऐसा प्राष० आत 

९।१५।४ के भाष्य में घूतंस्वामी तथा उसके वृत्तिकार रामार्निंचित्‌ ने लिखा है। कात्या 
खोत में दुष्ट हवि के जल में प्रक्षेप का विधान करके उष्णे भस्मनि वा (२५।४।१०); से न 
राख में डालने का भी विधान मिलता है ।।४८॥ [ RT 


७ मन 


शि न धता ता ण म र यिन कार्येग क्रियते' इत्यपपाठ: | . 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sind oun Chennai and eGangotri 
0 षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० १७ सू० ४९ १८९१ 


[ग्रपच्छेदयोगपद्ये$पि प्रायश्चित्तविधानाधिकरणम्‌ 11 १७॥ ] 


- ज्योतिष्टोमे प्रस्तोत्रुद्गात्रोरुद्गातृप्रतिहर््रोर्वा यत्र - युगपदपच्छेदः, कि तत्र 
प्रायर्चित्तं' स्यान्नेति भवति संशयः.। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या-ज्योतिष्टोम में प्रशास्ता झौर उद्गाता तथा उद्गाता . और . प्रतिहर्ता का 
जहाँ युगःत्‌ ग्रपच्छेद (=विभाग) होवे, क्या वहां प्रायदिचत्त होवे वा न होवे, यह संशय होता 
है । क्या प्राप्त होता है ? 

बिवरण--ज्योतिष्टोम में प्रातःसवन में बहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करने वाले 
ऋत्विजों का परस्पर अन्वारम्भण करते हुए (अपने से झागे जाने वाले ऋत्विक्‌ के पृष्ठ 
भाग को पकड़कर चीटियों.की तरह पङ्क्तिरूप से") हविर्घोन से बाहर प्रसपंण ( =जाने) 
का विधान किया है--म्रध्वयु' प्रस्तोताऽन्वारभते, प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता, प्रतिहर्तारमुद्गाता, उद्‌ 
गातार ब्रह्मा? (--अध्वयु को प्रस्तोता स्पशं करता है, प्रस्तोता को - प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ता को 
उद्गाता और उद्गाता को ब्रह्मा) इस प्रकार ग्रन्वारम्भ . करते हुए जाने.वालों में प्रमाद से 
विच्छेद हो जाये तो प्रायश्चित्त कहा है--यदि प्रतिहर्ताऽपृच्छिन्द्यात्‌ तस्मिन्नेव सर्ववेदसं दद्यात्‌, 
यद्युद्गाताऽपच्छिन्याद्‌ अदक्षिणं तं . यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनयंजेत- तत्र तद्‌ दद्यात्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ 
दास्मन्त्स्यात्‌? ( =यदि प्रतिहर्ता स्पशं का विच्छेद करे तो यजमान सवंस्वं देवे, यदि उद्गाता 
विच्छेद करे तो दक्षिणारहित=विना दक्षिणा के उस यज्ञ को करके पुनः यजन करे। उसमें 
वह दक्षिणा .देवे जो पुर्व यज्ञ में दी जाने वाली थी) । यहां प्रतिहर्ता तथा उद्गाता के भ्रपच्छेदे 
में ही प्रायरिचित्त कहा है । ग्रापस्तम्ब श्रौत १४।२६।३ में प्रस्तोता के झपच्छेद में भी प्राय- 
रचित्त कहा है--यदि बहिष्पवमानं सपंता प्रस्तोतापच्छिद्येतः"'"ः''** °°" (नीचे. टि० १ में 


१. बहिष्पवमानाथं बहिः प्रसपंतामूत्विजामन्वारम्भः भूयते --'श्रध्वयु' प्रस्तोताऽन्वारभते, 
प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता, प्रतिहर्तारमुद्गाता, उद्गातारं ब्रह्मा इति । एंवमन्वारम्भेण गच्छता प्रमादाद्‌ 
विभागे (ग्रपच्छेदे) भ्रायरिचित्तं श्र्‌ तम्‌ - “यदि प्रतिहर्ताऽपच्छिन्द्यात्‌ तस्मिन्नेव सवंवेदसंः दद्यात्‌ । 
यद्युद्गाताऽपच्छिन्द्याददक्षिणं तं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनर्ययजेत्‌ । तत्र तद्‌ -दद्याद्‌ यत्पूव स्मिन्‌- दास्यः 
्त्स्यात्‌' इति .(द्र० मी० सुवोधिनीवृत्ति ६।५।४९) । अत्रोदाहृतायां श्रुतौ प्रतिहतु रुद्गातुर्च 
दवयोरेवापच्छेद उक्तः । ्राप० श्रौतसूत्रे तु प्रस्तोतुरप्यपच्छेदो निदशितः । यथा--यदि बंहिष्पंव 
मानं सपंता प्रस्तोतापच्छिद्येत यज्ञस्य दिरहिछिद्येत । ब्रह्मणे वरं दत्त्वा स एव पुनवतंव्यः। ` यदि 

. प्रतिहर्ता पशुभियंजमानो व्यृष्येत । सवंवेदसं दद्यांत्‌। यद्युद्गाता . यज्ञेन. यजमानो व्यध्येत । 
प्रदक्षिणः स यज्ञ संस्याप्यः | झथाऱ्य आहृत्यः | तत्र तद्‌ दद्यात्‌. यत्पू्वस्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यात्‌ 
॥१४।२६।३-६॥ 

२. जसे ग्राम के बालक-'रेलगाड़ी' का खेल खेलते -हुए एक दूसरे के. कटिवस्त्र. को. 

पकडते हुए चलते हैं, उसी प्रकार यहां भी जानें। ४३. द्रष्टव्य सुबोधिनीवृत्ति, ६(१॥४९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai दत eGangotri 
१८९२ मीमांसा-शावरं-भाष्ये 
 'िभागसुते: प्रायश्चित्त यौगपद्ये न विद्यते ॥४९)॥ (पू०) 

प्रायि यौगपद्ये न विद्यते । कुतः ? विभागश्ृतेः। विभक्तेऽपच्छेदे प्राय- 
द्चित्तमामनन्ति । ग्रपच्छेदरचायं विभागः'। स उभाभ्या साध्यते। इह चेकेन 
साध्यमाने शरूयते प्रायड्चित्तमुद्गात्रा प्रतिहर्त्रा वा । न च यदपरेण सह क्रियते, तत्‌ 
- केवलेन कृतं भवति । यदि हि केवलेन कृतं स्यात्‌, तेन कतेध्पेरः कि कुर्यात्‌ । तस्मान्न 
« युगपदपच्छिन्नयो: प्रायश्चित्तमिति ॥४९॥ 1 


पूरा पाठ देखें) । भाष्यकार ने तीनों के अपच्छेद में दो दो के अपच्छेद में संशय दर्शाया है। 
इस भ्रन्वारम्भण के संमय यदि प्रशास्ता झौर उद्गाता दोनों का तथा उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता 
दोनों का एक साथ ग्रपच्छेद होवे तो वहां संशय होता है । न 
विभागश्रुतेः प्रायंदिचत्तं यौगपद्ये न विद्यते ॥४९॥ 

सुत्राथ:- (विभांगश्रुते:) एक एक के विभाग में प्रायोश्‍चित्त की श्र ति. होने से (यौग- 
पद्चे) युगपत्‌ दो व्यक्तियों के 'अपेच्छेद= विभागं में ( प्रायदिचत्तम्‌) प्रायरिचित्त (ने) नहीं ` 
(विद्यते) है । [विभाग में प्रायरिचत्त की श्रुति ऊपर भाष्यविवरंण में देखें।] 
_ व्याख्या-युंगपत्‌ दो के विभाग में प्रायश्चित्त नहीं है। किस हेतु से ? विभाग में श्रुति 
होने से । विभक्त -- श्रपच्छेव में प्रायश्चित्त समाम्नात है। झपच्छेद विभाग कहाता है । . वह 
दोनों से साध्य होता है । यहां एक उद्गाता वा प्रतिहर्ता के द्वारा [विभाग के] सिद्ध किये 
जाने पर प्रायश्चित्त सुना जाता है। जो दुसरे के साथ किया जाता है वह केवल (=एक) के 
द्वारा कृत नहों होता है । यदि एक के द्वारा कृत होवे तो उसके द्वारा [प्रायश्चित्त] कर लेने पर 
जोग करे । इसलिये एक साथ दो श्रपच्छिन्नो (= विभक्त हुओं) का प्रायश्चित्त 

। - किक & - - 

विवरण-स उभाम्यां साध्यते “विभाग में जहां से तथा जिसका विभाग होता है उन 
दो के द्वारा विभाग साध्य होता है। विभाग के दो के द्वारा साध्य होने पर भी श्रूति में उद्‌- 
गाता वा अतिहर्ता एक के हारा विभाग होने पर प्रायदिचत्त कहा है भ्रर्थात्‌ एककतृ'क विभाग में 
प्रायदिचत्त न “किया है । यदि देववशात्‌ दो कर्ताओं के द्वारा विभाग प्राप्त हो तो वह 
एक कतु क नहीं हो सकता । यहां द्विकतु क विभाग में प्रायश्चित्त नहीं 2 वती 
विभाग में प्रायश्चित्त नहीं होगा]. .. स्का १ चचा 5 पक! 
मर 'विशेष--यद्यपि इस सुत्र के भाष्य के आरम्भ में श्राप? 
अनुसार प्रस्तोता अघ्वयु' और प्रतिहर्ता तीन का उल्लेख किया है, 
छ उततर तुत के जय मे य 2 ७ पल «त फे र का ही सिक किया ह भोर प्रतिहर्त्ता के अपच्छेदों का 


भौतं (१४२६३-६). के 
परन्तु इस सुत्र केःभाष्य में 
ही निर्देश किया हैं। हंस 


१. सभावः इति पाठान्तरमू । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे अधि० -१७ ,सू० ५० १८६.३ 


स्याद्वा मांप्तनिमित्तत्वात्‌ कालमात्रमेकम्‌ ॥ ५४ (३०) ` 


स्याद्वा प्रायश्चित्तं यौगपद्यंऽपि । प्राप्तं हि निमित्तमपच्छेद उद्गातुः प्रति- 
हलु श्च । यत्र हि ्वयोरपच्छेदस्तत्र द्वावप्यपच्छिन्नौ, एकोऽप्यपरोऽपि । संयुक्तस्य ` हि 
पृथगभावोऽपच्छेदः । स चोभयस्थोऽपि । एकेनापि. तत्रापच्छेदः क्रियतेऽनपेक्ष्यापरम- 
परेणापि । कालमात्रं तु तत्रैकम्‌ । न च कालैक्यादपच्छेदयोरैक्यं भवति। तस्मात्‌ 
प्रायर्चित्तं युगपदपच्छदेऽपि ॥।५०। झपच्छेदयौगपद्येऽपि प्रायरिचित्तविघानाधि- . 
करणम्‌ ॥१७॥ 


से जाना जाता है कि सुबोधिनीवृत्ति के इस सुत्र की वृत्ति में उल्लिखित ति को ही भाष्य- 
कार ने मुख्यता दी है | 


स्याद्‌ वा प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ कालमात्रमेकम्‌ ॥५०॥ 
सुत्राथः (वा) 'वा पद पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। दो के अपच्छेद 
विभाग में (स्यात्‌) प्रायर्चित्त होवे '(प्राप्तनिमित्तत्वात्‌) अपच्छेद निमित्त के उभयत्र प्राप्त 
होने से । (कालमात्रमेकम) दो व्यक्तियों के अपच्छेद होने पर कालमात्र एक है । कालमात्र के 
एक होने से दो विभागों का एकत्व नहीं होता है 


व्यास्या- यौगपद्य होने पर भी प्रायश्चित्त होवे । उद्गाता और ' प्रतिहर्ता के आय 
इचित्त को निमित्त भ्रपच्छेद प्राप्त है। जहां दो का अपच्छेद होता है, वहाँ दोनों ही अपच्छिन्न 
(= विभक्त) होते हैं, एक भी और दूसरा भी । संयुक्‍त का पुंथग्भाव ही अपच्छेद कहाता है । 
वह दोनों (-- उद्गाता और प्रतिहर्ता) में स्थित है । एक से भी अ्रपच्छेद किया जाता है 
दूसरे से भी अपेक्षा न करके [ अ्रपच्छेद किया जाता है] । कालमात्र ही वहां एक है । काल के 
ऐक्य से दो श्रपच्छरों का ऐक्य नहीं होता है। इससे युगपत्‌ अपच्छेद होने पर भो प्रापदिचत्त 
होवे । 
. ` _ विवरण--इसका भाव यह है. कि उद्गाता और प्रतिहर्ता दोनों का एक ही काल में 
अपच्छेद होवे ग्र्थात्‌ दोनों के दोरा किये गये दो भ्रपच्छेद होवें तो प्रायश्चित्त का-जो निमित्त 
अपच्छेद है, वह प्रत्येक में विद्यमान ही है। देववशात्‌ काल के एकत्वमात्र से दोनों अपच्छेद 
एंक नहीं हो संकते। अतः दोनों स्व-स्वक्कत अपच्छेद निमित्तक प्रायर्चित्त कर ।।५०॥ 


> क 
|. < st ०७ 
ee सणा ल ७ ड 2९०२4७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८९४ “ ` मोमांसा-शांबर-माष्ये 


[शरपच्छेदयोगपद्येऽदाक्षण्यसर्वस्वदाक्षिण्ययोविकत्पाधिकरणम्‌ ॥१८॥ ] 
यद्यदगातृप्रतिहर्त्तोयु गपदपच्छेदो भवति, तत्र . संदेहः- किमदाक्षिण्यं, सर्वस्वं 


०) ०५ 


वेति भवति विकल्प उत समुच्चय इति ? कि प्राप्तम्‌ ? ` इ 
तत्र विग्रतिषेधाद्‌ विकल्पः ‘स्यात्‌ ॥५१॥ (उ०) ` 
` ` तत्र विप्रतिषेधाहिकल्पः स्यात्‌ । विरुद्धौ ह्येतो कल्पो, सवेस्वमदाक्षिण्यं च । 
तस्माद्विकल्पो भवितुमहंति ॥५१॥ क, 
` प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रह! स्यात्‌ ॥५२॥ (पू०) 
वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चेतदस्ति, विकल्प इति । उभयोविधानात्‌ । 


सर्वाङ्गोपसंहारी प्रयोगवचन एवमुपपद्यते । विकल्पे हि पक्षे बाधः । तस्मात्समुच्चयः । 
गथ यदुक्तम्‌ विरोधाद्‌ विकल्प इति । उच्यते । प्रथोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ । 


व्याख्या -यंदिं उद्गाता शोर प्रतिहर्ता दोनों का युगपत्‌ (= एक काल में) भ्रपच्छेद 
होता है, वहां संशय होता है -क्या झदाक्षिण्य .( = दक्षिणारहित यज्ञ) [प्रायश्चित्त होवे] 
` झथवा सर्वस्व [दान] इसमें विकल्प होता है भ्रथवा समुच्चय ? क्या प्राप्त होता है ? 
तत्र विप्रतिषेधाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ॥ ५१॥ 
सुत्रार्थः -- (तत्र) उद्गाता और प्रतिहर्ता दोनों के अपच्छेद में दक्षिणारहित योग का 
अनुष्ठान रौर सर्वस्व-दान रूप प्रायर्चित्तों की प्राप्ति में (विप्रतिषेधात्‌) विप्रतिषेध-=विरोध 
होने से (विकल्पः) विकल्प (स्यात्‌) होवे अर्थात्‌ दोनों में से कोई एक प्रायरिचित होवे । 
` ' व्याख्या--उसमें विप्रतिषेध से विकल्प: होवे । ये दोनों कल्प (=कर्म) विरुद्ध है 
सबंस्व दानं झर दाक्षिण्य ( =दक्षिणारहित याग का अनुष्ठान) । इससे विकल्प होना 
योगहे[.  : fi ता: 54 
; * भ्रयोगान्तरे वोभयोरनुग्रह स्यात्‌ ।।५२॥ ह 
`  सृत्राथः--(वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त विकल्प पक्ष को निवतित करता है। 
तरे) ए अयोगान्तर में ' है भयोरनु भ्र ` दोनों को; ( 2 
NT 
. वाख्या--/वा' शब्द पक्ष को हटाता है। यह नही है--विकल्प होवे। दोनों [... 
सबंस्वदान भोर भ्रदाक्षिण्य) के विधान से । इस प्रकार सव हौ गों का उ होवे। दोनों, (नल. 
उपपन्न होता है। बिकल्प ज्ञों का उपसंहार करनेवाला 
हने हाता रो पर पकष में बाधा होवे । इससे समुच्च होवे । घोर जो कहा-- 
कल्प होता है। इस विषय में कहते हं-परयोगान्तर में दोनों का झनुग्रह होवे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽघ्यायें पञ्चमपादे श्रधि० १८ सू० ५३ ` १८९५ 


तेन पुनयजेतेत्युच्यते । द्विस्तस्य प्रयोगः । तत्रैकस्मिन्‌ प्रयोगे एकः कल्पः, भ्रन्यस्मिन्न- 
परो भविष्यति । एवमविरोघः तस्मादुभयं -श्रायर्चित्तमिति ॥५२॥ 


न चेकसंयीगात्‌ ।,५३।। (उ०) 
न च॑तदेवम्‌ । कृतः ? .एकसंयोग़ात्‌ । स एव यागः पुनः क्रियेत । यद्यन्यतरेण 


“उससे पुनः यजन करता है' यह कहा जाता है । [इस से] उसके दो प्रयोग (=दो बार 
याय) हैं.। उनमें से एक प्रयोग में एक कल्प झोर दुसरे प्रयोग में दुसरा कल्प होगा। इस 
प्रकार विरोध नहीं है । इससे दोनों होव । 
विवरण--सर्वाज्भोपसंहांरी प्रयोगवचन एवमुपपद्यते - जसे दक्षंपुर्णमासाम्यां स्वर्गकामो ` 

यजेत से दर्शपूर्णमास: यागों का विधान करके जितने भी .गौणकमं, संस्कार तथां भूल चूकः होने 
पर प्रायर्चित्त कहे हैं उन सवको प्रयोग वचन एत: साङ्गं दंशपुर्णणासों यजेत से जेसे सबका उप 
संहार होता है उसी प्रकार ज्योतिष्टोम में जितने कमे, संस्कार अथवा प्रायश्चित्त कहे हैं उने 
सब का प्रयोग वचन से.उपसंहार होगा । उसमें उद्गाता और प्रतिहर्त्ता के अपच्छेद मे जो प्राय- 
दिचत्त (सर्वस्वदान और अदाक्षिण्य याग) कहा हे उस का भी उपसंहार होने से प्रयोगवचन सर्वा- 
ज्ञोपसंहारी बनता है, यदि सवंस्वदान झौर अदाक्षिण्य याग का विकल्प मानें तो प्रयोगवचन 
सर्वाङ्गोपसंहारी नहीं होगा । प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ -'यद्युद्गाता5पच्छिल्यात्‌ भ्रदक्षिण 
तं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनयंजेत' से एक बार दक्षिणांरहित कमं समाप्त करके पुनः याग का विधानः 
किया है । इंससे ज्योतिष्टोम के जो दो प्रयोग कहे गये हैं, उनमें से एक प्रयोग में एक प्राय- 
दिचत्त सम्पन्न होगा और दुसरे प्रयोग में दूसरा । इस प्रकार विरोध न होने से दोनों प्राय 
दिचत्तों का समुच्चय होंवे। `` 

_ विशेष--सुबोधिनी वृत्तिकार ने सिखा है “प्रथम प्रयोग को सर्वस्व दक्षिणारूप प्राय- 
दिचत्त से पूर्ण करके फिर द्रव्य सम्पादन करके एक प्रयोग को दक्षिणा रहित समाप्त करके 
द्वितीय प्रयोग को विहित दक्षिणा वाला करे ।' इस प्रक्रिया में ज्योतिष्टोम की तीन आवत्तियां 
प्राप्त होती हैं । कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा है-+उद्गाता के द्वारा भ्रपच्छेद होने पर पुनः द्वितीय 
प्रयोग का विधान करने से पूर्व प्रयोग में दक्षिणारहित याग करके द्वितीय प्रयोग में सर्वस्वदान 
करे । इस प्रकार प्रयोग भेद से ग्रदक्षिणा और सर्वस्वदान दोनों का अनुग्रह होने से समुच्चय 
ही युक्त है ।' इसके ग्रनुसार दो प्रयोगों में ही दोनों प्रायश्चित्तं का समुच्चय दर्शाया है । 
कुतुहुलवृत्तिकार.का. कथन ही भाष्यानुकूल है, क्योंकि भाष्य में तेन पुनरयंजेत इत्यादि से यही 


कथन किया है ॥५२॥ 

न चेकसंयोगात्‌ ।।५३॥ र 
`. _ सुन्राथेः¬(न च) ऐसा नहीं है । (एकसंयोगात्‌) एक का संयोग होने से अर्थात्‌ एक 
ज्योतिष्टोम. के' ही पुनः किये जाने से। [विशेष भाष्य. में देखें । ] 


व्याख्या--ऐसा नहीं है। किस हेतु से ? एक का संयोग होने से । वह ही याग पुनः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८६६ : मींमांसांशाबर-भाष्ये.. ` छु 
विना वैगुण्यमित्यवधार्येत सर्वस्वे क्रियमाणेऽदां्षिष्याभावाद्‌ विगुणः स्यात्‌ । नाव्य- 
स्मित प्रयोगे क्रियमाणे$न्यः प्रयोगोःवुगृह्यते । न चादाक्षिण्यस्य सवेस्वदानस्य च 
प्राधान्यम्‌ । गुणवता प्रयोगेण कर्म संबन्धयितव्येम्‌ । तस्माद्‌ विकल्पः ॥५३॥ अप- 
च्छेदयोगपदयेऽदाक्षिण्यसवंस्वदाक्षिण्ययोविकल्पाधिकरणम्‌ ॥१८॥ 


Sine? 


[ अपच्छेद पौ व पियें परनिमित्तकप्रायव्चित्तानुष्ठात्नाधिकरणम्‌ ॥ १९॥ ] 


“० = यत्राळनुपूर्व्येण भवत्यपच्छेंदस्तत्र कि पुर्वेनिमित्त प्रायर्चित्तमुतोत्तरनिमित्त+ 
मिति भवति सं गयः । कि प्राप्तम्‌ ? पूर्व॑स्य वलीयस्त्वम्‌ । पूर्वापच्छेदे यन्नेमित्तिकं 
प्राप्त, तस्मिन्‌ सति तद्विरुद्धं न शक्यं कतुम्‌ । न चाशक्यमुपदेशाह भूवति । पूर्वे- 
बिज्ञान प्राप्तमिति न संशयः । तस्मात्‌ तदविरोधेनान्यत्‌ कार्य न विरुद्धम्‌ । क्व तहि 


TPE मल NOS कामा 
किया जाता है । यदि पत्यतर (=एक प्रायदिवत्त) के विना [कर्म में] बेगुण्य होता है ऐसा 
निश्चय करते तो सबंस्व [दान प्रायद्दिचत्त के] किये जाने पर झदाक्षिण्प (>-दक्षिणा न देने) 
के प्रभाव से विगुण होवे [प्र्थात्‌ प्रथम प्रयोग दक्षिणारहित करना है उसमें सववस्वदान से 
दक्षिणा वाला होने से विग होगा] । अन्य प्रयोग के किये जाने पर अन्य प्रयोग अनुगृहीत नहीं 
होता है । भ्रदाक्षिग्प और सर्वस्वदान का प्राधान्य नहीं है ! गुणवाले (= प्रधान) प्रयोग से 
कर्म का संबन्ध करना चाहिये । इससे विकल्प होता हे । | 

विवरण - भाष्यकार के मतानुसार यौगपद्य से अपच्छेद होने पर सवँस्वदान भौर 
दाक्षिण्य का विकल्प जानना चाहिये । आपस्तम्ब श्रौत १४।२६।७ मैं कहा है-युगुपदपचछेदे 
तुद्गातुः प्रायश्चित्तं प्रतिहतुः सवंप्रायदिचत्तम्‌ । इसकी व्याख्या में रुट्रदत्त ने लिखा है--'उद्‌- 
गाता और प्रतिहर्ता के निमित्त के एक साथ उपस्थित होने पर मुख्य होने से उद्गाता का ही 
प्रायडिचत्त प्रवृत्त होता है, प्रतिहर्ता का नहीं, उससे विरोध होने से । उसके अपच्छेद करने पर 
सर्वप्रायदिचत्तमात्र होता है ।' इस प्रकार रुद्रवत्त के मत में उद्गाता ग्रौर प्रतिहर्ता दोनों के 
युगपत्‌ अपच्छेद होने पर उद्गाता का दक्षिणा रहित याग रूप ही प्रायरिचित्त होता है २ 


व्याख्या- बहाँ प्रानुपृव्य (= क्रम) से अपच्छेद होवे, वहाँ निरिं 
` आयश्चित होवे अथवा परतिमित वाला, भा होता है सवा शक ह क यायी 
बलवत्ता । पुर्व के. अपच्छेद में जो नैमित्तिक [आरायदिचत्त] प्राप्त होता हे, उसके या 
दा क उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। झौर- जो झशक्य ह ह उपदेदायोग्य भी 
4 ५2 है। पुव विज्ञान (=प्व च्छेद निमित्तक प्रायदिचत्त ज्ञान) प्राप्त हे इससे ` संशयं 
हं होता हे । इस कारण उसके प्रविरोध से अनयं काय विरुद नहीं होता है तो. ब्रह (=. 


» CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३८ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० १९, सू० ५४ १८९७, 
तत्‌ स्यात्‌ ? यत्र केवलं निमित्तम्‌ । तस्मात्‌ पूर्वविज्ञानं बलवत्‌-। एवं. प्रपते .ब्रू म:-- . 


पोर्वापर्ये पूवेदोबेल्यं प्रकृतिवत्‌ ॥५४॥।- (उ०) 


पौर्वापय पूर्वेदौबेल्यं स्यात्‌ । कुतः ? -श्राख्यातेन हि योऽर्थः कतव्य ˆ इत्युच्यते 
तत्रतदनुबद्धं, यथा शंक्यते तथेति' । तत्‌ 'पूर्वविज्ञानबाधेन शंक्यते, नान्यथा। तेनं पूर्व- 
विज्ञानं बाधित्वेदं कतेव्यमिति भवति शब्दार्थः । ननु पूर्वविज्ञाच इदमुपपद्यते, यदन्य- 
द्विरोधक विज्ञानं भविष्यति, तन्मिथ्येति । . प्रभूतं हि तन्न शक्यमाश्रयितुमिदं नामः 


दूसरे का प्रायश्चित्त) कहां होगा ? जहां केवल (= एक) [ अपच्छेद का] निमित्त होगा । इससे 
पुवं विज्ञान बलवान्‌ हे । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं- ` 

विवरण -यत्रानुपुव्येण भवत्यपच्छेदः उद्गाता और प्रंतिहर्ता में सै पहले उद्गाता . 

का श्रपच्छेद होवे अनन्तर प्रतिहर्ता का, अथवा पहले प्रतिहर्ता का अपच्छेद होवे अनन्तर 

उद्गाता का । ऐसे क्रम में संशय होता है कि जिसका पहले भ्रपच्छेद होवे उसको कहा प्रायः 

श्चित्त होवे अथवा दूसरे को कहा प्रायरिचित्त होवे । पूर्वपक्षी ने पुर्वे और पर में पूवं को बलवान्‌ 

मानकर उसका प्रायश्चित्त कहा है । 


ना 


पोर्वापर्ये पूर्वेदोबेल्यं प्रकृतिवत्‌ ।। ५४॥ 


सुत्रार्थः --अपच्छेद के (पौर्वापर्ये ) पूर्वापर होने परे (पूर्वदौर्बल्यम्‌) पूर्व . की दुर्बलता 
होती है (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान । अर्यात्‌ प्रकृति के समान विकृति करती चाहिये’, इअमें 
प्रकृति पूवं उपदिष्ट है विकृति परः उपदिष्ट। विकृति में जहां क्रोई विशेष विधान होता हैं वहां 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः- कत्या न्याय सेः प्राकृत कर्म उपस्थित होता है. और: विकृति में विशिष्ट 
विधान होने से विकृति का काय प्राप्त होता है। ऐसे स्थान! में. प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतंव्या न्याय 
कें सामान्य होने से. परः उपदिष्टं: विकृति काःकार्य किया: जाता हे । इस प्रकार पूर्वं उपदिष्ट की 
अपेक्षा परः उपदिष्टः की बंलवत्ता कही गई है। + दने I 


` व्याख्या--पौर्वापयं में पूर्व का दौबेल्य होवे । किस हेतु से ? ' झाल्यात से जो ही झर्थ 
कितेव्य हे' ऐसा कहा जाता है । उसमें यह अनुबद्ध हे [ अर्थात्‌ उसमें यह ग्रथ सम्बद्ध होता हे] 
जैसे किया जाये बसे करे ? वह पुव विज्ञान के बाधन से किया. जा सकता हे भ्रन्यया नहाँ 
. ['र्थीत्‌ः पुवं विज्ञान की बाधा विना किये नहीं किया जा-सकता हे] । इससे पुर्व विज्ञानं को 
बाघ कर “यह करना चाहिये' ऐसा शब्दाथ होता है । (आक्षेप) पूर्व विज्ञान सें यह उपपन्न 
होता है | भ्रर्थात्‌' जाना जाता हे) जो प्न्य विरोधक (--यूव विज्ञान को रोकने वाला अर्थात 
विरोधी) विज्ञान [उत्पन्न] होगा, वह मिथ्या होगा। (समाधान) वह (= भविष्य में उत्पन्न 


हरेका रि डीन को रि लट 


न १ 
-“१द्रव्मी ०१1४ -अधि०१९ सूत्र रणा” 7” 7२, 'पूर्वेविज्ञानं- बाषित्वाः पाठान्तरम । 


04०1 CF) व. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कीर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 

तदिति । न चाप्रतिषिद्धे तस्मिन्न पूर्वेविज्ञानं संभवति । तस्मादप्रतिषिद्ध म भविष्यद* । 
यदा तु तद्‌ भवति, तदा पुर्वेविज्ञानं बाधमानमेवोत्पद्यते । तदिदानीं बाधितं न 
शक्नोतयुततरं बाधितुमिति । प्रकृतिवत्‌ । यद्धि प्राकृत वेकृतेन बाध्यते, तत्राप्येतदेव 
कारणणू-नाबाधित्वा पूर्वविज्ञानं वैकृतं संभवतीति । प्राकृतं च पुर्वेम्‌, यतो विकृतौ 
तदपेक्षा । 


JCI ._ 7 CUD TS SN 
होने वाला विज्ञान) झभूत (अनुत्पन्न) ही है, वह (--अभूत विज्ञान) श्राय के लिये 
शाक्य हे - यह 'वह हे? इस प्रकार । भौर उस [भूत विज्ञान के] प्रतिषेध किये विना पूव 
विज्ञान सम्भव नहों होता । इंससे भविष्यद्‌ विज्ञान अप्रतिषिद्ध है। जब वह (= भविष्यद्‌ 
विज्ञान) होता है तब पूर्व विज्ञान को बाधता हुआ ही उत्पन्न होता है । वह (--पूर्वे विज्ञान) 
इस समय ( =भविष्यद्विज्ञान की उत्पत्ति काल में) बाधित हुआ उत्तर विज्ञान को नहीं बाध 
सकता। प्रकृति के समान | जो हो प्राकृत पदार्थ बेकृत पदाथ से बाधा जाता है, वहां भी यही 
कारण है-ूर्वविज्ञान [प्राकृत] को विना बाधे वैकृत विज्ञान संभव नहीं होता है। प्राकृत 
विज्ञान पूवं है, यतः विकृति में उसकी श्रपेक्षा होती है। 

विवरण--पूर्वे विज्ञान और अपर विज्ञान में पूर्व विज्ञान दुल -होता है । इसकी उपपत्ति 
दशति हैं - अन्वारम्भण में अपच्छेद होने पर प्रायश्चित्त कहा है (६० पूवं सुत्र ४९ पुष्ठ १८६१ 
का विवरण) । वह अपच्छेद पहले एक व्यक्ति का होवे तदन्तर दुसरे का, तो वहां पूवं 
अपच्छेद निमित्तक प्रायश्चित होवे' अथवा अपर अपच्छेद निमित्तक, यह विचारणीय है। 
झाल्यातेन हि यो$थंः०--श्रपच्छेद में प्रायर्चित्त विधायिका श्रू ति में दद्यात्‌ यजेत पद 
पढे हैं। आख्यात के द्वारा जो कतव्य रूप से कहा जाता है वहां 'जैसे किया जाये वैसे करे? 
यह अर्थ सम्बद्ध होता है (द्र० मी० १।४। प्रधि० १६। सूत्र ३० का भाष्य) । प्रकृत पूवं 
[उद्गाता द्वारा] अपच्छेद निमित्तक [सवंस्वदान रूप] प्रायश्चित्त को विना बाधे अपर 
प्रतिहतु निमित्तक [दक्षिणा रहित यज्ञरूप] प्रायदिचत्त नहीं हो सकता । क्योंकि सवंदान के 
कारण दक्षिणा रहित याग उपपन्न ही नहीं होता है। प्रतः यथा शाक्यते तथा कुर्यात्‌ संबन्ध के 
कारण सर्वस्वदान को बाघना ही पड़े गा। ननु पूर्व विज्ञाने - भ्राक्षेप्ता का ग्रभिप्राय यह है कि 

पूर्व विज्ञान उत्पन्न होते समय ही यह जान लिया जाता है कि जो विरोधी बिज्ञान होगा 
मिथ्या है । इससे उद्गाता के सर्वस्वदान विज्ञान के समय है 
दु प्रायड्चित्त विज्ञान के समय ही जान लिया गया कि झागे 

दक्षिणा रहित यागरूप जो विज्ञान उत्पन्न होगा वह मिथ्या है । यथा 2 
स्थानसमाल्यानां सनंवाये पारदोबल्यम्‌ (मौ० ३।३।१४) में हँ. भुतिलिङ्गवाक्यम्रकरण 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे मन्त्रलिङ्ग से हि हा अति 
न प्राप्त इन्द्रोपस्थान 0 
हि क 3 अभिप्राय यह है कि जो विज्ञान ग्रभी उत्पन्न ग द छ न च 

ज्ञान. ट्‌ 
र त वाघ सकता है । अर्थात्‌ अभूत विज्ञान 'यह है' उसे पूर्व विज्ञान कि 7. लाह रें विज्ञान बाघता है है, यह 


१. भविष्यति' इत्यपपाठः पुनामुद्रति। ` ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० २० सू० ५५ . १८९९ | 


प्रत्यक्षत्वाद्‌ वकुतमानुमानिक प्राकृतं बाधत इति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वेषपि. सति 
नेव बाधेत, यदि यथावणितोऽयमाख्यातार्थो न भवेत्‌ । सति पूर्वेविज्ञानेऽशक्य- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षं प्राकृतं बाघेतव । तस्मात्परबलीयस्त्वं न्याय्यमेवेति ॥५४।। a्रपच्छेद- 
पौर्वापर्यं परनिमित्तकप्रायदिचित्ताधिकरणम्‌ ।। १&॥। 


[ उद्गात्रपच्छेदस्य परत्वे तन्निभित्तकपुनःप्रयोगे सवंस्वदानाधिकरणम्‌ ॥२०॥] 


यदा प्रतिहतु : पूर्वंमपच्छेदस्तत उद्गातुः, तत्रादाक्षिण्येनेष्ट्वा पुनयंष्टव्यम्‌ ॥ 
तत्र संदेहः- पुनर्यागे कि द्वादशशतं दातव्यमुत सर्वस्वमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? द्वादश- 


कथन उपपन्न ही नहीं होता है । गाहंपत्यमुपतिष्ठते का जो उदाहरण दिया है वह भी युक्‍त नहीं 
है । वहां पाठ है--कदाचन स्तरीरसिनेस्ट्र सश्चसि दाशुषे इत्यैख्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते यहां पूर्व 
मन्त्रपाठ से मन्त्र का सम्वन्ध इन्द्र से जाना जाता है उसको गाहंपत्यमुपतिष्ठते श्रुति से उत्पन्न 
पर विज्ञान वाधता है। सूत्र का प्रयोजन श्र त्यादि एकाधिक प्रमाणों का यदि विरोध होवे तो श्रुति 
झादि सूत्रपठित-क्रम से प्रमाणों की पर दुर्वलता कही है । उसका वहीं कारण भी बताया है अर्थ- 
विप्रकर्षात्‌ (इसकी व्याख्या उसी सूत्र में देखें)। यद्धि प्राकृतं वेकृतेन बाध्यते - यथा प्रकृति दशं- 
पूर्णमास में ५ प्रयाज रौर ३ अनुयाज कहे हैं । चातुर्मास्य में & प्रयाज और & श्रनुयाज कहे गये 
हैं (द्र० नवप्रयाजा नवानुयाज्याः । मे० सं० १।१०।५) । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या इम अति- 
देश से पूर्व विज्ञात ५ प्रयाज और ३ अनुयाज उपस्थित होते हैं और विकृतिभूृत चातुर्मास्य में 
साक्षात्‌ विहित & प्रयाज ९ अनुयाज विहित हैं। वे वेकुत & प्रयाज और & अनुयाज प्राकृत 
५ प्रयाज और ३ अनुयाजों को विना बाघे सम्भव ही नहीं होते । यहां प्राकृत प्रयाजानुयाज 
पूर्व विज्ञान है और चातुर्मास्य के वेकृत अपर विज्ञान है । यहां जसे वेक्षत प्रयाजानुयाज प्राकृत 
प्रयाजानुयाजों को बाधते हैं, तद्वत्‌ पूर्वेनिमित्तक प्रायद्चित्त को अपरनिमित्तक प्रायड्चित्त 
बाधता है। , 2284 

व्याख्या-- (भाक्षेप) विक्ृति-सम्बन्धी [विज्ञान] प्रत्यक्ष होने से आनुमानिक प्राकृत 
[विज्ञान] को बाघता है, ऐसा होवे तो, (समाधान) प्रत्यक्षत्व होने पर भी नहीं बाधे, यदि 
यथार्वाणत (=ऊपर कहा गया) आउपाताथ न होवे। पुर्व विज्ञान के झशक्य होने से प्रत्यक्ष 
प्राकृत विज्ञान को बाधे ही । इससे पर का बलीयस्त्व न्याय हो है ॥५४॥ 


व्याख्या--जब प्रतिहर्ता का पहले अपच्छेद होवे तत्पश्चात्‌ उद्गाता का, वहाँ दक्षिणा- 
“रहित से यजन करके पुनः यजन करना चाहिये । इसमें सन्देह होता है -पुनः याग में द्वादश- 
शत (=११२) दक्षिणा देनी चाहिये भ्रथवा संवेस्व: ? क्या प्राप्त होता है? द्वादशक्षत । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation का i and eGangotri 
मीमांसा-शावरः 


१९०० - 
शतम्‌ । कुतः ? एवं ह्याम्नायते-तत्र तहद्याद्‌ यत्‌ पूर्वेस्मिन्‌ अच स्याद्‌ इति । पूर्वे- 
'स्मिइच प्रयोगे ज्योतिष्टोमदक्षिणैव प्राप्ता । तस्माद्‌ द्वादश । एवं प्राप्ते 
हुक FE 

यद्यदगाता जघन्यः स्यात्‌ पुन्न सर्ववेदसं दद्याद्‌ यथेतरस्मिन्‌ ॥५५॥ (उः) 

र पूर्वस्मिन्नहनि 1 ° 

=... तत्र पुनयंज्ञे सवस्वं दद्यात्‌ । न सवंस्वम्‌। कथं तत्र 
सर्वस्वमिति चेन्न, प्रतिहतुं रपच्छेदात्‌ । प्रतिहतेयेपच्छिन्ने द्वादशशतं बाधित्वा सर्वे- 
स्वं दास्यं भवति । ननु पूर्वस्मिन्नहनि द्वादशशतमप्यसौ दास्यन्ञासीत्‌ । सत्यं, सवस्व- 
-दानेन तूभयं प्रदत्तं भवति । तस्मात्ते यम्‌ । नन्वर्वागपि द्वादशशतात्सवस्वम्‌ । नत- 
देवम्‌ । ग्रज्ञीकृते ढादशशते सवस्वमभ्यधिकं भवति । अपि च पूर्वेस्सिन्तहनि नैव 
द्वादशशतं दास्यं भवति । एतावद्धि दास्यमित्युच्यते, यस्योत्तरकाले 'तावहास्यं भवति । 
'न च पूर्वेस्मिन्नहनि द्वादशशतं दीयते । तस्मान्न तद्दास्यमित्यवगम्यते । मिथ्याबुद्धिः 
सा, तत्त्वेन व्यवहारः । 


किस हेतु से ? ऐसा पढ़ा जाता है-तत्र तदू दद्याद्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ (= 
-उस=पुनः याग में बह देवे जो पुरव याग में देने योग्य होवे) । पु्ंप्रयोग' में ज्योतिष्टोम को 
“दक्षिणा हो प्राप्त है । इससे द्वादशशत देवे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
| गद्य द्गाता जघन्यः स्यात्‌ पुनयंज्ञे सवंवेदसं दद्याद्‌ यथेतरस्मिन्‌ ॥५०।॥। 
` . सुत्रार्थः-- (यदि) यदिः (उद्गाता) ` उद्गाता अपच्छेद में (जघन्यः) श्रन्त में होने 
बाला (स्यात्‌) होवे. तो (पुनयंज्ञे) पुनः याग में (सर्वस्वम्‌) स्स्व देवे। (यथा) जैसे (इत- 
 रस्मिन्‌) दुसरे में अर्थात्‌ प्रतिहर्तामात्र निमित्तक अपच्छेद में सवंस्व दिया जाता है। . _ 
1 7 व्याख्या वहां पुनः यज्ञ (=पुनः प्रयोग) भें सर्वस्व देवे । जेसे इतर में.प॒चं दिन में 
सववस्व । वहां कंसे सर्वस्व होवे ऐसा कहो तो, ऐसा नहीं है प्रतिहर्ता का भ्रपच्छेंद होते से । 
अतिहुतां के भ्पच्छिन्न होने पर द्वादशशत दक्षिणा को बाघकर सर्वस्व देय.होता है । (झाक्षेप) 
पूर्वदिन. [के प्रयोग] में द्वादशशत देने योग्य था । (समाधान) सत्य है, सर्वस्वदात् से दोनों. ही 
प्रदत्त हो जाते हैं 1. इससे वह देय है:।- (आक्षेप) -दादश्ात से.पुर्व भी सववस्व है । (समाधान) 
एसा नहीं है। स्वीकृत हादशगत से सवंस्व अ्रधिक् होता हे । भ्रौर भी _पूर्वदिन में वादशं 
देय नहीं होता है । “इतना देय होता हे' यह कहा जाता है, जिस का उत्तर काल में उतना देयं 
होता हे । पदन में वादश नहीं दिया जाता हूं। इससे वह दास्य (-देय) नहीं जाना 
रा हा वह (> ह्वादक्षवात) देय है, ऐसा नहीं जाना जाता हे । वह मिथ्या बुद्धि हे 
तत्व (>यायाथ्य) से व्यवहार दम णस य्यक हे! हि रळ - 


bs ००" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे ग्रधिठ २१, सू० ५६ R892 


ननु च सवंस्वमपि प्रतिषिद्धं भवति । तदप्यसौ न .दास्यन्तिति । साऽप्यस्य 
मिथ्याबुद्धिः । नेत्याह ।- साभ्यासस्य ज्योतिष्ठोमस्य प्रयोगः। तत्र प्रथमप्रयोगेऽदा- 
क्षिप्यवि रोधात्‌ स्वंस्वं वाध्यते । द्वितीयग्रयोगे तद्दानं चोद्यते.। तत्र विरोघो नास्ति। 
तस्यैव यज्ञस्य स एव प्रयोगः । प्रतिहर्ता च तस्मिन्तपंच्छिन्न इति द्वादशशतँ .वाधि- 
त्वा सर्वस्वमेव दास्यं भवति । तस्मात्‌-सवस्वं तत्र देयमिति ॥५५।॥ उद्गात्रपच्छदस्य 
परत्वे तन्निमित्तकपुनःप्रयोगे सर्वस्व्रदानाधिकरणम्‌ ॥२०॥॥ 


~ TT आणणार 


j + न्‌ नक 
Re 22 


[ श्रहगंणे उद्गातुरपच्छेदवदहरावत्त्यधिकरणम्‌ ॥सू१॥ | 


ग्रहगणे यदा भवति. कस्मिश्चिदहन्युद्गातुरपच्छेदस्तदा संदेहः । कि कृत्स्नो- 
व्हगंण आवर्तते, उत तदेवाहरिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कृत्स्तोऽह्गेणः। कुतः ? श्रपरे- 
रहोभिविना*ऽसौ विगुणो भवति । तस्मादहगंण एवाऽवत तेति । एवं प्राप्ते ब्रमः 


७०84021525 ‘hs NS ARR 10 RSS क 
(भ्राक्षेप) सर्वस्व भी प्रतिषिद्ध होता हे । वह भी. देय नहीं हैं। वह भी उसको. मिथ्या 
बुद्धि है। (समाधान) नहीं, अभ्यास युक्त ज्योतिष्टोम का प्रयोग है । उसके प्रथमं प्रयोग. से 
झदाक्षिण्य के विरोध से सर्वस्व बाधित होता है । द्वितीय प्रयोग में वह दान कहा: जातए है । 
वहां विरोध नहीं है । उसी यज्ञ का वह हीं प्रयोग है । प्रतिहर्ता भ्रपच्छिन्न हशा है इससे ढादश- 
शत को बांधकर सबंस्वदेय होता है । इससे सर्वेस्व उसमें देय है। 
विवरण--भाप० श्रौत १४।२६।८ की उत्त्यानिका में रुद्रदत्त ने लिखा है--'यौगपद्य _ 

में ऐसा होवे । क्रम से अपच्छेद में भी क्या यही न्याय है ? नहीं । ग्रनन्तर पुर्वपरापच्छेदेः यो 
जघन्योऽपच्छिद्येत तस्य प्रायश्चित्तम्‌ सुत्र पढ़कर व्याख्या की हैं--इन (प्रतिहर्ता और उद्गाता) 
के पौर्वापयं में जो जघन्य (= अनन्त्य) अपच्छेद को प्राप्त होवे उसका प्रायर्चित्त ही प्रवृत्त होता 
है 100000. यह कहा जाता है--जब प्रेतिहर्ता जघन्य होवे तब सर्वस्व ही दिया जाता हैं, पुत 

याग नहीं होता हे ॥ जब उद्गाता जघन्य होवे तब पुन: याग ही होता हे, उस .क्रतु में सवस्वदेय 
नहीं होता हे ।' वस्तुतः आपस्तम्ब के उपयु क्त सूत्र का यही तात्प. हुं । इसके ग्रेनन्तर मीमांसा 
के सूत्र के अनुसार सवसव दाने की व्याख्या की है ॥४४। , 7117 


न 
~ 
कि पता ७ 


व्‌ “ ` 'व्याख्या- अहर्गेण (== ग्रहीन.याग). जब किसी दिने उद्गाता का श्रपच्छेद होता है 
तब सन्देह होता है--क्या सम्पूण भ्रहगंण आर्वातित होता है. थवा वही दिन [जिसमें उद्गाता 
का शरपच्छेंद हुआ है.] ?- क्या प्राप्त होता है ? सम्पूर्ण अहगण ग्रावतित , होता है । किस हेतु 
से ? अन्य दिनो.के बिना वह विगुण होता है । इससे श्ह्गंण ही गादितं होवे! 


(बिना तदा विगुणं' इति काशी मुद्रिते पाठ: । गळुन 8 पह तळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


131 


9 Digitized by Arya मसिः oun ४.1 DS eGangotri 
१९२२ | बरै 


. अहाणे यस्मिननपच्छेदस्तदावतेत कमेपृथक्त्वात्‌ ॥४६॥ (उ०) 
 यस्मिन्नपच्छेदस्तदेवाऊवतेत । कुतः ? कमेप्रथक्त्वात्‌ ।. पृथगेतानि कर्माणि, 
नान्यदहरन्यस्य गुणभूतम्‌ । इष्ट्वेति च यागं परिसमाप्येति गम्यते, न साङ्गमिति। 
'यान्यहरन्तराणि साहाय्येनोपकरिष्यन्ति, विद्यन्त एव तानि। 'ग्रतः साहाय्यं करिष्य- 
न्तीति । तस्मात्‌ तदेवाऽऽतर्तेत ॥५६॥ ग्रहेणे उद्गातुरपच्छेदेवदहरावृत्यधि- 
करणम्‌ ॥२१॥ | 
इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्या- 
, ध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥। 


GS SE SSC 


हृ 1 अहीन शब्द में ग्रह्नः खः ऋतौ (महा० ४२४२ वा०) से समुह अर्थ मेंख (ईन) 
प्रत्यय होता.है । अहीन यागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम है । ज्योतिष्टोम में जिस दिन सोम का 
ग्रभिषव होता है, वही दिन ज्योतिष्टोम पदवाच्य है । दीक्षादि के पूर्वेदिन ज्योतिष्टोम के सहा- 
यक मात्र हैं । भ्रहगेणो के ज्योतिष्टोम की विकृति होने से प्रतिदिन सुत्या होती है। दीक्षा उपसद्‌ 
आदि के दिन सुत्या दिनों से पृथक्‌ होते हैं परन्तु दो दिन साध्य से द्वादशाह साध्य कर्मों की 
पृथक्‌ पृथक्‌ संज्ञा होने से तत्तद्‌ दिनों का एक कर्म जाना जाता है । इसी दृष्टि से ग्रहगेणों में 
सन्देह होता है कि जेते ज्योतिष्टोम में उद्गाता के अपच्छेद होने पर पुनः प्रयोग कहा है (द्र० 


` मी० ६५४९ भाष्य के विवरण पृष्ठ १८९१ पर उद्धृत श्रुति) तद्वत्‌ क्या किसी अहरगंण 


में किसी दिन अन्वारम्भग के समय उद्गाता के झपच्छेद होने पर . सम्पूर्ण भ्रहर्गेण का पुरः 
प्रयोग होवे ग्रथवा जिस दिन भ्रपच्छेद हुआ है, उसी दिन का पुनः प्रयोग होवे ? अपरेरहोभि- 
बिताइसौ विगुणः जिस दिन उद्गाता का ग्रपच्छेद हुआ है उससे पुवं के दिनों के विना वह कर 
विगुग (--गुणरहित) होता है । सब दिन मिलकर ही तो एक कम माना जाता है । इससे 
न्ने के सब: दिनों का पुनः प्रयोग होवे । तः 
`. झहरगणे यस्मिन्तपच्छेदस्तदावर्तेत कमंपूथकत्वात्‌ ॥५६॥ | 
सुत्राथेः-- (अहगंणे ) म्रहगेण में (यस्मिन्‌) जिस दिन (अपच्छेद:) ्रपच्छेद होवे 
(तत्‌) बह (आवर्तेत) झावतित होवे अर्थात्‌ उसी का पुनः प्रयोग होवे (कमपृथकृत्वात्‌) प्रत्येक 
दिन के कमें के पृथक्‌ होने से। 2 
` „ ° व्याख्या--जिस दिन में[उद्गाता का] श्रपच्छेद होवे वही दिन गार्वातः 
प त होवे । किप्त 
हेठु से करम के पृथक्‌ होने से । ये कर्म पुयक पृथक्‌ हे । कोई दिन किसी का गुणभूत नहीं है 
[अर्थात्‌ ससो.समप्रधान हैं] । 'इष्ट्वा' से 'याग को समाप्त करके' र्थ जाना जाता है, “साङ्ग 
को समाप्त करके [यह अर्थ नहों जाना जाता है] । जो झन्य दिन हैं वे कक 
ला साहाय्यरूप से उपकार 
दास उअ बही दिन प्रावतित होबे। करगे । इससे वही दिन भावतित होवे । 
१. 'तत/ इति पाठान्तरम्‌ ॥ :: ` 7 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे श्रधि० २१ सु० ५६ १६०३ 


विवरण--इष्ट्वेति - पूवं इसी पाद के ४९ वे सुत्र के भाष्य विवरण (पृष्ठ १८९१) में 
श्रुति उद्धृत की है- यद्युद्गाताऽ्पच्छिन्द्याद्‌ भ्रदक्षिणं तं यज्ञभिष्ट्वा तेन पुनर्यजेत। इसी 
श्रुति में पठित 'इष्ट्वा” शब्द से भाष्यकार का तात्पर्य है । कमंणां पृथक्त्वात्‌ पर कुतृहल- 
वृत्तिकार ने लिखा है--“श्रत्येक दिन के कमं के भिन्न होने से । [प्रकृत में प्रत्येक झहगेण का 
फल कहा है, प्रतिदिन के कमं का फल नहीं कहा है । इससे समुदाय एकं कमे होगा । अतः कहा 
है—फल के भेद अथवा अभेद को निमित्त मानकर कमं का भेद या अभेद नहीं होता है [प्रत्येक 
दिन के] कर्मों के प्रत्यक्ष से तथा शब्दान्तरादि से भेद के ज्ञात होने से । ग्रतः प्रतिदिने के कमे 
भेद से अवान्तर अ्रपूवं भी भिन्न भिन्न होते हैं । इससे प्रत्येक, पूवं का साधनत्व है । प्रतः 
यह नहीं कह सकते कि एक एक अपूर्व से फल सिद्ध होता है तो समुदाय का प्रयोग न होवे | 
फल के प्रति प्रत्येक दिन के कर्म के उपादेय होने से और सहभाव के विवक्षित होने से प्रत्येक 
की घमंग्रा हिता होने से [समुदाय का प्रयोग होगा] । इस से उसी दिन का आवृत्ति गुणकत्व 
है अन्यों का नहीं । (आक्षेप) द्वादशाह में महाप्रयोग (=समुदायरूप से साध्य कर्म) के भ्रङ्ग- 
रूप से ही दक्षिणा विहित है, न कि उस उस कमंप्रयोग के अङ्गरूप से। इससे उसी दिन की 
आवृत्ति होने पर पूर्व प्रयोग में दक्षिणा के अभाव से पुनः. यज्ञ (पुनः प्रयोग) में कुछ भी देय 
नहीं होगा [अर्थात्‌ ग्रहीनो में प्रतिदिन की दक्षिणा का विधान न होने से जिस दिन अपच्छेद 
होगा उसके पुनः प्रयोग में कुछ भी दक्षिणा देय नहीं होगी, जब कि तत्र तद्‌ दद्यात्‌ यत्‌ पुवं- 
स्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यात्‌ से दक्षिणा कही है]। (समाधान) इष्ट होने से अर्थात्‌ दक्षिणा का अभाव 
इष्ट ही है । अथवा द्वादशाह की दक्षिणा की तन्त्रावृत्ति से (=प्रतिदिन वही दक्षिणा देने से) 
पूवंप्रयोग में भी जो दक्षिणा होगी बही पुनः याग (पुनः प्रयोग) में देय है, ऐसा कहते हैं।” 
यहां 'श्राहु पद के प्रयोग से यह पक्ष कुतूहलवृत्तिकार को इष्ट नहीं है, यह घ्वनित 
होता है ।। ५९॥ 


भी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ IA) का रम i ११ 
बे है ५ 


; याये : 
षष्ठेऽध्याये षष्ठः पादः, . . 
[सत्रेषु समानकत्पानामेवाधिकराधिकरणम्‌ ॥१॥ | 
सत्राण्युदाहरणम्‌ । सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌, य एवं विद्वांसः सत्रमासते", 
ये एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्तिः इति । तत्र संदेह --किं समानकल्पानां भिन्नकल्पानां च 
सहाधिकार उत समानकल्पानामेवेति । के पुनः समानकल्पाः । राजन्यात्रिव प्र्यश्व- 


वसिष्ठवैश्यशुनकानां कण्वकश्यपसंक्ृतीनां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजः । तनूनपादि- 
तरेषाम्‌ । एवं केचिन्नाराशंसकल्पा:, केचित्‌ तनूनपात्कल्पा: । तत्र कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
MSS स्स स्स्स्ण् माम रिज रा सालमा 


व्याख्या- सत्र उदाहरण हैं । सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ (--च्यूनत, सत्रह संख्या 
बाले सत्र में बेढें-सन्न करें), य एवं. विद्वांसः सत्रमासते. (--जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र में 
त्ते हैं), य एवं विद्वांस. सत्रमुपयन्ति (=जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र को प्राप्त होते हैं ) । 
यहां सन्देह होता है--क्म्रा समान कल्पो का शौर भिन्न कहपों का सह अधिकार है, अथवा समान 
कल्पो का ही है ? कौन समान कल्प हैं ? राजन्य ( -क्षत्रिय) अत्रि, वप्रचशव ` वसिस्ठ का 
चेय भ्रौर शुनकों कण्व कश्यप संकृतियों का नाराशंस द्वितीय प्रयाज हैं और अ्रन्यो का तनूनपात्‌ 
[दवितीय प्रयाज है] । इस प्रकार कुछ नाराशंस कल्प वाले है ग्रौर कुछ तनूनपात्‌ कल्प वाले । 
` वहां कया. प्राप्त होता है - र ॒ [ 

क विवरण -सत्राण्युदाहरणम्‌ -न्यूना तिन्यून १७ व्यक्ति मिल कर सत्र करते हैं । ये पर- 
स्पर यजमान और ऋत्विजों के कार्य का विभाग करके सत्र सम्पन्न करते हैं । सूत्र . के 
आरम्भ में दीक्षणीयेष्टि आदि कुछ इष्टियां होती हैं । इसमें प्रकृति से प्राप्त प्रयाज यागं होते 
है । प्रकृति में गोत्र भेद से किन्ही का द्वितीय, प्रयाज. नाराशंस है तो भ्रन्यों का तनूनपातू । 
यह भेद दीक्षणीयेष्टि आदि में भी श्रतिदेश से प्राप्त होता है । गतः सत्र विचारणीय होते हैं 
कि इनको समान कल्पवाले करें अथवा सामान्य रूप से भिन्न कल्पवाले भी मिल कर करें। भट्ट: 
कुमारिल ने सत्रों को अनेक कतूं क यागों का उपलक्षक माना है। समानकल्पानाम = कल्पते 
इति कल्पः=कमे भ्रर्थात्‌ समान कमंवालों का | राजम्यात्रिवधयद र 


ळत गूयरववसिष्ठवेइयशुनकाः--यहां 
बहुबचनान्तों का द्वन्द्व समास है । भ्रत्रि झादि से उत्पन्न गोत्र प्रत्यय का बहुवचन में लोप हो 


जाता है आत्रेयः, तेयो, भ्त्रयः, वाघ्रघरव:* वाध्रधइवौ, वप्रचदवाः; वासिष्ठः, वासिष्ठौ, 
वसिष्ठाः, शौनकः, शौनको, शुनकाः । राजन्याइच भत्रयरच, व घ्रघरवादच, वसिष्ठाइच, वेइयाइच, 


९०० ६० 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 4० -गृहृपतिसप्तदशाः सत्रमासीरन्‌ । शांखा० श्रौत १३,१४।१॥ 
२. अनुपलब्वमूलम्‌ । ३. अनुपलब्बमूलम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
द्र ® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३९ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० १, सु० १ १६०५ 


संनिपातेश्वैगुण्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ तुल्यकल्पा यजेरन्‌ ॥१॥ (३०) 


संनिपाते बहूनां यजमानानां, य एव तुल्यास्त एव सह सत्रमासीरन्‌ । कुतः। 
अरवेगुण्यात्‌ । इतरथा यस्य कल्पो नोपसंह्ियेत, तस्य वैगुण्यं स्यात्‌ । यथा प्रकृतावेव 


शौनका₹च = राजन्यात्रिवधचइववसिष्ठवेश्यशु्काः, तेषाम्‌ । अर्थ होगा -क्षत्रियों, अत्रि, 
वध्रचशव, वसिष्ठ श्रौर शुनक के भ्पत्यों =गोत्रवालों का । कण्वकइयपसंकृतीनाम्‌ -यहां भी 
पूर्ववत्‌ काण्वः, काण्वौ, कण्वाः; काश्यपः, काश्यपौ, कइयपाः, सांकृत्यः, सांकृत्यौ, संकृतयः। 
कण्वाइच कश्यपाइद संकृतयहच --कण्वकश्यपसंकृतय:, तेषाम्‌ । अर्थं होगा कण्व कश्यप 
संकृति के श्रपत्यों =गोत्रवालों का । ०बेश्यशुनकाः--यहां ऋषिनामों के मध्य वेश्य पद हमें 
. खटकता है । हमारा विचार है यहां 'वत्स' नाम होना उचित है । नाराशंसो द्वितीयः प्रयाज -- 
प्रयाजों में द्वितीय प्रयाज नाराशंस और तनूनपात्‌ इनमें गोत्र भेद से विकल्प माना गया 'है। 
वासिष्ठ, शौनक, श्रात्रेय, वाधरचरव, काण्व, काहयप, सांकृत्य गोत्रवालों का द्वितीय प्रयाज नारा- 
शंस होता है । अन्यो का तनूनपात्‌। संप्रति क्षत्रिय और वेशग्रों का गोत्र पुरोहित का ही गोत्र 
माना जाता है । ऋग्वेद में ग्राप्रीसंज्ञक ११ सूक्त हैं । आाभ्री सुक्तो में इध्मः (=समित्‌') तनून- . 
पात्‌, नराश्ञंसः, इडः, बहिः, द्वारः, उषासानक्ता, देव्या होतारा, तिस्रो देवीः, त्वष्टा, वनस्पति, 
स्वाहाकृतय: ये देवता हैं । कुछ रात्री सुक्तो में तनूनपात्‌ है, तो नाराशंस नहीं हैं, किन्ही में 
नाराशंस है तो तनूनपात्‌ नहीं है । कुछ सुक्तो में दोनों हैं। इन श्राश्री देवताग्रों में भरमम 
के पांच (द्वितीय तृतीय के विकल्प में चार) और अन्त का देवता भ्रयाजों के हैं। निरुक्त अ० ८ 
में झ्राप्री देवताओं का व्याख्यान करके अन्त में यास्क ने लिखा है-ये ११ आप्री सुक्त हैं। 
- इनमें वासिष्ठ आत्रेय वाप्रचश्व गात्समद सूक्त नाराशंस वाले हैं। मेघातिथ देघंतमस प्रेषिक _ 
ये तीन सूक्त उभयवान्‌ -- तनूनपात्‌ ञ्मौर नाराशंस दोनों वाले हें । शेष ४ तनूनपात्‌ वाले 
हैं (२२) । , 
-सन्निपातेऽवेगुण्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ तुल्यकल्पा यजेरन्‌ ॥ १॥ 
सुत्रारथः--(सन्निपाते) विभिन्न कल्प वालों के सन्निपात एक साथ उपस्थिति में (अवे- 
गुण्यात्‌) अवैगुण्य हेतु से (तुल्यकल्पाः) समान कल्प वाले (यजेरन्‌) याग करे, (प्रृतिवतू) 
प्रकृतियाग><ददपूर्णमास के समान । जैसे दर्शपौर्ण मास में अपने कल्प के अनुसार द्वितीय प्रथाज 
के न करने पर विगुणता होती है उसी प्रकार एक साथ मिलकर याग करने वालों में भी जिस 
का कल्प-तद्धितीय प्रयाज नहीं होगा उसका कर्म विगुण होगा । 
 व्याख्या--चहुत यजमानों के सन्निपात (--सह उपस्थिति) में जो हो तुल्य कल्प वाले 
` हें वे ही मिलकर सत्र में बेठें (सन्न कर) । किस हेतु से ? वेगुण्य (= गुणाभाव) के राहित्य 
रूप हेतु से । प्रत्यया जिस [यजमान] का कल्प उपसंहृत ( =संगुहीत) नहों होगा उसका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation (081189 10 eGangotri 


१६०६ 2 ¬ ; मीमांसा-शावर-भाष्ये - | 


विना साद्गुण्येन फलाभाव एवमिहापीति॥ १ ॥ 
वचनाद्रा शिरोवत्‌ स्यात्‌ ॥२॥ (पू०) 

वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते। न चेतंदस्ति, .भिन्नकल्पानामनधिकार इति । 
ते$प्यधिक्रियेरन्‌ । कुतः ? अविशेषात्‌ । अविशेषेण सर्वेषां यजमानानां प्राप्तिः । न 
च भिन्नकल्पानां प्रतिषेधः । ननु वैगुण्यं भिन्नकल्पानाम्‌ ? अत्रोच्यते । वचनात्‌ । 
सामान्यवचनेन भिन्नकल्पा ग्रपि गृहीता: । तत्र शिरोवद्‌ बाधः स्यात्‌ । यथा पुरुषः 
शोषसुपद्धाति' इति वचनसामर्थ्याच्छवशिरसां स्पर्शनं स्मृतिविप्रतिषिद्धमपि क्रियते, 
एवमिहापि । अथवा भ्राशिरवत्‌ । यथा ऋतपेये, घृतव्रतो भवतिः इति वचनाद्‌ ब्रत- 


कर्म विगुण होवे । जेसे प्रकृति में ही विना सद्गुणता के फलाभाव होता है। इसी प्रकार यहां 
भी होवे ॥१॥ 


वचनाद्‌ वा शिरोवत्‌ स्यात्‌ ॥२॥ 


सुत्रार्थः - (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त “समान कल्प वालों को ही सत्र में अधिकार 
है की निवृत्ति के लिये है। (वचनात्‌) वचन सामर्थ्यं से भिन्न कल्पवालों का भी सत्र में 
` धिकार (स्यात्‌) होवे, (शिरोवत्‌) जसे चयन याग में पुरुषशीर्षमुपदधाति से पुरुष के शिर 
` के स्पश में दोष नहीं होता है उसी प्रकार भिन्नकल्पवालों के कमं में भी दोष नहीं होगा । 
व्याख्या -“वा' शब्द से पक्ष परिवतित होता है। यह. नहीं है कि “भिन्न कल्पों का 
: अधिकार नहों है |! चे भी श्रधिक्ृत होवे । किस: हेतु से ? श्रविशेषात्‌ -- सामान्य रूप से 
प अवे होने से] । सामान्य रूप से सब यजमानों की प्राप्ति होती है। ्रौर भिन्नकल्पवालों 
` का मतिषघ सो.नही है । (आक्षेप). भिन्नकल्पवालों का वेगुण्य,(--कर्म गुणरहित) होगा । 
(समाधान) वचन से । सामान्य वचन से भिन्नकल्पवाले भी गृहीत होते हैं। उस' (=चेगुण्य) 
के बिषय में शिर के समान बाघ होवे। जैसे पुरुषशीषमुपदघाति (=पुरुष के शिर को 
. रखता है) इस वचन सामथ्य से मृतशरोर के शिर का स्पर्श स्मृति से प्रतिषिद्ध भी किया 
कणा है, उसी प्रकार यहां भो होवे । श्रथवा आशिरवत्‌ (== आशिर के समान) । जैसे ऋतपेय 
सत्क कतु में घृतव्रतो भवति (=चृत है ब्रत जिसका, वह होता है) इस बचन से व्रत जिस 
“भाय से दुहा जाता. है उसके [किसी कारण वश] निवृत्त होने (= इष न देने) पर आदिर के 
१. ते० सं० ५।२।६।२॥ द्र०--अथ्थ हि पका उन रे एज पता आन कव ळा 
पुरुष प्रथमम्‌**---.। शत ब्रा० ७।५।२।१३,१४ ER र 
छ ` - ९-ताण्डघ ब्रा० १५,२।५। ˆ प्राप० श्रो २२६३७ ३. > 
,्रह्मा० श्रोत १४।१।९। bn 88 हु आ: मा डा, 


52 


eo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० १, सु० ३ | १९०७ 
दुहि निवृत्तायामन्यामाशिरे गां कल्पयन्ति । एवमेतदपि वचनाद्‌ भविष्यति॥२॥ ` ` 


न वाडनारभ्यवादत्वात्‌ ॥३॥ (उ?) 
नैतदस्ति, यदुक्तं भिन्नकल्पानामप्यधिकार इति । समानकल्पा एवात्रिक्रिये- 


विषय में भ्रन्य गाय की उपकल्पना होती है (श्रर्थात्‌ झन्य गाय से दूध. दुहा जाता है) इसी प्रकार 
यह भौ वचन से हो जायेगा । 


विवरण--पुरुषशीषंमुपदधाति -अग्निचयन में उखा में पांच पशुओं (--भ्रज, अवि 
गो, अश्व और पुरुष) के शिर रखने का विधान है । प्रकृत पुरुषशीर्षमुपदघाति वचन इसी प्रसङ्ग 
का है । कात्यायन श्रौत में १६।१।३२ में पांच पशुओं के अनालम्भ पक्ष में हिरण्यमय अथवा 
मृन्मय शीषं रखने का विधान किया है। अथवा झाशिरवत्‌-भाष्यकार ने वचनाह्ा शिरोवत्‌ 
स्यात्‌ सुत्र का वचनाद्वाऽऽशिरवत्‌ स्यात्‌ पाठान्तर देकर व्याख्या की है । सुबोधिनी और कुतृहल- 
वृत्ति में इस पाठान्तर का उल्लेख नहीं है । ऋतपेये घुतब्रतो भवति -ऋतपेय संज्ञक भ्रग्निष्टोम 
संस्था वाले एकाह का उल्लेख कात्या० धौत २२।८।१०-२५; झआग० श्रोत २२।९।११-२२ आदि 
याजुष श्रौत सूत्रों में तथा लाटया० श्रौत 581७-१८; द्राह्या० श्रौत २४।१।८-२४ तक मिलता 
है । ताण्डच ब्रा० १८।२।१-१४ तक ऋतपेय का वर्णन है। घुतब्रतो भवति-सामान्यरूप से 
दीक्षित का ब्रत पयः (= दूष) कहा गया है । ऋतपेय में दुध के स्थान में घृत व्रत. कहा है । 
इंस घृतपान का परिमाण श्रादि का विस्तार उपरिनिदिष्ट ऋतपेय के तत्तत्‌ प्रकरणों में देख | 

श्रस्यायामाशिरे गां कल्पयन्ति --'आझिर' दाब्द यज्ञ में व्यवह्वियमाण गरम किये गये दूध के लिये 
होता है । नाशिरं ब्र.ह्ले न तपन्ति घमंम्‌ (ऋ० ३1५३॥१४) में यज्ञीय दुध के लिये प्रयुक्त दै । 
सामान्यतया सोम में मिलाये जाने वाले दूध के लिये भ्राशिर शब्द का प्रयोग होता है (सायण 
भाष्य क्र० ३।५३।१४) । प्रकृत में यह दीक्षित के ब्रत योग्य दूध के लिये प्रयुक्त है । 
न वाध्नारभ्यवादत्वात्‌ ॥३।। 

सुत्नाथं:--( न) “न पद पूर्व. उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है अर्थात्‌ भिन्नकल्पो का 
अधिकार नहीं है। (अनारम्यवादत्वात्‌) सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ इत्यादि के अत्तारम्पवाद 
होने से अर्थात्‌ . सामान्यवचन होने से (वा) समानकल्पवालों को ही अधिकार है । सामान्य 
वचन के संमानकल्पों में चरिताथं होने से भिन्तकल्पवालों का सत्र में अ्रधिकार नहीं है। 
` __ विदोष -सुवोधिनीवृत्ति में ग्रनारम्य वादत्वात्‌ को दो पद मान कर व्याख्यान किया 
है--श्रनारस्य -<श्रनधिकृत्य- किसी का अधिकार न करके वादत्वात्‌ = पठितत्बात्‌ --पठित 
होने से, । 
`. ` व्याख्या--यह नहीं हैं जो कहा है-'भिन्नकल्पवालो को भो अधिकार है।' समान- 
कल्प वाले ही भ्रधिकृत किये जायें। किस हेतु से?  अवेगुण्य ` होने से जो यह कहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६०८ : _ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


रन्‌ । कुतः ? अवेगुण्यात्‌ । अथ यदुक्तम्‌ वचनाद्वंगुण्येऽपिः सेत्स्यतीति । तन्न । 
अनारम्यवादत्वात । तद्धि वचदात्रकल्प्यते, यस्मिन्नकल्प्यमाने वचनमनथकं भवति। 
यदि ह्यारम्य भिन्नकल्पानेतदुच्येत, ततो वचनमनर्थकं भवतीति _भिन्नकल्पानामपि 
सत्रमस्युपगम्येत, न त्वारभ्य भिन्नकल्पानेतदुच्यते । समानकल्पेष्वर्थवत्ताऽस्य वचनस्य 
भविष्यति । तस्मान्न भिन्नकल्पानामधिकार इति ।। ३॥ 


स्याद्वा यज्ञार्थत्वादौदुम्बरीवत्‌ ॥४॥। (पू०) ` 


हे-'वचन से विना विगुणता के भो [ भिन्नकल्पवालों का कर्म] सिद्ध हो जायेगा' । यह नहीं 
है । प्रनारम्यवाद होने से | वह वचन सामध्यं से कल्पित होता है, जिसको विना कल्पना किये 
वचन अनर्थक होता है। यदि भिन्तकल्पवालों का झारस्भ(= विधान) करके यह (=-सप्त- 
दशावराः सत्रमासीरन्‌) कहें तब तो 'वचन श्नथंक होता है” इससे भिन्नकल्पों का भो सत्र 
स्वीकार किया जाये । अिन्नकल्पवालों का झारम्भ करके यह नहीं कहा जाता है। इस वचन 
को समानकल्पवालों में भ्रथवत्ता हो जायेगी [अर्थात्‌ समानकल्पवालों में यह. वचन चरितार्थ 
हो जायेगा] । इससे भिन्नकल्पवालों का ग्रधिकार नहीं है। 
बिवरण - वचनाद्‌ वेगुण्येनापि सेत्स्पति--इसका तात्पयं है जेसे शव के स्पश में दोष 
कढा गया है, परन्तु चयन में पुरुषशीषं के रखने का बचन होने से शवस्पशं का दोष नहीं 
होता है बैसे ही सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ वचनसामध्यं से भिन्नकल्पवालों के सत्र में वेठने' 
में भी दोष नहीं होगा । तद्धिवचनात्‌ कल्प्यते अग्निचयन का आरम्भ करके उसमें साक्षात्‌ 
पुरुषशीष के रखने का वचन होने से यदि उसके स्पर्श में दोष स्वीकार किया जाये तो पुरुष- 
शोषमुपदघाति वचन अनर्थक होवे । अतः वहां शवस्पर में दोष नहीं माना जाता है । यहां ऐसा 
नहीं है । भाष्यकार ने झाशिरवत्‌ पाठान्तर मानकर जो कहा है, उसमें उक्त कथन की संगति 
इस प्रकार होगी--ऋतपेय क्तु का आरम्भ करके घुतब्रतो भवति कहा है 1: ऋतपेय में अग्नि- 
ष्टोम से धर्मों की प्राप्ति होती है । अग्निष्टोम में पयः के ब्रत के लिये गौ नियत है। वही घमं 
यहां भी प्राप्त होता है । अर्थात दीक्षित के ब्रत के लिये जो गौ नियत है, उसके घृत का 
2 ह य जातत वे शि नियत गौ दूध न देवे तो घुतपान अशक्य हो 
स्वीकार किया जाता है नी ब्रतवाली गाय के दूध न देने. पर अन्य गौ.को 
जप) [ ब्रतवाली गौ से भिन्न गो के ग्रहण में दोष नहीं माना. जाता 


है। यहाँ ऐसा नहीं है अर्थात्‌ सप्तदक्षाबराः सत्रमासीरन्‌ वचन भन नहीं 
क सणा : र वचन श्रनर्थक नई 2 
अनुवातं में चरिताथं हो जाता है ॥३॥ र : न 


स्याद्‌ वा यज्ञार्थत्वादोदुम्बरीवत्‌ । ।४॥ यक 
हुः (वा) “वा? शब्द से पूर्व उक्त पक्ष की - - छि ला सबसे इ रस्त पश की -गिवृत्ति कही जाती है । (स्याद ) 
(१. “वेगुण्येनापि इति पाठान्तरम्‌ | क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० १ सू० ४ [ १६०६ 


स्याद्वा भिन्नकल्पानामधिकारः। कुतः ? यज्ञाथंत्वात्‌ कल्पस्य । वसिष्ठादीनां 
नाराशंसकह्पो यज्ञस्य साधकः। स च यज्ञः सर्वेषां साधारणः । परकल्पेनापि सिद्धः 
सिद्धो’ भवति । यथा - यजमानेन सम्मायो दुम्बरीं' परिवासयन्ति इति यस्य कस्य- 
चित्परिमाणेन सिद्धो यज्ञोऽन्येषामपि सिद्धो भवति। . न 
SES sos ERS ME SEES 


भिन्नकल्पवालों का सत्र में अधिकार होवे। (यज्ञाथंत्वात्‌) विभिन्न कल्पों के यज्ञाथं होने से 
अर्थात यज्ञप्रघान है, नाराशंस अथवा तनूनपात कल्प गौण हैं। गौण प्रधान में बाधक नहीं 
होता हे (औदुम्वरीवत्‌) औौदुम्बरी के समान । [विशेष अभिप्राय आगे भाष्य-विवरण में 
देख 1] ) : 

विशेष --सुवोधिनी वृत्ति में यज्ञाथंत्वात्‌ के स्थान पर परार्थत्वात्‌ पाठ है । इसका भी 
अर्थ यही है कि भिन्नकल्पों का विधाने परार्थ--यज्ञा्थ हे अर्थात्‌ यज्ञ के उपकार के लिये हं । 
अतः उसके गौण होने से वह प्रधान याग में वाधक नहीं होगा । ४ 

व्याख्या--भिन्नकल्पवालों का अधिकार होवे! किस हेतु से ? कल्प के यज्ञ के लिये 
होने से । वसिष्ठादि का नाराशंसकल्प यज्ञ का साधक है । वह यज्ञ [सत्र में बेठने बालों का] 
सबका साधारण है । परकल्प (=दूसरे के कल्प) से सिद्ध [यज्ञ] सिद्ध हो होता हे । जेसे-- 
यजमानेन संमायौदुम्वरीं परिवासयन्ति (= यजमान के बराबर नाप कर ओोदुम्बरी को 
काटते हैं) इससे किसी के भी परिमाण से सिद्ध यज्ञ अन्यो का भी सिद्ध होता है । 

विवरण -- यजमानेन सस्मायोदुम्बरी परिवासयन्ति--उदुस्बर--गूलर के पेड़ की एक 
टहनी औदुस्बरी(कहाती है । इसे यजमान के बराबर नाप कर ऊपर से काट देते - हैं 1 यह 
यजमान की बराबर ऊःचाई गड्ढे में गाड़नेवाले भाग से ऊपर की जाननी चाहिये (संकर्ष १।४। 
१९; कात्या० श्रौत ५॥५॥२६) । यह औदुम्बरी सोमयाग में सदोमण्डप के मध्य गाड़ी जाती है 
झौर इसका स्पर्श करके उद्गाता सामगान करता है । प्रकृतिवद्‌-विकृतिः “कतेव्या नियम से यह 
सत्र में प्राप्त होती है । सत्र में ये यजमानास्ते ऋत्विजः नियम से.सत्रह ही ब्यक्ति यजमान हैं। 
सत्र के कार्य के निर्वाहार्थ वेःही विविध ऋत्विजों के कार्यं भी करते हैं.। सोमयाग सें तो एक 
यजमांन होने से उसके बराबर ऊंची झोदुम्बरी होती है। सत्र में सभी के यजमान होनेसे किसी _ 
एक यजमान के बराबर ही' औदुम्बरी होंगी.1 इससे सत्र में जिन १६ यजमानों क के बराबर 
औदुम्बरी नहीं है, उनके सत्तः की हानि, जैसे नहीं होती है, वैसे ही भिन्तकल्पव के: सत्र में 
किसी एक कल्प के द्वारा याग सिद्ध .हो जायेगा । 


“१. 'सिदृघ्यै भवति' इति पाठान्तरम्‌ ` 
२. 'सम्मितामौदम्बरीम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- यजमानेन संमायोदम्बरीं परिवासयति | शत० ब्रा० ३। 
६।१।६॥। यजमानेन सम्मितोदम्बरी भवति । तै० सं० ६।२।१०।३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 


१९१५ ` मीमांसाशाबर-भाष्ये 

उच्यते । ननु प्रयाजस्य वाक्येन पुरुषसंवन्धः। स च प्रकरणप्राप्तां यागार्थतां 
बाधिष्यत इति नेति ब्रमः। फलं हिं तदा कल्पयितव्यम्‌ । नन्वितरथाऽप्यदृष्टम 
व्यं कल्पनीयम्‌ । तत्रोच्यते । सत्यं कल्पनीयम्‌ । प्रमाणेन तु प्रयोगवचनेकवाकथेन । 
द्वितीये' तु पक्षे कल्पयित्वा शब्दं, तेनैकवाक्यता स्थात्‌ । अथोच्यते । क्वचित्‌ समाम्ना- 
तेन सहैकवाक्यता भविष्यति । तथाऽप्यप्रकृतेन व्यत्रहितेन च कल्प्यमाना. प्रकृतकल्प- 


नाया गुरुतरा स्यात्‌ ॥४॥ a 
न तत्मधानत्वात. ॥५॥ (उ०) 


व्याख्या - (श्रक्षेप) प्रयाज का वाक्य के द्वारा पुरुष के साथ सम्बन्ध है। वह संबन्व 
प्रकरणप्राप्त यागार्थता को बाघ लेगा। (समाधान). ऐसा नहीं है, उस अवस्था में ( = पुरुष 
के साथ प्रयाजों का सम्बन्ध मानने पर) फल की कल्पना करनी पड़ेगो। (आक्षेप) इतरथा 
(>-प्रयाजों के यागार्थं मानने पर) भो दृष्ट भ्रवइय कल्पनीय होगा । (समाधान) सत्य है 
. भ्रदृष्ट कल्पनोय होगा, परन्तु ` प्रयोगदचनरूप . एकवाक्य प्रमाण से [कल्पनीय होगा | । द्वितीय 
“( =तुम्हारे) पक्ष भें शब्द की कल्पना करके उसके साथ एकवाक्यता होगी । यदि कहो - कहीं 
भो पठित. वचन के साथ एकवाक्यता हो जायेगी । फिर भी श्रप्रकृत भर व्यवहित वचन के साथ 
की गई कल्पना परकृत कल्पना को अपेक्षा. गुरुतर (= क्लिष्ट) होगी । 


' ` विवरण-प्रयाजस्य वाक्येन पुरुषसंम्बन्धः--वेकल्पिक नाराशंस और तनूनपात्‌ प्रयाजों 
का वसिष्ठादि के साथ वाक्य द्वारा संबन्ध दर्शाया है (द्र० मी० भाष्य ६।६।१ ) । प्रकरणप्राप्तां 
यागाथंताम्‌ - दर्शपौर्णमास के प्रकरण में प्रयाजों का निर्देश होने से. इनकी यागार्थता (= 
प्रधान यागार्थता ) जानी जाती है । फलं हि तदा कल्पनीयम्‌ --यदि प्रयाजों को प्रकृत यागार्थं न 
सान कर उनका पुरुषों से सम्त्रन् माना जाये तो उस: के फल की कल्पना करनी -पड़ेगी । 
इत तथाऽप्यद्ष्टसवइयं कल्पतीयम्‌ --प्रयाजों की प्रधानयागार्थंता होने पर भी प्रयाज यागों के 
कषणव्वसी होने से प्रघानयाग के साथ सम्बन्ध जोड़ने: के लिये अङ्गापूव की कल्पना करनी ही 
होगी, भ्रन्यथा प्रयाजयागों कां प्रधानयागों के साथ सम्बन्ध न होने से 'प्रधानयागार्थता . उपपन्न 
नहीं होगी । ढितीये तु पक्षे कल्पयित्वा हाब्दम्‌ --पहले प्रयाजों की पुरुष के साथ «सम्बन्ध की 
कल्पना करके तत्पदचातू: एकवाक्यता होगी और उससे भ्दृष्ट की कल्पना होगी ॥४॥ ` :: .: 

. 5 ` त्ततत्मषानत्वात्‌ ५” ` Si 
0006 (न) ऐवा नहीं है (तत्रधानत्वातु). नाराशंस आदि कत्पों के पुरुषप्रधान 


होने से 


Poe Fe र ME Maer oT ८ 27-53 12 225 
६. “त्वदीये इति पाठान्तरम्‌ । a र RRS 01 2260 1 Ns 7 
बट 2120 9 27 Bi ०७ १ °. 


tig ir 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ oo 


| [कपाल का 1 ग्रहण होता है। इसी प्रकार यह भौ हैं 1 पाल का हेग होता हे | ह ल 11 भ्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे प्रधि०. १ सु० ६ १६११ 


नैतदेवम्‌ । तत्प्रधानत्वात्‌ । पुरुषार्थो ह्येष कल्पः। कथम्‌ ? वासिष्ठादीनां 
नाराशंसो यज्ञाङ्गमिति । यच्च यस्य यज्ञाद्ध, तेन सह फलदं कर्म तस्य भवति। 
तेनैवमभिसंबन्धः . क्रियते--वासिष्ठादीनां नाराशंसेन संहितं’ कमे फलदं भवः 
तीति ॥५॥ ` ; 
` औदुस्बर्याः पराथत्वात्‌ कपालवत्‌ ॥६॥ (उ०) 

ग्रथ यदुपवणितं यथौदुम्बरी तथेहेति । पराथत्वादौदुम्बर्याः' यजमानो गुण- 
त्वेन श्रूयते । ननु तत्रापि प्रयोगवचनः पुरुषप्राधान्यं कुर्यात्‌ । नेष दोषंः । एकेनापि 
यजमानेन संमिता चेयं सर्वेषां यजमानसंमिता भवति । न -त्विहैकस्य कल्पे संगृहीते 
सवेषां संगृहीतो भवति । तस्मादोदुम्बर्याः पाराथ्यं, कपालवत्‌ । यथा पुरोडाशकपालेन 
तुषानुंपबपतिः इति परार्थकपा लेन तुषा उपवप्तव्या इत्युपादीयते। एवमेतदपीति ॥६॥ 
RRS ला डा गितमा गि मम 


व्याख्या --ऐसा नहीं है। उसके प्रधान होने से । यह [नाराशंस झौर तनूनपात्‌] कल्प 
पुरुष के लियें है । किस हेतु से ? वसिष्ठादि गोत्रवालों का नाराशंस यज्ञ का अङ्ग है । भोर जो 
जिसके यज्ञ का अङ्ग है, उसी के साथ फल देने वाला उसका कर्म होता है। इससे इस प्रकार 
संबन्ध करते हैं--वासिष्ठादि का नाराशंस के साथ कर्म फल देने वाला होता है ॥५॥. 
:. ओदुम्बर्या: पराथंत्वात्‌ कपालवत्‌ ।६। | पु 
. सुत्राथः--( श्रौदुम्बर्याः) औदुम्वरी , के . (परार्थत्वात्‌)  परार्थ--यजमानार्थ होने से, 
(कपालवत्‌) कपालों के समान |,कपाल जैसे पुरोडाश के लिये होने पर भी पुरोडाशकपालेन : 
तुषानुपवपति में पुरोडाशार्थ कपालो से तुषों का उपवाप होता हे वैसे ही औदुम्बरी भी परार्थ= 
यजमानार्थ है।. . `¦ .., । | हनन 
`. व्याख्या- जो यह कहा है जैसे शोदुस्बरी [का किसी एक यज़मानःके प्रमाण से सब 
का सत्र सिद्ध होता है] बेसे ही यहां[नाराशंस श्रोर तनूनपात्‌ में से क्सी एक के कल्प से सिन्न 
कल्पवालों का भी याग सिद्ध | होगा । औदुम्बरी के पराथं होने से यजमान गुणरूप से. सुना जाता 
है। ( आक्षेप ) वहां (== शौदुस्बरी में) भी प्रयोगवच्नन पुरुष प्राधान्य करे [ अर्थात्‌ प्रयोगवचन 
से पुरुष प्रधान होवे] । (समाधान) यह दोष नहीं है । एक. यजमान. से भो. सम्मिता (=नापी 


: हुई भोडुम्बरी) सब यजमानों से सम्मिता है। परन्तु यहां.(=नाराशंस आर तनूनपात्‌ से) 


एक कल्पं के संगहीत होते पर सबका कल्प संगृहीत नहीं होता है ।:इससे ओढुम्बरी का पारार्थ्यं 


. कपाल के समान है। जेसे- पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति (=पुरोडाझः के कपाल से 


तुषों को [उत्कर में] डालता है) इससे पराथ कपाल से. तुषों को [उत्कर में] डाले, इसलिये 


१. 'नाराझंसेन कल्पेन कमं इति पाठान्तरम्‌ = `. 
२. 'पाराथ्येमौदम्बर्याः इति काशीमुद्रिते पाठः ३. अनुपलब्धमूलम्‌॥ ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'ओदुम्बरी सव से सम्मित होती है। पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति वचन पर मी० ४।१। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ड `. मीमांसा-शावर-भाष्ये 
१९१२ 


अन्येनापीति चेत्‌ ॥७। (आ) 
विवरण --यजमानो गुणत्वेन शूयते-इसका तात्पर्यं है--फल के प्रति प्रधान (= 


यजमान) का ओदुम्बरी के नाप के प्रति गुणभाव है (द्र० मी० भाष्य ३1११६, . पृष्ठ ६४१) । 
Ue _ य॒त्र में एक यजमान से सम्मित औदुम्बरी सव यजमाचों से 


'सम्मित होती है (द्र० मी० १२४ अधि० ११ सु० ३२) । तस्मादोुम्बर्याः पारार्थ्यं कपाल- 


_इस का भाव यह है कि जैसे पुरोडाश के लिये अर्थात्‌ पुरो डाश-प्रयुक्त कपाल पुरोडाशक- . 
कल नं श्रुति से तुषो के उपवपन में अ्रङ्गमाव को प्राप्त होता है वेसे हीफलसे 
प्रन्वित (--फल के प्रति प्रधान ) यजमान का भी यजमानेन संमाय st श्रूति से मान के 
प्रति भ्रज्भत्व है। ग्रतः वह अ्रङ्गत्व किसी भी यजमान से किया गया चरितार्थ होता है (द्०-- 
सुबोधिनीवृत्ति)। प्रतः संमान के प्रति यजमान के प्रधान न होने से एक यजमान से सम्मित ' 
झधि० ११। सुत्र २६ के भाष्य में विचार किया है । तदनुसार कपाल पुरोडाश प्रयुक्त है 
तुषोपवापप्रयुक्त नहीं है । इसलिये चरु में पुरोडाश के अभाव में तुषों के उपवाप के लिये 


कपाल का उपादान नहीं होता है। इसी प्रसङ्ग में विवरण (पृष्ठ १२१७, १२१८) में विशेष 


` विचार किया है (उसका प्रकृत में भी सम्बन्ध है) । वहां कातीय श्रौत ३।८।७ के सुत्र पर 


विचार करते हुए एक वात लिखनी रह गई थी । उसे यहां लिख रहे हैं। कात्या० श्रौत के 
व्याख्याता कर्काचायं ने ३।८।७ पर मीमांसा के चतुर्थाध्यायोक्त न्याय को स्वीकार न करके 
लिखा है--तस्य च करणत्वेन निर्देशाद्‌ यत्रापि पुरोडाशो नास्ति यथा चविष्ट्यां तन्नापि 
कपालमात्रमुपादेयम्‌ भर्थात्‌ उस (=पुरोडाशकपाल ) का सुत्र में तृतीया से निर्देश होने से 


' जहां पुरोडाश नहीं है जेसे चरु की इष्टि में,'वहां भी कपालमात्र का उपादान करना चाहिये । 
यह मत मीमांसा के कपालानां तुषोपवापाप्रयुक्ताधिकरण (अ० ४, पा० १, ग्रधि० ११) से 


विपरीत तो है ही, भ्रन्य भी दोष हैं। यथा -- (१) पुराडाशकपाल में पुरोडाश और कपाल के 
सम्बन्ध को भूतपूर्वगति से (पूर्व याग में संपन्त हुए पुरोडाश और कपाल के सम्बन्ध को) स्वीकार 
किया है । मीमांसाभाष्य में भविष्यत्सम्बन्ध माना है, (२) सूत्र में पुरोडाशकपाल पद 


. पढ़ा है । चविष्टि में जो कपाल उपादेय होगा उसका पुरोडाश के साथ संबन्ध नहीं. होगा। 
इस दोष का भी मीमांसाभाष्य में स्पष्ट उल्लेख किया हे (द्र० ४।१। सुत्र २६; पृष्ठ 


१२१७) ॥६॥ 50 नम, , 
ह ्न्येनापीति चेत्‌ ॥७॥ | 


सुत्रार्थः [ग्रदुम्बरी के संमान का स्व या अन्य यजमान से नहीं हे] (इति चेत्‌) ऐसा 
कहो तो (न्येन ) प्रयोगान्तरस्थ अन्य यजमान से भी सम्मान प्राप्त होता हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४० षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० १, सू० & १९१३ 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पश्यति, यजमानेन संमानं तत्प्रयोजनं, न' स्वेनान्येन वा 
यजमानेनेति । तथा प्रयोगान्तरे यो यजमानस्तेनापि संमानं प्राप्नोति । ।७॥ 
ग्रत्रोच्यते- 


चैकत्वात्‌ तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ ॥८॥ (आ० नि०) 


न प्रयोगान्तरस्य यजमानः प्रसज्यते । न तु यज॑मानशब्दे करिचिद्विशेषः, यतो 
यजमानशब्दाद्वयवस्था स्यात्‌ । कि तहि? एकत्वस्य विवक्षितत्वान्न द्वाभ्यां याजमा- 
नानि कतंव्यानीति नान्य आनीयते । श्राह। अन्य एव ताहि सवंयाजमानेषु भवतु । 
नैवम्‌ । कामिनं ह्यधिकृत्य साङ्गस्य यागस्य वचनम्‌ । यजमानशब्दश्चाविभक्त 
इहौदुम्बर्या: संमाने । तस्मान्नान्यो भविष्यति ।।८॥ 


संनिपातात्तु निमिचविघातः स्याद्‌ बृहृद्रथंतरवद्रिमक्त- 


शिष्टत्वाद्वसिष्ठनिवेर्त्ये ॥९॥ (पू०) 


SC SSP MMT स 0000 ती 
व्याख्या--यदि आप ऐसा समभते हैं कि यजमान से [ग्रोदुम्बरी का] सम्मान ही 


उसका प्रयोजन है, स्व यजमान से वा अन्य यजमान से नहीं है । ऐसा होने पर प्रयोगान्तर 
(=भिन्न सत्र) में जो यजमान है उससे भी सम्मान प्राप्त होता है। इस विषय में कहते 


हैं-- 


नेकत्वात्‌ तस्य चानघिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ ॥८॥ 
सुत्राथः-- (न) अन्य यजमान से औदुम्बरी का संमान नहीं होगा। (तस्य) उस 
“यजेत' झाख्यातार्थ से संबद्ध यजमान के (एकत्वात्‌) एक होने से (च) और अन्य यजमान 
के उस कर्म में (प्रनधिकारात्‌) अधिकार न होने से (च) और (शब्दस्य) औदुम्बरी वाक्य- 
गत यजमानशब्द के प्रकृत सत्र-फल-भोक्ता से (अविभक्तत्वात्‌) अभिन्नत्व होने से । 
विशेष--यह सुत्राथं सुबोधिनीवृत्ति के भ्रनुसार है । भाष्यानुसार कुछ भेद होता है । 

. व्याख्या--प्रयोगान्तर (==यागान्तर) का यजमान प्राप्त नहीं होता है। यजमान 
शब्द में कोई वेशिष्ट्य नहीं है, जिससे यजमान शब्द से व्यवस्था होवे । तो फिर क्या है ? 
[ यजमानेन सम्माय' में] एकत्व के विवक्षित होने से दो से यजमान सम्बन्धी कर्म कतव्य 
नहीं हैं इससे प्रन्य का झानयन (प्राप्ति प्रापण) नहीं होता है। (साक्षेप) तो. अन्य. 
ही सब यजमान कार्यों में [प्रवृत्त] होवे । (समाधान) ऐसा नहीं है। कामना करने वाले को हो 
अधिकृत करके साङ्ग याग का वचन होता है । यहां ओोदुम्बरो के सम्मान में यजमान शब्द 
अविभक्त. है अर्यात्‌ वतमान है । इससे भ्रत्य [का झानयन] नहीं होगा ।।८॥। 
सन्निपातात्‌ तु निमित्तविघातः``` ` -वसिष्ठनिवंत्यं ॥९॥ 


१. न' पदं नास्ति काशीमुद्रिते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६१४ ड मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तुशब्द: पक्ष व्यावतंयति । बहुषु यजमानेषु संनिपातान्तिमित्तविघातः स्यात्‌। 

: ? त्रिभक्तशिष्टत्वात्‌ । वसिष्ठनिवेत्ये प्रयोगे नाराशंसो नैमित्तिकः। अन्यस्मि- 

स्तननपान्तैमित्तिकः । यत्रेदानीमुभये कर्तारः ससहायेन, तत्र i केवलेन: ॥ 

तस्मान्न केवल: कर्ता । न चेद्‌ वासिष्ठः केवलः कर्ता, तहि तन्निमित्तं तत्र न कतः 

व्यम्‌, न चेतरनिमित्तम्‌ । उभयोरप्यन्योन्येन विघातः । बृहद्रथंतरवत्‌ । पपा 

बहब्रथंतरं पृष्ठ भंवति' इति न बृहत्साधनक.न रथंतरसाधनकमिति, नेव तत्र बृहन्नि- 
भित्तं भवति, न रथंतरं वा । एवमिहापीति ॥६॥॥ 


MISS 0 लक्स 

सुत्रार्थ:- (तु) 'तु' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्यर्थ है । (सन्निपातात्‌) भिन्नकल्प- 
वाले यजमानों के एक साथ उपस्थित होने से (निमित्तविघातः) निमित्त छा नाश (स्यात्‌) 
होवे अर्थात्‌ नाराशंस और तनूनपात्‌ में वसिष्ठकतु कत्वरूप वा अन्यकतु कत्वरूप जो निमित्त है, 
उसका अभाव होवे (वसिष्ठनिवत्ये ) वसिष्ठ से किये जाने वाले प्रयोग में [वसिष्ठ के उपलक्षणार्थ 
होने से- अन्य से किये जाने वाले प्रयोग में | भी(विभक्तशिष्टत्वात्‌) विभाग से प्रत्येक कतृ कत्व 
'के निमित्त में (विधानात ) विधान करने से, (वृहद्रथन्तरवत्‌) वृहद्‌ और रथन्तर के समान । 
[स्पष्टीकरण झागे विवरण में देखें 1] 


व्याख्या “तु' शब्द पक्ष को निवृत्त करता है। वहुत यजमानों के सन्निपात (= 
इकट्ठे) होने से निमित्त का नाश होवे। किस हेतु से? विभक्तरूप से कथित होने से । 
वसिष्ठ से किये जाने वाले प्रयोग में नाराशंस नेमित्तिक है, अन्य से किये जाने वाले प्रयोग में 
तनूनपात्‌ नेमित्तिक है [अर्थात्‌ नाराशंसकल्प का वसिष्ठ तथा तनूनपात्‌कह्प का अन्य निमित्त 
है] । जहां दोनों प्रकार के कर्ता अपने सहायको के साथ होवें, वहां केवल (=एक) से प्रयोग 
की सिद्धि नहीं होती इससे झकेला कर्ता नहीं है । यदि. वसिष्ठ ग्रकेला कर्ता नहीं तो वहां उस 
के निमित्त वाला प्रयोग नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार दूसरे के निमित्त वाला भी। दोनों के 
निमित्तत्व का एक दूसरे से विघात (=नाश=्रभाव) होता है । बृहद्रथन्तर के समान । 
जसे बृहत्‌ ओर रथन्तर दोनों पृष्ठस्तोत्र जहां होते हैं वहां न तो बहत्‌ साघनवाला [कर्म होता 
है] ओर न रथन्तर साधनवाला । वहां न बृहत्‌ निमित्त होता है ग्रोर न रथन्तर । इसी प्रकार 


यहां भो | | 


विवरण--वृहद्रथन्तरं पृष्ठ भवति--ज्योतिष्टोम में पढ़ा-है--यदि रथन्तरसामा सोमः 
स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाप्रान्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌ (द्र. आप० १२।१४।१॥' मी० २।३ अघि० 
१) अर्थात्‌ यदि रथन्तर सामवाला क्रतु होवे तो ` ऐन्द्रवायव ग्रह का प्रथम ग्रहण करे शौर 
यदि बृहत्साम है तो शुक्र ग्रह का । यहां ऐन्द्रवायव ग्रह के प्रथम ग्रहण में रथन्तरसाम गौर 
शुक्र ग्रह के प्रथम ग्रहण में बुहत्साम निमित्त कहे गये हैं। परन्तु जहां किसी विकृति में दोनों 


SAT Oe 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न ककी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० १ सू० १० १६१५ 
अपि वा कृत्स्नसंयोग।दविरातः प्रतीयते स्वा मि- 


त्वेनाभिसंदन्धात्‌ ॥१०॥ (3०) 
भ्रपि वेति पक्षं व्यावतँयति । कृत्स्नं प्रति केवलस्य कतृ त्वेन संयोगो भवति । 


` तस्मादविघातो नैमित्तिकानाम्‌ । कथं पुनः कात्स्व्यन कतृ त्वम्‌ । स्वामित्वेनाभिसंब- 


न्धात्‌ । कमे प्रति स्वामित्वेन केवलानां वांसष्ठादीनामभिसंबन्धो भवति । कमं पुरुषाणा- 
मुपकारकम्‌ । तद्य केकस्य शक्नोति फलं निर्वृतं यितुम्‌ । तस्मादेकेकः कृत्स्नस्य क्तेति 
तन्नैमित्तिक सवं प्राप्नोति । यथा तुण्डमात्रे दीयतामिति । यद्यपि सा 'तुण्डडपित्य- 


साम एक साथ होवें तो वे ग्रहविशेष के अग्रग्रहूण की निमित्तता को खो देते है । वहां किसी 
ग्रह का भी. प्रथम ग्रहण किया जा सकता हैं॥६।। . 
अपि वा फृत्स्नसंयोगाद्‌' `` `` `स्वामित्वे नाभिसंबन्धात्‌ ॥ १०॥ [ 
सुत्नार्थ--- (अपि वा) अपि वा पद पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करते हैं अर्थात्‌ 'विभिन्त 
कल्पवालों के सन्निपात में बसिष्ठादि के निमित्तत्व का व्याघात अभाव होता है” ऐसा नहीं है । 
(कृत्स्नसंयोगात्‌) नाराशंस वा तनूनपात्‌ प्रत्येक का सम्पूर्णे कमे के साथ संबन्ध होने से (अवि- 
घातः) नैमित्तिक वसिष्ठादि का व्याघात = ग्रभाव नहीं (प्रतीयते) जाना जाता है अर्थात्‌ 
निमित्तत्व बना ही.रहता है। कर्म के प्रति वपिष्ठादि का (स्वामित्वेन) स्वामीरूप से 
(अभिसंबन्धात्‌) संबन्ध होने से । 
विशेष -सुबोधिनीवृत्ति में 'ग्रविभागः प्रतीयेत’ पाठ है ॥ इस पाठ के अनुसार अर्थ 
होता है-सम्पूर्ण कमं का तनूनपात्‌ झौर नाराशंस के साथ सम्बन्ध होने से वसिष्ठादि का 
अविभाग जाना जाता है अर्थात्‌ निमित्त का विभाग नहीं जाना जाता है । किस हेतु से ? 
स्वामित्वरूप से संबन्ध होने से । वसिष्ठ को उद्देश करके नाराशंसविशिष्ट सम्पूणं कमे फल के 
साधनरूप से कहा जाता है । इसी प्रकार काइयपों को उद्देश करके तनूनपातविशिष्ट सम्पूर्ण कमें 
फल के साधनरूप से कहा जाता है । . सुबोधिनीवृत्ति में सूत्र के अन्त में तस्मात्‌ तत्र विघातः 
स्यात्‌ पाठ छपा है वह प्रमाद से . उत्तरसूत्र का ग्रंश यहां छप गया है, ऐसा प्रपीत होता 


` व्याख्या--'भ्रपि वा [पूर्व उक्त] पक्ष को निवृत्त करते हैं.। कृत्स्त ( --सम्पुर्ण कमे) 

के प्रति ग्रकेले का कतु रूप से संयोग होता है । इससे नेमित्तिकों के विघात का श्रभाव नहा 
होता है [म्र्थात्‌नेमित्तिक बने ही रहते हैं] । सम्पुर्णूप से कतुत्व कसे है? स्वामिरूप से 
सम्बन्ध होने से । कर्म के प्रति स्वामित्वरूप से भ्रकेले ग्रकेले वसिष्ठ 'ग्रादि . का सम्बन्ध होता 
है । कर्म पुरुषों का उपकारक है । वह एक एक के फल को सिद्ध कर सकता है । इससे प्रत्येक 
कृत्स्सकमं का कर्ता उत सम्पुर्ण नैमित्तिक फल को प्राप्त होता है । जेसे “तुण्ड को माता को 
देझो' ऐसा कहने पर, यद्यपि वह तुण्ड और डपित्य दोनों को माता है, फिर भो उसे दिया जाता 


१. मी० ३।१।२६ सूत्रभाष्ये 'डित्य डवित्य' शन्दावुपलभ्येते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९१६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


योर्माता, तथाऽपि तस्यै दीयते । कात्स्त्येंन हि तस्य सा माता भवति। न हि व्या- 
४ ७ 
सज्यते मातृत्वम्‌ । तद्वदिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादसमानकल्पानामनधिकारः ।। १०।। 


अथ यदुक्तं = बृहद्रथंतरवदिति तत्‌ परिहरणीयम्‌ः। 
साम्नोः कमेवृद्धथेकदेशेन संयोगे गुणत्वेनाभिसव- 
न्धस्तस्मात्‌ तत्र विघातः स्यात्‌ ॥११॥ (उ०) 


वृहद्रथंतरयोः साम्नोनँ मित्तिकक्मवृद्धये कदेशेन संयोगो भवति । तत्र ह्य भयोः' 
साधकत्वं नैकस्य । स्तोत्रैकदेशेन तु तत्र साम्नोः संबन्धो न कृत्स्नेन स्तोत्रेण । गुण- 


_ uo lat SS RS ENN 
है क्योंकि वह सम्पूर्णप से उस [तुण्ड] की माता होती है। मातृत्व विभक्त नहीं होता है 
उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । इस से भ्रसमान कल्पों का सत्र में श्रधिकार नहीं है । 
विवरण--तद्वविहापि द्रष्टव्यम्‌ -जँसे तुण्ड भौर डपित्थ दोनों की एक माता होने 
पर भी मातृत्व प्रत्येक के प्रति सम्पूर्णरूप से होता है, इसी प्रकार नाराशंस. र तनूनपात्‌ दोनों 
से होनेवाला कमं भी प्रत्येक में सम्पुणंता से रहता है। इस से भिन्नकल्पवालों का सत्र में 
अधिकार नहीं होता है। मी० ३।१।२६ के भाष्य में 'डित्थ डवित्थ' शब्द प्रयुक्त है ॥१०॥ 
व्याख्या -भ्रौर जो कहा है- बृहद्‌ रौर रथन्तर के समान [अर्थात्‌ एक कमं में बृहत्‌ 
झौर रथन्तर नामा दोनों पृष्ठस्तोत्रों के होने पर दोनों का जैसे स्व-स्व साघनत्व नहीं रहता है 
उसी प्रकार सत्र में नाराशंस और तनूनपात्‌ दोनों कहपवालों के सन्निपात में इनका स्ट-स्व- 
साघनत्व नहीं रहेगा। इससे भिन्न कल्प वालों का भी सत्र में प्रधिकार है] ऐसा जो कहा था 
उसका परिहार करो । 
साम्नोः कमंवृद्ध्येकदेञ्ञेन ``` `` “विधातः स्यात्‌ ।। ११॥। 
सुत्रार्थः - (साम्नोः) वृहत्‌ और रथन्तर दोनों सामों के (कर्मवृद्ध्या) नंमित्तककम 
को बृद्धि से (एकदेशेन) एकदेश = स्तोत्र के एकदेश के साथ (संयोगे) संयोग होने पर (गुण- 
त्वेन) गुणरूप से (संवन्धः) संबन्ध होता है [अर्थात्‌ पृष्ठस्तोत्र के साथ दोनों का एकदेश 
रूप से संबन्ध होता हैं दोनों मिलकर पृष्ठस्तोत्र की सम्पूर्णता करते हैं] । अतः (तत्र) वहां 
बृहत्‌ और रथन्तर दोनों की स्व-स्व-निमित्तता का (विघात) प्रभाव (स्यात्‌) होवे। . . 
विशेष--सुबोधिनी वृत्ति में सूत्र के जो पाठभेद हैं उनके विषय में विवरण में-देखें । + 
व्याख्या बृहद्‌ भ्रौर रथन्तर सामों के नेमित्तिक कमंवद्धि से [स्तोत्र के क्के 
साथ संयोग होता है । वहाँ (--उस नेमित्तिक कमं में) दोनों का आ है त र 
कत्व] नहीं है । स्तोत्र के एकदेश के साय वहां [दोनों बृहद्‌ रथन्तर] सामों का संबन्ध है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि० २ सु० १२ १६१७ 


त्वेन हि तत्र साम श्रयते, स्तोत्रं प्राधान्येन । तस्मात्‌ तत्र विघातः स्यात्‌ ॥११॥ 
सत्रेषु सभानक्रल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १।। 


[ कुलाययज्ञे भिन्नकल्पयो रप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥२॥] 


इदं समामनन्ति--एतेन राजपुरोहित सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌’ इति। तत्र 
संदेहः कि राज्ञो द्वौ पुरोहितौ यजेयातामुत राजा च पुरोहितश्चेति ? कि प्राप्तम्‌? 


सम्पुर्ण स्तोत्र के साथ नहीं है | वहां साम गुणरूप से सुना जाता है आर स्तोत्र प्रघानरूप से । 
इससे वहां [ग्रहाग्रता विषयक निमित्तता का] विघात होवे। 
विवरण _नैमित्तिककमं वृद्धचेकुदेवोन--सामान्यरूप से पृष्ठस्तोत्र वृहत्‌ अथवा रथ- 
न्तर सामवाला होता है, किन्तु कर्मविशोप में बृहद्रथन्तरं पृष्ठं भवति से पृष्ठस्तोत्र में वृहद्‌ 
झर रथन्तर दोनों साम होते हैं अर्थात्‌ जहां एक पृष्ठस्तोत्र में दोनों का विधान होता है, वहां 
बृहद्‌ और रथन्तर सामों का पृष्ठस्तोत्र के साथ एकदेश से संयोग होता है। गुणत्वेन हि तत्र . 
साम भूयते - बुद्द्रथन्तर पृष्ठं भवति वचन से पृष्ठस्तोत्र को उद्देश करके वृहत्‌ और रथन्तर 
साम का गुणरूप से विधान है । पृष्ठस्तोत्र का विधान करना प्रधान है। 
सुवोधिनीवृत्ति में कर्मबदेकदेश्ेन संयोगः पाठ है। यहां 'कर्मवदेकदेशेन' मुद्रणदोष है । 
` वृत्ति में कर्मेवृद्धधा ही निर्देश मिलता है । संयोगः वृत्तिकारस्वीकृत पाठ है। वृत्तिकार ने 
सुत्रार्थे इस प्रकार किया है-स्तोत्रात्मक कर्म की वृद्धि से बृहद्‌ और रथन्तर सामों का पृष्ठ 
स्तोत्र के एक देश से संयोग होना एक वेषम्य है । बृहत्‌ और रथन्तर का स्तोत्र के प्रति गुण- 
रूप==अ्नङ्गरूप से संबन्ध होना दूसरा वेषम्य है । इससे वृहत्‌ ओर रथन्तरनिमित्तता का व्याघात 
` युक्त है | यहां ऐसा नहीं हैं ॥। ११॥ 6 
व्याख्या--यह पढ़ते हैं-एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ 'यजेयाताम्‌ (= इस 
इन्द्र और भ्ररिन के. स्तोम से राजा और पुरोहित सायुज्य= एकीभाव को कामना वाले यजन 
करे) । इसमें सन्देह होता है-क्या राजा के दो पुरोहित यजन करे अथवा राजा झौर पुरोहिते 
यजन करे ? क्या प्राप्त होता है ? 
बिवरण--एतेन राजपुरोहितौ - व्याख्या में राजपुरोहितौ पद का वास्तविक अर्थ हिन्दी 
में लिखा है । सन्देह का कारण यह है कि राज्ञः पुरोहितौ षष्ठी समास झौर राजा च पुरो 
हितश्च इन्द्र समास दोनों में राजपुरोहित प्रयोग उपपन्न होता है। दोनों ही समासों में 
spr 7 FDI Bn {Ts RRBI क क्ट ळक क स 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र मी० ३।३।१७ सूत्रभाष्यस्य टिप्पणी द्रष्टव्या (पू० ५३०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वचनात तु द्विसंयोगस्तस्मादेऋस्य पाणित्वम्‌' ॥१२॥ (पू०) 


राज्ञो द्वौ पुरोहिताविति । कुतः ? पुरोहितशब्दात्‌ परं द्विवचनं श्रूयते, तच्छ- 
ब्दवाच्यस्य द्वित्वं शक्नोति वदितुम्‌ । पुरोहितरच तच्छन्दवाच्यः शत्या, न राजा | 
पुरोहितवचनः पुरोहितशब्दः। लक्षणया युगप्रदधिकरणवचनतायां हि तद्भवति। 


PONDS 22 कि मक य 

समासस्य (अ्रष्टा० ६।१।२२३) से अन्तोदात्तत्व ही प्राप्त होता है । अतः स्वर भी यहां अर्थ 
का नियामक नहीं हो सकता । 

वचनात्‌ तु द्विंसंयोगस्तस्मादेकस्य पाणित्वम्‌ ॥१२। | 

त्राः = (वचनात्‌) वचनसामथ्य से (तु) ही (द्विसंयोगः) दो पुरोहितों का संयोग 

होवे । (तस्मात्‌) इससे ही एक राजा के दो पुरोहित जाने जाते हैं । (एकस्य ) एक पुरुष के 
.(पाणित्वम्‌) दो हाथ होते हैं । 

. विशेष -सुवोधिनी भ्रौर कुतूहलवृत्ति में 'पाणिवत्‌' पाठ है । इसका ग्रथ स्पष्ट है-- 


, जसे एक पुरुष के दो हाथ होते हँ । प्रसंगानुसार यहां पाणिवत्‌ पाठ ही उपयुक्त है । 


व्याख्या--राजा के दों पुरोहित । किस हेतु से ? पुरोहित शब्द से परे द्विवचन सुना 
जाता है । वह उस शब्द के वाच्य के द्वित्व को कह सकता है । पुरोहित उस शब्द का वाच्य 
श्रूति से है, राजा श्रुति से वाच्य नहीं है । पुरोहित को कहने वाला ही पुरोहित शब्द है । युग- 
पदधिकरणवचनता में लक्षणा से [पुरोहित शब्द का वाच्य] दह ( - राजा) होता है। 
विवरण --तंच्छब्दवाच्यस्थ द्वित्वम्‌ --'तत्‌' से पुरोहित शब्द यहां ग्रभिप्रेत है, क्योंकि 
उससे परे द्विवचन श्रुत है । अतः वह पुरोहित शब्द. के वाच्य के द्वित्व को ही कह सकता है। 
पुरोहितश्च तच्छव्दवाच्यः भुत्या --पुरो हित शब्द पुरोहित ग्रथ को श्रुति से कह सकता है, राजा 
को नहीं कह सकता । उसी का स्पष्टीकरण करते हैं--लक्षणया युगपदबिकरणवचनतायां तद्‌ 
भवति | इसका भाव अह है कि प्लक्षन्पप्रोघी यहां इन्द्र समास में प्लक्ष और न्यग्रोध दोनों शब्द 
दोनों शब्दों के झर्थो को कहने वाले होते हें । महाभाष्य २।२।२६ में वातिक है-युगपदधि- 
करणे इन्दव बनात्‌ । इसका अथ है जव युगपत्‌ एक एक (= प्रत्येक) शब्द से द्वन्द्ववाच्य समुंदाय- 
रूप अधिकरण=ग्रभिघेय कहा जाता है तव इन्द्र समास होता. है (६० महाभाष्य-प्रदीप ). । 
इस युगपदघिकरणता में राजपुरोहितौ शब्दगत पुरोहित पद जब राजा को भी कहेगा तब 
ल्क्षणा माननी होगी, इसी प्रकार राजा भी जब पुरोहित को कहेगा तब लक्षणा से कहेगा । यह 
` आश्यकार शबर स्वामी का कहना है। वेद में समासे के विना भी युगपदधिकरणता देखी जाती 
है। यथा द्यावा ह क्षामा (ऋ० १०१२१) द्यावा चिदस्मै पृथिवी संनमेते (ऋ० २।१२।१३)। 


१. सुबोधिन्यां कुतृहलवृत्तौ च 'पाणिवत इति पाठः। - ` / `` ~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बष्ठऽध्याये षष्ठपादे अधि० १ सू० १२ १९१९ 


नन्वेकस्य हौ पुरोहितौ न स्तः। पुरोहितं वृणीते' इति ह्य पादीयमानस्य 
विवक्षितमेकत्वमिति । उच्यते । वचनादेतद्‌. भविष्यति । कि हि वचनं न. कल्पयेत्‌ । 


यहां द्यो शब्द द्यावा पृथिवी दोनों का वाचक है । इसी प्रकार क्षामा भी दोनों का वाचक है। 
इन्हें द्विवचनान्त माना जाता है । उत्तर उद्धरण में संनमेते इस द्विवचनान्त क्रियापद के 
साथ “पृथिवी' का सामानाधिकरण्य मानकर ही पदकार पृथिवी इति में हिवचनाश्रय प्रकृतिभाव 
दशति हुँ । यह युगपदधिकरणवचनता वातिकरकार के मतानुसार मानी गई है। मह(भाष्यकार 
पतञ्जलि ने इस युगपदधिकरणवचनता के विषय में लिखा  है- सेयं य॒गपदधिकरणवचनता- 
नाम दुःखा च दुरुपपादा च अर्थात्‌ यह युगपदधिकरणवचनता प्रतीति में न आने से दुःखा और 
प्रमाणाभाव से दुरुपपादा ( -= कठिनाई से प्रतिपादित की जाने वाली) है । | 
राजपुरोहितौ या प्लक्षन्यग्नोधौ में इतरेतरयोग में द्वन्द्व समास होने से दोनों एक दुसरे के 
सहयोगी जाने जाते हैं --राजा सहयोगी पुरोहित और पुरोहित सहयोगी राजा जाना जाता 
है । इसी प्रकार प्लक्ष सहयोगी न्यग्रोध भौर न्यग्रोध सहयोगी प्लक्ष जाना जाता है (द्र० महा- 
भाष्य २।२।२६) । इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया जा सकता है--रामलक्ष्मणो गच्छतः 
कहने पर यह जाना जाता है कि राम और लक्ष्मण. साथ साथ जाते हें । रामइच लक्ष्मणव्च 
गच्छतः इस में साथ साथ जाते हैं इसकी इतनी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, जितनी समस्त 
प्रयोग में होती है । रामो गच्छति लक्ष्मणोऽपि गच्छति कहने पर स्पष्ट ही गमन क्रिया में 
पार्थक्य जाना जाता है | यही तात्पग्रे यास्क मुनि ने यस्यागमादर्थपृथकत्वमह विज्ञायते न 
त्वौद्दे शिकमिव स कर्मोपसंग्रहः . (निक्त १।४) में कही है । इसका तात्पर्य .है--जिस 'च' 
झादि के वाक्य में ग्रागम (प्राप्ति व्यवहार) होने पर निश्चय ही झर्थं की पृथक्ता जानी 
जाती है, उतनी पृथक्ता नहीं जितनी कि पृथक्ता को उद्देश करके कहे गये रासो गच्छति 
लक्ष्मणो गच्छति वाक्य में जानी जाती है । इस प्रकार का शब्द कर्मोपसंग्रहे. (= कर्म= ग्रथ का 
संग्रह करने वाला) कहाता है। | | 
इस प्रसंग में एक वात और विचारणीय है । मीमांसाभाष्यकार शवरस्वामी ने मीमांसा 
१०।८।४ के भाष्य में वा्तिककार कात्यायन को असद्वादी कहा है - सद्वादित्वात्‌ पाणिनेवंचण 
प्रमाणम्‌, नासद्वादित्वात्‌ कात्यायनस्य । प्रकृत में शबर स्वामी ने कात्यायन द्वारा उपस्थापित 
युगपदधिकरणवचनता का आश्रय लिया है । . . 
व्याख्या (ग्राक्षेप) एक [राजा] के दो पुरोहित नहीं होते हैं । पुरोहितं वृणीते में 
उपावीयमान एकवचन विवक्षित है, अतः पुरोहित का एकत्व हो जाना जाता है। (समाधान) 
वचन से हो जायेगा । वचन किसको कल्पना नहीं कर सकता [अर्थात्‌ वचनसासथ्य से क्या 
नहीं हो सकता हे] । इसी [.'राजपुरोहिंतो' वचन | के कारण से दो पुरोहित हो जायेगे। जेसे -- 


oon 


१. अनुपलब्बमूलम्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२० मीमांसा-शावर-भाष्ये 
एतेनैव कारणेन द्वो भविष्यतः। यथा वचनेन --अ्रञ्जलिना जुहोति’ इत्येकस्येव द्वौ 
पाणी भवतः, यद्यपि सव्योऽप्राप्तस्तथाऽपीति ॥ १२। 


अर्थाभावात्‌ तु नेषें स्यात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो वि'परिवतंते नैवं स्यात्‌-द्वौ पुरोहिताविति । कुतः ? अर्थाः 
भावात्‌ । नैवायमर्थोऽस्ति-द्वौ पुरोहिताविति । एकस्य राज्ञ एक एव पुरोहित उपा- 
देयत्वेन हि श्रूयते पुरोहितं करोतिः इति एकत्वं विवक्षितम्‌ । ननु वचनादित्युक्तम्‌ । 
उच्यते। न तु वचनादेतच्छक्यम्‌ । संस्कारतिमित्तत्वात्पुरोहितशन्दस्य, क्रियमाणो- 
ऽपि न पुरोहितः स्यात्‌ ॥१३॥ 


्रञ्जलिना जुहोति वचन से एक ग्रञ्जलि के ही दो हाथ होते हैं | अर्थात्‌ भञ्जलि के कथन 
से झञ्जलि के सम्पादन के लिये दोनों हाथ प्रयुक्त होते हैं] जबकि सव्य (=बांया) हाथ [यज्ञ 
` कसं में] ग्रप्राप्त है, फिर भी प्राप्त होता हे । 

विवरण-सव्योऽप्राप्तः--दक्षिणाचारेण कतंव्यम्‌ (मी० भा० १।३।५ में उद्धृत) 
वचन से यज्ञकमं में दाहिने हाथ से ही कर्म करना विहित है, परन्तु अञ्जलिना जुहोति वचन 
से अञ्जलि निष्पादनाथं प्रतिषिद्ध वामहाथ का भी सहयोग लिया जाता है ॥ १२॥ 

अर्थामावात्‌ तु नैवं स्यात्‌ ॥१३॥ 

सुत्राथं:--(तु ) 'तु शब्द से पूवं उक्त पक्ष की निवृति कहीं है । (अर्थाभावात्‌) दो 
पुरोहितरूप र्थे के अभाव से (एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ “राजा के दो पुरोहित यजन करे! 
अथं (न) नहीं (स्यात्‌) होवे। 

__ व्याख्या “तु शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है । ऐसा नहीं होवे--दो पुरोहित [यजन 
करे] । किस हेतु से ? प्रथं के प्रभाव से । यह भ्रथं नहीं है--दो पुरोहित । एक राजा का एक 
ही पुरोहित उपादेय (=स्वीकार्ये) रूप से सुना जाता है-पुरोहितं करोति (=पुरोहित को 
करता है) यहां एकत्व विवक्षित है । (प्राक्षेप) वचन से [दो पुरोहित होंगे] ऐसा कहा है । 
(समाधान) यह (=दो पुरोहित अर्थ) वचन से शक्य (: संभव) नहीं. है । पुरोहित शब्द 
के संस्कार के निमित्त से होने से, [दुसरा] किया हुआ भो पुरोहित नहीं होग़ा। : 

१ विवरण--संस्कारनिमित्तत्वात्‌ पुरोहितशब्दस्य--भाष्यकार ने संस्कारनिमित्तर 

| त्‌ पुर त्तत्त क्या 
है, यह्‌ स्पष्ट नहीं किया । सुबोधिनीवृत्ति में लिखा है-<'पुरोहितस्य प्रवरेण राजा वक 


१. मी० १४३० सूतभाष्ये 'प्ञ्जलिना सक्तूनप्रदाब्ये जुहोति’ इति वचनमुद्धृतं, 


तस्येवाय संक्षेपः प्रतीयते । २. 'व्यावत्यंते' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` २४१ - षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि०, २ सू० १४ १९२१ 


अर्थानां च विभक्तत्वान्न तच्छ्रुतेन संवन्धः ॥१४॥ (उ०) 

अर्थाचाँ च विभक्तत्वं श्रूयते-तेजःसंस्तवो ब्राह्मणस्य, वीर्यसंस्तवो राजन्य 
स्य। ताभ्यां वर्णाभ्यां तेन तेन फलेन संबन्धोऽनूद्यते। तस्मादपि न द्वो. पुरोहिता- 
वेकस्य राज्ञ इति ॥१४॥ 


MRS = 
(==पुरोहित के प्रवर से राजा प्रवरों का वरण करता है) इससे प्रवर के वरण के लिये एक 
ही पुरोहित भ्रपेक्षित है। वस्तुतः पुरोहित का वरण राजा इसलिये करता है कि वह राजा के इष्ट 
अनिष्ट का पहले से ही ध्यान रखे। पुरोहितशब्द का ग्रथ है--पुरो दधातीति पुरोहितः 
अथवा पुरो हितः स्थापित इति पुरोहितः । भट्टकुमारिल ने लिखा है--भिन्तकल्पयोरिहाधिकारः 
अर्थात्‌ भिन्न कल्पवालों का यहां एक कमं में अधिकार कहा है। इससे जाना जाता है कि 
राजा का अपना गोत्र प्रवर स्वतन्त्र होता था | साम्भ्रतिक व्यवस्था यह है कि क्षत्रिय और 
वैद्य का अपना स्वतन्त्र गोत्र प्रवर नहीं माना जाता है। इनके जो पुरोहित होते हैं उनके जो 
गोत्र प्रवर होते हैं वे ही क्षत्रिय और वैश्यों के माने जाते हैं । इस व्यवस्था में क्षत्रिय आर वेदम 
के पुरोहित से भिन्न गोत्र प्रवर न होने से. भिन्तकल्पत्व की संभावना ही नहीं है । वस्तुतः यह 
व्यवस्था तव स्वीकार की गई जब गुणकमेस्वभावानुसार वर्णव्यवस्था के स्थान में जन्म से वर्ण 
व्यवस्था स्वीकार की गई । इतिहास पुराणों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब 
एक ही ऋषि ( =ब्राह्मण) की कोई सन्तान क्षत्रिय वा वेश्य बन गई । उस स्थिति में क्षत्रिय और 
वैश्यं के स्वतन्त्र गोत्र और प्रवर होते थे । राजा के स्वतन्त्र गोत्र प्रवर होने पर ही पुरोहित 
के गोत्र प्रवर से भिन्नता सम्भव है भौर तभी भिन्त कल्पवालों का अधिकार स्वीकार करना 
युक्ति-संगत है । पूर्व काल में वणं व्यवस्था जन्म से नहीं, अपितु गुणकमंस्वभाव से मानी 
जाती थी | इसका यहां विवरण विस्तार भय से नहीं करते ॥१३॥ ' 
ग्रर्थानां च विभक्तत्वान्न तच्छ्रुतेन संबन्धः ॥१४॥ ` 
सुत्राथः-- (अर्थानाम्‌) रथो -प्रयोजनो के (विभक्तत्वात्‌ ) विभक्त होने से (च) भी 
(तच्छ्र्तेन) उन वर्णो के साथ उस उस फल के अनूदित होने से याग का दो पुरोहितों के 
साथ (संबन्धः) सम्बन्ध नहीं है। 
विद्वोष-कुतुहलवृत्ति में 'भर्थानां विभक्तत्वात्‌ ततंइच तेन सम्बन्धः सूत्रपाठ है । उस 
कै अनुसार अर्थ है-भ्रथो के विभक्त होने से ब्राह्मण की तेज की संस्तुति और राजन्य की बल 
की स्तुति उस फल के साथ अनूदित है (अनुवादरूप है) इससे “राजा गौरं पुरोहित’ ये दो 
यजन करे। ` , [ 
' ठ्याख्या श्र्थो का विभकतत्व (=विभाग) सुना जाता है--तेज की स्तुति ब्राह्मण 
` की, वीर्य की स्तुति राजन्य की । उन वर्गो का उस उस फल के साथ सम्बन्ध का भ्रनुवाद 
किया जाता है। इससे भी दो पुरोहित एक राजा के नहीं है ॥१४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri" 
१९२२ ` ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये - 23 
अथ यदुक्तम्‌, एतस्मादेव कारणादेकस्यैव पुरुषस्य वौ पाणी भवत इति ¦ 
| पाणेः प्रत्यक्षमावादसंबन्ध: प्रतीयेत ॥ १५॥ (उ०) 


युक्त तत्र । पाणेः प्रत्यद्धभरतत्वात्‌ । ग्रञ्जलौ प्रत्यङ्गभूतो -इक्षिणस्य पाणेः 
सव्यः पाणिः | तेन विनाऽञ्जलिरेव न भवति। न हि द्वाभ्यां दक्षिणाभ्यामञ्जलि- ` 
'रित्युच्यते । तस्माद्राजा च पुरोहितरच स्यात्‌ । ननु तत्र राजपुरोहितश्च राजपुरो- 
हितश्च राजपुरोहितौ यजेयातामिति। उच्यते। न तौ सायुज्यकामौ भवतः । स 
`राजा पुरोहितेन सहैककार्यो भवति, न तु पुरोहितः पुरोहितेन । उभावपि तौ हि 
राजानमभिचरन्तौ पुरोहितावित्युच्येते, न हि तमिच्छन्तौ । संस्कारशब्दो हि पुरो- 
_______ 2 SS Mt २ न 

व्याख्या- जो कहा है- इसी (= वचनरूप कारण) से [वामहस्त का यज्ञ में प्रयोग 
वर्जित होने पर भो] एक ही पुरुष के दोनों हाथ [मञ्जलि में प्रयुक्त] होते हें । [इसका 
परिहार करो] । `” 

पाणे प्रत्यङ्गभावादसंबन्धः प्रतीयेत । १५ 


ुतरार्थः-- (पाणेः) वामहस्त का (प्रत्यङ्गभावात्‌) श्रञ्जलि में वामहस्त के दक्षिण- 
हस्त का प्रत्यङ्गभुत होने से अर्थात्‌ विना वाम हस्त के सयोग के ग्रज्जलि के उपपन्न न होने 
से (ग्रसंबन्धः) दो दाहिने हाथों के सम्बन्ध का ग्रभाव (्रतीयते) जाना जाता है। ; 

विशेष--कुतूहलवृत्ति में 'ग्रसस्बन्धः' के स्थान में 'सम्बन्धः' पाठ है। तदनुसार अर्थ 
है- वाम हस्त का दक्षिण हस्त के प्रति अञ्गभाव होने से वामहस्त का दक्षिण हस्त - के साथ 


संबन्ध जाना जाता हे । अन्यथा वाम हस्त के विना अञ्जलि के असम्भव होने से वचन का 
आनर्थंक्य होवे । 


व्याख्या वहां (=भ्रञ्जलि में वाम हाय का संयोग) युक्त है । पाणि के प्रत्यज्भभूत 

होने से । अञ्जलि में प्रत्यद्धभूत है दाहिने हाय का वाम हाथ | उस (=चाम हस्त) के विना 
मञ्जलि ही नहीं होती है । दो दाहिने हाथों से भ्रञ्जलि नहीं कही जाती है [अर्थात्‌ दो पुरुषों के 
दाहिने हाथों के संयोग को अञ्जलि नहों कहते हैं]। इससे राजा झौर पुरोहित होवे । (आक्षेप) , 
ह (=राजपुरोहितौ में) राजपुरोहितरच राजपुरोहितश्च= राजपुरोहितौ [इस प्रकार 
हित शब्दों का एकशेष मानकर दो पुरोहित]. यजन करें। (समाधान) चे (=द्रो 
जल) सायुज्य (=संयोग) को कामना वाले नहीं होते हैं। वह राजा 
त ने ह न वाला होता हे । पुरोहित पुरोहित के साथ [एक कार्य वाला] नहीं 
म यवत ही [अपने राजा से भिन्न] राजा के प्रति भ्रभिचार करते हुए पुरोहित कहे 
7 इच्छा करते हुए [रोहित] नहीं कहे जाते। पुरोहित संस्कार शब्द है। 


“ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि० ३ सू० १६ १६२३ 


हित इति । ननु लक्षणा भत्रति भवत्पक्षे । उच्यते । श्रुत्यभावे लक्षणयाऽपि व्यवहारो 
भवति । यथा--श्रग्नौ तिष्ठति, अवटे तिष्ठतीति । तस्माद्राजा च पुरोहितरच राज- 
पुरोहिताविति ॥ १५॥ कुलाययज्ञे भिन्नकल्पयो रप्यधिकाराधिकरणम्‌ ।।२॥। 


1 ७ 
[सत्रेषु ब्राह्मणानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ।३॥ ] । 


इह्‌ सत्राण्युदाहरणम्‌ -य एवं विद्वांसः सत्रमासते', य एवं विद्वांसः सत्रमुप 
यन्ति’ इति । तत्र संदेहः-कि सत्राणि त्रयाणामपि वर्णानामुत ब्राह्मणानामेवेति । कि 
प्राप्तम्‌ ? 


सत्राणि सर्ववर्णानामविशेषात्‌ ।॥॥१६॥ (पू०) 


(आक्षेप) आपके पक्ष में-लक्षणा होती है । (समाधान) श्रुति का अभाव (असंभव) होने पर 
लक्षणा से भी व्यवहार होता है । ग्रग्नौ तिष्ठति, अवटे तिष्ठति में [भ्रग्नि के समीप और 
अवट-- गड्ढे के समीप में ठहरता है, अर्थ जागा जाता है]। इससे राजा च पुरोहितश्च 
राजपुरोहितौ (=राजा रौर पुरोहित) । भ्रथं हो जाना जाताहै । , 
विबरण--उभाबपि तो हि राजानमभिचरस्तो पुरोहितावित्युच्येते - पुरोहित शब्द का 
मूल ग्रथ पूर्वं (पृष्ठ १९२१) लिख चुके हैं । शवर स्वामी ने पुरोहित का प्रमुख काय प्रतिपक्षी 
राजा के अभिचार का प्रयोग करना कहा हैं । श्रभिचार से तात्प है अपने शत्रु को किसी भी 
प्रकार की हानि पहुंचाना । यह ठीक नहीं है। पुरोहित का काय अपने राजा को, राज्य और 
प्रजा की समृद्धि तथा दुःखत्तिवारण के लिये समय से पूर्वं सचेत रखना है । केवल शत्रु को हानिं 
पहुंचाने मात्र से स्वराज्य या प्रजां का भला नहीं होता है अभिचार कर्म हिंसारूप है। इस 
विषय में मी० १।१।२ का झावर-भाष्य भाग १ पृष्ठ ६७ तथा इसी पृष्ठ का विवरण देखें ॥१५॥। 


व्याख्या--यहाँ सत्र उदाहरण हैं--य एवं विद्वांसः सत्रमासते: (--जो विदान्‌ इस 
प्रकार सत्र में बैठते हैं), य एवं विद्वांस सत्रमुपयन्ति - (=जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र को 
प्राप्त होते हैं) । इसमें सन्देह होता है क्या सत्र तीनों वणों के [ कतव्य] हैं अथवा .ब्राह्मणों 
के ही । क्या प्राप्त होता है ? 
सत्राणि सवंवर्णानामविशेषात्‌ ॥१६५: 


सुत्रार्थः-- (सत्राणि) सत्र कमं (सवंवर्णाताम्‌) सब वर्णो के कतंब्य होवे, (अवि- 
शेषात्‌) विशेष का कथन न हाने से। 


2. 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation ह and eGangotri 


'मीमांसा-शाबर-भाऽ 
१९२४ मीमांसा-शाब 


सत्राणि सर्ववर्णानां भवेयुरिति । कस्मात्‌ ? भ्रविशेषात्‌ । न हिं करिचद्विशेष 
आश्रीयते अमीषां वर्णानां सत्राणि भवन्ति; ग्रमीषां नेति । तस्मात्‌ त्रयाणामपि 
वर्णानामधिकार इति ॥ १६॥ 
लिङ्गददोनाच्च ॥१७॥ (पू०) 

इतश्च पश्याम: त्रयाणां सत्राणीति। कुतः ? लिङ्गदशँनात्‌ | कि लिङ्गं 
भवति? एवमाह-बाहंद्गिरं ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌, पाथ्‌ रश्म॒ राजन्यस्य, 
रायोवाजीयं बेइ्यस्य' इति द्वादशाहे भवति वचनं ब्रह्मसामविधानपरम्‌। तस्मिन्‌ 
राजन्यवैश्यानां दर्शेनं भवति । तस्मादपि सर्वंवर्णानामधिकार इति ॥१७॥ 


व्याख्या-सत्र सब वणो के होवें । किस हेतु से ? विशेष न होने से। कोई विशेष . 


झाक्षित नहीं है इन वर्णो के सत्र होवे इनके न होवें] । इससे [सत्र में] तीनों वर्णो का अघि- 
कार है ।।१६।। 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १७॥ 
सुत्राथः- (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दरशन से (च ) भी सत्र में सब का अधिकार 


होवे। 

व्याख्या इससे भी जानते है कि तीनों वर्णो के सत्र हैं। किस से? लिङ्ग के देखे 
जाने से । क्या लिङ्ग होता है ? इस प्रकार कहा है - बाहेद्गिरं ब्राह्मणस्य साम कुर्यात्‌ 
पाथ्‌ रञ्मं राजन्यस्य रायोवाजीयं वेश्यस्य (= बाहंद्गिरं ब्राह्मण का साम होवे, पाथु रश्म 
.राजभ्यों का रायोवाजीय वेश्य का) यह ठावशाह में ब्रह्म साम विधायक वचन होता है। 
उसमें राजन्य ओर वेशयों का दशन होता है । इससे भी [सत्र में] सब वरणो का झधिकार है । 
विवरण--बाहेंद्गिर भर पाथु रस्म में दृष्टं साम (गअष्टा० ४।२।७) से वृहद्गिरि से 
देखा गया साम, पृथुरदिमि से देखा गया साम, इस अथ में झण्‌ प्रत्यय होता है | रायोवाजीय में 
मतो छः सुक्त साम्नोः (अष्टा० ५।२।५६) से रायोवाज शब्द है जिसमें, ब्रह साम रायोवाजीय 
कहाता है । जसे यज्ञायज्ञा वो गिरा ऋचा में उत्पन्न साम यज्ञायज्ञीय और इन्द्र! न त्वा वारवन्तम्‌ 
कचा में उत्पन्न साम वारवन्तीय कहाता है । इस विषय में विशेष पूत्र भाग ४, पृष्ठ १३१०- 
१३११ के विवरण में देखें" । द्वादशाहे भवति ब्रह्मसामविघानपरम्‌--इसः विषय में पूर्वत्र भाग 
४; पृष्ठ १३१० देखे ॥१७॥ : 


१. ६० पूवंत्र भाग ४, पृष्ठ १३१०, टि० १। 


२. पूवं पृष्ठ १३११ में रायोवाजीय में दुष्टं साम श्रथ में जो छ प्रत्यय लिखा वह 
ठोक नहीं है उसे यहां लिखे अनुसार ठीक कर लें। हँ जे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये षष्ठपादे अधि० ३ -सु० १६ _ १६२५ 


बराह्मणानां वेतरयोरास्विज्याभावात्‌ ॥ १८) (३०) 
` वाशब्दः पक्ष व्याक्त॑यति। न चैतदस्ति, त्रयाणामपि वर्णानामधिकार इति । 
क्रि तहि? ब्राह्मणानामेव स्यात्‌ । कुतः? इतरयोरात्विज्याभावात्‌। इतरयोहि 
वर्णयो राजन्यवैश्ययोरात्विज्यं प्रतिषिद्धम्‌ । स्वयमेवाऽऽत्विज्येन विनां विगुणत्वम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणानामेव स्यात्‌ ॥ १८।। 


वचनादिति चेत्‌ ॥१९॥ (आ०) 


इति चेत्‌ पश्यसि - राजन्यवै्ययोर्वेगुण्यमापद्यत इति वचनाद्‌ यजमानाः पात 
ऋत्विजो भविष्यन्ति-ये यजमानास्त ऋत्विज इति । के पुनयजमानाः : 
ये सत्रफलं* कामयमानाः सत्रकर्मणि प्रवृताः, ते राजन्या अपि वेश्या अपि। तेषा- 


ब्राह्मणानां वेत रयोरास्विज्याभावात्‌ || १८ ; 

सुत्रार्थः -- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (ब्राह्मणानाम्‌) सत्र 
में ब्राह्मणों का ही ग्रधिकार है ( इतरयोः) राजन्य ग्रौरः वैश्य को (आत्विज्याभावात्‌) ऋत्विक्‌ 
कर्म का अभाव होने से । । 

ब्याख्या- “बा' बाबद पक्ष को हटाता है । यह नहीं हे तीनों वर्णो का [सत्र में] 
अधिकार है । तो क्या है? ब्राह्मणों का हो होवे । किस हेतु से ? अ्रन्यो के आत्विज्य के अभाव 
से । अन्य राजन्य और वेश्य वर्णो का ग्रात्विज्य (= ऋत्विक्‌ कर्म) प्रतिषिद्ध है । आत्विज्य के 
विना विगुणत्व स्वयं ही है । इससे ब्राह्मणों का ही [सत्र में अधिकार] होवे ॥१ ८! “- 

विवरण -_आरिविज्याभांवात --'म्रात्विज्य' शब्द वैदिक वाङ्मय में आद्युदात्त उपलब्ध 
होता है । ग्रतः ऋत्विक शब्द के ब्राह्मणादि गण में पाठ होने (द्र० काशिका ५।१।१२४ की 
टिप्पणी मे संगृहीत शब्द) तस्य कर्म इस अर्थ में ष्यम्‌ प्रत्यय होता है। ऋत्विक्‌ का कर्म 
आत्विज्य कहाता है । भ्रात्विज्ये प्रतिदिद्धम्‌-मन्त्रोदि स्मृतियों नें याजन कर्म ब्राह्मण का ही 
कहाँ है ॥१८॥ र 

वचनादिति चेत्‌ ॥१९॥ 

| सूत्रार्थः-- [ये यजमानास्ते ऋत्विजः--- जो यजमान हैं वे ऋत्विक्‌ होते हैं इस] (वचनात्‌) 
वचन से राजन्य और वंश्य भी ऋत्विक्‌ होंगे (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 

व्याख्या--यदि यह समभते हो कि राजन्य झर वेश्य का कमे वंगुण्य को प्राप्त होता 
है[तो वचन से यजमान होते हुए ऋत्विक्‌ हो जायेंगे- ये यजमानारते ऋत्विजः (=जो 
यजमान हैं वे ऋरिवक होते हैं। यजमान कोन हैं? जो सन्न'के फल को कामना i हुए 
सन्नकर्म में प्रवृत्त हुए वे राजभ्य भी और बेइय भी [हो सकते हें] । उनके ऋ का 


१. 'तत्र फलं' इति काशीमुद्रिते पाठः। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९ १९२६ Digitized 0)//0)/8 सा शवर म्म and eGangotri 

मत्विक्कर्म वित्रीयते । तत्रैतत्‌ स्यात्‌-येषामात्विज्यं शक्यं कतु, तेषामेव तदब्राह्मणानां 
शकयमः। प्रतिषिद्धं हि राजन्यवेश्यानां, न तेषांमिदमात्विज्यविघान मिति । नेतदेवम्‌ । 
यथैव ब्राह्मणानां यजमानानामप्राप्तं वचनप्रामाण्याद्‌ भवति, एवमत्राह्मणानामपि 
यजमानानां वचनप्रामाण्यादेव भवितुमहँतीति । तस्मादात्विज्यसंस्कृता राजन्यवैश्या 


अपि सत्रमासीरन्निति ॥ १९।। स्ट मू 
न स्वामित्वं हि विधीयते ॥२०॥ (आ० नि०) 
नैतदेवम्‌ । स्वामित्वमनेन वचनेन विधीयते-एवंकामाः सत्रमासीरन्निति 
विधीयते, नाऽऽत्विज्यम्‌ । अथ ये यजमानास्त ऋत्विज इत्यनेन वचनेन विहितमात्वि- 
ज्यमिति । उच्यते । तदपि न । कथम्‌ ? नात्रैषा वचनव्यक्तिः-ये यमाना इत्युदृश्य- 


पदम्‌, ऋत्विज इति विघेयपदम्‌ । तथा हि सति .श्रात्विज्यमङ्गं यजमानसंस्कारकं 
विधीयेत, न यजमाना ग्रात्रिज्यस्याङ्गम्‌ । तत्र प्राकृतार्थेता नेषामात्विज्यानां स्यात्‌, 


'विधान किया जाता है । (आक्षेप) उस स्थिति में यह होगा--जिनका ऋत्विक्कर्म करना संभव 
है उनका ही [अधिकार होगा] | यह ( =झास्विज्य करना) ब्राह्मणों का ही सम्भव है, 
राजन्यो और वेश्यां का. [ झात्विज्यकम ] प्रतिषिद्ध है। यह ( =राजच्यों झौर वेव्यों) के 
ऋत्विवकर्म का विधान नहीं है । (समाधान) .ऐसा नहीं है । जैसे ब्राह्मण यजमानों का प्रप्रापप 
[ऋस्विक्कमं ] वचनभ्रामाण्य से [ विहित] होता है, इसी प्रकार अब्राह्मण यजमानों का भी 
वचन के प्रामाण्य से ही [ऋत्विक्कमं का विधान] योग्य है। इससे ऋत्विक्कर्म से संस्कृत 
राजन्य और वेश्य भी सत्र में बेठे भर्थात्‌ उनका सत्र में अधिकार है ॥१९॥ 
न स्वामित्वं हि विधीयते ।। २०॥ 
सुत्राथंः - (न) ऐसा नहीं है । (स्वामित्वम्‌) सत्र विधायक वचन से सत्र करने वालों 
का स्वामित्व अर्थात्‌ यजमानत्व का (हि) ही (विधीयते) विधान किया जाता है, झारिविज्य 
का विधान नहीं किया जाता दै । क 
व्याख्या - ऐसा नहीं है [अर्थात्‌ राजस्यों और वेइयों के ऋत्विक्कर्म का विधान नहीं 
किया है]। इस वचन से स्वानित्व का विधान किया जाता है --इस प्रकार की कामनावाले सत्र 
में बेठे, ऐसा विधान किया जाता है, भ्रात्विज्य का विधान नहीं किया जाता है । (आक्षेप ) ये 
यजमानास्त ऋत्विजः इस वचन से [राजन्य रौर वैद्य यजमातों का भी भ्रात्विज्य कहा है । 
(समाधान) यह भी नहीं है । कसे ? यहां ऐसी वचन की व्यक्ति (स्वरूप) नहीं है ये 
यजमान: सह उद्देश्य पद ओर क्र त्विज:,यह विधेय पद । इस प्रकार की [ चचन-व्यक्ति ] होते 
पर भात्विज्यरूप अङ्क यजमान का संस्काररूप विहित किया जाये, यजमान आट्विज्य के श्रज्भ- 


“रूप विहित नहों किये जायें । उस अवस्था में इन ऋत्विक्कमों की प्राकृताथंता (--प्रक्ृतिं में 
कल्पना भो करनी पड़े और बह (= 


निर्दिष्ट प्रयोजनता) न होवे और दुष्ट संस्कार की 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽघ्याये षष्ठपादे अधि० ३, सूर २० १६२७ 


संरकारश्चादृष्टः कल्प्येत । स च यजमानविषय . इति पुनरदृष्टम्‌ । तस्मान्न यज- 
- मानानां सतामात्विज्या: पदार्था विधीयन्ते । कि तहि? आव्विजानाँ पदार्थानामः 
नन्यकतृ'कता । एषा च वचनव्यक्तिः य ऋत्विजस्ते यजमाना इति। अत्र ऋत्विज . 
इत्युहद श्यपदं, यजमानास्त इति विधीयते । ये यजमानास्त एव ऋत्विजो भवन्ति, नान्य 
इत्यात्विजेषु पदार्थेषु यजमानाः कर्तारो विधीयन्ते । प्रत्याम्नानाद्‌ शरन्ये निवेतंन्ते । एवं 
सति प्राकृतप्रयोजना एव आत्विजाः पदार्था: । न यजमानसंस्कारोऽदुष्टो. विधोयत; 
इति । यजमानकतृ कल्पनायामप्येषामदुष्टमिति यदि कल्प्येत, तत्र ब्रूमः॥ इतरः 
स्मिन्नपि पक्षे यजमानविषयः सोऽदुष्टः संस्कार इत्यंवश्यं कल्पनीयम्‌ । . यश्चोभयोः 
पक्षयोर्दोषो न तमेकशचोद्यो भवति ।।२०॥ प 


संस्कार) यजमान फे विषय में, यह पुनः (दुसरे) दुष्ट की कल्पना करनी पड़ । इससे 

यजमान होते हुओं के प्रात्विज्य पदार्थ विधान नहीं किये जाते हैं। तो क्या विधान किया 

जाता है? ऋत्विक्‌ संबन्धी पदार्थों की झनन्यकत्‌ कता [अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदार्थ 

यजसानों से भिन्त से नहीं किये जाते हैं] । बचन का यह स्वरूप है-य ऋत्विजस्ते यज- 

माना: (--जो ऋत्विक्‌ हैं वे यजमान हैं) । यहां ऋत्विक्‌ यह उद्देश्य पद है, यजमात्तास्ते 

इससे [ऋत्विजों के यजमानत्व का] विधान किया जाता है। 'जो यजमान हैं वे ही ऋत्विक 

होते हैं, भ्रन्य नहीं' इससे ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदार्थों में यजमान कर्तारूप से विहित किये जाते हैं । 

प्रत्याम्नान (= विपरीत पाठ) से अन्य [यजमान] निवर्तित होते हैं । इस प्रकार (=विपरीत 
रूप से) विधान करने पर ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदार्थ प्रकृति के प्रयोजनवाले हो होते हैं । 

यजमान का संस्काररूप अ्रदृष्ट विधान, नहीं किया जाता है [जैसा कि ऊपर दर्शाया है] ( आक्षेप) 
[ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदार्थों के | यजमानकतु क कल्पना में भो यदि इनका शदृष्ट कल्पित किया जाये 

तो (समाधान) इस विषय में कहते हैं - दुसरे पक्ष में भी यजमान विषयक वह श्रदृष्ट संस्कार 

अवश्य कल्पनीय होवे । जो दोनों पक्षों में दोष है, वह एक पक्ष में चोद्य (- आक्षेप योग्य) 

नहों होता है । - | 

' विवरण - एवंकामः - इससे सत्र के विभिन्न फलों की कामना वालों का निर्देश किया 

है । ये यजमाना इत्युद्देश्यपदम्‌ - इसका तात्पयं है यजमानों को उद्देश्य करके ऋत्विक्त्व का 
'विधान नहीं किया है। ऐसा करने पर क्रत्विक्त्व का विधान यजमान का संस्कारक होवे, उसमें 
यजमान प्रधान होगा आ्रात्विज्य. अंङ्ग होगा । तत्र प्राकृताथंता नेषासात्विज्यानां स्यात्‌ सत्र की 
प्रकृति ज्योतिष्टोम है । ज्योतिष्टोमं में ऋत्विजों का जो प्रयोजन यागगत तत्तत्‌ कार्ये करनारूप 
कमे हैं, वह झात्विज्य को यजमान का संस्कारक मानने पर उपपन्न नहीं होगा और क्रत्विक्त्व 


१. अयं पाठ: पूनासंस्करणे पाठान्तरत्वेन निदिष्टः। अयमेव पाठो युक्तः ल लाता । 
मुद्रितपुस्तकेषु तु “ऋत्विज इत्युद्देद्य पदम्‌ । त इति विधीयते ।' इत्यपपाठ: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९२८ मीमांसाशाबर-भाषये 
गाईपते' वा स्याताप्रत्रिपतिषेधात्‌ ॥२१॥ 
क यजमान के संस्कारक होने पर दृष्ट फल के अभाव में अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। और 


बह भ्रदृष्ट भी यजमान गत मानना होगा । इस प्रकार. दो अदृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी। 
ये ऋत्विजस्ते यजमानाः ऐसा वचन का स्वरूप. मानने पर ऋत्विजों को उद्देश्य करके यजमानों 
का विधान होगा । आव्विजेषु पदार्थेषु ऋत्विक्‌ शब्द से तस्येदम्‌ (ग्रष्टा« ४३1१२०) से 
सम्बन्वार्थ में अण्‌ हुआ है। प्रत्यास्नानात्‌ -'ये यजमानास्त ऋत्विज:' का विपरीत पाठ--ये 
ऋत्विजास्ते यजमानाः करने पर ऋत्विक्‌ कर्म में यजमानों का विधान होने से जिनका ऋत्विक्‌ 
कर्म नहीं हैं, उन राजन्य और वैश्य यजमानों की निवृत्ति हो जायेगी । इसका तात्पर्यं यह है कि 
यथाश्र॒त पाठ मानने पर--यजमानों को उद्देश्य करके ऋत्विकत्व विधान करने पर ऋद्धिकामाः 
सत्रमासीरन्‌ वचन से ऋद्धि की कामनावाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य सभी. यजमान प्राप्त 
होते हँ । उनमें ऋत्विकत्व का विधान करने पर क्षत्रिय और वैश्य यजमान में ऋत्विवत्व की 
प्राप्ति होने से उनका भी सत्र में ग्रधिकार प्राप्त होता है । उद्देश्य विधेय के विपरीत कर देने 
से जो ऋत्विक्‌ कर्म में विहित हैं उन्हीं का यजमानत्व होगा क्रत्विक्‌ कर्मं केवल ब्राह्मण का 
विहित है । अतः सत्र में राजच्यों और वेश्यो को निवृत्ति हो जायेगी।२०॥ 
गाहेपते वा स्यातासविप्रतियेधात्‌ ॥२१॥ 

सुत्राथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त पक्षं की निवृत्ति करता है । सत्र में (गाहंपते) 
गृहपति सम्बन्धी कमे में राजन्य म्रौर वैश्य अधिकृत (स्थाताम्‌) होवे । (भ्रविभ्रतिषेधात्‌) 
राज्यच्य और वैश्य का प्रतिषेघ न होने सेग्रथवा विरोधं न होने से । 


विशेष-गाहेपते गृहपति सम्बन्धी कमं | यहां पत्यन्तपुरोहितादिस्यो यक्‌ (अष्टा० 
५११२८) से यक्‌ प्रत्यय प्राप्त होकर -“गाहपत्य' प्रयोग निष्पन्न होता है । यदि तस्येदम्‌ 


(प्रष्टा० ४।३।१२०) से सामान्य सम्बन्ध श्रथ में प्रत्यय करें तो भी दित्यदित्यादित्यपत्युत्तर-- 


` षदाण्ण्यः (अष्टा० ४।१।८५) से ण्य प्रत्यय होकर भी गाहपत्य प्रयोग बनता है । अ्रतः . यहां 
तस्येदम्‌ प्रथं में अपवादविषयेऽपि बवचिबुत्सग; प्रवर्तते (अपवाद के विषय में भी कहीं-कहीं 
उत्सगं की प्रवृत्ति होती है) इस परिभाषा से 'ण्प' प्रत्यय के ग्रपवाद विषय में उत्सर्ग अणू 
प्रत्यय जानता चाहिये । यथा -- तस्यापत्यम्‌ (भ्रष्टा० ४।१।६२) अर्थ में प्रत इन्‌ (भ्रष्टा० 


४।१।९५) से भ्रणु का अपवाद इन्‌ कहा है, पुनरपि प्रदीयतां दाशरथाय संथिलीम्‌ (रामा० ` 


६1१४३) में इन, के स्थान में उत्से भ्रण्‌ देखा जाता है । शावरभाष्य के पूना संस्करण में 
सुत्र भोर भाष्य में गाहते के स्यान में गाहंपत्ये पाठान्तर मिलता है, 'वह लक्षणेकचक्षु मूढ 


१. 'गाहंपत्ये वा' इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४२" षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० ३, सू० २२ १६२६ 


गाहुपते* पदार्थे राजन्यवैश्यौ भविष्यतः न “च॒तत्राईईत्विजेन- प्रयोजनम्‌ । 
तस्मादविप्रतिषेधस्तेषामिति ॥२१॥ 


न वा कल्पविरोधात्‌ ॥२२॥ (३०) | 


न चैतदस्ति, गाहंपते वा पदार्थे राजन्यवैश्याविति । कल्पविरोधो हि स्यात्‌। - 
यजमानचमसः सोममय एकेषां, फलमयचमस* एकेषाम्‌ । तथा, ब्रह्मसाम बाहंदिगरं 
ब्राह्मणानां, पार्थ्‌ रश्मं राजन्यानां, रायोवाजीयं वैश्यानाम्‌ । तस्माद्‌ गाहुपते निवेश 
इत्येतदपि नास्ति ॥२२॥ 


वेयाकरण द्वारा परिवर्तित प्रयोग प्रतीत होता है। 


सुवोधिनीवृत्ति में 'गाहुपते वा स्यान्नामाविभ्रतिषेधात्‌' पाठान्तर है । उसका अर्थ 
गृहपति सम्बन्धी कमं में त्रेवणिक का झधिकार होवे, विरोध न होने से । : 
व्याख्या -गुहपति सम्बन्धी पदार्थ में राजन्य और वेश्य होंगे । वहां क्र्त्विक्कम से 
-प्रयोजन नहीं है । इससे उनका प्रतिषेध नहीं है ।।२१।। 
न वा कल्पचिरोधात्‌ ॥२२॥ 
सुत्राथः- (न वा) यह नहीं है कि गृहपति सम्बन्धी कमं में सजन्य झर वेरय होवें, 
(कल्पविरोधात्‌ ) कल्प का विरोध होने से । [कल्प का विरोध भाष्य में देखें |] 
व्याख्या--यह नहीं है कि गहपति के कमं में राजन्य और वेइय होवें । कल्प का 
बिरोध होगा । किन्ही (==ब्राह्मणों) का यजमान चमस सोममय होगा, दूसरों (= राजन्य 
वेश्यो) का फलचमस होगा । तथा ब्राह्मणों का बाहेंदिगर साम होगा, राजस्यों.. का पायु रइस 
और वेश्यों का रोयोवाजीय । इस [कल्प के भेद ],से गृहपति,के कस में [ राजन्यों भोर. वैद्यो 
का] निवेश होवे यह भी नहीं है।' _ 53:27 | ऽ 23 
` विवरण --यजमानचमसः सोममय एकेषाम्‌-यज्ञ में जिस द्रव्य की प्रधान याग की 
आहुति दी जाती है उसका यजमान और ऋत्विजों के भक्षेण का विधान है । सोमयाग में सोम 
का भक्षण 'चमस? पात्र द्वारा होता है । सत्र में तीनों के यजमान होने 'पर ब्राह्मण यजमान का 
चमस सोममय होगा" फलचमस एकेषाम्‌ --राजन्य आर वैद्य के यजमान होने पर उनको भक्षण 
के लिये सोम के स्थान पर बड़ की कोपल पीसकर दही में मिलाकर दिया जाता है-स यदि 
राजन्य वेश्यं वा याजयेत्‌, स मदि सोमं बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्नोधस्तिमीराहत्य ताः संपिष्य दधनि 
.उन्मुज्य तमस्मै भक्त प्रयच्छेत्‌ न सोमम्‌ (मी० ३।४।२२ के भाष्य में उद्धृत) ॥ इस प्रकार 
राजंन्य:श्रौर वैश्य काः चमस फलमय होगा । ब्रह्मसाम में वर्ण मेद से सामभेद का पूवं पृष्१६४६- 
१. 'गाहंपत्ये पदार्थ' इति पाठान्तरम्‌ |. 
२, 'फलचयसमय एकेषाम्‌' इति पुनामुद्रितेःपपाठ: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenriai and eGangotri 
१९३० “ ` भीमांसा-शाबर-भाष्ये 
अथ गढुक्तम्‌-लिङ्गदशनार्दिति । तत्परिहततव्यम्‌ | शरत्रोच्यते-. ` 
चच्या : 
स्वामित्वादितरेषामहीने लिङ्गदशेनम्‌ ॥२३॥ (३०) 
अहीनमेव सत्रशब्देन वक्ष्यति । यतः, स्वामित्वमृत्विजां विधीयते । श्रत 
ऋत्विजां स्वामित्वाद्‌ 'राजन्यवेश्यानां सत्र नावकल्पत इति। तस्मादहीने लिङ्गः 
दर्शनम्‌ ॥२३॥ सत्रेषु ब्राह्मगानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ 11३॥ 


[सन्ने वैहवामित्रतत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥४।। ] 


.. एतत्‌ समधिगतं ब्राह्मणानामेव सत्रम्‌, न राजन्यवैश्यानामिति । अथेदानीमिदं 
संदिरघम्‌- कि सवषां ब्राह्मणानामुत वासिष्ठानां सः, उत भृगुशुनकवसिष्ठान्‌ वजे- 
-यित््वाऽत्येषामिति । कि प्राप्तम्‌ ? सर्वेषामविशेषात्‌ । न हि कर्चिद्‌ . विशेष आश्री- 
यते, श्रमोषां ब्राह्मणानां सत्रममीषां. नेति । तस्मात्‌ सर्वेषामिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः . 


१६४७ पर भी निदेश हो चुका है (वहां देखें) । अतः ब्रह्मं साम-विषयक कल्पों के भिन्न भिन्न 
* होने से विरोध के कारण राजन्यों और वेश्यों का सत्र में अधिकार नहीं है । : 


व्यास्या-जो कहा है- लिङ्क के दशन से [ब्राह्मण राजन्य वेशय सबका सत्र में 
 ग्रविकार है] । उसका परिहार करो । इसमें कहते हैं-- बन्छु! 
. . ` स्वामित्वादितरेषामहीने लिङ्गदशनम्‌ ॥२३॥ ` | 
' ` सुत्रार्य'- (स्वामित्वात्‌) सत्र में ऋत्विजों के स्वामित्व का विधान होने से (इतरे- 
धाम्‌) ब्रह्मसाम में भूत राजन्यो भौर वेइयों कां (अहीने) अहीन संज्ञक द्वादशाह में (लिजु- 
“दिशतम्‌) लिङ्ग का दर्शत उपपन्न हो जायगा । र क डा 
| व्याख्या - भ्रहीन को ही सत्र शब्द से भागे कहेंगे । यतः [सत्र : में] ऋत्विजों के 
स्वामित्व का विधान किया जाता है। पनत: ऋत्विजों के स्वामी होने से राजन्य झौर वेदों 
“का सत्र उपपन्न.नहों होता है । इससे -्रहीन में लिङ्गदर्शन उपपत्न हो जायेगा ॥२३॥ 


कक ८ व्याख्या--यह जाना गया--ब्राह्मणो का ही सत्र है रा आर वेदयो . ट नहीं । 
«अब यह. स है--क्ष्या सब ब्राह्मणों का अथवा वासिष्ठो का वह, अथवा भूगु. -शुनक 
वसिष्ठो-को छोड़कर शन्यो का ? क्या प्राप्त होता है ? सबका विद्वेष [का अवण] न होने 


से । किसी विशेष का झाखय नहीं किया ब्राह्मणों क इनव 
त ` » इनः इनका नहीं 
सबका है । एसा प्राप्त होने पर किन fs नै ल ‘5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि० ४ सू० २५ १९३१ 


वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात्‌ ॥२४॥ (पू०). . 


वासिष्ठानां ब्रह्मत्वस्य नियमात्‌, वासिष्ठानां सत्रं स्याच्ञान्येषाम्‌। ` कुतः ? 
ब्रह्मत्वस्य नियमो भवति-वासिष्ठो ब्रह्मा भवति' इति. । अतो. वासिष्ठानां तत्स- 
मानकल्पानां च सत्रं. स्यादिति ।।२४॥ SOIT हीत 


सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥२५॥ (पू० 


सवेषां वा सत्रं स्यात्‌ । श्रविशेषात्‌ । ननु. वासिष्ठो ब्रह्मत्युच्यते। नेत्याह्‌। 
पुनः प्रतिप्रसूयते -य एव कश्चन स्तोमभागमधीयीत स एव ब्रह्मा. भवेद इति। 
वासिष्ठोपंदेश इदानीं किमर्थ इति चेत्‌? स्तोमभागप्रसंसार्थः। स्तोमभागानधीयानो- 
ऽवासिष्ठोऽपि वासिष्ठकायं समर्थः कतु मिति ॥२५॥ i 


_ चासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात-॥२४॥ 
ः सुत्रार्थः (वा) 'वा' शब्द अवधारण अर्थ में है। (वासिष्ठानाम्‌) वांसिंष्ठ गोत्र- 
वालों का (वा) ही सत्र है, (ब्रह्मत्वनियमात्‌ ) सत्र में वासिष्ठ ब्रह्मा के नियम होने से। . 
व्यार्या--वासिष्ठों के ब्रह्मसव का नियम होने से वासिष्ठो का सत्र होवे, अन्य का 
. नहीं । किस हेतु से ? ब्रह्मत्व का नियम होता है--वासिष्ठो ब्रह्मा भवति (= वासिष्ठ ब्रह्मा 
होता है )। इससे वासिष्ठों का और उसके संमान कल्प बालों का संत्र होवे। : 
सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्‌ ।। २५॥ 


सुत्राथः-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये- है । . (सर्वेषाम्‌) सब 
का सत्र होवे (प्रतिप्रसवात्‌) . प्रतिप्रसव होने से। ` 


व्यास्या-अथवा सबका सत्र होवे, विशेष कथन न करने से। (श्राक्षेप) वासिष्ठो 
ब्रह्मा ऐसा [विशेष] कहा जाता है । (समाधान) नहीं, पुनः प्राप्ति कराई जाती है। जो 
: कोई. भी स्तोम भागों को पढ़ता है वह ब्रह्मा होवे । वासिष्ठ. का: उपदेश क्रिस लिये है एसा 
- कहो तो, स्तोम भाग की प्रशंसा के लिये हे । स्तोमः भागों को पढ़ता हुआ वासिष्ठ भी वासिष्ठ 
` कार्म को करने में समथ होता है । 
विश्ञेष--कुतुहलवृत्ति में व्याख्या की -है--वासिष्छोः ब्रह्मा बेइवामित्रो होता इनके,प्रति- 
प्रसव=विरोध से दोनों ही सत्र में :प्रवृत्त नहीं. होते 'हैं.: [अतः सब ब्राह्मणों का अधिकार 
तदै रा ला कहि याक जा उनका SOO ली 


9011: 


१. भृनुपलब्धमूलमु | = `... २: मतुपलब्थगरलग्‌ । ` ` 


१ 
bi 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६३२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


चेरवामित्रस्य' होत्रनियमाद्‌ भगुशुनकवसिष्ठानाभनधिकार! ॥२६।। (उ०) 

भुग्वादीनामनधिकारः स्यात्‌ । कुतः ? वैशवामित्रस्य हौत्रं नियम्यते विइवा- 

मित्रो होता भवति' इति । तस्माद्‌ वेश्‍वामित्राणां, तेश्‍च समानकल्पानामधिकार 
इति ॥२६॥ सत्रे बैशवासित्रतत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ।४॥ 

[सारस्वतभिन्तसत्रेष्वाहिताग्नीनामेवाधिकाराधिकरणम्‌ nxn] ' 
सत्राण्येवोदाहरणम्‌--य एवं विद्वांसः सत्रमासते, य एवं विद्वांस: सत्रमुप- 
यन्ति? इति । तेष संदेह: -ि साग्नीनामनग्नीनाँ च तानि भवन्ति, उत साग्नीनामे- 
वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? | 

विहारस्य प्रसुत्वादनम्नीनाम्रपि स्यात्‌ ॥२७॥ (पू०) 


वेइवामित्रस्य होत्रनियमाद्‌ भृग॒शुनकवसिष्ठानामनधिकारः ॥ २६॥ 

सुत्रार्थ:-- (वेस्वामित्रस्य) वेश्वामित्र के (हौत्रनियमात्‌) होत्र के नियम से (भुगु- 
शुनकवसिष्ठानाम्‌) भृगु शुनक और वसिष्ठों का (प्रनधिकारः) सत्र में धिकार नहीं है।, 
| व्याख्या -भुगु आदि का अनधिकार होवे । किस हेतु से? वेशवाभित्र का होत्र कमे 
नियमित है-विइवामित्रो होता भवति (=विइवामित्र 'होता' होता है) । इससे वेइवा- 
मित्रों का तथा उनके साथ समान कल्पवालों का [सत्र में] अधिकार है । 

विवरण--विदवामित्रो होता भवति-- सूत्र में बेशवामित्रस्य होत्रनियमात्‌ पाठ होने से 
तथा पूर्वेसुत्रमाष्य में उद्धृत चासिष्डो ब्रह्मा भवति वचन की साम्यता से तथा कुंतुहलवृत्ति ६।६। 
२५ में बेइवामित्रो होता पाठ होने से यहां बैइवामिन्रो होता भवति पाठ होना चाहिये ।।२६।। 


र ब 


व्याख्या सत्र ही उदाहरण हैं-य एवं विद्वांसः सत्रमासते, य एवं विद्वांसः 
'सत्रमुपयन्ति (बहुत्र व्याख्यात) । इनमें सन्देह होता है- क्या सारिनयों : (= जिनने . अग्न्पा- 
घान किया है) के भोर निरग्नियों (=जिन्होंने झरभ्याघान नहीं किया है) के वे: '(--सत्र) 
होते हैं ग्रथवा सांग्नियों के हो ? क्या प्राप्त होता है ? 

- ` विहारस्य प्रभुत्वाद्‌ ग्रनरनीनासपि स्यात्‌ ॥२७॥ ` 


१. 'विस्वामित्रस्य' इति मुद्रितेषु भाष्यपुस्तकेषु पाठः । सुबोधिनीकुतूहलवृत्त्यो: :वैदवा- 


“सित्रस्य इत्येव पाठः । आष्येऽपि 'वैद्वामित्रस्य' इत्येवोच्पते । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ | कुतूहलवृत्तो 'बैइवासित्रो होता’ इत्येवोद्क्चियतेः। ` 
३, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि० ५ सू० २८ १६२२ 


साग्नीनामनग्नीनां च । कुतः ? विहारस्य प्रभुत्वात्‌ । प्रभवति हि परकीयोऽपि 
विहारः सर्वेषामुपकतुं म्‌ । `तत्वर्थो हि तेन सिध्यति | स यदीयेन तदीयेन वा सिद्धि- 
मुपैति । तस्मादनग्नीनामपि भवितुमहेतीति ॥२७॥ । 


सारस्वते च दशेनाव ॥२८॥ (पू०) 


सारस्वते च सत्रे भवति दशनम्‌ - पररथैर्वा एते स्वगं लोकं यन्ति, येऽनाहिता- 
गनय: सत्रमासते" इति । अनाहिताग्नीनां सत्रं दशेयति । तस्मादपि सवषाम्‌ ॥२८॥ 
2992 se SS HR RSIS त हक 


सुत्राथेः - (विहारस्य) परकीय विहार यज्ञीय स्थान के (प्रभुत्वात्‌) ऋतु के लिये 
समर्थ होने से (अनग्नीनाम्‌ ) जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है, उनका (अपि) भी सत्र 
(स्यात्‌) होवे । [ 

व्याख्या--सारिनियों और अनग्नियों के [सत्र होव] । किस हेतु से ? विहार के समय 
होने से । परकीय (== दूसरे का) विहार भी सबका उपकार करने में समर्थ होता है । उस 
(=परकीय विहार) से ऋतु का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। वह (ऋतु) जिस किसी के 
विहार से सिद्धि को प्राप्त होता है । इससे भ्रग्निरहितों का भी [सत्र में अधिकार] होना 
योग्य है ॥२७॥ > 

सारस्वते च दर्शेनात्‌ ॥२८॥ 


सुत्रार्थः-- (च) शौर (सारस्वते) सारस्वत सत्र में (दर्ेनातु) अनग्नियों के सत्र का 
दर्शन होने से। | दक किक 5 
व्याख्या--सारस्वतःसत्र में देखा जाता है - पररथेर्वा एते स्वर्ग लोकं यन्ति 
ये$नाहिताग्नय: सत्रमासते (-दूसरों के रथों से ये स्वर्ग लोक को जाते हैं जो ग्रताहितारिन 
सत्र करते हैं) । इससे अ्रनाहिताग्नियों का सत्र दर्शाया है । इससे भी सबका सत्र होवे । 
विवरण - पररथेर्वा--यह वचनःतो हमें उपलब्ध नहीं हुआ परन्तु निदानसूत्र (५१२) 
में कथमनाहिताग्नेः सत्रासनम्‌ (= भ्नाहितारिनि का सत्र कैसे होगा) इस प्रकरण में लिखा 
है--तदपि शाइवद्‌ ब्राह्मणम्‌ भवलि-यथा पररथेनाध्वानसियादेवमेष स्वगं लोकमप्येति यः 
पराग्निषु दीक्षित इति (--यह भी निश्चय ही ब्राह्मण होता है--जसे दुसरे के रथ से मागे 
को जाता है, इसी प्रकार यह स्वर्गलोक को भी प्राप्त होता है जो दुसरे की भ्रम्नियों में दीक्षा 
ग्रहण करता है) ॥1२५॥ WS | 


१. 'कर्तव्यो हि? इति काणीमुद्रितेपाठ:॥" ` पड; 
"२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द०--यथा पररथेनाध्वानसियादेवमेष स्वगं लोकमप्येति यः परा- 
'किनबु दीक्षितः इतिं। निदानसुत्र ै१३॥ ` | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शावरः भाष्ये 


प्रायश्रित्तविधानाच्च. ॥२९॥ (पू) 


१९३४ 


प्रायश्चित्त विधीयते -अर्नये -विविचपेष्ष्टाकपालं- पुरोडाशं निवपेद यस्या- ` 


५ हिताग्नेरन्येरग्निभिरग्नयः संसूज्येरन्‌ इति । संसरगेऽनीनां प्रायश्चित्त दर्शयति । 
स एवं स्यादनाहितः, नात्यथा । तस्मादप्यनग्नीनां सत्राणीति ॥२९॥ 
साग्नीनां वेष्टिपूर्वत्वात्‌ ॥३०॥ (35) 


ग्नीनां वा सत्राणि, नानग्नीनाम्‌ । कस्मात्‌ ? इष्टिपूर्वेत्वात्‌ । इष्टिपूर्वंत्व 
सौंमानामाम्नातम्‌--बश्पूर्णसासाथ्यामिष्ट्वा सोमेन. यजेत इति ज्यो तिष्टोमस्येष्टि- 


प्रायरिचित्तविधानाच्च ॥२९॥ 
सुत्रार्थः ¬ (प्रायदिवत्तविधानात्‌) प्रायश्चित्त के विधान से (च) भी अग्निरहिंतों के 


सत्र होते हैं । 
प व्याख्या-प्रायविचत्त का - विधान किया जाता है -अग्नये विविचयेऽष्टाकपालं 


पुरोडाशं नि्वेपेत्‌, यस्याहिताग्नेरन्येरगिनभिरग्नयः संसृज्येरन्‌ (=विविचि . रिति के' 


लिये प्रष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिस ग्राहितारिनं को श्रग्नियां अन्य श्रस्नियों . के 
साथ संपुक्त हो जायें = मिल .जायें) । यह भ्रग्नियों के संसग में प्रायश्चित्त दर्शाता है। वह 
_ (>-संसगं ) इसी प्रकार नाहितं अर्लियों के साथ हो सकता है, श्रन्यथा नहीं हो सकता। 
इससे भो प्रग्निरहितों का सत्र होता है । न्‍ दको 


_„ , विवरण-पग्तयें विविचये -विपूर्वक 'विचिर्‌ पृथग्भावे’ (द्र० क्षीरतरङ्गिणी ३1१३, ` 


पोठान्तर) घातु से कर्ता मै ओगादिक .इक्‌ प्रत्यय । विविचि= विवेक्ता = पृथक्‌कर्ता गुण- 
विशिष्ट अग्नि के लिये ॥२६।।' `. - - ` 
ड साग्नीनां वेष्टिपुवेत्वात्‌ ।।३.०॥। स्य 

सुत्राथ:-- (साग्नीनाम्‌) अग्निसहितो के (वा) ही सत्र होवें, ,सोमयाग के. (इष्टि- 
पूब॑त्वांत) इष्टिपूवेंक होने से । अर्थात्‌ सोमयाग दशंपूर्णमास से यजन करने: के पश्चात्‌ विद्वित 
है। यही घमं ग्रतिदेश से संत्रो में भी प्राप्त होगा । 


५.0. ४ व्याख्या>साम्नियों.के ही सत्र होव ग्रर्निरहितो के नहीं होव । किस हेतु से? .इष्टि- 


पृश्नत्व के विधान से । सोमयागों का इष्टि पूर्वत्व कहा गया ह-दशेपुर्णमासाम्यामिष्ट्वा ` 


९: प्रनुपलन्धमूलम्‌ । द०--“प्रग्तये विविचये पुरोडाशमष्टाकपालं निवंपेत्‌ । ..ते० ब्रा० 


॥७॥३॥५॥ अस्तये विविचयेऽष्टाकपालं यस्या हिताग्नेरर्‌ व्यैरग्िभिरय: सं 
ग त 
शहांश्दा 55६ 2३ पी - भ सूज्येरन्‌: ।! आप० श्रौ 


२. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०-वरपूर्णमासाविष्ट्वा (ससेन बजतेः। ;ते5 सं० ३।५।६।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे अधि ० ५, सुत्र ३२ १९२५ 
पूर्वत्वम्‌ । तंच्चोदकपरम्परया सत्राणि प्रति प्राप्तम्‌ तस्मान्नानरनीनां तानि - भवेयुः; 
रिति ॥३०॥ 
स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वात्‌ ॥३१॥ (उ०) 


स्वार्थेन चाग्नयः प्रयुक्ताः । कथम्‌ ? उपग्रहविशेषात्‌ । उपग्रहविशेषो हि 
भवति-ञ्रग्नीनादधीत* इति । तस्मादन्यस्यार्निभिरन्यस्य ने सिद्धिः, यद्यपि क्रत्वर्था 
श्रय इति ॥३१॥ 


संनिवापं च दशयति ॥३२॥ (उ०) 
सावित्राणि होष्यन्तः संनिवपेरन्‌? इति । तेनापि साग्नयः सत्राण्युपासत इति 


सोमेन यजेत (--दर्शपूर्णणास से यजन करके सोम से याग करे) इससे.ज्योतिष्टोम.का इष्टिः 
पुर्वेत्व कहा है । वह [घमं] चोदक = भ्रतिदेशं को परम्परा से सत्रों के प्रति. प्राप्त हैं । इससे 
अग्निरहितों के वे. (सत्र) न होवें ॥३०॥ - 2२0 क कि 
स्वार्थन च प्रयुक्तत्वात्‌ ।॥३ १॥ 
सुत्राथः-अग्नियों के (स्वार्थेन) अपने लिये (प्रयुक्तत्वात्‌ प्रयुक्त होने से (च) भी 
श्ररिनरहितों के सत्र न होवें । 


व्याख्या--झग्नियां स्वप्रयोजन से प्रयुक्त. हैं । कंसे ? - उपग्रहविशेष से। उपग्रह 
विशेष ही होता.है--अग्नीन्‌ आदधीत (.=भ्रंग्तयों का अपने लिये झाधान करे) । इससे 
अन्य की अग्नियों से अन्य [के कमं ] की सिद्धि नहीं होगी, यद्यपि झरितयां ऋतु के लिये हैं। 


दिवरण--उपग्रहविज्ञेषात्‌--उपग्रह शब्द से श्रात्मनेपद-ौरः परस्मेपद- कहे जाते हैँ! 
अग्नीनादघीत में भात्मनेपद के प्रयोग से पने लिये ही भ्रग्नियों का ग्राधान होता है ।।३१॥ 


संत्तिवापं च दशंयति॥ ३२ 


सुत्राथं:--सत्रियों की स्व-स्व भर्तियों का (संनिंवापभ्‌) मिलाना (च) भी (दशे- 
यति) दिखाता है=जनाता है कि साग्नियों का ही सत्र होवे । a 


व्याख्यां-सावित्राणि होष्यन्तः सन्निवपेरन्‌' (=सवितुदेवताक हवियो का होम 


| १. उपग्रहः--परस्मैपदमात्मनेपदं .च ।.~इहोपग्रंहविश्येष आत्मनेपदम्‌- शग्नीनादघीत 
इति। २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 'वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीतं' इति मी०२।३।४ भाष्य उद्घृतः। 
३. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०-सावित्राँणिः होष्यमाणा . निमंथ्य ; सन्तिवफेरन्‌। आप० 

श्रौत २१।३।१२॥ ४2३ ४४. ४०.४ ४ फा तागा कर हर: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


गम्यते ॥३२॥ सारस्वतभिन्‍्नसत्रेष्वाहिताग्तीनामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


द 


एवं लिङ्गपरिहारावशिष्टेघिकरणेञ्न्यच्चिन्त्यते-- 
[सत्रे साधारणपात्राणामधिकाराधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


कि जुह्वादीनि पात्राणि कस्यचिदेव यजमानस्योपादाय प्रयोगः कतेव्य उता- 
न्यांनि साधारणानि कतंव्यानी ति" कि प्राप्तम्‌ ? 


जुह्णादीनामप्रयुक्तत्वात्‌ संदेहे यथाकामी प्रतोयेत ॥३३॥ (पू०) 


रा र, 
करते हुए [सत्र करने वाले स्व-स्व झरितयों को मिलावें] । इस से भी साग्नि ही सत्र करते हैं 
ऐसा जाना जाता है। 


विवरण--साविज्ञाणि होष्यन्तः--यह वचन सत्र के आरम्भ में पठित है। इससे सत्र 
करने वालों की पनी अपनी अग्नियों को इकट्ठा करने ( = मिलाने) का विधान किया है॥३२॥ 


व्याख्या- इस प्रकार लिङ्क के परिहार नहीं कहे गये हैं जिस धिकरण में, उसमें 


अन्य विचार करते हैं-- 

विवरण- लिङ्गपरिहारौ - सूत्र २८, २९ से अरिनिरहितों के भी सत्र में अधिकार 
दर्शानेवाले दो वचन दर्शये थे, उनका परिहार विना किये ही अर्थात्‌ अधिकरण विना समाप्त 

ही नया विचार झारम्भ करते हैं। सूत्र २८, २९ में कहे गये लिङ्गो में से प्रायर्चित्त- 

विघानरूप लिङ्ग का परिहार भ्रागे ३५ वें सूत्र में कहेंगे । सूत्र २८ के लिङ्ग का परिहार हम 
वहीं लिखेंगे । 

व्याख्या [सत्र में] क्या जुहू आदि पात्र. किसी भी यजमान फे लेकर प्रयोग (= 
कमं) करना चाहिये भ्रथवा अनन्य साधारण (=सब सन्नियों के सम्मिलित नये) [जुहू यावि 
पात्र] बनाने चाहिये । क्या प्राप्त होता है-- 


जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वात्‌ सन्देहे यथाकामी प्रतीयेत ॥३३॥ 
सुत्रार्थः (जह्वादीनाम्‌) जुहु अदि के विषय में पात्रग्रहण - के .समय स्वपात्र-के 
न मक कक NS 


१. न शिष्टं लिद्धपरिहारो यस्मिन्नधिकरणे अर्थात्‌ भ्रसमाप्तेडधिकरणे । 
२. एउपात्तानि अवेयुरुत' 'इति प्राठान्तरम्‌ 1 
३. इतो$य़े पुनासंस्करणे “अस्मिन्‌ संशये उच्यते! इत्यधिकः पाठः, स चासंबद्ध:.। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४३ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि०, ६ सू० ३४ १९३७ 


जुह्वादिषु यथाकामी भवेत्‌ । यस्य कस्यचिदेव यजमानस्योपादाय प्रयोग 
कतव्यः। कुतः ? न हि स्वं पात्रं यजमानः प्रयुङ्क्ते । स्वेन पात्रेण प्रयोगः कर्तव्य 
इति । तस्मात्‌ परकीयपात्रैरन्ये यजेरन्निति ॥३३॥ क ५ 
अपि वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्‌ 
' विमतिषेधांच्छास्त्रकृतत्वात्‌ ॥३४॥ (उ०) 


SM OR सक मी 
(श्रप्रयुक्तत्वात्‌) प्रयुक्त न होने से भ्र्थात्‌ न कहने से (सन्देहे) सन्देह होने पर (यथाकामी) 
यथेच्छाचारी (प्रतीयेत) जाना जाये। : 

विशेष --इस सुत्र का अभिप्राय यह है कि- शग्नीन्‌ प्रादधीत में आत्मनेपद के प्रयोग 
से जसे स्वीय अग्नि में ही कमं प्राप्त होता है, उस प्रकार पात्रग्रहण काल में “स्व पात्रों से ही 
प्रयोग (कर्मे) करे' ऐसा उल्लेख न होने से किसी के भी पात्र से प्रयोग हो सकता है। 

व्याख्या -जुद्धा आदि में यथाकामी ( = यछेच्छ व्यवहार करनेवाला) होवे। जिस 
किसी यजमान के [पात्रों को] ग्रहण करके प्रयोग करना चाहिये। किस हेतु से? यजमान 
स्व-पात्र को प्रयोजित नहीं करता-स्व-पात्र सें प्रयोग करना चाहिये [ऐसा नहीं कहा जाता 
है] । इससे परकीय पात्रों से अन्य यजन कर ॥३३॥ । 


अपि वाऽन्यानि पात्राणिः`` `` ` शास्त्रक्ृतत्वात्‌ ॥३४॥ 
सुत्रार्थ:-- (अपि वा) 'अ्रपि वा से पूर्व उक्त पक्ष निवृत्त होता है--ऐसा नहीं है । 
(अन्यानि) अन्य नवीन (पात्राणि) पात्र (साधारणानि) साधारण=संब सत्रियों के साझै 
(कुर्वीरन्‌) प्रयुक्त करें | (विप्रतिषेधात्‌) विप्रतिषेध=विरोध होने से (शास्त्रकृतत्वात्‌) मृत 
यजमान के शरीर के साथ उसके पात्रों का दहन शास्त्रकृत होने से। 
विशेष--सत्र में वैठे हुए यजमानों में से किसी के जुहू आदि पात्रों का यदि प्रयोग 
किया जाये और देववश उसकी मृत्यु हो जाये तो 'यजमान के शरीर का पात्रों के साथ दहन 
करना चाहिये' इसका विरोध होगा, क्योंकि सत्र में प्रयुक्त पत्रों का शव के साथ दहन सम्भव 
होगा नहीं । 


» ० ;कुतुहलवृत्ति में 'शास्त्रकृत॒त्वाच्च' पाठ है | इसका तात्पयं इस प्रकार प्रकट किया है 
जिस यजमान के जुहू झादि पात्रों का सत्र में प्रयोग हो .रहा- है उसकी मृत्यु -होः जाने पर 
दक्षिणे हस्ते. जुहूं सादयति (= दाहिने हाथ में जुहू को रखता है) आदि विहित --प्रतिपत्तिकर्म 
के लुप्त होने से विरोध होगा रौर यदि मृत यजमान के पात्रों को मृत शरीर के साथ दहन 
करें तो आरम्भ किया गया सत्र विगुण (=गुंणरहित) होगा। यह भी नहीं कह सकते. कि 
अन्य जीवित यजमान के .पात्रों से कमे समाप्त कर लिया जायेगा, वेसा होने पर शास्त्र 

(४589-५5: RSE यु रयो य - 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९३.५ 3 मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


` . ` अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः नैतदेवम्‌ । अन्यानि हि पात्राणि साधारणानि 
कतैव्यानि । कस्मात्‌ ? विप्रतिषेधात्‌ । विप्रतिषेधो हि भवति। कदाचित्‌ तानि 
पात्राण्युपात्तानि भवेयुः, प्रथ मरणं कस्यचिद्‌ यजमानस्याऽऽपद्येतश तत्र विप्रतिषेधः 
स्यात्‌- ग्राहितारिनिमग्निभिदेहन्ति यज्ञपात्रेद्च' इति । यदि तं तेदेहेयुरितरेषां यज्ञो 
विरुध्येत । अथ तेयेज्ञ समापयेयुरितरस्य "शरीरसंस्कारः परिलुप्येत। भ्रन्येषु पुनः 
साधारणेषूपादीयमानेषु न किंचिदपि विरुध्येत । तस्मात्‌ तथा कार्यमिति ।।३४॥ 

अथेदानीं पूर्वोक्तस्य लिङ्गस्य परिहार उच्यते - 

प्रायञ्चित्तमापदि स्यात्‌ ॥३५॥ (३०) 
ध्रायर्चित्तमस्मत्पक्षेऽप्यवकल्पिष्यते । . कथम्‌ ? अरणण्ये कान्तारे गच्छतां 


द्वारा कमं के शी प्रभाव का विधान होने से ऋतु की गुणरहितता भ्रवर्जनीय ही रहेगी अर्थात्‌ 
कतु में विम्त्र होने से वह विगुण होगा ही | 
व्याख्या -श्रपि बा से पक्ष की निवृत्ति होती है ऐसा नहीं है । पन्य पात्र 
साधारण (सब सत्रियों के सम्मिलित) ही करने चाहिये । किस हेतु से ? विप्रतिषेधः 
( =विरोष) होने से । विप्रतिषेध होता है-कदाचित्‌ [किसी के] वे पात्र [सत्र में] ग्रहण 
किये हुए होवे, और किसी यजमान का मरण हो जावे, उस अवस्था में विरोध होगा।-आहिता- 
स्तिमग्निभिदंहन्ति यज्ञपात्रेरच ( =्ाहिताग्ति को अग्नियों से जलाते हैं और यज्ञपात्रों 
से) । यदि उस [मुत यजमान] को उन [सत्र में प्रयुक्त पात्रों | से जलावें तो झन्यों का यज्ञ 
विरुद्ध होवे भ्रर्यात्‌ रक जाये और यदि उन [पात्रों] से यज्ञ को समाप्त करें तो इतर [मुत 
यजमान] का शरोरसंस्कार लुप्त होवे । झन्य नये साधारण पात्रों के उपादान करने पर कुछ 
भी विरुद्ध नहीं होता है। इससे उस प्रकार करना चाहिये ग्रर्थात्‌ नवीन साधारण पात्रों का 
सत्र में उपादान करना चाहिये ॥३४॥। 
व्याख्या -- भब पूर्व उक्त लिङ्ग का परिहार कहते हैं-- उद 
विवरण- पूवं अधिकरण लिङ्ग का परिहार किये विना ही मध्य में छोड़ दिया था, 
उसी की पूंति के:लिये लिङ्ग का परिहार करते हैं । ' 
[ प्रायश्चित्तमापदि स्यात्‌ ॥३५॥ ‘a 
कळ, सुत्राथः--(प्रायरिचत्तम्‌) भ्रग्नियों के संसग में जो प्रायदिचत्त कहा है वह (्रापदि) 
भापत्काल में (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ भ्रायरिचित्तविधान किसी आपत्काल में झग्नियों का संसर्ग 
हो जाये तो उसके लिये विहित है, अनग्नियो के सत्र में अधिकार का द्योतक नहीं है। 
व्याख्या _आायरिचत्त हमारे पक्ष, मै भी उपपन्न हो जायेगा । कैसे ? अरण्य वा कान्तार 
में जाते हमं यवां वहरे सनम वरे हो का दस्यु के भय से भना हिल पशु के भय से ्ास( == 


१, भनुपलब्धमुलम्‌ । २. (शरीरसंस्कारा: परिलुप्येरनू' इति काशीमुद्रिते पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे भ्रधि० ७, सू० ३६ १६३६ 


स्थितानां वा दस्युभयात्‌, श्वापदभयाद्वा त्रासे जाते दावाग्निना वा संसुज्येरन्‌, मिथो 
वा स विषयः प्रायर्चित्तस्य भविष्यतीति ॥३५॥ सत्रे साधारणपात्राणामधिकाराधि- 
करणम्‌ ॥६॥ : 


सर्‍>> जिला 


[शुतसाप्तदश्यासु विकृतिषु वर्णत्रयाधिकाराधिकरणम्‌ ।।७॥ | 


अध्वरकल्पा उदाहरणम्‌, आग्रयणेष्टि: पशुरित्येवंलक्षणकानि कर्माणि, येषु 
सप्तदश सामिधेन्यः । तेषु संदेह-कि त्रयाणामपि वर्णानामेभिः कर्मेभिरधिक्रार 
उत वैद्यस्यैवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? | 


MMSE क = 
भगदड़) उत्पन्न होने पर अथवा दावाग्नि (--जंगल की झरि) से [यजमान को झर्नियां] 
संस्पुष्ट (मिल) हो जाये भ्रथवा श्रापस में मिल जायें, तो बह प्रायश्चित्त का विषय होगा। 

विवरण -्रण्ये कान्तारे --भ्ररण्ये =साधारण वन, कान्तार > दुर्गम वन । 

विश्ेष- पुर्व प्रधिकरण में दो लिङ्ग दर्शाये थे--सारस्वत में दशन आर प्रायदिचत्त- 
विधान । इनमें से यहां केवल प्रायदिचत्तविधानरूप लिङ्ग का समाधान कहा है। “सारस्वत 
में ददन का समाधान नहीं किया है | इसके विषय में कुतुहुलवृत्तिकार ने कहा है -सारस्वत- 
सत्र में और कोई गति वा समाधान न होने से चचनसामध्यं से अनर्नियों का भी अधिकार स्वी- 
कृत होने पर भी सवंत्र ऐसी कल्पना युक्त नहीं है। यह समाधान स्पष्ट है। अतः सूत्रकार ने इसके 
समाधान की उपेक्षा को है ॥३५॥ 


क 


व्याख्या--यहां अघ्वरकल्पा नाम्नी इष्टि उदाहरण है। [तथा] आाग्रयर्णेष्टि और पशु 

आदि इस प्रकार के कर्म जिनमें सप्तदश सामिघेनियां हैं। उसमें सन्देह होता है--क्या तीनों ही 
चर्णो का इन कर्मों में अधिकार है अथवा वैदय:का हो ? षया प्राप्त होता है? 

विवरण - श्रध्वरकल्पा उदाहरणम्‌--भध्वरकल्पा नाम की एक इष्टि है । यहां 

“अध्वर शब्द से सोमयाग अभिप्रेत है । ग्रध्वर शब्द से ईषदसमाप्तो कल्पब्देवयदेशीयरः (भ्रष्टा० 

५।३।६७) से ईषद्‌ असमाप्ति-_ “थोड़ी न्यूनता से सम्पूणंता' अर्थं में कस्पप्‌ प्रत्यय होता है । 

'अध्वरकल्पा --अध्व रता में थोड़ी न्यून । भ्रध्वरकल्पा इष्टि का उल्लेख आगे मी० ११।२।१९ 

में भी भ्रायेगा । वहां भाष्यकार ने लिखा है-झाग्नादेषणवं आतरष्टाकपालं निवपेत्‌ सारस्वतं 

चरं बाहेस्पत्यं चरुम्‌, आग्नावैष्णवमेकादशकपालमाध्यन्दिने सारस्वतं चर बाहस्पत्य चरुम्‌, 
गराग्तावेष्णवं द्वादशकपालसपराहह सारस्वतं चर बाहंस्पत्यं चरं, यस्य श्रातृव्यः सोसेन _यजेत । 

अध्वर--सोमयाग में प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन होते हैं तद्वत्‌ ही इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४० कप मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


पुरुषकल्पेन वा विकृतौ कतृनियमः स्याद्‌ यज्गस्यः-तद्गुणत्वाद्‌ ` 
अमावादितरान्‌ अत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात्‌ ॥३६॥ (पू०) 


एतस्यां विकृतौ पुरुषकल्पेन कर्ता नियम्येत। कुतः ? यज्ञस्य तद्गुणत्वात्‌ । 
यज्ञोऽयमध्वरकल्पादिरेतत्संख्यागुणकः । इयं च संख्या वेश्यस्योक्ता--सप्तदशानु- 
ब्र्याद्‌ वेश्यस्य' इति । तेन वैश्य एवेतत्‌ कमं कृत्स्नं कतु समर्थः । सप्तदशगुणक- 
मेतत्‌ कमे । तच्च साप्तदश्यमवैश्येन क्रियमाणमसाघु । इतरान्‌ प्रति हि तन्न चोद्यते 
तेन यजेतेति । ्रसामर्थ्याद्‌ ब्राह्मणक्षत्रियान्‌ नाधिकरिष्यतीति ॥३६॥ 


में भी प्रातः माध्यन्दिन और भ्रपरा ह्न तीनकाल में विभिन्‍न हविष्क याग कहे हैं यही इस इष्टि 
की श्रघ्वर के साथ साम्यता है । तै० सं० २।२।३।४-७ तथा बौघा० श्रौत १३।१६ में अध्वर- 
कल्पा वणित है । उसमें कुछ भेद है । दोनों स्थानों में प्रातःसवनस्य काले, माध्यन्दिनस्य 
 सवनस्य काले, तृतोयसवनस्य काले, वशाय काले इत्यादि स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


पुरुषकल्पेन वा विकतो कतृ नियमः "`` प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात्‌ ॥३६॥ 


सुत्रार्थ:--( विक्ृतो) विकृति में (पुरुषकल्पेन) पुरुषकल्प से (वा) ही (नियमः) 
नियम (स्यात्‌) होवे, (यज्ञस्य) यज्ञ के सप्तदश संख्या के प्रति (गुणभूतत्वात्‌) गुणभूत होने 
से (इतरान्‌) [वैश्य से] भिन्नों के (प्रति) प्रति (ग्रभावात्‌) सप्तदश सामिधेनियों के 
विधान का ग्रभाव होने से (एकस्मिन्‌) एक वैश्य में (अधिकारः) अधिकार (स्यात्‌) होवे 1. 

विशेष -पुरुषकल्पेन -जैसे पूर्व भ्रधिकरण (पृष्ठ १९०४-१६१७) में बसिष्ठादि के भेद 
से नाराशंस और तनूनपात्‌ का नियम होता है | तद्वत्‌ यहां भी सप्तदक्षानब्रयाद वेइयस्य वचन 
से सप्तदश सामिधेतियों का भी वेश्य से नियम होवे। ET 


व्याख्या--विकृति यागों में पुरुष के कल्प से कर्तो नियमित होवे। किस हेतु से ? यज्ञ 
के गुणभूत होने से | यह ग्रध्वरकल्पादि यज्ञ इस संख्या युक्त गुण वाला है[ श्रर्थात सप्तदशा संख्या 
वाला है] झोर यह (--सप्तदश) संख्या वैश्य कौ कही है--सप्तदशानुव्र याद्‌ वैश्यस्य 
(--वेदय को सप्तदश सामिघेनिया बोले) । इससे वंद्य ही : इस (सप्तदश संख्यावाले भ्रध्वर- 


कल्पांदि) कर्म को पुर्णता से करने में समथ हे । यह (= भ्रध्वरकल्पादि) कमं सप्तदशा संख्या ` 


वाला है । वह साप्तददय (= सप्तदश्ञ सम्बन्धी कर्म ) वेश्य से किया 

30 ह हुआ साधु होता है। 

जक क) के 404: (= साप्तदस्य) नहों कहा जाता 4 > 
मध्य से ब्राह्मणः झौर क्षत्रियों को [श्वर में] भ्रधिकृत नह 

वायर हाहा क्षत्रियों को [अध्वरकल्पादि: कमं ] भ्रषिक्षत नहीं 


कक "नेक RT १. ते० सं० २।५।१ ०२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे प्रधि० ७ सु० ३८ १६:४१ 
लिङ्गाच्चेज्याविशेषवत्‌ ॥३७॥ (पू०) 


लिङ्गं च भवति यथा वैश्यस्य साप्तदश्यमिति-सप्तदशो वे वैश्य” इति 
तेन* नावैद्यस्य साप्तदश्यम्‌ । अतो वैश्यस्यैवंजातीयकानि कर्माणि। यथा इज्याः 
विशेषो वैश्यस्य भवति- बैश्यो वैश्यस्तोमेन यजतः. इति वेश्यसंवन्घात्‌ । एवं 
साप्तदश्यं तस्यैवेति ॥३७॥ ५० 


न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ गुणस्येज्योप्रधानत्वादसंयुक्ता . 
हि चोदना ॥३८॥. (३०) 
लिड्भाच्चेज्याविशेषवत्‌ 1॥३७॥ ड 
सुत्राथेः:-- (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से (च) भी (इज्याविशिषवत्‌) विशेष इज्या के समान | 
. [सुत्रे की स्पष्टता के लिये भाष्य व्याख्या देखें 1] क 
व्याख्या- लिङ्ग भी होता है जैसा कि साप्तदश्य (= सप्तदश संबन्धी कमे) वेश्यः का 
होता है-सप्तदशो वै वैश्य इति ("वश्य सत्रहवां है) । इससे साप्तदश्य वशय से भिन्न 
का नहीं है । इससे इस प्रकार (सप्तदशसामिधेनी वाले ) कर्म वेश्य के हंत जैसे वैद्य को इज्या 
(55इष्टि-- याग) विशेष होता है-वेश्यो वैश्यस्तोमेन यजेत ( =वेइय वेइपस्तोम नामक 
याग से यजन करे) वैद्य के सम्बन्ध से । इसी प्रकार साप्तदव्य भी उसी का है। 
न वा संयोगपृयकत्वाद्‌ `ˆ ˆ ˆ संयुक्ता हि चोदना ॥३८॥ 
सूत्रार्थ:-- (न वा) 'न बा पद पूर्व उक्त पक्ष कौ. निवृत्ति के लिये हैं। (संयोगपृथक्‌- 
त्वात्‌) वाक्यरूप दोनों साप्तदश्य सम्बन्धी संयोगों के पृथक्‌ होने से (गुणस्य) साप्तदश्य गुण 
के (इज्या्रघानत्वात्‌) यागप्रधान होने से । (चोदना) साप्तदश्य विधायक वचन (अः 
संयुक्ता) वैश्य से संयुक्त नहीं है । ह 
. विशेष--सुत्र का भाव यह है कि दशंपूर्णमासगत सप्तदक्षानुब्रयाद्‌ वेइयस्य वचन. रौर 
अध्वरकल्पादि में पठित साप्तदश्यविधायक वचन परस्पर असंबद्ध है । दशपूर्णमासगत सप्त 
दक्षानुब्याद्‌ वेश्यस्य वचन गुणप्रधान है, भौर विक्कतिरूप -भ्रघ्वरकल्पादि में पठित सप्तदज्ञानु- 
यात्‌ वचन इज्याप्रधान है । अत: दोनों के चोदना वचनों के संयुक्त होने से ग्रध्वरकल्पादि 
में सप्तदश सामिघेनियों के. होने पर भी उनमें त्रैवाणकों का -भ्रधिकार है। " ; 


"-॥-:२-->:>>>२>>>२>>-ज-- 


“१. तै० सं०२1५॥१०1२॥ | RE 

२. 'तेन बैश्यस्य साप्तदश्यम्‌' इति काशी मुद्रिते पाठान्तरम्‌। ` खु 

३. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ न०--वैश्यपश्ुकामग्रो्वेद्यस्तोम: 3, कात्या०. श्रोत २२।९।६॥ 
देश्यस्तोमसंज्ञक एकाहो वेश्यस्य, पशुकामस्य च त्रेवणिकस्य इत्यथं: ॥ 


ष्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४२ - मीमांसाशांबर-भाष्येः 


न चैतदस्ति । पृथगेतौ संयोगो । एक वाक्यं --सप्तदद्व बैश्यस्यानुशूयाद्‌ इति । 
वाक्यान्तरमध्वरकल्पादिषु--सप्तदशानुब्र्याद्‌'  इति.। स च गुण इज्याप्रधानो 
भवति, नेज्या गुणार्था । किमतो यदेवं, यत्रेज्या तत्र तद्गुणेन भवितव्यम्‌ । न यत्र 
गुणस्तत्रेज्यया, वैश्यस्य गुणानुरोधेनेज्याऽपि । त्रयाणां वर्णानामिज्या । सा तत्र 
*गुणमाकाङ्क्षतीति । अपिः चेज्यागुणभूतस्यापरा चोदना, न सा वश्यसंयूक्ता । सा 
त्ववैश्यक गुणं प्रत्याययति । प्रथमं सवैश्यकमिति चेन्न, व्यस्य प्रधानत्वात्‌ । प्रधान- 
भूतस्तत्र वेश्यः श्रूयते । तस्मात्‌ सर्वाधिकारः ।३८॥ । 


व्याख्या--यह नहीं है । ये संयोग पुथक्‌ हैं। एक वाक्य है -सप्तदश वेश्यस्यानु- 
म्यात्‌ (--सत्रह सामिधेनियाँ वैश्य की बोलें) । प्रध्वरकल्पादि में वाक्यान्तर है--सप्त- 
दशानुत्र यात्‌ ( च्सत्रह बोले) [यहां वेशय का निर्देश नहीं है] । वह [अध्वरकल्पादि में 
उक्त साप्तदश्य] गुण इज्याप्रधान है [मर्थात्‌ वहां याग की प्रधानता है] इज्या गुणार्थ नहीं है । 
इससे क्या यरि ऐसा है ? जहां इज्या है (=जिस विषयवाली इज्या है) वहां गुण को होना \ 
चाहिये । यह नहीं, कि जहां गुण होवे वहां इज्या होवे । [अर्थात्‌ सप्तदश] गुण के अनुरोध से 
इज्या भो वेष्य को होवे । [शध्वरकल्पादि ]इज्या तीनों वर्णों को है । वह वहां गुण की श्राकाइक्षा 
करती है । और भी, इज्या की गुणभूत को जो ग्रन्य चोदना है, वह वैश्ययुक्त नहीं है, वह वेश्य- 
संबन्धरहित गुण का ज्ञान कराती है । (आक्षेप) प्रथम वचन वैश्य सहित को होवे, (समाधान) 
नहीँ, वहां बइयं के प्रधान होने से | वहां वेश्य प्रधानभूतभुत है । इससे [भ्रष्वरकल्पादि में 
` सप्तददा सामिधेनियों का विधान होने पर भी उनमें] सबका भ्रधिकार है । मु 
विवरण-- दो भिन्न भिन्न वाक्य हैं॥ दरशपौर्णमास में पञ्चदश सामिधेनियो का विधान 
करके सप्तदशानुब्र्याद्‌ वेव्यस्य से वेश्य की सप्तदशः सामिधेनियों का विधान है और भ्रध्वर- 
कल्पादि में भुत सप्तवशानुबूयात्‌ में वैश्य का संबन्ध नहीं हैं | पूर्वं वचन में इज्या को उद्देश 
करके साप्तदव्य का विधान है और दूसरे [भ्रध्वरकल्पादि में पठित वचन] में इज्या प्रधान 
है और साप्तदश्य गुणभूत है । इज्या के प्रधान होने से उसमें तीनों वर्णों का धिकार है। वह 
इज्या गुण की आकांक्षा करती है । इससे प्रकृतिबद्‌ विकृति: कतंव्या से सामान्य पञ्चदश सामि- 
घेनियाँ प्राप्त होती हैं, उनके स्थान में सप्तदश का विधान किया है भौर उसमें वैश्य का सम्बन्ध 
DR भार बह 
त्या मि रभ: > का सबन्ध वश्य से होवे । ऐसा होने पर 
जिस जिस याग में सप्तंदश सा त वे वे वैश्य संबद्ध होवें | इसका उत्तर दिया है-- 


| 


बद्यस्य प्रधानत्वात्‌ -सप्तदक्षानुबरूयात्‌ वेश्यस्य में वैद्य की प्रधानता हैं, वैश्य को उद्देश करके 


| नकर जक कक सजल अनुपलब्धमूलम्‌। ` २. भसा तत्र गुणमाकर्षतीति' पुनामुद्रिते पाठान्तरम्‌ 
tis १०२६ '्ग्रपि a सा? > सा १ 
75७३, 'अ्पिचया गुणस्यापरा चोदना सा' इति पाठान्तरम्‌ ॥ भ्यं पाठः स्पष्टतर; । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि० ७सू० ३९ १९४३ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-वेश्यस्तोमे यथा तथेहापीति ? 
इज्यायां तद्शुणत्वादू विशेषेण नियम्येत. ।।३९।। (उ०) 


युक्तं तत्र । इज्या वैश्यस्य श्रूयते। तत्र वाचनिकेनेव विशेषेण नियम्येत। 
तस्मात्‌ तत्रादोष इति ॥३६॥. श्रुतसाप्तददयासु विकृतिषु वर्णत्रयाधिकाराधि- 
करणम ॥७॥ ॒ 


इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये 
षष्ठस्याध्यायस्य षष्ठः पादः॥ ` ` 


सप्तदशत्व का वहां विधान है। भ्रध्वरकल्पादि पठित सप्तदशानुब्र यात्‌ वाक्य में वैश्य का 
संवन्ध न. होने पर भ्रध्वरकल्पादि यागों में तीनों वर्णो का ग्रधिकार जानना चाहिये।।३८॥ 
` व्याख्या--जो कहा वैदयस्तोम में जैसे [वेश्य का प्रधिकार है] वेसे ही यहां भो, 
होवे? ह र १ 
इज्यायां तद्गुणत्व्राद्‌ विशेषेण नियंम्येत । ३&।॥। ] 
. सुत्रा्थः--(इज्यायाम्‌) वेश्यो वेश्यस्तोमेन यजेत वचनविहित याग में (तद्गुण- _ 
त्वात्‌) वैश्यगुणवाला श्रवण होने से (विशेषेण) विञ्ेषरूप से वैश्य में (नियम्येत) नियमित 
होवे ॥. - “ पोक डाळ ककल न 
'. `: व्याख्या - वहां (-= वंब्यस्तोम में) युक्त ` है। याग वेशय का सुना जातां है । वहां 
वाचनिक विशेष से ही [वेदय में] नियम होवे । इससे वहां दोष नहीं है । प्र 


क्रि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये सप्तमः पादः 


[बिश्वजिति सर्वस्वदाने पिन्नादीनामदेयत्वाधिकरंणम्‌ ॥ १।। ] 
इदमामनन्ति-विइवजिति सबेस्वं ददाति' इति । तत्र संदेह--कि यावत्कि- 
चित स्वशब्देनोच्यते, यथा माता पितेत्येवमाद्यपि, तत्‌* सर्वं देयमुत यत्र प्रभुत्वयोगेन 
स्वशब्दस्तदेव देयमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
स्वदाने सवेमविशेषात्‌ ॥१॥ (पूर) 


अविशेषात्‌ माता पितेत्येवमाद्यपि दातव्यम्‌ । ननु दानमित्युच्यते स्वत्व- 
निवृत्तिः, परस्वत्वापादनं च । तत्र पित्रादीनामशक्यं स्वत्व निवतयितुम्‌। न हि 


'व्याख्या--यह पढ़ते है-विश्‍वजिति सर्वस्वं ददाति (=विइवजित्‌ में सर्वस्व दान 
करता है) । उसमें सन्देह होता है-क्या जितना कुछ भी 'स्व' शब्द से कहा जाता. है, जैसे 
माता पिता इत्यादि भी, वह सब देने योग्य है, अथवा जहां स्वामित्व के संबन्ध से 'स्व' शब्द 
[प्रयुक्त होता है] वही देने योग्य है ? क्या प्राप्त होता है ? 
`  विवरण- विश्वजित्‌ नाम का क्रतु ज्योतिष्टोमविकार भ्रष्टरात्र के आदि में होने वाला 
> है, ग्रोर स्वतन्त्र भी है । द्र० जैमिनि न्यायाधिकरणमालाविस्तर ६।७ ग्रधि० ८;७।३ ग्रधि० 
३ ॥ यहां स्वतन्त्र एकाहकाण्डपठित विश्वजितू याग में विहित सर्वेस्व दक्षिणा पर विचार 
किया है। म्रष्ठरात्र के प्रथम दिनवाले विश्वजित्‌ के सम्बन्ध में आगे मी० ६।७।१४-१७ के 
भाष्य में बिचार करेंगे ||. अ 

स्वदाने सर्वमनिशेषात्‌ ॥ १॥ 
सुत्रार्थ:-- (स्त्रदाने) स्व के दान में (सवंम्‌) सब देय है, (अविशेषात्‌) विशेष का 
निर्देश न होने से । : 

व्याख्या -अविशेष से माता पिताः इत्यादि भो देने चाहियें। (आक्षेप) स्व स्वत्व 
(कभ्रपने स्वामित्व) को निवृत्ति श्रौर अन्य के स्वामित्व की प्राप्ति कराना, दान कहा जाता 
है। उस प्रथ में पिता ग्रादि में स्वत्व का निवतित करना प्रशक्य है। किसी सी प्रकार पिता, 
पिता नहो होता है, ऐसा नहीं है [भर्थात्‌ वह सर्वदा पिता ही होता है] । (समाधान) सत्य 

= Mn ss रा 7 

१, अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--तृतीये संवत्सरेऽभिजिता विदवजिता वा यजेत। सर्ववेदसं 
ददाति ॥ झाप० श्रौत १७।२६।१२,१३॥। 

२. 'तत्‌' पदं क्वचिन्नास्ति। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४४ षष्ठेऽच्याये सप्तमपादे ग्रधिठ १, सू० २ १६४५ 


कथंचित्‌ पिता न पिता भवति | उच्यते । सत्यं नासौ न पिता-भवति शक्यत तु 
परविधेयः कतु म्‌ । परस्वत्वापादनं च दानं 'ददातेरर्थः। अर्थाच्च स्वत्वत्यागः । 
तस्मात्‌ सर्वं देयमिति ॥ १॥ | 


यस्य वा मरु? स्यादितरस्याशक्यत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


वाशब्देन पक्षो विपरिवतंते । यस्य प्रभुत्वयोगेन स्वत्वं तदेव देयं, नेतरत । 
कस्मात्‌ ¦ प्रभुत्वयोगिनः शक्यत्वात्‌ । इतरस्य चाशक्यत्वात्‌ । न हि 'पित्रादीनांः 
शक्यते स्वत्वं परित्यक्तुम्‌ । ननु चोक्तं परविघेयीकरणं तस्य शक्यमिति । उच्यते । 
्रभुत्वयोगिनः स्वस्यात्र दीयमानस्य सवंत्वमुच्यते । नाप्रभुत्वयोगिनः स्वस्य दानम्‌ । 
न 2० याची यत्‌ पित्रादीनां परिचारकत्वम्‌ । यस्य चेतन्न्याय्यमपि भवेत्‌ स 
दद्यादपि । 


अत्राऽऽह्‌ । ननु यत्र स्वशब्दो वतंते तद्‌ देयमित्युक्ते पित्रादयो दांतव्या गम्य- 


SS fl Oe) सलि 
है, वह पिता नहीं होता है, ऐसा नहीं है।.परन्तु परविघेय दूसरे का श्राज्ञाकारी तो किया जां 
सकता है । अन्य के स्वत्व की प्राप्ति कराना ही 'ददाति' का ग्रथ है । श्र्थसामथ्यं से स्व- 
स्वत्व का त्याग होता है । इससे सवंस्व देय है।। १॥। 
यस्य वा प्रभुः स्यादितरस्याशक्यत्वात्‌ ॥२।। 

सुत्रार्थः (वा) “वा शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। दान देने वाला 
व्यक्ति (यस्य) जिस का (प्रभुः) स्वामी (स्यात्‌) होवे, उसे सवंस्व दान में देवे । (इतरस्य) 
दुसरे के.= जिसका वह स्वामी नहीं है, उसके दान में (अशक्यत्वात्‌) अशक्य --असमर्थ होने से 
नहीं दे सकता । 

व्याख्या -'वा' शब्द से पक्ष परिवतित होता है । जिसका स्वामित्व के संबन्ध से. स्वत्व 
है, वही देने योग्य है, अन्य [देने योग्य] नहीं है। किस हेतु से प्रभुत्व के सम्बन्ध वाले 
[स्वत्व] का [देना] शक्य (=सम्भव) होने से, और अन्य का देना अशक्य होने से। पिता 
गदि का स्वत्व (=स्व-संबन्ध) छोड़ा नहीं जा सकता है। (आक्षेप) पुवं कहा है -पर का 
आज्ञाकारी बनाया जाना तो सम्भव है। (समाधान) स्वामित्व सम्बन्धी दोयमान स्ववस्तु का 
ही यहां स्वत्व कहा जाता है । जिसका स्वामित्व. संबन्ध नहीं है, ऐसी स्ववस्तुं का वान नहीं 
कहा जाता है । यह न्याय्य भी नहीं है, जो पिता झादि.का परिचारकत्व (--सेवकत्व) है। 
जिसका यह न्याय्य होवे सो दे भी सकता है। 

व्यास्या— (भ्राक्षेप) जहां 'स्व' शब्द प्रयुक्त होता है वह देय है, ऐसा कहने पर पिता 
झादि भी देने योग्य हैं, ऐसा.जाना जाता है । इससे, उनके प्रति स्वामित्व के. लिये. स्मृति को 


१, 'ददातेररथंः' क्वचिन्नास्ति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४६ ; मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` ˆ 

नते । तस्मात तान्प्रति प्रभुत्वाय स्मृति बाधित्वाऽपि यतितव्यमिति । श्रेत्रोच्यते। 
स्वशब्दोष्यमात्मीयधनज्ञातीनां प्रत्येक वाचको न समुदायस्य । तत्राऽऽत्मीये ' सर्वेतायां 
कृतायां कृते शास्त्रार्थ, न' श्रशकयेषु ज्ञातिषु सर्वता कल्पनीया, नापि स्मृतिर्बाधित- 
. व्या । अपि च, गवादीनामात्मीयानां चोदकेन प्राप्तौ सत्यामवश्यमात्मीयगता सवंतो- 
पादेया तस्यां चोपात्तायां कृतः शास्त्रार्थे . इति ज्ञातीनामुपादाने न किञ्चित्‌ कारण- 
मस्ति । तस्मास्त पित्रादयो देयाः। तस्माद्‌ यत्रैव प्रभुत्वयोगेन स्वत्वं, तदेव देय- 


भिति॥२॥ . 


[बिइवजिति भूमेरदेयत्बाधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 


अत्रैव सर्वदाने संशयः--कि भूमिरदेया नेति ? का पुनभूं मिरत्रांभिप्रेता ? 
यदेतन्मृदारब्घं द्रव्यान्तरं पृथिवीगोलक नामः, न. क्षेत्रमात्रै मृत्तिका वा । तत्र कि 
प्राप्तम्‌ ? अविशेषाद देया । प्रभुत्वसंबन्धेन हि तत्र स्वशब्दो वतंते, शक्यते च मान- 
सेन व्यांपारेणे “स्वस्वत्वं निवतेयितुमिति । एवं प्राप्ते ब्र मः 


बाघकर भी [देने के लिये] यत्न करना चाहिये । (समाधान) यहं स्वशब्द आत्मीय (= अपता); 
घन झौर सम्बन्धी प्रत्येक का वाचक है, समुदाय का वाचक नहीं है । एसी अवस्था में आत्मीय 
[द्रव्य की] सबंता कर देने पर शास्त्रार्थं (--शास्त्रप्रयोजन) के कृत. (= सम्पन्न) हो जाने 
पर अशक्य जो सम्वन्धी हैं उनमें सेता की कल्पना नहीं करनी चाहिये.। .भ्रौर नाही स्मृति 
बाधने योग्य है । प्रौर भो गवादि ग्रात्मीयों की चोदकवचन से प्राप्ति होने पर श्रवव्य ही 
झात्मीयगत सवंता उपादेय (= ग्रहण योग्य) होवे । उससे ग्रहण करने पर शास्त्र का तात्पर्य 
पूर्ण हो जाता है, इससे सम्बन्धियों के ग्रहण में कोई कारण नहीं है। इससे पिता भ्रादि देय नहीं 
हैं । इसलिये जहां प्रभुत्व के. योग से स्वत्व है, वही देने योग्य-है ॥२॥ ; 


se 


व्याख्या-इसी सबंदान मे. शय होता है-- क्या भूमि , देने योग्य है वा. नहों -? यहां 


कोन सो भूमि अभिप्रेत है ? जो थह मिट्टी से बना हुआ पुथिवीगोलक नाम वाली व्रव्यांन्तर' 


[श्रभिप्रेत है], क्षेत्रमात्र अथवा मिट्टी [ श्रमिप्रत ] नहीं है । उसमें क्या प्राप्त होता है? विशेष 


का निद न होने से (भूमि) देय हे । स्वामित्व के. सम्बन्ध से ही. उसमें स्वशब्द व्यवहृत होतां 


हः शोर मानस व्यापार से अपना स्वत्व (= स्वामित्व). हटाया जा: सकता है ।.ऐसा प्राप्त होने 


पुर कहते. ह... ` 7... 


- _ १ अशक्यज्ञातिषु' इति पाठान्तरम्‌ ¦ २. /मातापित्रादयः इति पाठान्तरम्‌ः। 
` ३. 'नाम-पदं काशीमुद्रिते नास्ति 1-- ----४;-५स्वस्य स्वता? इति काशीमुद्रिते पाठः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽध्याये सप्तमपादे भ्रधि० २, सूत्र ३ १६४७ 


न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥३॥ (उ०) 


न भुमिदेयेति। कुतः ? क्षेत्राणामीशितारो मनुष्या दृश्यन्ते, न कृत्स्नस्य 
पृथिवीगोलकस्येति । ग्राह । य इदानीं सावंभौमः स तहि दास्यति। सोऽपि नेति 
रमः । कुतः ? यावता *भोगेन सावंभौमो भूमेरीष्टे, तावताऽन्योऽपि। न तत्र करिच- 
द्विशेषः । सार्वभौमस्य त्वेतदधिकं, यदसौ पृथिव्यां संभूतानां -ब्रोह्मादीनां रक्षणेन नि- 
विष्टस्य कस्यचिङ्भागस्येष्टे, न भूमेः तन्निविष्टाइच ये. मनुष्यास्तैरन्यत्‌ सवंप्राणिनां 
"धारणचंक्रमणादि यद्भ मिक्कत, तत्रेशित्वं प्रति न कश्चिद्‌ विशेषः। तस्मान्न भूमि- 
देया ॥३॥ विश्वजिति भूमेरदेयत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ | 


न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ।। ३॥ 


.: सूत्रार्थः (भूमिः) भूमि देय (न) नहीं (स्यात्‌) होवे, (सर्वान्‌ प्रति) सब के प्रति 

(विशिष्टत्वात्‌ ) सामान्य होने से (--सब की साभी होने से) 

व्याख्या --भूमि देय नहीं हे । किस हेतु से ? खेतों के स्वामी मनुष्य देखे जते हैं । 
सम्पूणं पृथिवीगोलक के नहीं [देखे जाते हैं] । (श्राक्षेप) जो सार्वभौम [राजा] है वह देगा 
(=भूमि का दान करेगा )। (समाधान) वह भी नहीं देगा, ऐसा हम कहते हैं । किस हेतु से? 
जितने भोग से सार्वभौम राजा भूमि का स्वामी होता है उतने से. झन्प भी स्वामी होता हे। 
उसमें कुछ विशेष नहीं हे सार्वंभोम राजा का यह भ्रधिक हे, जो यह पूथिथी में उत्पन्न हुए 
ब्रीहि ग्रादि के रक्षण से प्राप्त किसी भाग का स्वामी होता है, उसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं 
उनसे, सब प्राणियों के धारण गमन आदि जो ग्न्य भूमिकृत [व्यापार है] उसमें स्वामित्व के 
प्रति कोई विशेष नहीं है । इससे भूमि देय नहीं है। 

विवरण--यावता भोगेन--इसका पाठान्तर है-यावता भूमिभागेन। इसका ग्रथ 
होगा--जितने भूमि के भाग से। निर्विष्टस्थ--निविष्ट का अर्थ है--प्रविष्ट, प्राप्त और 
स्थिर । घारणचङ्क्रमणादि--इसका पाठान्तर हैं-धारणविक्रमणांदि | विक्रमणं का अर्थं भी 
पादविक्षेप अर्थात्‌ चलना ही है। 

विद्ेष--कुतूहलवृत्ति में लिखा है--भूमि गोपथ (=पगदण्डी) राजपथ ।{,= सड़क) 
जलाशय, वन; पर्वत भ्रादि से युक्त होती है। इस प्रकार की भूमि पर किसी का स्वामित्व 


१६ यावता सूमिभागेन' इति पुनासुद्रिते पाठः । 
*धारणविक्रमणादि' इति काशीमुद्रिते पाठः । 
ग्नभुमेर्दानम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । ` ` FC 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४८ ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[विइवजिति अश्वादीनासदेयत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ ] 
विश्वजित्येव संदेह:--किमदवादयो देया नेति ? कि प्राप्तम्‌ । सवंस्य विहित- 
त्वाद्‌ देया अश्वा इति । एवं प्राप्ते बम 2 7६ `` 
अकायेत्वाच्च तत! पुनविशेषः स्यात्‌ ।।४॥ (३०) 


यस्य च दानमकार्य, तच्च न देयम्‌ । यथाऽस्वानाम्‌ । तेषां हि दातमकार्यम्‌ । 
एष हि विशेषोऽशवानामन्येभ्यो द्रब्येम्यो यदेषां दानं प्रतिषिध्यते--न केसरिणो 


ददाति', नोभयतोदतः प्रतिगह्वाति" इति विश्वजित्येव समाम्नायते । तस्मान्नाइवा 


देया इति ॥४॥ विशवजिति झश्वादीनामदेयत्वाधिकरणम्‌ ।।४॥। 


cs अर 


नहीं होता है, [राजा का कार्य केवल] कण्टक उद्धरणमात्र है । उस भूमि से (श्रथवा-_कण्ट- 
कोड़रण से) उत्पन्नफल का ग्रहण: ही राजा का भुमि के प्रति स्वामित्व है। गोपथ आदि में 
साघारण होने से ॥३॥ 


स 


व्याख्या -विश्वजित्‌ में ही सन्देह होता है -क्या अश्व आदि देय हैं वा देय नहीं 
हैं। क्या प्राप्त होता है ? सर्वस्व [दान] के विहित होने से श्रश्‍व श्रादि देय हैं। ऐसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं -- क 
` ` अकार्यत्वोच्च ततः पुनविशेषः स्यात्‌ ॥४। | 
सुच्रार्थः -ग्रश्व (अकार्यत्वात्‌) अक्रायं= निषिद्ध होने से (च) भी देय नहीं. होता 
है। (ततः) इतरघन से (विशेषः) विञ्चेष भेद (स्यात्‌) होवे । | 
५ . . विद्दोष- सूत्रार्थ में पुनः पद का. सम्बन्ध जोड़ना रह गया है । ६ 
रू ` ` व्याख्या- जिसका दान कार्य भ्रकायं (= प्रतिषिद्ध) -होवे वह भी देय नहीं होता है । 
जसे प्रदवों का । उन (भ्रदवों) का दान प्रतिषिद्ध है। यही अश्व का द्रव्यों से विशेष है जो 
इनका दान प्रतिषिद्ध किया जाता है--न 'केसरिणो ददाति (--केसरी--घोड़ों को नहीं 
नहीं करता है) । यह विद्वज़ित्‌ में ही पढ़ा गया है। इससे कव देय नहीँहैँ। ..._. 
विवरण--फेस रिण:-- केसर घोड़े कें कन्धे के वालों को कहते हैं । उस से: मरत्वथं (== 


देता है), नं उभयतोदतः प्रतिगृह्वाति (= दोनों झौर-- ऊपर नीचे दांत बालों. का प्रतिग्रह 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । .. एज ता 2 तात नसल २ अनुपलब्धमूलम्‌ bs हि कक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० ४ सू० ५ १६४६ 


[विश्वजिति विद्यमानस्यैव स्वत्ववत्तः सर्वस्य दानाधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 


विश्वजित्येव संदेहः-सर्व॑स्वं ददाति इति । . किमजेयित्वोपकरणानि यावन्ति 
मनुष्यस्य, यावन्ति च शक्‍नोत्युपाजेयितु, सर्वाणि तानि दद्यात्‌ 'कृतभाण्डकानि, उत, 
यान्येवास्य विद्यन्ते तानि सर्वाणि देयानि, नाविद्यमानानि केतंव्यानीति ? कुतः 
संशयः ? उभयथा वचनव्यवतेः संभवात्‌ । यदि वैवं वचनं व्यज्यते-यानि सर्वाणि 
स्वानि ।-कानि तानि; यानि पुरुषस्योपकारकाणि शयनादीनि, तानि सर्वाणि दद्या- 
दिति विधीयते, यद्वा यानि स्वानि पुरुषस्य दाने. शक्यानि, तानि _ सर्वाणीति सर्वत्वं 
विधीयते । यदि दानं विधीयते, ततोऽप्राप्तदात्तानां कृतभाण्डकानामपि दानम्‌ । अथ, 
सवेता” विधीयते, ततो विद्यमानानामेव । कि तावत्‌. प्राप्तम्‌ ? कृतभाण्डकानि देयाः 
नीति । तथा दानविधाने श्रुतिरनुगृह्मते । इतरथा वाक्यम्‌ । तयोरच श्रुतिरबँलीयंसी । 
तस्मात्‌ कृतभाण्डानि देयानीति। एवं प्राप्ते ब्रूमः 


वड 2 मम 3.1 0000 स्य ्न्न्म्म्म्न्न्न्स 
केसर जिनके हैं) में इनि प्रत्यय होता है (द्र० कुतूहलवृत्ति) लोक में 'केसरी' शब्द सिह के 
लिये प्रसिद्ध है ॥४॥ | ८ १ ी न 


व्याख्या -विश्वजित्‌ में ही सन्देह होता हे- सर्वस्वं ददाति (= सर्वस्व देताः है) ।: 
बथा मनुष्य के जितने उपकरण (= कार्यं में आने वाले पदार्थ) उनको इकट्ठा करके अथवा 
जितने इकट्ठे किये जा सकते हैं उन संब कृतभाण्डकों (स्वोपाजित पदार्थों) को देवे ग्रथवा जो 
ही पदार्थ इसके [पास] विद्यमान हैं। वे सब देय हैं? श्रविद्यमात [पदार्थो] का [अजन] : 
नहीं करना चाहिये । किस कारण यह संशय होता है ? दोनों ही प्रकार से वचन व्यक्ति: 
(=वचन के स्वरूप) के संभव होने से । यदि इस प्रकार वचन स्वरूप होता है -यानि सर्वाणि 
स्वानि (जो सब पने) । बे कौन से हैं ? जो पुरुष के उपकारक पलङ्ग आदि वे सब देवे, 
ऐसा विधान किया जाता है अथवा यानि स्वानि (=जो अपने) पुरुष के दान में शकय हैं 
(=दिये जा सकते हैं), उन सबको, इसमें सर्वत्व का विधान किया जाता है। यदि दान का 
विधान किया जातो है तो उससे झप्राप्त दान वाले कृतभाण्डकों का भो दान प्राप्त होता है। यदि 
सर्वता का.विधान करते हैं तो उससे विद्यमान पदार्थों को हो प्राप्ति. होती है । क्या प्राप्त होता 
है? कृतभाण्ड भी देय हैं। इस प्रकार दान के विधान में 'ददाति' थुति अनुगृहीत होती. है । 
अन्यथा (--सर्वत्व के विधान में) वाक्य अनुगृहीत होवे । उन दोनों में थुति बलवती है । इस 
से कृतभाण्डकादि देय हैं। ऐसा प्राप्त होने पर कहते है _ _. . AAR 

.१. 'क्ृत भाण्डानि' इति काशीमुद्रिते पाठः। एवमुत्तरत्र पूर्वपक्ष । सम्ाधानमूत्र भाष्ये 
तु काशीमुद्वितेषपि "त भाण्डक’ शब्द एव प्रयुज्यते 1. 7. 0 ` 7... 

२, “अथ तानि सर्वाणीति सबंता' इति पाठान्तरम्‌ ... . ` . 8711. . ¬ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९५० मोमांसा-शाबर-माष्ये 
नित्यत्वाच्चानित्यैर्नास्ति संवन्धः ॥५॥ (३०) 
` तित्यत्वाच्चानित्मैर्नास्ति संबन्धः । चशब्दोऽन्वादेशे । ˆ नाश्वा दातव्या इत्यु- 
कतम | कृतभाण्डकानि च.न देयानीति। नित्यं हि विश्वजिति दानं चोदकेन प्राप्तम- 
नूचते । अचित्यानि च कृतभाण्डकानीति न शक्यानि सर्वाणि विश्वजिति क्रियमांण 
उपसंहतु म्‌ । तत्र कृतभाण्डकानां केषांचिदुर्त्पत्ति विश्वजिति दानं प्रतीक्षेत । नेमि 
तिक तत्‌ स्यान्न नित्यम्‌ । नित्यवच्च तच्चोदकेन विधीयते, न निमित्तसंयोगेन । 
मादवस्यमेतदम्युपगन्तञ्यं, साकस्यं देयानां प्राप्तानां _विवीयत इति । श्रुत्यसंभवे 
च॑ वाक्यार्थो .ग्रहीतव्य एव भवति । तस्मान्न कृतभाण्डकानि दातव्यानि.॥५॥। 
विइवजिति विद्यमानस्येव स्वत्ववतः सर्व॑स्य दानाधिकरणम्‌ ।।४॥ 


विवरण --कृतभाण्डकानि-इसका पाठान्तर है -कृतभाण्डानि । यह पद हमें ग्रन्यत्र. 
कोशादि में कहीं उपलब्ध नहीं हुग्रा । प्रतः प्रकरण के अनुरोध से हमने जो अर्थ समझा है वह 
ऊपर दिया है । मीमांसा का अध्ययन करते समय कृतभाण्ड (कृतभाण्डक) का अर्थं ('संपा- 
द्यमार्नानि' पृष्ठ के (हाशिये) पर लिखा हुआ है।- - 
नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति सम्बन्धः ।। ५॥। ; 
सुत्रार्थः -- (नित्यत्वात्‌) सर्वस्वदान के नित्य होने से (च) भी (अ्ननित्येः) याच्जादि 
से ग्रन्य पदार्थो की प्राप्ति के अ्रनिषचय के कारण अनित्य पदार्थों के साथ 'सर्वस्व” का. संवन्ध 
नहींहै।. - "2 पती, न 
. विशेष-भाष्यकार ने 'च' को 'प्रन्वादेश”--झनुकथन अर्थ में मानकर अर्थ किया है। 
उसके अनुसार 'अदुव नहीं देने चाहिये कृतभाण्डक भी नहीं देने चाहिये” ग्रथ जानना चाहिये । 

- . व्याख्या--नित्यत्व से श्रनित्यों के साथ सम्बन्ध नहीं. है। 'च' शब्द अन्वादेश ( -- अनु 
कथन) प्रथ.में है ।.'झइव देय नहीं.हैं' यह कहा है, कृतभाण्डक भी देय नहीं हैं। विश्वजित्‌ में 
चोदक से प्राप्त नित्यदान का अनुवाद किया जाता है । कृत भाण्डक प्रतित्य हुँ इससे विश्वजित्‌ 
करते हुए उन सबका उपसंहार ( = एकत्रित) करना भ्रश्षक्य है । ऐसी अवस्था में विइवजित, 
मे. विहित दान किन्ही कृतभाष्डकों, को उत्पत्ति को प्रतीक्षा करेगा । वह .( =याचनादि से प्राप्त 
कृतभाण्डक) नेमित्तिकं होवे, नित्य नहीं होवे । -चोदकवचन से नित्य के सनात विधान की. 
अ है निमित्त के संयोग से विधान नहों को जाती है । इससे यहु पत्रकं स्वीकार करना 
क तल देय (दिये जाः सकने वाले) पदार्थो की, जो प्राप्त हैं, 

र न होने पर वाक्याथ भी प्रहण अन ही होता है -इससे . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि० ५ सू० ६ - १६५१ 
` [ विदवंजिति घर्मार्थसेवकशुद्रस्थादेयत्वाधिकरणम्‌ ॥५॥ | 


विश्वजित्येव संदिह्यते--कि परिचारकः शूद्रो देयो नेति ?. कि प्राप्तम्‌ ? 
सवस्य' स्वस्य विहितत्वाद्‌ देय इति । एवं प्राप्ते ब्र भ:-- 


शूद्रशच धमेशास्त्रत्वात्‌ ।६॥_(उ०) 


शुद्रशच न देय इत्यन्वादेशः । कुतः ? धर्मंशास्त्रत्वात्‌-। - *धर्मश्ञासनोपनतत्वा- 
त्तस्य । एंवमसौ तस्मे : त्रेविणिकायोपनत इमं ` शुश्ूषमाणों घमंण *संभन्त्स्य इतिः। 
सो$न्यस्मे दीयमानो नेच्छेदपि । न चानिच्छतस्तस्य स प्रभवतिं। न च ` बलात्‌ स्वी- 
कतँव्यः .। यस्त्वन्यायेन स्वीकुर्यात्‌ ` स दद्यादपि । घर्मोपनतमात्रेण तु न शक्यो 
दातुम्‌ ॥६॥ विइवजिति घर्मार्थसेवकशाद्रस्यादेयत्वाधिकरणम्‌ ।।५।। 


व्याख्या--विइवजित्‌ में ही सन्देह होता है--कया परिचारक शूद्र देय हैः वा नहीं. ? 
क्या प्राप्त होता है ? सम्पूर्ण स्व ( = धन) 'के विधान होने से देय है । ऐसा प्राप्त. होने पर 
कहते हैं-- य 

र ( शुद्रशच धसशास्त्रत्वात्‌ ॥६॥ 2 

सुत्रार्थः - (शूंदः) परिचारक शूद्र (च) भी देय नहीं है, (घमेशोस्त्रत्वात्‌) धर्म के 
शासन से | [सुत्राथे की स्पष्टता के लिये भाष्य देखें।] - - 

व्याख्या- शत्र भी देय नहीं है यह - अन्वादेश (--अनुकथन) है। किस हेतु से? 
धर्मशास्त्रत्व से 1 घम के शासन (-- आदेश) से [त्रैर्वाणक की सेवा के प्रति] उपनतं (>-भुका 
हुआ-- लगा हुआ) होने से । इस प्रकार से (=इस इच्छा से) वह (=शूद्र) उस त्रवणिक 
[व्यक्ति] के प्रति. उपनत है कि 'इसकी सेवा करता हुआ में घस से संबद्ध, होऊ गा” । वह अन्य 
को दिया:जाता हुआ न भी चाहे श्रौर बलपूर्वक स्वीकार भी नहीं करना चाहिये । जो अन्याय 
से स्वीकार करे वह दे भो सकता है । ध्म से उपनत मात्र होने से नहीं दिया :जा सकता है । 

विवरण -“मुख्यतया शुद्र दो प्रकोर के हैं | एक स्वजीविकाथं स्वतन्त्र उद्योग करके जीवन 
निर्वाह करनेवालें तथा दुसरे त्रेवाणिको की शुभूषा में ग्रंपना सेवाधमंलाभ समझ कर उनकी सेवा” 
शुश्रूषा करते हुए उनसे प्राप्त द्रव्य द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले । प्रकत अधिकरण में दुसरे 
प्रकार के शुद्रो के देयत्व-वा .अदेयत्व पर विचार किया है.। सम्भव है दुसरे.प्रकार के शूद्रों की 


रह १. 'सर्वेस्वस्थ' इति पाठान्तरम्‌ | `: [: . - २.धमंशासनेनोप०' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'संभन्त्स्यते', इति क्वचिदपपाठ: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जना क 
१९४२ - -शाबर-भाष्ये 


[ विश्‍वजिति दक्षिणादानकाले विद्यमानस्वत्ववतामेव देयताधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


विदवजित्येव संदेहः--कि प्रागदक्षिणाकालाद्‌ विद्यमानं नियोगतो दक्षिणाकाले 
'दातु निवातव्यम्‌, ऊध्वं च दक्षिणाकालाद्‌ भविष्यदनागतमपि दक्षिणाकाले देयम, 
उत यदेव दक्षिणाकाले विद्यते तदेव देयमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? यस्यापि प्रागूर्ध्वं च 
स्वता, तदपि देयम्‌ । स्वमात्रस्य दानविघानात्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


SS Sst ७. २ सति तत हत सिमित 
स्थिति आरम्भ में अच्छी रही हो, परन्तु उत्तरकाल में इन शूद्रो की स्थिति दासतुल्य दयनीय 
हो गई । इसका कारण ब्राह्मणादि का जात्यभिमान आर शुद्रों पर प्रभुत्व को भावना बना । 
कुतूहलवृत्ति में लिखा है. “जो शूद्र घर्मं की शिक्षा के लिये प्राप्त हुआ है वह देय नहीं 
है । उस पर यजमान का धर्मोपदेशकत्वरूप से स्वामित्व का अभाव होने से। दास तो देय है।' 
यहां दासे को जो देय कहा है वह वेदिकधमं की .मर्यादा के विपरीत है। वेदिकधमं में 
मानवता की दृष्टि से सभी समान हैं । ऋग्वेद ५।६०।५ में कहा है - ्रज्येष्ठासो भ्रकनिष्ठास 
एते संभ्रातरो वावुघुः सौभगाय' । इस श्रुति के अनुसार सभी मानव मानवत्व की दृष्टि से 
` समान हैं, भाई होते हुए । : 
व्याख्या--विश्वजित्‌ में ही सन्देह होता है--क्या दक्षिणाकाल से पहले [यजमान के 
पास] वतमान है, उसी को नियमतः दक्षिणाक्राल में देने के लिये रखना चाहिये (== देना 


चाहिये) भोर दक्षिणाकाल के पदचांत्‌ भविष्यत्‌ अनागत ( = प्राप्त) भी दक्षिणा काल में देना . 


चाहिये ग्रथवा जो भी दक्षिणाकाल में विद्यमान है वही देना चाहिये । क्या प्राप्त होता है ? 
जिस पदार्थ पर दक्षिणाकाल से प्राक्‌ ौर उसके पश्चात्‌ श्रपनत्व होवे वह भी देना चाहिये, 
स्वमात्र के दान का विधान होने. से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण - यहाँ सववस्व के सम्बन्ध में दो पक्ष दशयि हैं। एक --दक्षिणाकाल में विद्य- 
मान द्रव्य और दक्षिणाकाल के पश्चात्‌ प्राप्त होने बाले द्रव्य सभी देय हैं। ' दूसरा--दक्षिणा- 
काल में विद्यमान द्रव्य ही देय है. 1. उसके पश्चात्‌ प्राप्त होने वाला देय नहीं है । -भविष्यत्‌ 
झनागत द्रव्य दक्षिणाकाल में केसे देय होगा ? इसका उत्तर है--दक्षिणाकाल में विद्यमान सवं. 
' द्रव्य दे देवे ओर भविष्यत्‌ में प्राप्त होने वाले द्रव्य की. देवता का उस समय संकल्प ले लेवे। 
उसे यज्ञ के अन्त में दे देवे । विइवजित्‌ की प्रकृति भ्ररितष्टोम है। उसमें. दक्षिणा माध्यन्दिन 
सवन में दी जाती है । दक्षिणाकाल के पइचात्‌ तृतीयसवन का काल शेष रहता है.। उत 


. शवातुणहतिक्चिलास्ति। 7 
` २. यद्यपि इस' मन्त्र वा सूक्त का देवता 'मरुतः' है । तयापि जैसे मीमांसा १।३।२ के 


भाष्य में प्रन्या्थ प्रकृत श्रुतियों अन्यार्थ- (--गुवेनुगमन, प्रपाप्रवर्तन; शिखाधारण) में लिङ्ग” 


दक्षेन माना है । इसी प्रकार यहाँ मरुतों के विषय में उक्त समत्व भावना मानव की समानता 


में भी लिङ्ग है । गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से तो झंसमानता रहेगी ही । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ्रधि०, ७ सू० ८ १९५३ 


दक्षिणाकाले यत्‌ स्वं तत्‌ प्रतीयेत तद्दानसयोगात्‌ ॥७॥ (उ०) 


दक्षिणाकाले यत्स्वं विद्यते तदेव देयं, न यत्प्रागुध्वं च । कुतः ? स्वस्यात्र 
दानमनूद्य साकल्यं विधीयते । तच्च दानं दक्षिणाकाले प्राप्तत्वात्‌ तस्मिन्नेवं कालेऽनू- 
द्ते। तस्माद्‌ दक्षिणाकाल एव विद्यमानं देयमिति ॥७॥ विश्वजिति दक्षिणाकाले 
विद्यमानस्वत्ववतामेव देयताधिकरणम्‌ ॥६॥ 


[विद्वजिति दक्षिणार्थनिदिष्टभागस्यैव सर्वस्य देयताधिकरणम्‌ ।।७।।] 


तस्मिन्नेव विश्वजिति संदेहः । कि इक्षिणाकाल एव `सवेस्वं दत्त्वा विश्वजिदु- 
्स्रष्टव्यः, उत न `सर्वस्वं दातव्यं,.परिसमापनीय इति ? कि प्राप्तम्‌ ? - 


काल में यजमान को जो द्रव्य प्राप्त हो वह देय है अथवा नहीं, यही इस. अधिकरण का . 
विषय है । 0 


दक्षिणाकाले यत्‌ स्व॑ तत्‌ प्रतीयेत तद्दानसंयोगात्‌ ॥७॥ 
सुत्रार्थः -= (दक्षिणाकाले) दक्षिणा के काल में (यत्‌) जो ` (स्वम्‌) द्रव्य है (तत्‌); 


वही [सर्वस्वरूप सें] (प्रतीयेत) जाना जावे, (तद्दानसंयोगात्‌) उसी का दान के साथ संयोग 
होने से । 2808 - - 


` व्याख्या- दक्षिणा के काल में जो द्रव्य विद्यमान है वही देय है, उससे प्राक्‌ और ऊध्वं 
[प्राप्त द्रव्य] देय.नहीं है । किस हेतु से ? यहां द्रव्य के दान का. अनुवाद करके साकल्य 
(= स्स्व) का विधान किया है! वह दान दक्षिणाकाल में प्राप्त होने से उसी. काल भें झनू- 
दित होता है । इससे दक्षिणाकाल में हो विद्यमान देय है ॥७॥ ८ 
विवरण--विश्वजित्‌ के अग्निष्टोम की विकृति होने से उसमें द्वादशशत :(--११२) 
गौवें दक्षिणा की. प्राप्त होती हैं | इससे इस. दक्षिणा-<दान का अनुवाद करके द्वादशशत के 
स्थान में सवेस्व का.विधान किया है। ite 


“=e 


व्याख्या विद्वजित्‌ में ही सन्देह होता है--क्या दक्षिणा के समय ही सर्वस्व देकर 
विद्वजित्‌ याग का उत्सर्जन कर देना चाहिये झंयवा सर्वस्व .. नहीं देना चाहिये, [साग का] 


हातत करना चाहिये ? क्या मा होता आम चाहिये ? क्या पराप्त होता ? 


१. 'सवंस्वं दस्वा' इति काशीमुद्रिते नास्ति i ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ ,: ब्रीमासा-्शाँबरं-भा्येः ` : - - 
अशेकत्वात्‌ तदन्तः स्यात्‌ कर्मणो 'द्रब्यसिद्धित्वात्‌ ॥2॥। (पूंऽ) 


+. :ऽउत्सरष्टरव्य इति ।.कुंतः ? अशेषत्वात्‌ । कंथमंशेषता । ` विदवजिति सर्वस्वं 
ददाति इति । न च शक्यमन्तरेण द्रव्यं परिंसमापयितु तस्मात्‌ तंदन्तः स्यात्‌ ॥दाः 

* ` अघि वां शेषक्रमे स्यात्‌ क्रतोः पंत्यक्षेशिष्टत्वात्‌ ॥[8॥ (पक्षान्तर) ` ` 
अपि वेति पकषव्यावृत्तिः। शेषिकमं स्यात्‌ । न सवंस्व दक्षिणाकाले देयं, यावतीं 
तंत्कर्म परिसमाप्यते, तावच्छेषयितव्यम्‌ । कुतः ? कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ । क्रतोः 
परिसमाप्तिः ्रत्यक्षशिष्टा । विइवजिता यजतः इति विशवजितमुपक्रम्य परिसंमापयेः 
दित्यर्थः । परिसमापयता यच्छक्यते दातुः, तावत्‌ सर्वमित्यर्थ:। तस्मान्न तदन्तमुत््रः 
ष्ठव्यमितिः॥ €`  . iE > 


__ भ्रदीषत्वात्‌ तदन्तः स्यात्‌ कमंणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ 11८1 
_  सुन्नायः - (भशेषत्वात्‌). सवँस्व देने के पक्वात्‌ द्रव्य के शेष ने रहने से (तंदन्तः) 
विइंवजित्‌ उस अन्तवाला--दक्षिणा अन्तवाला अर्थात्‌ दक्षिणादान पर्यन्त (स्यात्‌) होवे । 
उत्तरभाग को छोड देवे। - (कमंणः) ` कमं के (द्रव्यसिद्धित्वात्‌) द्रव्य से सिद्धि होने से । 
ह) व्याख्या--[ दक्षिणा देने के अनन्तर विश्वजित्‌ का] उत्सगं कर देना चाहिये । किस 
हेड से ? शेष: [ब्य] के न हे से । अशेषता कसे है? विइवजिति सर्वस्वे ददाति [सें 
सवस्व दान करने] से । द्रव्य के विना [ विश्वजित्‌ को] समाप्त नहीं किया जा सकता है | इंस 


t ® 


- ˆ सुत्रो्य:--(भपि वा) अपि वा' पद पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये हैं। (शेष- 
कम) आ दान से उत्तरकालिक कमं (स्यांत्‌) होवे, (क्रतोः) यागं कें (प्रत्यक्षेशिष्ट- 
तातू) प्रत्यक्ष विहित करने से | [कुति भाष्य में देखेँ] ` : ˆ `. , 


२+ अनुपलब्धमुलम्‌। ०--प्राप० शतं क HID वकत ततका री 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रघि० ७, सू० ११ १९९१ 


तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१०॥ (पक्षां०) ` 


एवं च ङत्वाऽन्यार्थंदर्शनमुपपद्यते । ग्रवभूथादुदेत्यं वत्सत्वचमाच्छादयति' 
इति शेषे सत्यवकल्पते ॥ १०॥। 


अशेष तु समञ्जसाऽऽदानेन शेषकम . स्यात्त ॥११॥ (आ०) . 


तुशब्दः पक्षं व्यांवतयति । एतत्‌ समञ्जसाभ्ूतं, यदशेषं प्रदीयत इति । (एवं 


सबस्वं ददाति इति शब्द उप्रपन्नो भवतीति । यत्त प्रत्यक्षा समाप्तिरिति । तत्र ब्रमः । 
MMS MNT DO 5 
विवरण --'यजेत' आख्यात से उपक्रम=आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अर्थ कहा 


जाता. है । पूर्वापरीभूतं _ भावमाख्यातेनाचष्टे, उपक्रमप्रभृत्यपवरगपयन्तम्‌ ` (निरुक्त १1१) । यह 
वचन मी० १।१।५ के भाष्य में भी. उद्घत है। 
तथा चान्याथदशनम ॥१०॥ 
सुत्राथः-- (तथा ) इसी प्रकार अर्थात्‌ उत्सर्जन न करने पर (च) ही ;{अन्या्ं- 
दर्शनम्‌) अन्य भ्रथं का दर्शन होता है । [अन्यार्थंद्षन-श्रति. भाष्य में देखें ।] 
व्याख्या -एऐसा करके (उत्सर्जन करके) ही अन्यार्थ दर्शनः उपपन्न होता है। ग्रव- 
भ्रूथादुद्वेत्य वत्सत्वचमाच्छादयतिः (--अवभुथ से उठकर बछड़े का चमं. झोढ्ता है). यह 
_ शेष होने पर ही. उपपन्न: होता है.। 
विवरण- शेष्रे सत्यवकल्पते--यद्वि दक्षिणादान के श्रनन्तर कं का उत्सर्जन हो जावे 
तो श्रवभूथ का भी अभाव होगा । उस भ्रवस्था में वत्सत्वक्‌ का परिधान. करना उपपन्त नहीं 
होगा ॥१०॥ . ; 
_ : „अशेषं तु समञ्जसाऽऽदानेन दोषकर्म स्थात्‌॥११॥ -- 
. - ¦ “सुत्राथः- (तु) “तुः शब्द पूर्व उक्त पक्ष की . निवृत्ति. करता है ,(प्रशेषयू) . दक्षिणा 
काल में ग्रशेष--सम्पूण द्रव्य देवे | इसी से सववस्व `.ददाति’- यह. - भ्रज्जसा--सरलता से . 
उपपन्न होता है 1... (आदानेन ) -पुन; अर्जन. नवीन=सम्पादनः द्वारा (शेषकरमं) शेषकर्म 
सम्पादित (स्यात्‌) होवे! | 
: --आैबोधिती भौर कुतुहलवृत्ति में भ्रशेषे तु समञ्जसम्‌ पाठ है ॥ उसके श्वनुसार 
[शेष (=धनाभाव) - होने पर. ही सर्वेस्वदान्न का विधान समङ्जस (युक्त) होता 
दै होगा। _ __ ... - _ 
व्याख्या--'तु' शब्द पक्ष की निवृत्ति करता है । यह सरलता से उपपन्न है, जी अन्चेष 
दिया जाता हे । इस प्रकार. “सववस्व - देता है' यह शब्द उपपत्त्व होता है। ओर जो प्रत्यक्ष 


0. ~ 


णाणणिििहिहिि oo 


१, अनुपलब्धमूलम्‌ । कुतुहलवृत्तो 'भ्राच्छादयति' स्थाने “परिधत्तः पाठो दुइयते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५९६ मीमांसाशाबर- भाष्ये 
आदानेन शेषकमं भविष्यतीति ॥११॥ 
पः ७ ह. 
ना55दानस्यानित्यत्वात' ॥१०॥ (आ० नि०) | 
आदान त्वनित्यम्‌ । नित्य च शेषकमं । न हिं तयोः संबन्धोञ्वकल्पते । तस्मा- 
च्छेषयितव्यं किचिदिति ॥१२॥ 


दीक्षासु तु विनिर्देशादक्रत्वर्थन संयोगस्तस्माद- 
2.20 विरोधः स्यात्‌ ॥१३॥ (३०) 


समाप्ति कही है, उसमें हम कहते हैँ--श्वादान( --याचना आदि के द्वारा पुनः अजित) द्रव्य से 
शेष कर्म हो जायेगा ॥१२॥ :: : कप 

* 'व्याख्या-_[इस विषय में] कहते हैं 

॒ , नाऽऽदानस्यानित्यत्वात्‌ ॥ १२॥ | 
` सुत्राथः--(न) ऐसा नहीं है अर्थात्‌ स्वस्व देकर शेष कमे पुनः द्रव्याजेन से हो जायेगा । 
शआदीनस्य ) पुनः द्रव्य के ग्रहण वा उपार्जन से प्राप्त हव्य के (अनित्यत्वात्‌) अनित्य= 
प्राप्ति के निश्चित होने से उससे नित्य क्रतु की परिसमाप्ति नहीं हो सकती । 
"¬ ` विशेष मुद्रित. भाष्यपुस्तकों में “नाझदानस्य नित्यत्वात्‌' पाठ अशु है । अन्यत्र 'अनि- 
“तत्वात पाठ ही उपलब्ध होता है, ` bs, 

_ व्याख्या--ग्रादान (--याचना आदि के द्वारा द्रव्य की पुनः प्राप्ति) तो अनित्य है 
मोर शेष कर्म नित्य है [अर्थात्‌ दोष कर्म की समाप्ति भ्रवद्य करणीयःहै। इससे] उन दोनों 
(==परनित्य परादान भोर नित्य शेष कर्म को समाप्ति) का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । इससे 
[क्षेष कमें के लिये] कुछ द्रव्य शेष रखना चाहिये । ह 7 

° ` दीक्षासु तु निर्देशादक्तत्वर्थन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात्‌ ॥१३॥ . _. 

` _ सुन्नाथः-- (तु) 'तु' शब्द पूवं कुथित पक्ष को निवृत्त करता है अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि 
कुछ शेष रखना चाहिये। (दीक्षासु) दीक्षा के काल में (विनिदेशात्‌)' विशेष निर्देश होने से 
(त्वर्थेन) जो द्रव्य ऋत्वथ है उसके साथ दक्षिणा का (संयोगः) संयोगं होता है। (तस्मात्‌) 
इससे (म्रविरोधः) विरोध का अभाव (स्यात्‌) होवे। [दीक्षासु विनिर्देशात्‌ का भाष्य में 


१, मुद्रितभाष्यपुस्तकेष्‌ः 'ना$दार्नस्य नित्यत्वात्‌' इत्यपपाठः। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i en 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संष्तमपादे > 2 &५७ 
षष्ठेऽच्याये सप्तमपादे ग्रचि० ८, सू० १४ दभ 


तुशब्दः पक्षं; व्यावतंयति। नैतदस्ति किचिच्छेषयितव्यमिति दीक्षासु ठु 
विनिदेशो भवति प्रकृतावेव ज्योतिष्टोमे । स इह चोदकेन प्राप्तः इंद अत्व्थेमिदं 
-अक्षार्थसिदसानसनायेति । तदिह यदानमनाय दातव्य तस्याय विकारः सवता ग 
कुतं एतत्‌ ? यतः स्वं ददातीत्यनूचते,- असुवेतेव. विधीयते । पीर तेन, ताय द्‌ ग 
विधीयते । न च 'भक्षार्थ ऋत्वर्थ च दातव्यम्‌ ।- तस्मादविरोषा मन, ॥ १३१ 
विइवजिति दक्षिणार्थनिदिष्टभागस्यैव समस्य देयताधिकरणम, ॥७ 


ह मम ल 


ह [ अष्टरात्रान्तगतेपि [िइदजिति सवंस्वदानाधिकरणम्‌ ॥5॥ ] | 
णोऽष्टरात्रः - श्रथैतस्याष्टरात्रस्य विइवजिदभिजितावेकाहावभित:: 
उभो योते पह सुमो हे पेत इति | तन संवेद “किरट. षडहः, पशुकामो ह्य तेन यजेत इति । तत्र संदेहः-क्रिमहरगण 
6. य्य 


र करता है । यह नहीं हे कि कुछ 
'व्याख्या--/तु' शब्द [पूव निदिष्ट] पक्ष को लतः द 

दोष रख लेना चाहिये ।. ज्योतिष्टोम प्रकृति में ही दीक्षाओं में हो “निर्देश, 0“ ना 
चोदकवचन से प्राप्त है-यह ऋतु फे लिये है, यह भक्षण के लिये और यहं अ डी साथ 
को यज्ञार्थ वरण) के लिये । उनमें जो श्रानमन के लिये है, वह देने योग्य है, 2000 
है सर्वता (--सर्वेस्वदान) । यह किस हेतु से? जिससे स्वं ददाति ( प्न pt 
अनुवाद है, सबंता ही विधान्‌ को जाती हे । इससे जो देने योग्य नहीं हे ७० क. 
किया जाता हे । भक्षय और क्रत्वथ जो है वह देने योग्य नहीं हे । इससे विरोध नह 
होणा रझा | ७ | ग्‌ में अं ८. क्षिणा 
होग विवरण-- तेनादातव्यं दानम्‌ ` इसका अभिप्राय है ज्योतिष्ठोम प द्ादेशशत त 
कही है । उसके अतिरिक्त जो धन है वह अदातब्य है उसके दानं का विधान | सब्दरातत 
किया जाताहूँ।. SR 0: टक 


क 


अ नाम का झहगेण (= झहीन) हे मतला जन 
जिदभिजितावेकाहावभितः, उभयतो सो षडहः, 101 ॥ ie 5093 
(= इस शष्टरात्र:के दोनों गोर्‌ विश्वजित्‌ और अभिजित संज्ञक एरा i ke 
ज्योतिष्टोन बह; की कालता बाला इसने गनन 11 षडह, पुशु,को कामना वाला इससे यजन करे) । इसमें सन्देह होता है मह 
मुक द मे त्वम्‌? इति प्राठान्तरम्‌' | क (२ (भक्ष्याथंम' इति चीयरितिजाल \ 
2, ३. "सवता च' इति पाठान्तरम्‌ । ` 2 R/T 

४, 'मक्यार्थम्‌? इति काशीमुद्रिते पाठः; क्वचिद्‌ 'भुबत्यथेम्‌' इत्यपि । ` | 
५, अनुपलब्धसूलम, । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘१६५८  त्ञीमांसा-शाबर-भाष्ये ` ८ 


यस्यापि सर्वस्व चेव दक्षिणा स्यादाहोस्वित्‌ द्वादशशातमिति ? कि प्राप्तम्‌? 

 . 'अहगेणे च तद्वां स्यात्‌ सर्वेषामविशेषात्‌ ॥१४॥ (उ०) - . 
` _ सर्वस्वम्‌ कुतः ? सर्वेषां विरवजितामेविरोषात्‌ । य एव प्रकृतो विस्वजितो 
घर्मः स एव चास्य चोदकेन भविष्यति । तस्मात्स्वेस्वं देयमिति ॥ १४ . - 

. द्वादशञञचतं वा प्रकृतिवत्‌ ॥ १५॥ (पू०) 
ढादशशतूं वा देयमिति। प्रकृतिवत्‌ कतंव्यम्‌ । ज्योतिष्टोमश्च प्रकृतिः । तत्र 

घर्मा विहिताः, न विष्वजिति कृत्स्वाः प्रतीयन्ते। तस्माद्‌ द्वादशशतमत्र देय- 
मिति॥१५॥ PERS हः: [णह 
गंणस्य विइवजित्‌ की भी ए दक्षिणा होवे अथवा द्वादशशत ? क्या प्राप्त होता हे ? 
2... हर्णे च तद्धर्मा स्यात्‌, सर्वेषामविशेषात्‌ ॥ १४॥ 

“ सुत्रार्ः--(अहरणे) भ्रहगणान्तर्गंत अष्टरात्र का प्रथम दिन जो विश्वजित्‌ संज्ञक है 
बृह (त्मा) उस घर्मेवाला--एकाहकाण्डपठित विदवजित्‌ के धर्मवाला होवे अर्थात्‌ उसमें 
(च) भी सर्वस्व दक्षिणा देवे । (सर्वेषाम्‌) सभी विइवजित्‌' संज्ञक यागों के (अविशेषात्‌) 
समान होने से अर्यात्‌ दक्षिणा के भ्रतिरिक्‍त घमो के तथा दक्षिणा के समान हीने से । 

... व्याख्या-सबंस्व [प्राप्त होता हे] किस - हेतु से ? सभी विएवजितों के एक जैसा 
होने से । जो प्रकृति में विश्वजित्‌ का घे हें वही इसका भी चोदकवचन से होगा। इससे 
स्स्व देना-चाहिये 1 42. C7 Rt 
„ ` बिवरण प्रकृतो विदवजित:--इस भाष्यपाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि भाष्यकार ने 
एकाहभ्रकरणपठित विश्वजित्‌ को अहरेणस्थ विश्वजित, की प्रकृति मानकर चोदक्रवचन भर्थात 
“प्रकृतिवद्‌ विकृतिः वचन से उसके घर्मो का अतिदेश किया है । भट्ट कुमारिल का इस अधिर 
करण के विषय में भिन्न मत है । उसे ग्रधिकरण के अन्त में लिखेंगे। 1१४॥ 

piers 
इसम) एक ली वार दक्षिणा: होवे ` (प्रकृतिवत्‌ प्रकृति--ज्योतिष्टोम on 
` व्यास्या~ दवादश्रात (११९. गोवें है; ऐसा प्रकृति के ससान ६ ७ 
ज्ये [इसको] प्रकृति है ) हो देय रै, एसा क के :-समीन करणीय है 
bb म प्र अत ह । वहां [सम्पूर्ण | धर्म; ,ब्रिहित' हे, 'विद्ववंजित्‌:सेंभसस्पुणे धर्म 
नहों जाने जाते हैं ।'इससे हादशशत यहां देय हे ॥१ झा :- ..- ९... .. का 


3 ७०, 
FT ४४ न 
५५४५१९. 8० ५ ६७ 

धन + 


०० (८... 
“is JONI at 
१] “काळ. जा यन 
पु र्र 0007 A i ट्ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
* षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे अर्धि० ८ सू० १७ १६५९ 


अतंदूगुणेत्वांत्‌ तु नेवं स्यात्‌ ॥१६॥ (३०) 


तुशब्द: पंक्ष व्यांव्तेयति- नवं भवितुमहेति । कुतः? नैषः यतो विइवजितो 
गुणो द्ोदशशतम्‌ । नामधेयेन ह्यत्र धर्मग्रहणम्‌ । तस्माद्‌ विद्वजितो '“ग्रहीष्यति, न 
ज्योतिष्ठोमादिति ॥॥१६॥ १ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥१७॥ (3०) 


लिङ्ग खल्वपि दंशेयति | कि लिङ्गं भवतीति। एवमाहं-हीयते वा एषः पदर 
सिर्यो विश्वजिति "सर्वस्वं न ददातिः इति नियतं सर्वस्वदानं दशयत्यहर्गणे 11 १७। 
श्रष्टरात्रान्तर्गतेऽपि विश्वजिति संवेस्वदानाधिकरणम्‌ ॥८॥ ] 


NE 


` अतद्गणत्वात्‌ तु नवं स्यात 11१६॥ 
सुत्रार्थः (तुः) “तु' शब्द पूवं उक्त-पक्ष की व्यावृत्ति करता है। भ्रहरगेणस्थ विइवजित्‌ 
के (अतद्गुणत्वात्‌) ज्योतिष्टोम के धमंवाला न होने से (न) नहीं (एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ 
द्वांदशशत दक्षिणा देय (स्यात्‌) होवे। भ्रहगंणस्थ विश्वजित्‌ नाम सादृस्यः. से. एकाहकाण्ड 
पंठित विश्वजित्‌ के धर्म वाला होगा। उसमें सववस्व देयः कहा है, वही यहां भी देय 'होगा । - 


व्याख्याँ--'ठु' शब्द पक्ष.को निवृत्ति करता. हें-एसा. नहीं हो सकता ह। किस हेतु 
से ? यतः यह [भ्रहर्गणस्थ] विइवजित्‌ का दांदशेशत गुण नहीं हे-। यहां . नामधेय सें हो घम 
का ग्रहण जानना चाहिये । इससे [एकाहकाण्ड पठित] विइवजित से [घमं] ग्रहण करेगा, 
ज्योतिष्टोम से घर्म ग्रहण नहीं करेगा ॥१६॥ र 


क लिङ्गदर्शनाच्च १७ .. -; -- --. 
सुत्रार्थः (लिङ्गदशेनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी सर्वस्व देय जाना जाता है | 
[लिङ्गदशन-श्रु ति भाष्य मे देखें । ] 

; 'व्याख्या ¬ लिङ्ग भौ दिखाता हे [कि सर्वस्व देना चाहिये] क्या. लिङ्ग होता हे ? 
इसे. प्रकार कहा. ह--हीयते वा एष. पशुभिर्यो विश्वजिति सवेस्व न ददाति ( 
पशुद्र से हीन हो जाता है जो विइवजित्‌ में सववस्व दान नहीं देता हे) यह. झहर्गेण. में नियत 
सवंस्वदान दर्शाता ह ॥ ; 


_ १. “भविष्यति' इति काशीमुद्रिते पाठ: । , "सर्व “इति काशी मुद्रिते पाठ: । 
४» + ३२ विवजिता इति ` कार्षपिमुद्रिते पाठः - ` ¦ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मीमांसा-शाबरं-भाष्ये 


[विश्वजिति दादशशतत्यूनघनस्थानधिकाराधिकरणम्‌ ॥९॥ ] 


: *-विदवजिति सर्वस्वं ददाति इति । तत्रैषोऽर्थः सांशयिक:-कि यस्य द्वादश- 


5 उत यस्य सकलमधिक वा 
[कमनं वा. तस्यापि 'विदवजित्यधिकार 
शतमधिकमून वा विद्यते 


गत न किक ? कि प्राप्तम्‌ ! 3 
_इस धिकरण के विषय में भट्ट कुमारिल ने कहा है -- इष अधिकरण 
उहि] सगा रोई कहते हैं [अर्थात्‌ भाष्यकार ने अहण अन्तर्गत डात ह 
भी एकाहकाण्डपठित विश्वजित्‌ का नामधेय के आदेश से प्रापित सवरव देय है, न र द 
लिङ्ग के अतिदेश से प्रापित ढादशाह में विहित दादशशत त 35454 मा 
जो सिद्धान्त किया है उसका दूषण क — 
० 22 हना नामघेय से [एकाहपंठित] विश्वजित्‌ से [दक्षिणारूप] प 
ग्रहण नहीं करता है । क्योंकि दक्षिणा प्रयोग का अङ्ग है 1 चिक्रीषित( == चाहे हुए) स बि. 
कर्ता उपादेय होते हैं । जो फलवाला है वह चिकीषित होता है । ग्रहगण [समुदायरूप का का 
है [उस का एकदेशख्प] विश्वजित फलवाला नहीं है । इसलिये ` | भहगेणस्थ विदव ४ | 
समुदायियों (सम्पूणं अहरंणरूपकर्मों द्वारा दक्षिणा अपेक्षित होती है । द्वादशाह में प्रत्यक्ष 
वचन विहित सहत्नं प्राक्‌ चतुरात्रेम्यः (चतुरात्र से पूर्व सहस्रदक्षिणा ) इत्यादि बहुत से-कल्प 
कहे हैं [यहां प्रादि शब्द से झन्बह द्वादश्ञजञतं ददाति (प्रतिदिन द्वादशशत दक्षिणा देता ii 
इत्यादि ग्राह्य है] । [प्रष्टरात्र के] द्वादशाह की ' प्रकृतिवाला होने ब उस मे ५ 
दक्षिणा प्राप्त होती है ४ तात्पये यह है कि भट्ट कुमारिल के मत में अ्रहगेणस्थ विश्व जत्‌ की 
दक्षिणा द्वादशशत होनी चाहिये । . . . 

| हमारे विचार में भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के सिद्धान्त का जो खण्डन किया है वह 
सूत्रानुमोदित नहीं है | सम्भव है इसलिये भट्ट कुमारिल के मत का अनुसरण करनेवाले कुतूहल” 
वृत्तिकार ने यहा भट्ट कुमारिल के मतानुसार सूत्रों की व्याख्या नहीं की है ॥ श्ञा 


१६६० 


क 


व्याख्या -विद्वजित्‌ में सर्वस्वं ददाति पढ़ा हे! उसमें यह प्रथं सांशयिक ह 
क्या जिसका [द्रब्य] दादशशत, [उससे] अधिक :वा न्यून हे, उसका भो विश्वजित्‌ में श्रधिकार 
हे भ्रथवा जिसका सर्वस्व | द्वादशशत. से] अधिक हे उसका ही अधिकार हे ? क्या प्राप्तः 

11 0 2“ 2-2. ममामममममिमिमिमिटटिटिरिडिििटिडिनिनिन्निनिनिनिडिविविव्निनिडिडिि्टि्टिलिच्यिलिड्ड्ि 

१८ ब्र० पूर्वे पृष्ठ टि० ३ | 9.85 

. २- यह कोष्ठान्तगैत पाठ पूना संस्करण में पृष्ठ १४६७ पृष्ठ पर टिप्पणी में. निर्दिष्ड 
` पाठ का भाषानुवाद है र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६ षष्ठेऽच्याये सप्तमपादे. अ्रधि० ९ सू० १९ १९६१ 


' विकारः सम्तुभयतोऽविशचेषात्‌ ॥१८॥- (पू०) 


विकारः सन्नुभयतोऽविशेषात्‌ । न विशेषः कश्चिदाश्रीयते । यस्य द्वादशशतम- 
घिकमूनं वाऽस्तीति । तस्मात्‌ सर्व॑स्य ' विशत्रजित्यधिकार इति 11१८1 


अधिकं वा प्रतिप्रसत्रात्‌ ॥१९॥ (उ०) 
न चेतदस्ति- सर्व॑स्य’ विञ्वजित्यधिकार इति । कस्य तहि ? यस्य द्वादश- 
शतमस्ति, ्रधिकं वेति । कुतः ? प्रतिप्रसवात्‌ ।' प्रतिप्रसवो हि ज्योतिष्टोमे सवं- 


स्वस्योच्यते । द्वादशशतं विधायाऽऽह-एतावता वाव ऋत्विज 'श्रानमनोया पि 
वा सवंस्वेन इति ।. यद्येतावता नेच्छेयुः सर्वे स्वेनाप्यानमयितव्या इतिः। ` तद्यदि 


बिकारः सन्नृभयतोऽविश्ञेषात्‌ ॥ १८॥ 

सुत्राथ:--विश्‍वजित्‌ अग्निष्टोम का (विकारः) विकृति (सन्‌) होता हुआ अग्निष्टोम 
की द्वादशशत दक्षिणा की भ्रवधि से (उभयतः) दोनों ओर अर्थात्‌ धिक ग्रौर न्यून होने पर 
भी उपपन्न होता है अर्थात्‌ जिसके पास द्वादशशत से भ्रधिक वा न्यून है, उसका भी विश्वजित्‌ 
में अधिकार है । सववस्व के (अविशेषात्‌ ) समान होने से । अर्थात्‌ ` सबंस्व'की उपपत्ति द्वादश- 
शत से भ्रधिके और न्यून दोनों में समानरूप से होती है । ; 

व्याख्या -विकार होता हुआ दोनों ओर से समान होने से। कोई विशेष कहाँ से 
आशित नहीं है-जिसका [सववस्व] द्ादशशत उससे अधिक वा न्यून है । इससे सबका विव: 
जित्‌ में अधिकार है [ऐसा जाना जाता है] ॥१८।। 

अधिक वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥१९॥ 

सुन्नार्थ:--/(वा ) 'वा' शब्द पूर्वं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । - (अधिकम्‌). हादश- 
शत से भ्रधिक होवे, [ज्योतिष्टोम में सवसव की (प्रतिभ्रसवात्‌) प्राप्तिः होने से-। [श्रुति भाष्य 
में देखें ।] 

व्याख्या -यह नहीं है- सबका विइवजित्‌ में प्रधिकार है। तो किसका है ? जिसका 
द्वादशशत है वा श्रधिक है । किस हेतु से ? प्रतिप्रसव (>> प्राप्ति) होने से । ज्योतिष्टोस में 
सर्वस्व का प्रतिप्रसव कहा जाता है । द्वादशशत का विधान करके कहा है--एतावता वाव 
ऋत्विज ग्रानमनीया भ्रपि वा सवेस्वेत (इतने -द्वादशशत से ऋत्विजों को अनुकूल 

“विद्वजिता भ्रधि०' इति काशीमुद्वितेऽपपाठ। . ` 
एझाग्नेया' इति मुद्रितेष्वपपाठः, श्रर्थाभावाद्‌, उत्तरत च 'आनमयितब्या' पाठस्य 

दशनाच्च । 
- ३. श्वानमनीया यद्येतावता ऋत्विजो नाऽऽनमेयुरपि तु सवंस्वेनः इति प्रन्थाम्तरेषुद्घुतः 
पाठ इति 'पुनासंस्करणे टिप्पण्यामुक्तम्‌ । - -. डॅन अनुपलब्षमूलम्‌ः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द: 5 मीमांसा -भाष्ये 
१९६२ ८ -शाबर 


द्वादशेन शतेन नेच्छन्ति, नेच्छन्तितरां ततो न्यूनेन । तस्माद्‌ द्वादशशतं ज्योतिष्टोमे, 
यद्वा सर्व॑स्वम्‌ 1 तदिहोभयमपि प्राप्तम्‌ । तत्रैकः पक्षो नियम्यते, सववेस्वं देयमिति । 
स एष न विधिः, प्राप्तत्वात्‌ । अनियतप्राप्तस्तु नियम्यते ॥ स चेन्नियम्यते, ` यादुश-: 
स्तत्र, तादुश एवेह । तत्र च द्वादशशतमधिक वा सवेस्वम्‌ । इहापि. तद्देव । तस्मान्न 
्यूनघनस्याधिकार इति ॥१६॥ 
| अतुग्रहाच्च पादवत्‌. ॥२०॥ (उ०) 

` चदाब्देनान्वाचयः। इतइचाधिक सवंस्वम्‌ । अधिके हि दीयमाने तदन्तगेत- 
त्वादूःद्वादशशतमपि दत्तं भवति । पादवत्‌ । यथा- कार्षापणे दीयमाने पादोऽपि दत्तो 
भवति । एवमिहापीति ॥२०॥ विश्वजिति द्वादशशतन्यूनघनस्यानधिकाराधि- 
करणम्‌॥९॥ न है 


नी 


MT मस = - = द्र £ 
करे भ्रथवा सर्वस्व से) । यदि इतने से ऋत्विक्‌ [यज्ञ कराने की ] इच्छा न करें तोः सचस्व से 
. भी अनुकूल करे । वे यदि हादशशत दक्षिणा से इच्छा नहीं करते हैं तो उसके. न्यून से तो इच्छा. 


नहीं हो करेंगे । इससे ज्योतिष्टो में दवाइञ्ञशत [दक्षिणा है] अथवा सर्वस्व । वह दोनों ही 
यहां प्राप्त हँ । उनमें से एक पक्ष नियमित किया जाता है --“सर्वेस्व देना चाहिये“ से । यह 
(= सर्वस्वं ददाति) विधि नहीं है, प्राप्त होने से अनियत प्राप्त हुआ [दक्षिणादरच्य्‌] नियमितः 
किया जाता है । यदि बह नियमित, किया जाता है [तो] जैसा वहां है, वेसा ही यहां भो होवे । 
वहां (= ज्योतिष्टोम में) द्वादशशत से "धिक सर्वस्व है, यहां भो उसी के जेसा ही होवे । 
इससे [द्वादशशत से] न्यून घन वाले को अधिकार नहीं है! १९ी। SR 22: 
्रनुग्रहाच्च पादवत्‌ ॥२०॥ ˆ 


» 


..... - सुत्रार्थ:-- (पादवत्‌ ) रुपया देने पर. जैसे चौवनी' को भी तदन्तंगत होने से अनुग्रह होता | 


है, वसे ही-दांदशझत. से अधिक संवंस्व के देने पर (अनुप्रहात्‌) द्वादशशत के भी अनुगृँहोत हो. 


=` व्याख्याच शब्द. से अन्वाचय जानें । इससे भो सवंस्व [द्वादवद्वत से] -.झधिक है 1: 
अधिक के दिये जाने पर तदन्तगंत होने से द्वादशशत भी दिया.जाता है। पाद के समान | 
यया-कार्षापण. के दिये जाने पर उसका पाद (-“चतुयं भाग भी दिया हुआ होता है । इसी 
महा यही भी जान लक कन कारची 

१ i 


* 3. 27९: यह भाषुनिक उदाहरण हे ।'चवन्ती शब्द का अर्थोग: उस पुरानी पंरिपाटीःसै किया 


है, जब रुपये में १६ आने होते:चे । चेतंमान मुद्दा के भननुसीर: ३४ पैसे जानता चाहिये 1.2 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
०. षष्ठऽध्याये सप्नमपादे ग्रधि० १० सू० २१ १६६३ 


[आधाने अपरिमितवाक्येन संख्यान्तरसाधनकदानविधानाधिकरणम्‌ ॥१०॥] 
आधाने श्रूयते -एका देया, षड्‌ देयाः, द्वादश देयाइचतुविशतिर्देयाः, शतं देयं 
संहस्र देयम्‌, अपरिमितं देयम्‌' इति । तत्र संदेहः कि यत्परिमितमेका देयेत्येव- 
मादि, तन्न: दातव्यमिति प्रतिषेधो विधीयत- उतांपरिमितं नाम. किचित्‌, तस्य दानं 
विधीयत इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अपरिमिते. - शिष्टस्यं संख्याप्रतिंपेधस्तच्छूतिर वात्‌ ॥२१॥ (पू०) 


= ` अपरिमिते श्रयमाणे ब्रमः--शिष्टस्येकादेः . संख्येयस्य या संख्या, सा! प्रति 
षिध्यते । कुतः ? तच्छ्रुतित्वात्‌ । परिमितशब्दश्नवणाद्‌ गणितमवगम्यते तच्चेकादि- 
कम्‌ । तस्य नशब्देन प्रतिषेधः क्रियते । तत्र श्रुतोऽर्थेः कृतो भवति । इतरथाऽपरिमित- 
शब्दे प्रसिद्धिस्त्यज्येत । लक्षेणया' बहुंत्वमस्यार्थेः कल्प्येत । तस्मात्‌ परिमितस्य प्रति- 
षेध इति ॥२१॥। : ` ` 


विवरण : प्राचीन काल में 'कार्षापण' नाम का सिक्का तांबे का. होता 'थाः। उसके 
;चतुर्थ भाग का सिक्का “पाद' कहाता था ॥२०। - 
व्यांख्यां--झधानं में सुना जाता है-एंका देयां, षड्‌ देयाः द्वादश देयाः, चतुवि- 
शतिः देयाः, शतं देयं, सहंस्न देयम्‌ भ्रपंरिमतं देयम्‌ (= एक-गो देय है, छह बारह, चौबीस,सौ, 
सहरू श्रौर भ्रपरिमित गो देय हैं) ! इसमें सन्देह होता! है =क्यां जो एका देया भादि है वह 
तहीँ देना चाहिये, ऐसा प्रतिषेध किया जाता है झथवा. ग्रपरिमित नाभ की कोई वस्तु है उसके 
दान का विधान किया जाता है ? क्या प्राप्त होता है? 
गपरिमितेः दिष्टस्य संख्याप्रतिषेघस्तच्छरुतित्वात्‌ ॥२१॥ 
सुत्राथः - (अपरिमिते ) -्रपरिमितः के देय कहने पर (शिष्टस्य) कही गई (संख्याप्रति- 
वेधः) संख्या का प्रतिषे होता है (तच्छ्रुतित्वात्‌) उस ग्रंपरिमित शब्द कें श्रवण से | : ` 
` व्याख्या--श्रपरिमित शब्द के सुने जाने पर कहते: हे - विहित एका झादि के संख्येय 
(= संख्या से बोधित द्रव्य) की जो संख्या, वह प्रतिषिद्धः होती है । किस हेतु से? उसको 
श्रुति होने से । परिमित शब्द के. थवण से 'गिनी गई' जाता जाता है भौर वह (-- गिनी गई) 
एकादिक है। अन्था अपरिमित शाब्द में प्रसिद्धि छोड्नी पड़े। लक्षणा से इस (=भ्परिमित) 
का बंहुत्व अर्थ कल्पित किया जाये । इससे परिमित का प्रतिषेध है। ओट 
विवरणं--अपरिमित--इसका अर्थं है-परिमित देय नहीं है | इस अर्थ में नञ, का 


eo डि उच्च दो र ईो ्55क्‍ल्‍5क्‍5-स्‍क्‍स्‍क्‍ (Vj 


`>" १. /तुल्यवत्प्रसंख्यानात' इति काशीमुद्रिते नास्ति । 


81: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९६४ मीमांसा-शावर-भाष्ये ` 


करपान्तरं वा तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


कल्पान्तर वा स्यात्‌ । भ्रपरो दानकल्पो विधीयते। यथा-एका देयेति दान- 
विधिकल्पः, एवमेषोऽपि दानविधिकल्प एव स्यात्‌ | 'तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानात्‌ । तेन 
हि पुर्वेण तुल्यमेवेदं प्रसंख्यायते । काऽस्य पूर्वेण तुल्यता । भ्रतिज्ञातस्यार्थस्यावगमिका 
श्रुतिरस्तीति । पूवेत्र हि देयशब्दश्न त्या दानं विधीयत इति । इहापि देयशब्दश्रतिः । 
सा श्रूयमाणा शवनोति दानं विधातुम्‌ । प्रतिषेधे हि विधीयमाने "वाक्यस्य व्या- 
पारः । तच्च दुरबेलं श्रू ति प्रति । तस्मात्‌ कल्पान्तरम्‌ । यच्चापरिमितशब्दे प्रसिद्धि- 
र्चाघ्यत इति । समुदायप्रसिद्धिरवयवप्रसिद्धे्वाधिकेव समधिगता । 


क्रिया के साथ सम्बन्ध होने से श्रपरिमित में भ्रसमर्थ समास मानना होगा । यद्यपि ग्रसमर्थं समास 
- समयेः पदविधिः (म्रष्टा० २।१।१) के नियम से प्राप्त नहीं होता है, तथापि अ्रसुर्यपद्या 
राजदाराः आदि प्रयोग लोक में देखे जाते हैं | इस प्रकार के समास में नन्‌ प्रसक्त अर्थ का 
प्रतिषेधक होने से वह प्रसज्यप्रतिषेध कहा जाता है। इस समास में परिमित शब्द का श्रुत (= 
लोकविज्ञाता अर्थ विदित होता है । नन्‌ का परिमित के साथ सम्बन्ध जोड़ने परं अर्थ होगा 
परिमित से भिन्त। यहां सक्षणा से बहुत्व अर्थ मानना पड़ेगा । यह समास पयु दास कहाता 
है । इस विषय में वेयाकरणों की उक्ति शुवे भाग ४, पुष्ठ ११८२ की पाद टिप्पणी में देखें । 
कल्पान्तरं वा तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानात्‌ ॥२२॥ 

ुत्राथः - (वा) 'वाः शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (कल्पान्तरम्‌ )-अप- 
रिमित शब्द से कहा गया कल्पान्त रः=विकल्पान्तंर होवे । ((तुल्यवत्‌) पूर्व उक्त एका देया 
आदि के समान (प्रसंख्यानात्‌) प्रसंख्यान==गणंना के कहे जाने से । | 2 


व्याख्या--कल्पान्तर होवे। झन्य दान का कल्प विधान किया जाता है। जैसे एका 
देया इत्यादि दानविषि के विकल्प हैं, उसी प्रकार यह ( =भ्रपरिमित) भो.- दानविधि का 
विकल्प, ही होवे । तुल्यवत्‌ प्रसंख्यान होते से उससे पुरव के तुल्य ही यह (== ग्परिमित )(असं- 
ख्यात होता है भ्रर्थात्‌ कहा जाता है । इसको पूर्व के साथ क्या तुल्यता है? प्रतिज्ञात अर्थ को 
बताने वाली. थुति है । पुव में 'देय'- शब्द के, अवण से दान-का विधान किया जाता है । यहां 
भी देय थुति है = परिमितं देयम्‌ । वह श्रुति दान का विघान.कर सकती. है । प्रतिषेध का 
विधान. (न देयम्‌) करने पर.वाक्य का व्यापार-जाना जाता है । वह (--वाक्‍्य) श्रुति की 
पेक्षा र्ल होता है । इससे-कल्पान्तर है । झोर-जो रहा भ्रपरिमित में [परिमित के] प्रसिद्ध 


भ्रथं को बाघ होती है। समुदाय की प्रसिद्धि अवयव को प्रसिद्धि की. बाधक ही जानी गई है । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । प्रायेण “षड्‌ देया ` द्वादश १. अनुपलब्धदूलम्‌ । मागेच लह हेया बारस दवारि थि तावतः 
सभ्यते ब्राह्मणश्रोतसृत्रेषु । २. “वाक्यम्‌ | तच्च दुबेलं श्तेः’ इति पाठान्तरम्‌ | 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽघ्यायें सप्तमपादे प्रपि० १०, सूत्र २२ १९६५ 


ननु नात्र प्रसिद्धि, लक्षणेयम्‌ । यद्वहु, तन्न शक्यं परिमातुम्‌ । तस्मादपरि- 
मितत्वेन लक्ष्यते बहुत्वमिति | तच्च न, अनेकस्मिन्नशक्यपरिमाणे सति बहुषु रूढः । 
अपरिमितमस्य धनं, वह्निति गम्यते। यथा, कुशलः, प्रवीण इति। बहुषु कुशानां 
लातुगुं णेषु सत्सु निपुणतायामेव 'कुशलशाब्दप्रयोगाद्‌ रूढिशब्द एव भवति। बहुषु 
च वीणावादस्य गुणेषु सत्सु निपुण एव प्रवीणशब्दो वतमानो रुढ इत्युच्यतेः । तस्मात्‌ 
सत्यपि लक्षणात्वे श्रृतिसामर्थ्याद्‌ रोहतिशब्द: । तस्मात्‌ समुदायप्रसिद्धयाऽपरिमित- 
शब्दे$वयवप्रसिद्विर्वाध्यते, अश्वकर्णशब्दवत्‌ । श्रतः कंल्पान्तरमिति ॥२२॥ झाधाने- 
ऽपरिमितवाक्येन संख्यान्तरसाधनकदानविधानाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


त SSMS लाह 

(आक्षेप) यहां प्रसिद्धि नहीं है । जो बहु, उसका परिमाण करना शक्य नहीं हे । इस 
से अपरिमित शब्द से बहुत्व लक्षित होता हे । (समाधान) यह नहाँ हे । अनेक अशक्य 
परिमाण के होने पर बहुतों में रूढ है । इसका धन ग्रपरिमिंत हे- बहुत है, ऐसा जाना जाता 
हे । जैसे कुशल प्रवीण । छुंशाओं के लाने वाले के बहुत गुणों के होने पर निपुणता में हो कुशल 
इंढ३ के प्रयोग से [यह] रूढ शब्द हो होता हे.। वीणावादक के बहुत गुणों के होने पर निपुण 
में ही प्रवीण शब्द वर्तमान रूढ कहा जाता हे । इससे लक्षणा होने पर भी श्र्‌ तिसामथ्यें १ 
शब्द रूढ होता हैँ। इससे समुदाय की प्रसिद्धि से अपरिमित शब्द में वयव को प्रसिद्धि बा 
जाती है । प्रइवकर्ण के समान । इससे कल्पास्तर है। _ 


विवरण- बहुषु कुशानां लातुगु णेषुः"`"```` बहुषु च वीणावादस्य गुणेषु-**** 5 
इत्यादि--इसी ग्रथं को साहित्यशास्त्रविशारद भ्रन्यद्धि प्रवृत्तिनिमित्तमन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमि 
त्तम्‌ (--शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त और होता है तथा व्युत्पत्ति का निमित्त अन्य होता है) कह 
कर कुशल प्रवीण शब्दों को उदाहृत करके व्युत्पत्ति निमित्तत्व दशति हैं _ कुशान्‌ लातीति कुशलः 
(=ङुयों को जो लाता है वह कुशल) प्रकृष्टो वीणायां प्रवीणः (==वीणा वादन .में उत्कृष्ट 
प्रवीण) । और अपि कुशल तत्र. भवतः झांदि में अन्य प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं । वस्तुतः इन 
भाष्यकार शबरस्वामी झौर साहित्यविश्ारदों का उक्त कथन सवंथा चिन्त्य है । झाज तक 


१, कुशलशब्दो रोहाद्‌ रूढि' इति "१. कुशलशब्दो रोहाद रूढि' इति पाठान्तरम्‌ । री 

. २..कुशलप्रवोणशब्दपरेषेव व्युत्पत्तिः. साहित्यशास्त्रविशारदेरभ्युपंगम्यंते । ते. च 
“गन्यद्धि प्रवृत्तिनिमित्तमन्यंद्ध व्युत्पत्तिनिमित्तमिति संगिरन्ते । वस्तुत एतादृशी व्युत्पत्ति 
बंवचिदंपि वेयांकरण रास्थीयतें । कुंशलंशब्दस्तु दशपाद्युणादिवृत्तो : (०१ ०३, पृष्ठ ३५९) 
'कुश इति सौत्रोधातुः, वैदुष्यारोग्ययोः । कोशति कोशन वा कुषलो मेधावी आरोग्यं च' इत्येवं 
निदेदयते | प्रवीण शब्दो$पि प्रपूर्वादं वीघातो रीणादिके नक्‌ प्रत्यये णत्वे च साधुः । तस्मात्‌ 
` शबरस्वामिनः साहित्यशास्त्रविशारदानों ` चेयं कल्पना तेषां व्यांकरणज्ञानराहित्यभेव ` सूचयति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९६६ क ला. मीमांसा-शाबर- भाष्ये - 


5-7 [राधाने संहत्राधिकस्या.-रिमितत्वाधिकरणम, ॥११॥ ] 
। <7 अंपरिमिते कल्पान्तरमिति समधिगंतम्‌। अथेदानीमिदं संदिह्यंते --कि : सह 


ख्रादूनमपरिमितमुत संहस्तादधिकमिति ! कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ?- , 


` ` अनियमोऽविशञेषात्‌ ।२३॥ (पू०) ` - 5 उहा 
अनियमोऽविशेषात्‌ । न “कङ्चिदिह बहुत्वे विशेष आश्रीयते -सह्रादूनमधिकं 
वेति । म्रनाश्रीयमाणे यथाः कृतं तथा साधु । तस्मादन्तियमः ।। २३॥। 
STS TT TN शक 


किसी भी वेयाकरण ने कुशलःशब्द की कुशान्‌ लातीति कुशलः गौर: प्रवीण शब्द की. प्रकृष्टो 
बोणायां प्रवीण: व्युत्पत्ति नहीं दर्शाई | वस्तुतः इन पदों की जिस ग्रथं में लोक में प्रसिद्धि है 
उसी ग्रथ की बोधिका व्युत्पत्ति व्याकरण ग्रन्थों में उपलब्ध होती है । यथा--कुश इति सौत्रो- 
घातुः, बैदुष्यारोग्ययो: । कोशति कोशनं वा कुशलो मेधावी, कुशलस्‌ -झारोग्यस्‌ (द्र० - दशपादी- 
उणादिवृत्ति 51१०६, पृष्ठ ३५६)। इसी प्रकार "प्र पूर्वक गत्यथंक 'वी' घातु से औणादिक. नक्‌ 
प्रत्यय तथा णत्व होकर चतुर अर्थ वाला प्रवीण शब्द विना किसी अप्रसिद्ध .कल्पना के सिद्ध 
होता है । वस्तुत. शबरस्वामी और साहित्यविशारदों की, इस प्रकार की उलूल जुलुल व्यु- 


त्पत्ति दर्शाना उनके व्याकरण ज्ञान के अभाव को सुचित करता है। शबरस्वामी के व्याकरण: 


विषयक अज्ञान हम भांग १, पृष्ठ ९३ में प्रावाहणि.शब्द की कल्पना में दर्शा. चुके हैं । वस्तुत 
आदि काल में समस्त शब्द यौगिक ही थे, वे उत्तर काल में किस प्रकार. रूढता. .को. प्राप्त हुए 
इसका विवेचन हमने “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” ग्रन्य के उन्नीसवें अध्याय में 
विस्तार से किया है । झ्रष्वक्णदाब्दवत्‌-भ्रश्वकर्ण शब्द सामान्य 'ग्रश्‍व के कर्ण अर्थ का वाचक 
न होकर रूढता से सालवृक्ष का वाचक है | इसकी व्युत्पत्ति है--प्रइवस्य  कणंसिव पर्णानि 
यस्य. (--जिसके अश्व.के कर्ण के समान पत्ते है) ॥रेरा ... 
व्याख्या--भ्रपरिमित सें. कल्पान्तर.हे यह जाना गयो? अब यहं सन्देह होता हे- क्या 
सहंत्न से न्यून/अ्रथवा सहन्त से अधिक? क्या प्राप्त होता हे? । 
“२1: =... अनियमोडविशेषात्‌ ॥२३॥ ] 
। सुत्राथः-सहल्नसे न्यून भ्रथवा ग्रधिक में (अनियमः ) नियम नहीं है (अविशेषात्‌ 
विशेष का निर्देश न.होने से । - . ... :. 
४702 व्याख्या भ्रनियम ह, विदोष को निर्देश न होने से । यहां बहुत्वं में कोई विशेष 
आशित नहीं, किग्रा जातां हे सहस्न-से न्यून.वा भ्रघिक । [विशेष का] ग्राश्रयण “न करने से 
जसा किया वसा साधु. हैं| इससे झनियंम है ॥२३।। न्या हता भाषः श नियत 30211 कक ८... 55... 


१: १-१इवं' पदं काशीहुद्रिते जास्ति, २६ “न्‌ करिचिदत्र:बहुत्व इति पाठान्तरम्‌ । 
“४३: यथाकाम' स्यात. यथाकृतं: साधु: इति: पाठ्रान्तरस्‌। लेक पार 


१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे अंधि० ११ सू० २५ १६६७ 


अधिकं वा स्याद्‌, वह्ृथत्वादितरेषाँ' संनिधानात्‌ ॥२४॥ (आ०) 


वेति पक्षव्यावृत्तिः । नैतदस्ति -श्रधिकमूनं वा सहस्रादिति। कि तहि? 
्घिकमेवेति । कुतः ? बह्नर्थेत्वादपरिमितशब्दस्य । बहुषु हीमं शब्दमुपचरन्तीत्येत- 
दुक्तम्‌ । बहुत्वं चाऽऽपेक्षिकं, किचिदपेक्ष्ये ततोऽधिकं, बह्नित्युच्यतें । .अंसत्यामपेक्षा- 
यामपरिपूर्णेमेतत्‌ । यथा पुत्र इति किंचिदपेक्ष्य भवति, नान्यथा । तत्र प्रकृतं संनि- , 
हितं चापेक्ष्य निर्णयः, सह्रं च संनिहितम्‌, ।.. तस्मात्‌ ततोऽधिकमपरिमित- 
मिति .॥२४॥ 


` : अर्थवादइच तद्वत ॥२४॥ 


` अधिक वा स्याद्‌ बह्वर्थत्वाद्‌ इतरेषां सन्निघानांत्‌ ॥२४।। 


सूत्रार्थः - (वा) 'वा' शढंद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । अपरिमित शब्द के 
(बह्र्थत्वात्‌ ) 'बहुत” अर्थवाला होने से (इतरेषाम्‌) अन्य शत सहस्र आदि शब्दों के (सन्नि- 
घानात्‌) समीप. में पठित होने से सहख्न.से (अधिकम्‌) अधिक (स्यात्‌). होवे । 


व्याख्या--'वा' से पक्ष की निवृत्ति होतो हे । यह नहीं हे-सहस्न से न्यून वा अधिक्‌ -1- 
तो क्या हे ? अधिक ही । किस हेतु से ? श्रपरिमित शब्द के, “बहुत” ग्रथ. वाला होते से १ 
बहुतों में ही इस:शब्द का व्यवहार.करते हैं, यह कह चुके हैं। बहुत्व श्रापेक्षिक . ( = भ्रपेक्षा . 
रखने वाला) हे ।'किसी की अपेक्षा करके उससे अधिक “बहु” कहाता हे ।-अपेक्षा न.होने परः, 
यह बहु शब्द ]प्रपरिपूर्ण होता, हे । जसे 'पुत्र' किसी की पेक्षा रख-के प्रयुक्त होता . ह; उसके , 
विना प्रयुक्त नहीं होता हे । ऐसी अवस्था में प्रकृत में पठित की भपेक्षा-करके निर्णयं होता. 
है. यहां सहस्र शब्द [अपरिमित शब्द के] समीप पठित हे। इससे उस. (= सहर) से. अधिक ' 
अपरिमित जाना,जाता हु। . .. . र 
.. . विवरण- यथा पुत्र.इति- सम्वन्धवाची पुत्र भ्रादि. शब्द ग्रन्य „सम्बन्धी. माता पिता 
आदि, की अपेक्षा करके प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार 'बहु'. शब्द भी. पूर्व: निदिए्ट.-किसी अर्थ. 
की; अपेक्षा करके.प्रयुक्त होता. है ।, अपरिमित शब्द का अथं है परिमिताद भूयः। परिमित 
नपे गये भर्थात्‌ पूर्व, कहे. गये. परिमाण से आधिक्यु को कहता है ॥२४॥ a रोका मलमा 
१२12 7०४ ०1) , ५ झर्थेवादइच तदत्‌-॥२५॥॥ कसह ३% 
१ +; -सुत्राथः “- /अ्र्थवादः ) अर्थेवांदः (ज) ' भी. (तद्वत्‌) उसी“ प्रकार उपप होता है' जब * 
अपरिमित सहनं से भ्रधिक होवें । [धर्थवाद वचनं भाष्य में देखे । |] ` ` 


, "इतरैः सन्तिधानात्‌' ईति सुंबौंधिंन्यां*कुंतूहलवृत्ती चः पाठ: | 


~ ७ * 
= ‘डः श्रे 


CC=0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
१३६८ : 5 मोमांसा-शाबर-माष्ये | 

कथमेवम्‌ । तत्र उत्कृष्ट वे [तद्‌] अपरिमितम्‌' इति तदूनतां सहस्रस्य दशे- 
यति ॥२५॥ राधाने सहन्लाधिकस्यापरिमितत्वाधिकरणम्‌ ।। ११॥ 


I परकृतिपुराकल्पातामर्थवादत्वाधिकरणम्‌ ॥१२॥ ] ९ 
_ , इह परकृतयः, पुराकल्पाइचोदाहरुणम्‌ । यथा “इति ह्‌ स्माह “ब्कु वाष्णो, 
माषान्‌ मे पचत, न दा एतेषां हविगु हन्तिः इति । पुराकल्पः --उल्मुकह स्म पुव 
समाजग्मुस्तान्‌ ह असुरा रक्षांसि निजध्नुः इत्येवमादयः । तेषु संदेहः किमेते. 
मनुष्यधर्मा विधय उत तद्गोत्राणाम्‌। ग्रथवाऽर्थवादा इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या -कैसे इस प्रकारं ? वहां उत्कृष्ट वे [तद्‌] अपरिमितम्‌ (=निइचय 
ही ग्रपरिमित) उत्कृष्ट है यह वचन.सहर् की प्रन्यूनता को दर्शाता हे । 


व्याख्या- यहाँ पर कृति श्रौर पुराकल्प उदाहरण हैं । जेसे--इतिं ह स्माह वकुर्वा- 
ष्णोमाषान्‌ मे पचत, न वा एतेषां हविगू हृन्ति ( -निइचय हो ऐसा बु वाष्णं ने कहा 
मेरे लिये माषो-उड्दों को पकाग्रो [देवता] इनको हवि ग्रहण नहीं करते) । पुराकल्प 
उल्मुकैहस्म पुरा समाजग्मुस्तान्‌ ह भ्रसुरा रक्षांसि निजष्नुः (--उल्मुकों--अंगारों के साथ 
निश्‍चय ही पूर्व पुरुष आये उनको निश्चय ही भ्रसुर श्रौर राक्षसों ने मार दिया) इत्यादि । इनमें 
सन्देह होता है-क्पा ये मनुष्य के धर्म हैं अथवा -उस गोत्रवालों की विधियां अथवा अर्थवाद 
ome "^` 
. बिवरण - भाष्योक्त परकृति पुराकल्प के दोनों उदाहरणों का. एकदेश मीमांसा भाष्य . 
२।१।३३ में भी उद्धृत है । वहां हमने विवरण में परकृति और पुराकल्प के लक्षण दिये हैं 
(६० भाग २, पृष्ठ ४१५), पाठक उन्हें पुनः देखे, । बकु वॉष्णों माषान्‌ -वृष्णि का पत्य वकुं 
नामं का व्यक्ति । उल्मुकंहें बा- यह वचन सत्र के प्रकरण का है। सत्र में सभी यंजमान होते 
` हे वे सत्र के लिये अपनी अपनी भग्नियों को मिलाते है । द्र» भाष्य ६।६।३२ सावित्राणि 
होष्यन्तः सन्निवपेरन्‌ (पृष्ठ १९३५) । अ्रग्नियों के सन्निवाप के लिये सभी व्यक्ति स्व-स्व भ्रग्नियों 
का मन्थन करके यजमानरूप से स्वीकृत व्यक्ति की झगिनियों 'में मिलाते हैं (द्र० भाष्य ६।७। 
३०) । दसी प्रसङ्ग में उल्मुकैर्वा इत्यादि वचन है पूर्वेजन अपने घरों से स्व अग्नियो के 


१. मुद्रितभाष्यपुस्तकेषु 'बट्कुर्वाष्णर्माबान्‌' इत्यपपाठः ire 
२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--शत० ब्रा०' १।१।१।१०॥ ' 
३. अनुपलब्त्रमूलम्‌ । ` र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४७ षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे ग्रधि० १२ सु० २७ १६६६ 


परकृतिपुराकट॒पं च मनुष्यधमे; स्यादर्थाय द्यनुकोतनम्‌ ॥२६।! (पू०) 


मनुष्यधर्मा व्रिधय इति | कुतः ? अर्थाय प्रयोजनायानुकीतंनमेतद्‌ भवति । 
कत्‌ मनुष्यसंबन्धकीतंनेन क्रिया प्रशस्ता भवति । प्रशस्तं च प्रतिपाद्यम्‌ । स एष. 
विधिरेवानेन प्रकारेण । ग्रतः परैरपि मनुष्यैः कतव्य इति गम्यते ॥२६॥ 


` तद्युक्ते च प्रतिषेधात्‌ ॥२७॥ (पू०) 


एवंजातीयक्रस्य विधेः प्रतिषेधो भवति । तत्‌ तथा न कुर्याद्‌' इति प्रसक्तस्य 
च प्रतिषेधों न्याय्य: । तस्मादपि विधय इति ॥२७।। 


ङ्गार लाये, उन को असुर राक्षसों ने मार दिया । यह .निमंथ्य निवपेरन्‌ विधि का अथवाद 
है । इस का तात्पर्य है--निमंन्यन करके स्व-स्व भ्रग्नियों का मिलाना प्रशस्त है । 


परकृतिपुराकल्पं च सनुष्यधर्म: स्यादर्थाय ह्ानुकोतेनम्‌ ॥२६॥ दु 
सुत्रार्थः-- (परकृतिपुराकल्पं) परकंति और पुराकल्प (च) भी (मनुष्यधमंः) मनुष्य 
का धर्म (स्यात्‌) होवे। (भर्थाय ) रथं के विधान के लिये (हि) ही (अनुकीतंनम्‌ ) मनुष्य 
सम्बन्ध का कीतंन--कथन किया है । [परकृति पुराकल्प की श्रुतियां भाष्य में उद्धृत] 
को हैं। घ | [ 
व्याख्या- थे मनुष्यधर्म वाली विधियां हैं । किस हेतु से ? अर्थ =प्रयोजन : के लिये 
यह भ्रनुकीर्तन (== कथन) होता है । कर्तारूप मनुष्य के संबन्ध के कोतंन से क्रिपा प्रशस्त 
(त्प्रशंसित) होतो है । प्रशस्त ही प्रतिपाद्य है । वह यह इस प्रकार से विधि ही है-। अतः 
श्रन्य मनुष्यों को भी करना चाहिये यह जाना जाता है ॥२६॥ . 
तद्युक्ते च प्रतिषेधात्‌ ॥२७।। 
सुत्राथः-- (तद्युक्ते) विधि से युक्त में (च) ही (प्रतिषेधात्‌) प्रतिषेष के इ 
होने से । [प्रतिषेध श्रुति भाष्य में देखें।] ' 
[ व्याख्या-इस प्रकार को विधि का प्रतिषेष होता है तत्‌ तथा त कुर्यात्‌ ( न्ऱ्व्ह 
बैसा न करे) । प्रसक्त ( = प्राप्त) का ही प्रतिषेध न्याय्य है। छ से भी हक द a 
___ विवरणं- कुतूहलवृत्ति में यह सुत्र व्विधो. तु वेदसंयोयात्‌ इस २९१ 
है और उसका भ्रन्पथा. व्याख्यान किया है । सुबोधिनीवुंत्ति में प्रतिषेध के विषय में “मेध्या वे 
भाषा श्रुति उद्धुत की है ॥२७॥ 


RR BSS tt EP SIRE JLB ME 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 5० शत० ब्रा० ११११७ . | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६७० : ` _मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

' ५ -निर्देशाद्वा तद्धमः स्यात्‌ पञ्चावत्तवत्‌॥२८॥। (पक्षा) 

-मनु्यचर्मोऽयं विधिरेवजातीयेक इति गृह्यते । तत्र तु विशिष्टंगोत्राणां 
निर्देशात्‌ तेषामेव धर्म इति गम्यते । स्तुत्याँ ह्य॑यं कतव्य इति ज्ञायते। स च वि- 
झिष्टगोत्राणां श्रयते । तस्मात्‌ तद्गोत्राणामेव कतव्यः। पञ्चावत्तवत्‌ । यथा 
पञ्चावत्तं जमदग्नीनाम्‌ इति तद्गोत्राणामेव भवति, .एवमिहापीति ॥२८॥ 
= विधो तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात्‌॥२५॥. (पक्षा० नि० ) 

तुशब्दादेषो5पि पक्षो व्यावत्यंते। विधावेतेषामुपदेशः स्यात्‌ । विधौ वेदेन 

स्तुतिनिदंशः कृतः, न विध्याश्चये पुरुषे । पुरुषग्रहणं विधिप्रशंसाथंम्‌ । विधिरिति 
क्रियामाह । एतस्याः क्रियाया भावो यस्मादनेन पुरुषेण क्रियते तस्मात्‌ साधुरिति । 
न त्वत्र पुरुषः क्रियासंबन्धेन निदिश्यते, कितु स्तोतव्यत्वेन । कुत एतत्‌ ? स्तुतिपद- 


“5 `` ` _ निर्देशाद्‌ वा. तद्धसं:-स्यात्‌ पञ्चावत्तवत्‌ ॥२८॥ 
|. सुत्राथंः = (वा) “बा' शब्द एव र्थ में है । (निर्देशात्‌) विसिष्टगोत्र के निर्देश से 
:(वा) ही (तद्घर्मः) उस गोत्रवालों का धर्म (स्यात्‌) होवे, (पञ्चावत्तवत्‌) पञ्चावत्तं के 
समान । जेसे पञ्चावत्त (= हवि का पांच बार ग्रवदान) ज्रामदरन्य गोत्रवालों का ही धमं 
है तद्वत्‌ माषों का पकाना वाष्णं गोत्रवालों का घम होवे। 2-5 

** व्याख्या - इस प्रकार को विधि मनुष्य घम है, यह ग्रहण (स्वीकार) करते हैं। 
(परन्तु बहा विशिष्ट गोत्र वालों का निर्देश होने से उनका ही धम जाना जाता है । स्तुति होने 
से यह कतंब्य है ऐसा जाना जाता हैं। वह [धम] विशिष्ट गोत्र वालों कां सुना जाता है। - 
इससे उस (=वाष्णं) गोत्रवालों का ही. कर्तव्य होवे | पञ्चावत्त के समान । जैसे पञ्चावत्तं 
ज़मदरनीनाम्‌- ( = पञ्चावत्त, जंमदरिनियों= जामदन्यों) का. होता. है) से उस गोत्र वालों 
का ही होता है। इसी प्रकार यहां पर भी [जानना चाहिये]. ॥२ द | : ~ 


१७ ) ४1 ¦ ` ।विषो.तु वेदसंयोगादुपदेशञः स्यात्‌ ॥२९॥ 

` सुत्रार्थः- (तु) 'तु शब्द से पूर्व उक्त प्क्ष व्यावृत्त होता है । (वेदसंयोगात्‌ं ) वेद. में 
'वाण्णे का सुंयोग होने से (विधौ) विधि में (उपदेश: ) उपदेश (स्यात्‌) होवे ।. 
» 3२३ व्याख्या--+'तु' शब्द से यहःपक्ष भी व्यावृत्त होता है । विधि में 
विधि में वेद से स्तुति का निर्देश किया है, किम मार a 
'विधि'की प्रशंसा के लिये हे । विधि यह 


कारण इस पुरुष के द्वारा किया जाता है, इसे साधु हग हा यु ति 3 
नहीं है, किन्तु स्तोतब्य (> स्तुति योग्य) (घु है) यहां पुरुष. क्रिया के सम्बन्ध से निर्दिष्ट 


रूप से निदिष्ट है। यह किस हेतु से ? श्रन्य स्तुति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° . षष्ठऽध्याये सप्तमपादे श्रधि® १२, सूत्र ३० १९७१ 


स्यान्यस्या भावात्‌ । अपि च, क्रियानिर्देशे श्रुत्या विधानम्‌। क्रियापुरुषसंवन्धनिर्दशे 
वाक्येन । तच्च दुर्बलम्‌ । तस्मात्‌ पुरुषमात्रस्य विधानं प्राप्नोति, न. तदगोव्राणा- 
मिति ॥२९॥ 


अथेवादो वा विधिशेषत्वात्‌-तस्मान्नित्यानुवाद्‌ः स्यात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


एषोऽपि पक्षो 'वाशब्दाद्‌ विनिवृत्त: | नायं तद्गोत्राणां विधिः, न मनुष्यमात्र 
स्य वा विधिः, विधिरेव देति । '्र्थेवादस्तु । कुतः ? विधिशेषत्वात्‌ । ग्रन्यं त्वत्र 
विधिमामनन्ति । परकृत्युदाहरणे तावत्‌ तस्मादारण्यमेवाइनीयाद्‌ः  इति। पुरा- 
कल्पोदाहरणे-गृहपतेरेवार्निषु निंमंन्थ्य निवपेरन्‌* इति। न च द्वयोविध्योरेकः 


पद के अभाव होने से | और भी, क्रिया का निर्देश होने पर श्रुति से विधान होगा । क्रिया 
और पुरुष के सम्बन्ध के निर्देश में वाक्य से विधान होगा । वह (= वाक्य) दुर्बल है । इससे 
पुरुषमात्र का विधान प्राप्तं होता है; उसके गोत्र चालों का विधान नहीं हैं। : 
विवरण --यहां तीन पूर्वपक्ष है-- (१) पुरुषमात्र का विधान, (२) :वाष्णंगोत्रवालों 
का विधान, (३). मनुष्यमात्र का विधान । प्रथम और तृतीय समान होते हुए भी इन में भेद 
कि तृतीय पक्ष में विधि मानते हुए भो इसे अर्थवाद माना है, प्रथम पक्ष में ' मनुष्यमात्र 
का विधायक ही है (द्र० सुबोधिनीवृत्ति) ।।२६॥ : 


- अर्थवादो वा विधिशेषत्वात्‌ तस्मान्तित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३०॥ ` | 
हे सुत्राथः--(वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त पेक्ष की निवृत्ति करता है। (अर्थवादः) 
ग्रह अर्थवाद है । (विधिशेषत्वात्‌) “ग्रारण्यमेवाइनीयात्‌' इस विधि का शेष होने से. .( नित्यानु- 
वादः) नित्य का अनुवाद (स्यात्‌) होवे ॥३०॥ 

विशेष--कुतुहलवृत्ति में सुत्र का. अन्त्यभाग “नित्यानुवादः स्यात्‌’ नहीं है ॥ 
व्याख्या-यह पक्ष भी 'वा' इस शब्द से निवृत्त होता है। यह उसके गोत्रवांलों को 
विधि नहीं है न मनुष्य मात्र की विधि है ग्रथवा विधि हो हृ । झथवाद है। किस हेतु से ? 
विधि का शेष होने से। यहां प्रत्य विधि पढ़ते हैं। परकृति के उदाहरण में-तस्मादारण्यमेवा- 
इनीयात्‌ (==इससे आरण्य झोषधियों का ही... भक्षण करे) । 'पुंराकल्प के उदाहरण सें-- 
गृहपृतेरेवाग्निषु निमेन्थ्य निवपेरन्‌ (=भरिनि का सन्यन करके गृहपति की अस्नियो में हो 


(बन 


“ १. 'वा.शब्दान्निव्तंते' इति प्राठान्तरम्‌॥ ` 
eR 'अ्यमथवादस्तु' इति काशीमुद्रिते पाठः । 'अयमर्थवादः स्यात्‌' इत्यपि पाठान्तरं क्व- 
चित्‌ । २३.-ग्रनुपलब्धमुलम्‌ । ० --'स वा$य़ारण्यमेवाइनीयात्‌. ।' शत० ब्रा १।१।१।१०।। 
ˆ ४, अनुपलब्धमूलम्‌ । मुद्रितभाष्यपुस्तकेषु :निवंपेरन्‌' इत्यपपाठः । कुतूहलवृत्त “सन्नि: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8089100 

१९७२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 

पर संबध्यंमानयोः परकृतिं कल्पवचनयोरन्या वचनतः 

यो: परक्ृतिपुराकल ॥ 

Da हे : गोभयं यौगपद्येन संभवति । तस्मादथवाद 

व्यक्तिः, अन्या तु स्तुत्यथंप्रवृत्तमो: ] न च त | 
इति ॥।३०॥ परक्कतिपुराफल्पानामर्थवादत्वाधिकरणम्‌ ।१२॥ . 


[विशवसूजामयने संवत्सरशब्दस्य दिवसंपरत्वेन सनुष्याधिकाराधिकरणम्‌ ॥१३।।] 


अस्ति सहस्रसंवत्सरं सत्रं विशवसुजामयनम्‌-पञङ्चपञ्चाशतस्त्रिवृतः बा 
पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदहाः, पञचपञ्चाशतः सप्तदशाः, पञ्चपञ्चाशत एक १, 
निवाप (करे > डाले) । दो विधियों का एक वाक्य भाव नहीं है । विधि के साथ दप 
परकृति ग्रौर पुराकत्प बचनों की श्रन्य वचन व्यक्ति है, न्य स्तुति के लिये प्रवृत्तों की । 
वचन व्यक्तियों को एक साथ संभवना नहीं है । इससे भ्रथंवाद ही है । : 


विवरण -तस्मादारण्यमेवाइतीयात्‌--इस विधि का इति ह स्माह बकु ्वाष्णः. इत्यादि 
अथवाद है । तंत्तया न कुर्यात्‌ से भर्थवादलम्य माषपाक का प्रतिषेध - किया है । गृहपतेरे- 
वार्निषु--इस विषय.का विवरण पुवे सूत्र २६.के भाष्यदिवरण में पृष्ठ १९६८ पर देखं । 
विधिना हि संबध्यमानयोः- इसका तात्पयं यह है कि परकृति पुराकल्पवचन विधि के साथ 
सम्बद्ध होंगे तो अर्थ होगा बकु'वाष्णे ने माघ पकाये तो अन्यों को भी पकाना चाहिये । रिन 
के सत्निवाप कार्य के लिये उंलमुकों के साथ पुंराकालिक व्यक्ति भाये तो अन्यों को भी उल्मुकों 
के साथ जाना चाहिये । अन्या स्तुत्यथंपरंवत्तयोः--इस का तात्पर्य है--आरण्य ओषधियों काही 
भक्षण करना चाहिये बकु वाष्णं के समान ग्राम भ्रोषधि माष का भक्षण नहीं: करना चाहिये । 
अग्नि का मन्थन करके अग्नियों को उत्पन्न करकें मिलाना चाहिये, घर सें उल्मुक (= अंगारे) 
लाकर अग्नियों का सन्निवापं नहीं करना चाहिये ॥३०॥ . | 55 एप) 


“व्यास्या-'विश्वसुजाम्‌ भ्रयन' नाम का सहस्न संवत्सर साध्य सत्र हैन पञ॑चपञ्चा- 
शातस्त्रिवृतः संवत्सराः, पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः, पळत्रपळ्चाशतः_सप्तदशार 
पञ्चपञ्चादात एकर्विशाः, विश्वसुंजामयनं सह्नसँवत्सरम्‌ '(= २१० ` त्रिवृत्‌ स्तोत्र 
बाले संवत्सर, २५० पञ्चा स्तोत्र वाले संवत्सर, २५० सप्तदश स्तोत्र वाले संवत्सर, २४० 
एकव स्तोज्नवाले संवत्सर, विश्वसूजों का रन सहर संवत्सर सत्र) । इसमें संन्वेह होता 


पः इत्येव पाठ: | मी०' ९।६।३३ भाष्येऽपि भ्सावित्राणि होष्यन्तः सस्निवेपेरेन्‌! इति ये 


तेनात्र 'निवपेरन्‌' म्सन्निवपेरन! इति वा केतः मठी द्रब्य - ` . ` > - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे ग्रधि० १३, सू० ३१ १९७३ 


विदवसजामयनं .सहस्रसंवत्सरम्‌' इति । तत्र संदेह: । कि ये सहस्रायुषस्तेषामनैना- 
चिकार उत मनुष्याणामिति | यदाऽपि मनुष्याणां तदाऽपि बहवो विकल्पा वक्ष्य- 
माणाः, अथवा दिवसेषु संवंत्सरशब्द इति? कि प्राप्तम्‌? ` 
है-- क्या जो सहुत्न संवत्सर युवाले हैं उनका इस में प्रधिकार है अथवा मनुष्यों 'का। जब 
(= जिस पक्ष में) भी मनुष्यों का अधिकार है तब भी बहुत झागे कहे गये विकल्प हैं भ्रथवा 
दिनों में संवत्सर शब्द है ? क्या प्राप्त होता है ? है 

विवरण --विद्वसूजामयनम्‌-यह शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । विश्व को उत्पन्न 
करनेवाली जो देविक शक्तियां हैं उनका यह अयन (--गमनल--गति ) है। प्रयन, शब्द गति- 
विशेष में व्यवहृत होता है । अयन उस गति को कहते हैं जो जहां से. प्रारम्भ: होवे वहीं. 
समाप्त होवे । रामायण में: भी:यही अयन शब्द है । राम का गमन अयोध्या से झारम्भ हुआ और. 
अयोध्या की वापसी पर यह समाप्त हुआ (वाल्मीकीय रामायण की समाप्ति युद्ध काण्ड पर 
हो जाती है, उत्तर काण्ड पीछे से जोड़ा गया अंश है)। सर्ग शर प्रलय दोनों अंश मिलकर एक 
अयन गति है । चाहे सर्ग से आरम्भ करें तो प्रलय के अन्त में एक अयन एस “होगा क्योंकि 
उंसके ग्रनन्तर पुनः सगं क्रम प्राप्त. है, चाहे प्रलय से आरम्भ करें तो सगे के अंन्त में एक भ्रयन' 
पूरा हो जायेगा, क्योंकि सर्ग के अन्त में पुनं: प्रलय क्रमं प्राप्त है । उत्तरायण दर्विणायन भी 
मिलकर एक अर्यन बनता है । “विदवसूजामंयन' शाब्द से ही यह स्पष्ट है -कि यह सत्र--निर- 
न्तर प्रवृत्त क्रमं सृष्टि के संगै को 'कहेनेवोला है? चोर अरब बत्तीस करोड़ वर्ष सर्गकालः 
हैं और.इतना ही प्रलयंकाल । चार/गअरब बत्तीस करोड़ वर्षे में १००० सहत चतुयु ग होते 
हैं। इन सहस्र चतुयु ग के सरगकाल में “झआधिदेविक शक्तियों द्वारा 'जो सुजन्--परिवर्तन 
झाद्वि होते हैं उन का निदशंनं :इस सहस्संवत्सर साध्य सत्र की प्रक्रिया .द्वारा- कराया 
जाता है। यहां जैसे सांवत्सरिक (= संवत्सरं में होनेवाली) वृष्टि का निरूपण ज्योति- 
ष्टोम के सुत्या नामक एक दिन के याग से कराया जाता, हैं उसी प्रकार सहस्र चतुयु गात्मक- 
स॒गे काल के एक एक चतुय ग. के : सूष्टिविज्ञान का -निरूपण एक एक वर्ष के कर्म दारा 
कराया ज़ाता.है । ऊपर सहस्रसंवत्सर को २५० वर्षों के चार भागों में बांटा है ।- प्रथम २५० 
वर्ष त्रिवृत्स्तोमात्मक प्रातः सवनरूप अर्थात्‌ बाल्यकालवत्‌ है 1. पञ्चदश और सप्तदश.. स्तोमा- 
त्मक -२५०-|-२४० ८८,१०० वर्ष माध्यन्दिन सवनरूप यौवनकालवत्‌ हैं । तदनन्तर -एकविश 
स्तोमात्मक .२५७.वर्षःतुतीय सवनात्मक वार्धक्य काल रूप हैं. तुलना करो-- पुरुषो वाव यज्ञः, 


१. द्र० ताण्डय ब्रा०.२५।१८॥ ते० ब्रा० ३।१२।९।८। भाप आत २३१४१ 
संवेत्र 'अय्नननवांन्द्रहित; 'विशवसुजां सेहस्तसंवत्सरम्‌' इत्येव;पाठ:1) :-. ` 

२. यही तात्प 'एतेन वे विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त । यद्विश्वमसुजन्त तस्माद्विश्वः 
सूज? (ताप्ड्य २५१५; तै०ब्रा० ३।१२।५।९) वचन से दर्शाया है। ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९७४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसं भवान्मनुष्येपु ॥२ १॥ (पू०) 


सहस्रायुषां भवितुमहेति । कुतः! असंभवान्मनुष्येषु ! न मनुष्याणामेतावदायु- 
विद्यते । गन्धर्वादयस्त्वेतावदायुष इति भवति स्मृतिः । उपचोरो$न्याथंदर्शनं च -- 
प्रजापति चे प्रजाः सजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघान, स तपोऽतप्यत सहस््रसंवःसरान्‌ 
पाप्मानं विजिहासन' इति । विस्पष्टं चेदं सहस्नसंवत्सरम्‌। तस्मान्नः मनुष्याणाः 
मिति ॥३१॥ | 


तस्य यानि चतुविज्ञति वर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ ।'** यात्ति चतुइचत्वारिशद्‌ वर्षाणि तन्माध्य- 
न्दिनसवनम्‌ ।' °° °` ` ।न्यष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि तत्‌ तृतीयसवनम्‌ (छान्दोग्य उप० ३।१६) । 
तथा वयस्तु त्रिविधं बाल्यं भध्यं वुद्धमिति। तत्रोनषोडशवर्षा बालाः ``` ` ` षोडशसप्पत्योरन्तरे 


मध्यं वयः ````' सप्ततेरूष्वं ``-वृद्धमाचक्षते (सुश्रुत सूत्रस्थान ३५।२५) । 


सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु॥३१॥ ` 
सुत्राथेः-- (सहस्रसंवत्सरम्‌) सहस्तसंवत्सर साध्य सत्र : (तदायुषाम्‌ ) जिनकी यह सहस्न- 
संवत्सर आयु होती है उनका है; (मनुष्येषु). मनुष्यों में सहत्रसंवत्सर भ्रायु .के (श्रसंभवात्‌) 
असंभव होने से मनुष्यों का उसमें अधिकार नहीं है:। 


व्याख्या - सहस्र [संवत्सर] आयुवालों का [श्रधिकार] हो सकता है। किस हेतु 
से ? मनुष्यों में [सहस्रसंवत्सरं झायु के] असम्भव होने से । मनुष्यों की इतनी आयु नहीं है. 
गन्धव ग्रादि इस झायु वाले होते हैं यह स्मृति [वचन]. है.। व्यवहार..श्रोर श्रन्याथं . दशनं भी 
है-प्रजापति वे प्रजाः सृजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघान; .स :तपोऽतप्यत सहस्रसंव- 
त्सरान्‌ पाप्माने विजिहासन्‌ (= प्रजा उत्पन्न करते हुए: प्रजापति को पापी. मृत्यु ने : मारा, 
उसने सहुत्रसंबत्सर तप किया, पापी [मृत्यु | को त्यागा) । यह .ब्रिस्पष्ट है सहस्र संवत्सर । 
इंससे मनुष्यों का इसमें. अधिकार नहीं हे. । § 

_  विवरण--उपचारोऽन्याथदर्ञनं 'च--सुवोधिनीवृत्ति में इसे स्वतन्त्र सुत्र मांनकंर व्या- 
स्यान किया है । उपचार शंब्द का प्रयोग प्रायः 'कथन' झथे में होता है । सुबोधिनीवृत्ति में 
इसका अथ 'अर्थंवाद' किया है। मन्याथंदर्शन से तात्पय है-ग्रन्य विषयक कथन से .झन्याथं 
. को प्रतीति । इसे लिङ्गदेशन भी कहते हें | भगला उद्धरण अग्निचयन विषयक हैः उससे: जाना 


जातां हैं कि सहस्नसंवत्सर शब्द“ मुख्यार्थक है भ्रौर उसका संबन्ध मनुष्यभिन्न: प्रजापंति के 
साथ हैं i सय नम सरल : है र 


_ ९: 4० - एत ब्रा० १०।४।४।१ तत्न मत्युरभिपरिजवानः इति 'सेहस्त' संघत्सरात": 
इतिः च्च पाठभेदः MIE FS Dress 5 २ ff कु कन्या र 


क्ट = 


९ 1०४ ६ SVs (5 


के धं = ¢ २4 च, 
: २ 
CAPs SAR ¢ 2 द ७७ ५ F 
र, ५ ७८७२9 «~ न च 
५ 37% LiL 1 pi? yt UY AN oe SE 0 और 
- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हनन 


SE Lt SS SE I BPS DS 32. 2 कील का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे अधि० १३, सू० ३२ १९७५ 


अपि वा तदधिकारान्मनुष्यधपेः स्यात्‌ ॥३२॥ (पक्षा०) 


-' अपि वेति पक्षव्यावृत्ति:। न ` गन्धर्वादीनाम्‌ । ` मनुष्याणामेवाधिकार इति । 
कुतः ? तदधिकारात्‌। मनुष्याधिकारं शास्त्र समधिगतमिति। ते हि शक्नुवन्ति 
कात्स्त्येन यथोदितं बिधिमुपसंहतु मिति । । आह । ननु नेतावदायुषो मनुष्याः। 
उच्यते । रसायनैरायुर्दीर्घंप्राप्स्यन्तीति॥३२॥ | 


अपि वा तदधिकारान रूनष्यधमंः स्यात्‌ ॥३२॥ 


सुत्राथः- (अपिवा) 'अपि वा’ पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये हैँ । (तदधिः 
कारात्‌) -मनुष्याधिकार वाले शास्त्र से सहस्नंसंवत्सर सत्र का विधान. होने से (मनुष्यघमंः) 
मनुष्य धर्मे = कतंव्यवाला (स्यात) होवे1 ____ 


व्याख्या--'झपि वा" से पक्ष की व्यावृत्ति होती है--गन्धर्वादि का [श्रधिकार | 

है । मनुष्यों का ही, अधिकार है । किस हेतु से ? उसके झंधिकार से.।.मनुष्य का. अधिकार 
जिसमें, ऐसा शास्त्र. जाना गया है-[ भ्र्थात्‌ जिस शास्त्र में सहत्त संवत्सर सत्र का उल्लेख हे! 
उसमें मनुष्य अधिकृत हैं] । वे. सम्पुर्णरप से यथाकथित. विधि का उपसंहार कर सकते हैं | 
(प्राक्षेप) इतनी ग्रायुवाले मनुष्य नहीं हैं। (समाधान) रसायनों से. दीघं झायुष्य प्राप्त. कर 
लेंगे. - .. : 

; विवरण रसायनेराुरदीघं प्राप्स्यन्ति-चरक आदि के रसायन प्रकरण में श्रायुष्यवर्धक्‌ 
श्रनेक योग उल्लिखित हैं । उनमें द्रोणी प्रावेशिक रसायन (चरक चिकित्सास्थान ० _१।७) 
द्रष्टव्य है | रसायनों का लाभ तभी होता है, जब. मनुष्य स्वयं झाचारवान्‌ होवे । आचार का 
पालन स्वयं रसाय॒नरूप है । (द्र० वही, अ० ११२७-३५ झाचार-रसायन) । भरद्वाज जिसने 
तीन मानुषायुष्य' वेदाध्ययन किया (द्र०.ते० ब्रा०२।१०।११।३) जो स्वयं भ्रायुवेद का परमज्ञाता ` 
झनचानतम और दीर्घंजीवितम था", उस का पुत्र द्रोण भारतयुद्ध के समय ४०० वष का था 
बयसाऽशीतिपञ्चकः*। इसका. कुछे लोग ८५ वषं श्रथ करते हैं, उन्हें संस्क्ृत-वार्व्यवहार से शून्य 


१. भरद्वाजो.ह वा ऋषीणामनूचानतभो दीर्घंजीवितमस्तपस्वितम आस । ऐत० आा० 
१।२।२। : 
` "२. आकर्णपलितः इयामो वयसाऽशीतिपञ्चकः । 
„ . ` र्णे पर्यचरेद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडशवषंवत्‌ ॥ द्रोण पव १२५।७३।। 
« ` . ;आकणपलितः यामो. वयसाऽशीतिपञ्चकः-। Re 
्वत्कृतेः व्यचरत्‌ संख्येःस तु ,षोडशवषंवत्‌ ॥ द्रोण पवं;१९२।६४।। ; : , 
आकर्णपलितः इयामो वबसाऽशीतिप्रञ्चकंः॥ `. 
रणे पर्यनरद्‌ं रोणी वृधः षोडशवर्षवत्‌ ।। द्रोण पर्व १९३।४३॥। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसाः -शाबर-भाष्ये 
१६७६ मोमांसा 


नासामर्थ्यात्‌ ॥३३॥ (पक्षा नि०) 


१ सामर्थ्यं दुष्टं, येन सहस्रसंवत्सरं जीवेयुः । एतानि - 


रि 'चलीपलितस्य नाशकानि, ्प्रादका गा नेत *्लीपलितस्य नाशकांनि, स्वरंवर्णप्रसादकानि, मेघाजननानि ।: नैता- 
र २ 


समभना चाहिये 1? ८५ के लिये संस्कृतभाषा में पञ्चाशीतिः प्रयोग होता i है। पञ्चकः में 
पञ्चशब्द से परिमाण अर्थं में ग्रष्टा? ५।१।५५ से कन्‌ प्रत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ श्रज्ीतीनां 
पञ्चकमस्यास्तीति अर्थ में समास होता है । अ्रथे होगा छ? > द° (द्र० नहा 
कण्ठी टीका द्रोण, १९२1६४) । ०५ वषं ग्रथं करना जहां संस्कृत भाषा उदा, मी प 
है वहां महाभारत में म्रन्यत्र वणित द्रोण की वयः से विरुद्ध भी है । जब गा रब 
पाडण्बो को धनुर्वेद की शिक्षा देने गये थे। उस समय द्रोणाचाय “आपन्तपलित मे 
उनके शिर के सञ वाल खेत ये ।* इसी प्रकार धनुर्वेद की शिक्षा देने के अनन्तर जब परीक्षार्य 
रङ्गमञ्च पर उपस्थित हुए तब वे 'शुक्लकेश सितर्मश्रु* कहे गये हैं । द्रोणाचाय का हस्तिना- 
पुर आगमन भारतयुद्ध से न्यून से न्यून्‌ ५० वर्ष पूर्व हुआ था । ऐसी अवस्था में पड्चांशीति- 
पञ्चकः का अंथे ८५ वर्षे करने पर द्रोणाचाये का वय ३५ वर्ष होगा। उस समय (३ हे वर्ष 
के वय में) 'तपस्वी द्रोणाचार्ये का 'आपन्त पलित' होना सवथा असम्भव है। इस अन्त रोष 
पर ध्यान देना आवश्यक है। नमा र हि 
विशेष--इस विषय में हम प्रकृत अधिकरण के अन्त में विशेष विचार करेंगे ।' वहाँ 


दीर्घायुष्य के सम्बन्ध में जैमिनीय ब्राह्मण का एक वचन उपस्थित करेंगे, वेह भी घ्यातव्य , 


है। ३२॥ 
$; र नासामर्श्यात्‌ ॥३३॥ 
सुत्रार्थः (न) मनुष्यों का अधिकार नही है ।, (असामर्थ्यात्‌ ) रसायनों का यह साम्य 

नहीं कि मनुष्य सहस्तवर्ष जीवित रहें। ' .. . . 
व्याख्या --रसायनों का इतना सामथ्यं नहीं देखा गया है, जिससे [मनुष्य]. सहते 
संवत्सर जोव । ये [रसायन] झग्नि के वर्धक, वलीपलित नाशक (= भुरियों और इवत” 


बालों को दुर करने वाले), स्वर-वणे-प्रसादक (=सझ्वाज और झञारीरिकरूप सोष्छव शा 


US I HS परा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४८ ष5ठेऽध्याये सप्तमपादे ग्रधि० १३ सू० ३४ १६७७ 


बदायुषो दावृणि दृश्यन्ते । ननु स्वरवणेप्रसादादिदशनादेव ज्योग्जीवनमप्यनुमास्यते । 
नेति ब्रूमः । कुतः ? शतायुवें पुरुष:' इत्यनुवादः। स एवं ज्योग्जीवने नावकल्पते । 
अत्रोच्यते । शतान्यायुरस्येतिः विग्रहोष्यामः । नेत्रं संख्याशब्दानां समास इष्यते । न 
.च गमकानि भवन्ति । ढ्विवचनवहुवचनान्तानामसमास इति चाभियुक्तवचनात्‌॥।३३॥ 


संवन्धादशनात्‌ ॥३४॥ 


कराने वाले) मेधा (=बुद्धि) उत्पन्न करने बाले हैं। इतनी (=सहत्न संवत्सर) श्रायु के 
देते वाले नहीं देखे जाते हैं। (आक्षेप) स्वर-वर्ण-प्रसाद आदि के दर्शन से चिर जीवन का भी 
अनुमान किया जायेगा । (समाधान) नहीं । किस हेतु से ? शतायुर्वे पुरुष: (पुरुष सो वर्ष 
कौ भ्रायुवाला है) यह अनुवाद (अ्रनुकथन) है । वह इस प्रकार के चिर जीवन में उपपन्त नहीं 
होता है । (आक्षेप) सेकड़ों आयु हैं इसकी, इस प्रकार विग्रह करेंगे। (समाधान) इस प्रकारं 
का संख्या शब्दों का समास इष्ट नहीं है और अथ के बोधक भी नहीं होते हैं। 'द्विवचनान्त 
और बहुवचनान्तों का समास नहीं होता है' ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति के वचन से । 


विवरण --नैवं संख्याशब्दानां समास इष्यते--इसका भ्रभिश्राय यह है कि जो द्विवचनान्त 
और बहुवचनान्त संख्या शब्द हैं उनके साथ समास इष्ट नहीं है। यह इष्टि व्याकरण सम्बन्धी 
ग्रन्थो में हमें उपलब्ध नहीं हुई । भट्ट कुमारिल ने इसी प्रकरण में 'द्विवचनान्त और बहुवचनान्त 
संख्या शब्दों के साथ समास इष्ट नहीं है' ऐसा अभिप्राय दर्शाकर कया उपपत्या= किस प्रमाण | 
से, लिखकर राजपुरुष रादि में भी डिवचनान्त झौर वहुवचनान्तों के समास का प्रतिषेष 
किया है । वह महाभाष्य से विरुद्ध होने से त्याज्य है । समथः पदविधिः (अष्टा० २।१।१) के 
भाष्य में एकार्थीभाव कृत विशेष के निर्देश में लिखा है-“वाक्य में संख्या विशेष मर की प्रतीति 
होती है--राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राज्ञा पुरुषः (राजा का पुरुषः, दो राजाग्रों का पुरुष, 
बहुत राजाझों का पुरुष) राजपुरुषः समास में संख्या विशेष नहीं जाना जाता है।' इससे 
स्पष्ट है कि द्विवचनान्त और बहुवचनान्त शब्दों के साथ समास होता है (आगे का प्रकरण भी 
द्रष्टव्य है) । द्विवचनान्तबहुवचनान्तान(मसमास इत्यभियुक्तवचनात्‌ --यह अभियुक्त वचन 
हमें उपलब्ध नहीं हुभ्रा ॥३३॥' > स्व 

-- संबन्धादशनात्‌ ॥३४॥ कर 

-. सुत्रार्थः--रसायनों का सहस्र संवत्सर आयु की प्राप्ति में (सस्वन्धादशंनात्‌) संवन्ध के 

१. तै० ब्रा० १७६४]. 


२. 'शतान्यायू ष्यस्पेति' इति ` साधु: पाठोऽत् ज्ञेयः | कुतुहलवृत्तावपीत्थमेव विग्रहो 


दुइयते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६७८ मोमांसा-शावरुभाष्ये 


न हां तावदायुषा रसायनानां संबन्धो दृष्टपूर्वः । न च संबन्धादशनेऽनुमान- 
मस्ति । नतु सामान्यतो दृष्टं भविष्यति । दृश्यन्ते तावदत्पस्य स्थिरभावस्य कार- 
काणि । एवमभ्यस्यमानानिं वीयंवत्तमानि स्थिरशरीरतामुत्पादयिष्यन्ति। शतायुः 
पुरुष इति सत्यपि वचने, अधिकं जीवनं दृश्यत एवेति। श्रत्रोच्यते। नायमेकान्तः । 

कदाचिद्यां च यावन्तीं च शरीरस्थिरतामुत्पादयेयुः, न 'द्राधिष्ठकालां यथा प्रक्रा- 
मन्तोऽम्यासात्‌ प्रक्रमाणां वृद्ध्या च यावन्तीं च मात्रां प्राप्तुवन्ति, न त्वभ्यस्यन्तः 
पुरुषायुषेणापि योजनमात्रं प्रक्रमेयु: । एवमिहापि संबन्धाभावात्सह्रायुष्ट्वं प्राप्लु- 
युनं वेति संदिग्धम्‌ । संदिग्धं चेत्सामांन्यतो दृष्टं न प्रमाणम्‌ । न चादुष्टोऽर्थेः प्रमाण- 
दर्शन न होने से । अर्थात्‌ रसायनों के सेवन से सहस्तसंवत्सर झायुवाला कोई व्यवित नहीं देखा 
आया है। क्‌ 

7. विशेष--कुतृहलवृत्ति में यह सुत्र नहीं है । क 

व्याख्या--इतनी (--सहल्लसंवत्सर) आयु के साथ रसायनों का सम्बन्ध दृष्टपुवं 
नहीं है [अर्थात्‌ नहीं देखा गया हे] । सम्बन्ध के दर्शन के अभाव में अनुमान नहाँ है । 
(आक्षेप) सामान्यतो दृष्ट [प्रनुमान] होगा । प्रल्प के स्थिरभाव के कारक [रसायन] देखे 
जाते हैं । इस प्रकार ग्रस्यस्यमान ( -- निरन्तर सेवन किये हुए) [रसायन] वीर्यवत्तम (-- 
ग्रति गुणकारी) होकर स्थिरशरीरता (=चिरकाल तक रहनेवाले शरीरभाव) को उत्पन्न 
करगे । "पुरुष शतायु है' ऐसा वचन होने पर भी भ्रधिक जीवन देखा ही जाता है। (समाधान) 
यह एकान्त नहीं है | भ्र्थात्‌ पूर्णतया सत्य नहीं है] । कभी जिस झौर जितनी शरीर की 
स्थिरता को उत्पन्न करे, द्राधिष्ठ अत्यन्त दोर्घकाला [शरीर स्थिरता] को उत्पन्न नहीं 


करेंगे। ज़ेसे लम्बे डग भरते हुए भ्रभ्यास से लम्बे डग भरने में वृद्धि. को. जो जितनी मात्रा . 


[सम्भव है उस] को प्राप्त करते हैं, पुरुषायुष पर्यन्त भ्रम्यास करते हुए भी योजन (== चार 
कोश) परिमाण .प्रक्रमण नहीं कर सकते । इसी प्रकार यहां भी संबन्ध के अभाव होने से 
सहत भ्रायुष्ट्व प्राप्त करेंगे वा नहीं यह संदिग्ध है। यदि सन्दिग्ध है तो सामान्यतो : दृष्ट 
प्रमाण ( = प्रमा =बुद्धि=ज्ञान का साधन) नहीं है। घौर भो, मदुष्ट अर्थ विना प्रमाण के 
oS 2 लिकड 


१. पूनासंस्करणे 'द्रागिष्टकालं' इत्यपपाठः । दीघंशब्दस्य इष्ठनि 'द्राधि’ झादेशविधा- 
नातू (ग्रष्टा० ६।४।१५७), शरीरस्थिरतामित्यनेन संबन्धाच्च '०कालं? इत्यप्यसंबद्ध: । 'प्राग- 
प्यदृष्टकालाम्‌' इति काशीमुद्रिते पाठान्तरम्‌ । 

२, "यथा युवता; भ्रक्रामन्तः' इति पाठान्तरम्‌ । 


३. “संबन्धाभावात्‌ सन्देहः सहल्नायुष्ट्वं प्रा प्नुयुनंवेति संदिग्ध चेत? 
तप युष्ट्व प्रा । तस्मात्‌ संदिग्ध. चेत्‌? इति 


न्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Chen EES, ‘Sw tRe 


तक पकाई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठऽध्याये सप्तमपादे भ्रधि० १३ सू० ३५ १९७९ 


मन्तरेण शक्योज्म्युपगन्तुम्‌ । तस्मादसंशयं नेतावदायुष: 'सन्तीति पुरुषवचने- 
नोक्तम्‌ 1३४1 


कथं तर्हीति-- 

स कुलकल्प) स्यादिति कारष्णाजिनिरेकस्मित्नसंभवात्‌ ॥३४॥ 

स मनुष्याधिकारपक्षे कुलकल्पो भविष्यतीत्येवं कार्ष्णाजिनिराचार्यो मन्यते 
स्म । कुतः ? एकस्मिन्नसंभवात्‌ । पुरुषाणामिदमनुशासनम्‌ । न चैतदेकः शक्नोति 
पारयितुम्‌ । यथा शक्यते, तथा पारयितव्यमिति गम्यमाने, बहवः शक्नुवन्तः प्रवर्त- 
_रन्‌ । अन्येऽपि तत्कुलीना श्रन्येनाऽऽरब्षं समापयेयुरिति॥३५॥ | 


स्वीकार करने योग्य नहीं है । इससे यह असन्दिग्घ है, [मनुष्य] इतनी आयु के नहीं हैं यह पुरुष 
वचन (--शतायुवेँ पुरुषः) से कहा गया । 2 
विवरण --यथा प्रक्रामन्तः--प्रकम शब्द स्थूल दृष्टि से विविध प्रकार की गति को . 
कहता है । यथा--पग पग (कदम-कदम चलना) भागे बढ़ना, लांघना, पार करना म्रादि। 
हमने यहां लम्बे डग भरना अर्थ अधिक उचित समझा है। यदि छलांग लगाना अर्थ स्वीकार 
किया जाय तो प्रकृत भाष्य का निर्देश धिक सुन्दर होगा | कोई कितना भी अभ्यास करे एक 
नियत सीमा से वह आगे नहीं बढ़ सकता । पूरी आयु भी छलांग लगाने का भ्रम्यास करे योजन 
भर की छलांग नहीं लगा सकता । योजन किन्हीं के मत में चार कोश--८ मील का होता है 
तो किन्ही के मत में २ कोश=४ मील का ॥३४॥ 
.. व्याख्या-तो केसे है? 
स कुलकल्पः स्यादिति कार्ष्णाजिनिरेकस्सिन्तसम्भवात्‌ ॥३५॥ 

` सुत्राथः- (सः) वह सहत्तसंवत्सर सत्र (कुलकल्पः) कुल का कल्प=धमं (स्यात्‌) 
होवे (इति) ऐसा (कार्ष्णाजिनिः) कृष्णाजिन का पुत्र कार्ष्णाजिनि मानता है, (एकस्मिन्‌) 
एक व्यक्ति में सहस्रसंवत्सरसत्र के (असम्भवात्‌) सम्भव न होने से । 

विशेष- सुबोधिनीवृत्ति में सकुल्यः स्यात्‌ पाठान्तर है । कुले भवः कुल्यः, कुल में होने 

वाला=पुत्र पौत्रादि से किया जाने वाला । १ 
व्याख्या--वह मनुष्याधिकार पक्ष में कुल का कल्प ' होगा ऐसा कार्ष्णाजिनि आचाय 
मानते थे । किस हेतु से ? एक में अपम्भव होने से । यह (= सह्रसंवत्सर सत्र) पुरुषों का 
अनुशासन है [अर्थात्‌ पुरुषों के लिये उपदिष्ट है]। कोई एक पुरुष इसे पूर्ण करने में समथ नहीं 
होता है । [इस से]जेसे हो सके इसे पुणे करना चाहिये ऐसी प्रतीति होने पर बहुत सारे समय 
होते हुए प्रवृत्त होवें । श्रन्य भी उस कुल के अन्य से आरम्भ किये हुए को पुण कर ॥३५॥ . 


वे 
७. । 


१. सन्तीति पुरुषवचने चोक्तम्‌' इति पूनामुद्रिते पाठ:। .. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९८० मींमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपि वा क्ृत्सनसंयोगादेकस्यैव प्रयोग! स्यात्‌ ॥३दे। 

शास्त्रफलं हि प्रयोक्तरि' इति समधिगतं । यरच कात्स्न्येन विधिमुपसंहुुः 

समर्थः, स एवाधिक्रियत इति । तस्मान्न कुलकल्पोऽवकल्पते । कथं तहि ? संप्रदाय- 

मात्रेण धर्म इत्यध्यवसीयते । एवं श्रूयते-- स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति । एवं तह्यतद- 

ध्यवसेयं, वचनप्रामाण्यादेतत्‌ कमेः कुवेतामायुवेधेत इति । तच्च न । प्रमाणाभावात्‌ । 

त ह्य तस्मिन्नर्थ वाक्यमन्यद्वा प्रमाणमस्ति । नन्वर्थापत्तिः, भग्रृन्यथाऽऽनर्थंक्यं भवि- 

ष्यतीति ? उच्यते । नाऽनर्थक्यम्‌ । भ्रध्ययनादेव ह्यदुष्टं भविष्यति । तथा हि सामा- 

्येनादृष्टं कल्पयितुः लघीयः, न तु कमंणाळयुवर्धत इति विशेषादृष्टकल्पना । अथवा 

_आनर्थक्यमेव 'श्रभ्युपगम्येत कामं, नायुकितिफलकल्पनम्‌ । ्रथोच्येत-श्रर्धेतृतीयानि. 


श्शतानि दीक्षिष्यन्ते, '्चतुमिवर्षेः समाप्यत इति | एवमपि नियतपरिमाणं हीयते 


पि वा कृत्स्तसंयोगादेकस्यंव प्रयोगः स्यात्‌ ॥३६॥ 


है. सुत्राथः-( भ्रपि वा) 'गपि वा! पद पूवं उक्त कुलकल्प पक्ष की निवृत्ति के लिये हैं। | 


(कृत्स्नसंयोगात) कत्स्न=सम्पूणे कर्म केःसाथ संयोग होने से (एकस्य) एक का (एव) ही 
(योगः) प्रयोगन-कर्मे (स्यात्‌) होवें। ` 
` व्याख्या--शास्त्र [विहित कमं] का फल प्रयोक्‍ता में स्थित होता है, ऐसा जाना 
गया है । [इस से] जो कृत्स्नरूप से विधि को उपसंहृत करने में समर्थ है, वह ही भ्रधिकृत 
किया जाता है | इससे यह कुलकल्प नहीं हो सकता । तो कसे हो [सकता है] ? सम्भ्रदायमात्र 
से घम है ऐसा जाना जाता है । ऐसा सुना जाता है-स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (ऱच्वेद का 
अध्ययन करना चाहिये) । इससे यह निइचय करना चाहिये - [क्या] वचन प्रामाण्य से इस 
कर्म को करते हुओं को आयु बढ़ती है? यह नहीं होता है, प्रमाण के न होने से। इस प्र 
सें वाकं वा झन्यत्‌ कोई प्रमाण नहीं है । (झाक्षेप) अर्थापत्ति [ प्रमाण ]: होवे, अन्यथा [सहल्न- 
संवत्सर सत्र के अ्रध्ययन का] झानर्थेक्य होगा । (समाधान) श्रानर्थक्य. नहीं है। अध्ययन” 
मात्र से हो भ्रदुष्ट होगा । इस प्रकार सामान्यरूप से [ ग्रध्ययनमात्र] से. अझदृष्ठ को कल्पना 
में लाघव है, कर्म से आयु बढ़ती है, इस विशेष:्रदृष् -की कल्पना. ठीक नहीं है । अथवा चाहे 
भ्रानथंक्य ही स्वीकार किया जाये, युक्तिरहित फल.की कल्पना युक्त नहीं हे । यदि कहो 
्र्घतृतीयशत (२५० व्यक्ति) दीक्षित होंगे भ्रौर चार वर्षों में समाप्त हो जायेगा । इस प्रकार 
` १ मी०.३।७१८॥ . वि कळक 

` ` २२ द्र०--'तस्मात्‌ स्वाध्यायोञ्ध्येतव्य; । शत० ब्रा० ११॥५॥७॥२;३,४,१०१॥ 

ˆ ` ३ 'प्रन्यधावचनमनथंक मवंतीति' इति पाठान्तरम्‌ !. र 013 

„ ४८ 'अम्युपगम्येत, नायुक्तिफलं कल्प्यम्‌' इति काशीमुद्रिते पाठ । :. -- 

7 ९. *शतानि' इति पदं काशीमुद्रिते नास्ति । ६. 'तैर्चतुभिवंषेः सन्नं समाप्यते' 
इति पाठान्तरम्‌ । द्र पुनासंस्करणे १५०४ पृष्ठे र्या टिप्पणी । mE 58 


-00-0.2901111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये संप्तमपादे ग्रधि०, १३ सू० ३७ १९५१ 


चतुविशतिपरमाः सप्तदश्ञावराः सत्रमासीरन्‌'- इति । वचनस्य त्वानथेक्यंपरिहा राय 
परिमाणं हापयिष्यत इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । अध्ययनात्फलमस्ति । 'तस्माज्ञ षा 
` कल्पनेति ॥३६॥ | 3 ब 0100: 

कथं तहि ? एवम्‌ -- 


विप्रतिषेधाद्‌ तु गुण्यन्यतरः स्यादिति छाबुकायनः ॥३७॥ 


अन्यतरो5त्र गौण: शब्दः स्यात्‌ । यदि वाऽसंवत्सरे संवत्सरशब्दः ।_ यदि वा 
पञ्च पञ्चाशत इति शब्दो गौण इति । कुत एतत्‌ । विप्रतिषेधात्‌ । विप्रतिषेधो हि 


भी [संत्र में दीक्षित होने वालों का] नियत परिमाण. नष्ट होता हैं-चतुविशतिपरमाः 
सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ (=ग्नधिक से अघिक २४ शोर' न्यून से न्यून १७. व्यक्ति 
सत्र में.बंठे) । वचन के आनर्थक्य के परिहार के लिये परिमाण छोड़ देंगे, यदि ऐसा कहो तो 
यह ग्रयुक्त है-। अध्ययन से फल है । इससे यह कल्पना युक्त नहीं है । हट 
: विवरण- अर्धतुतीयानि शतानि- आधा तृतीय शत है जिसमें अर्थात्‌ २५० 
ढाई सौ ॥३६.। , 
. व्याख्यातो केसे होगा ? इस प्रकार-- 
विप्रतिषेधात्‌ तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः॥३७॥ पक 
सुत्रार्थः -- (विप्रतिषेधात्‌ ) पञ्च पञ्चाशत्‌ संख्या और संवत्सर दोनों के मुख्यां में 
विरोध होने से (अन्यतरः) दोनों में से एक संख्या अथवा संवत्सर (गुणी) गुणवाली =गौण 
अर्थ वाली (स्यात्‌) होवे (इति) ऐसा (लावुकायनः ) लावुकायन आचाय मानते हैं । 
विशेष- यह पञ्च पञ्चाशत्‌ संख्या और संवत्सर का विरोध भाष्य के अनुसार है (आगे 
व्याख्या देखें) । कुतुहलवृत्तिकार ने चतुविशतिपरमाः निदिष्ट संख्या शब्द be झौर संवत्सर में 
बिरोध माना है । हमारे विचार में कुतूहलवृत्तिकार का लेख अधिक युक्तिसंगत है । चतुवि- 
शति संख्या को गौण मानने पर २५० व्यक्ति दीक्षित होकर ४ वर्ष में कमें समाप्त कर लेंगे, 
यह पूर्वे सुत्र में कहा गया है। नद 
_ यहां दोनों में से एक गोण दाब्द होवे । यदि असंवत्सर परथ में संवत्सर शब्द, 
झथवा आ यह शब्द गौण होवे. । किस हेतु से ? विरोध होने से । विरोध होता है 
दोनों के विहित जोन बे विहिताहते पुरत सर 0 य ताका पर | कैसे ? वाक्य भिन्न होता है [अर्थात्‌ वाक्यभद होता है] । यदि 
न 


१. अनुपलब्बमूलम्‌ | मी० ६।२।१ भाष्ये 'सप्तदश्षावराश्चतुविशतिपरमाः | 
इति पाठ उद्ध्रियते । अत्र मी० ६।२।१ भा० पृष्ठ १६८०, टि० -३ द्रष्टव्या । 


२. 'उक्तमध्ययनफलम्‌ । तस्मान्नेषा' इति पाठान्तरम्‌ ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१५५२ मीमांसाशाबर-भाष्ये 
भवति, उभयस्मिन्विहिते । कथम्‌ ? वाक्यं हि भिद्येत । यदि पञ्च पञ्चाशतस्त्रवृततः, 
न संवत्सराः । प्रथ संवत्सरास्त्रिवृत न पञ्च पञ्चाशतः । तस्माद्विरोधादन्यतर- 
द्चनं गौणमिति लावुकायन ग्राचार्यो मन्यते स्म । आचायंग्रहृण पुजाथ, 'नाऽऽत्मीयः 
मतप्रतिषेधार्थम्‌ ॥। ३७॥ Er 

एतदुक्तमन्यतरद्वचनं गौणमिति । तदवधारयितव्यम्‌ । तदुच्यते 

| संवत्सरो विचालिस्वात्‌ ॥३८॥ 

'संवत्सरवचनं गौणमिति । कुतः ? विचालित्वात्‌ । विचाली हि संवत्सरशब्दः 
सावनोऽपि गणितदिवसकः, शीतोष्णवर्षालक्षणोऽपि, चान्द्रमसोऽपिं । स" एवंलक्षणको- 
ऽनुवादः शक्यते कल्पयितुम्‌ । पञ्च पञ्चाशत इत्ययं तु व्यक्तपरिमाणस्यार्थस्य 
वाचकः, एकेनाप्यूने न भवति ॥३८॥। 


पञ्च पञ्चाशत्‌ निवृत्‌ [बिहित होते हैं तो ] संवत्सर [विहित] नहीं होते । यदि संवत्सर 
जिवृत्‌ [विहित होते हैं तो] पञ्च पञ्चाश्ञत्‌ विहित नहीं होते । इस विरोध से दोनों में से एक 
कथन गौण है, ऐसा लावुकायन श्राचार्य मानते हैं। आचार्य का ग्रहण पुजाथं है, अपने मत के 
प्रतिषेघ के लिये नहीं है ॥३७॥ 
व्याख्या -जो यह कहा है कि दोनों(पञच पञ्चाशत्‌ संख्या शब्द गौर संवत्सर शब्द) 
में से एक वचन गोण है । उसका निइचय करना चाहिये । उसे कहते हैं-- 
संवत्सरो विचालित्वात्‌ ।।३८॥ 
. सुत्रारथे:-- (संवत्सरः) संवत्सर शब्द गौण है (विचालित्वात्‌) संवत्सर के विचाली= 
विविध प्रकार का होने से । + र 
` व्याख्या -संवत्सर वचन गौण है । किस हेतु? विचाली होने से । संवत्सर शब्द 
निश्‍चय .ही विच लो है --सावत संज्ञक नियत दिवसवाला, शीत उष्ण वर्षा लक्षण वाला भी है 
आर चन्द्रमा संबन्धी भी ।-वह (=संवत्सर शब्द) इस प्रकार का अनुवाद कल्पित किया जा 
सकता है [अर्थात्‌ गोण माना जा सकता है] । पञ्च पञ्चाशत्‌ यह [संख्या शब्द] तो व्यक्त 
( नट निश्‍चित ) परिमाण वाले भ्रथं का वाचक है। एक से भी न्थून होने पर [पञ्च पञ्चाशत्‌ 
का व्यवहार | नहीं होता है। | ह 
.= । विवरण -सावन संवत्सर में ३६० दिन होते हैं। सौर वर्ष ३६५ दिन पाँच! घण्ट 
भोर कुछ मिनट का होतां है । २४ पक्षों का चान्द्र संवत्सर होता है इत्यादि'ग्रनेक प्रकारः कां 
'संत्त्सर.होने से वह विचाली अर्थात अनियत काल वाला है ।।३५॥. २ 


पर रर". nn क 2 RRM Si 
१. 'नाऊत्मनः प्रतिषेधार्थम्‌, इति काग्रीमुद्रि पाठ । - 7. 7. 
२. “एवं लक्षणयाऽनुवादः' इति पाठान्तरम्‌ । . ` ` अह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि० १३ सू० ३९ १६५३ 


सा प्रकृतिः स्यादधिकारात ॥३९॥ ` 


गवामयने मासाः प्रकृताः, मासेष च संवत्सरशब्द उक्तः, यो मासः स संवत्सर 
इति । तस्मात्‌ पञ्च पञ्चाशतो मासा इति। नन्वेतस्मिन्पक्षे *सहस्नसंवत्सरशब्दो 
नावकल्पते । उच्यते । नामधेयमेतत्‌ सह्रसंवत्सरशब्द इति न गुणविधिः । नामधेयं 
च न विधीयते । ग्रविधीयमानं च येन्न केनचिद्‌ गुणेनावकल्पिष्यते । 


सा प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ ॥३९॥ 
सुत्रार्थः (सा) वह गवामयन का मास (प्रकृतिः) संवत्सर की प्रकृति (स्यात्‌) होवे 
(अधिकारात्‌) गवामयन का अधिकार होने से । गवामयन में यो मासः स संबत्सरः=जो मास 
है वह संवत्सर है. ऐसा कहा है। 
(सा) वह द्वादशाह की द्वादश रात्रियां (प्रकृतिः) संवत्सर की प्रकृति (स्यात्‌) होवे 
(अधिकारात्‌) संवत्सर के उपचार=व्यवहार से । संवत्सरप्रतिमा वे द्वादश रात्रयः (=संव 
त्सर की प्रतिमा है द्वादश रात्रिया) ऐसा निर्देश होने से । 


विशेष- हमने भाष्य के अनुसार दो प्रकार से सुत्राथे की योजना की है । हमें यह योजना 
स्वयं स्पष्ट नहीं है । इसका कारण भाष्यस्थ सूत्रपाठ में सा प्रकृतिः पाठ है। 

कुतृहलवृत्ति में 'स प्रकृतः पाठ है । अर्थं होगा--(सः) वह संवत्सर ( प्रकृतः) प्रक्गत=ः 
ऊपर कहा गया मास (स्यात्‌) होवे (अधिकारात्‌) गवामयन से प्रकृतिभूत महीनों की संख्या 
प्राप्त होने से । सुबोधिनीवृत्ति में “स प्रकृतिः पाठ है। अर्थ किया है- (सः) वह संवत्सर 
शाब्द (प्रकृतिः) प्रकृतिवत्‌ होवे, स्वप्रकृतिभुत गवामयनवत्‌ होवे। गवामयन में यो मासः स 
संवत्सरः कहा है । 

व्याख्या- गवामयन में मास प्रहत (--पूर्व उक्त) हैं शौर मासों में संवत्सर शब्द 
कहा है । यो मासः स संवत्सरः (==जो मास है वह संवत्सर है) । इससे पञ्च पञ्चाशत्‌ 
२५०.) मास जानने चाहियें । (प्राक्षेप) इस पक्ष में. सहस्र संवत्सर उपपन्न नहीँ होता है। 
(समाधान) यह नामधेय (= संज्ञा) है सहत्न संवत्सर शाब्द, गुणविधि नहीं है, ओर 
नामघेय का विधान नहीं किया जाता है। विधीयमान हुआ जिस किसी गुण से बह समर्थ 
हो जायेगा । .. 

विवरण--मासाः प्रकृंताः--इस पाठ के अनुसार स प्रकृतः सूत्रपाठ संगतः प्रतीत होता 
है । येन केनचिद्‌ गुणेन--यह गुण क्या है यह भाष्यकार ने स्पष्ट रहीं किया । हमारा विचार 
है--संवत्सर में जैसे सूयं एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर पहुंच जाता है “अर्थात्‌ एक वृत्त 
पूरा हो जाता है । उसी प्रकार चान्द्रमास में चन्द्रमा पूणिमा वा अमावास्या की स्थिति के झन- 


१. 'सहस्तसंवत्सर इति शब्दो' इति पाठान्तरम्‌ । , 
म्येनकेनचिदवकल्प्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 899190 
१ २९४ ,  मीमांसा-्शाबर-भाष्ये 
नैषोऽपि पक्षो युज्यते । ग्रत्रापि हि स एव दोषः । न तावज्जीवनमस्ति, भ्या- 
बतैतदवकल्प्येत दाराग्निकालसोमपूर्व्वापेक्षयेति । तेनैतस्मिश्च क्रियमाणेञ्परि- 
समाप्त एवास्या&्युः पयुपयुक्‍तं स्यात्‌ । तथाचाध्ययनादेवादृष्ट कल्प्येत । 
समाप्त एवास्याऽऽयुः पयु पयुक्तं स्यात्‌ न्य 


एवं तहि 


न्तर घटता बढ्ता हुआ अगली पूर्णिमा वा भ्रमावास्या को उसी स्थिति में पहु च. जाता है । इस 
प्रकार यहाँ भी एक वृत्त वन जाता है । यही वृत्तावस्था संवत्सर झौर मास में समान होने से 
संवत्सर शब्द से मास का ग्रहण संभवं है। 

. व्याख्या यह पक्ष भी युक्त नहीं होता है । यहाँ भी वही दोष है । इतना जीवन नहीं 
है, जितने से बह (सह्रसंवत्सर सत्र) पूर्ण होवे । [सत्र के] दार अप्निकाल झौर सोमपूवंत्व 
की प्रपेक्षा से । इससे इसके किये जाते हुए समाप्ति के विना ही इसकी आयु समाप्त हो जाये । 
ऐसा होते पर प्रध्ययन मात्र से [सहल संवत्सर सत्र के] अदृष्ठ की कल्पना होगी । 

बिवरण -नैषोइपि पक्षो युज्यते “यह “पञ्च पञ्चाशत्‌ मास गृहीत होंगे इस भत का 
भाष्यकार द्वारा किया गया खण्डन है । स एव दोषः--संवत्सर को मासवाचक मान लेने पर 
१००० मासों में १२ का भाग देने पर ८३ वर्ष और ४ मास.में यह सत्र पूरा होगा॥ न 
तावञ्जीबनमस्ति--इसका उपपादन भागे करते हैं। दाराग्निकालप्तोमपुर्वेत्वापेक्षया--सत्र 
करने से पुवं सोमयाग करना होता है । सोमयाग के लिये भ्ररत्याधान आवश्यक है और अग्त्या- 
धान का काल कहा है- जातपुत्रः कृष्णकेंशो$नीनादधीत (मी० १।३।२ भाष्य में उद्धृत) 
अर्थात्‌ जिसके पुत्र उत्पन्न हो गया है और शिर के बाल काले हैं वह झरिनयों का साधाच 
करे । पुत्रोत्पत्ति के लिये दारसंग्रह (=विवाह्‌) आवद्यक है । इस प्रकार इन सव पूर्वकार्यो 
के सम्पन्न होने तक न्यूनातिन्यून ३० वर्ष की अवस्था स्वीकार करनी ही होगी । सहस्रसंव- 
त्सर सत्र जैसे प्रति क्लिष्ट कमे के लिये भ्रन्त तक शरीर की अवस्था सुदृढ होनी चाहिये । यह 
सम्भव, नहीं है । इसीलिये कहा है --एर्तास्मश्‍च क्रियमाणेश्परिसमाप्त एवास्याऽऽयुः पयु पयुक्तं 
स्यात्‌ | . ia झे ; फा 
` `` ` ` व्याख्या-श्रच्छा तो इस प्रकार [तात्पर्यं जानना चाहिये] --. 


विवरण--एवं ताहू -इस निर्देश से प्रतीत होता है--गवामयने मासाः, प्रकृताः से' 


लेकर तथाचाष्यंयंनादेवावृष्टं कल्प्येत पर्यन्त भाष्य का भाग सुत्र से पूर्वं उत्सूत्र (म्=सुत्र के 
विना) हीं पक्षान्तर रूप से उद्घृत किया गया है। इस पक्ष में उत्तरवचन द्वादशाहः प्रकृति; में 


सत्रस्य प्रकृति शब्द भी उपपन्न हो,जाता है । हमने कुतूहलवृत्ति में. सूत्र की: दीत्ों पक्षों. में 


Tw >>->+++>++>>>क«>»>»«०9% 


व्याख्या करने के कारण यथामुद्रितः पांदानुसार ही.यद्दां पाठ स्वीकार करके व्याख्या कीः है। , 
Pe EIR Y 5:: क ण्य 3 333. 5 - 21 SEES “7 Sr णा ~ 
१, 'यावतेतदवरुध्येत' इति पाठंन्तरम्‌। ` ` `. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४९ षष्ठेध््याग्रे सप्तंसपादे ग्रधि ०. १३, सू० ४० १९८५ 
tn OEY 

। १ हिाहङत्रकृतिरिति पञ्च पङ्चासतो द्वादशाहा भविष्यन्तीति । तथा च 
दुश्यतै-द्वादश बँ, रात्रयः, संवत्स्‌रस्य़ प्रतिमा इति ।.तत्र स दोषी न भविष्यति । _ 

= - चवम्‌ । 'तत्र संवत्सरशब्दस्य साक्षात्‌ प्रतिमाशब्देन संयोगात्‌ । अपि च, 


पुञ्च पूल्चाशतस्त्रिवृंत इत्युक्तम्‌ । त्रिवृच्छब्दरच द्वादक्षाहँ दिवसे दृष्टः, न द्वादश- 
रात्र । :तंस्मान्नेदं भविष्यति द्वादृशाहे संवत्सरशब्द इति ॥३९॥ र 


"` = अहानि वाऽभिसंल्यत्वात्‌॥४५॥- (३०) .. 


व्याख्या- दवादशाह प्रकृति है । पञ्प पञ्चात्‌ (५०) द्वादशाह होंगे । जैसा कि देखा 

जाता है- द्वादश वे रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमाः ( =द्वादशरात्रियां संवत्सर कौ प्रतिमा 

हैँ) । वहां (=इसमें) बह दोष नहीं होगा । कक 

विवरण--स दोषो न भविष्यति--द्वादशरात्रियों को एक संवत्सर मान लेने पर 

१००० संवत्सर की १२००० रात्रियाँ होंगी। १२००० रात्रियों. के ३३:वषं'. और “४ महीने 

होते हैं । अतः इस पक्ष में पूर्वोक्त मास को संवत्सर मांननें' में जो दोषः-दियाः'थां वह नहीं 

होगा । संवत्सरस्य प्रतिमाः - प्रतिमान्तीति- प्रतिमाः अर्थात्‌ नापनेवाली । यहां संवत्सर को 

नापनेबाली बरावरी करनेवाली द्वादशरात्रियों को कहा है। द्वादशाह में द्वादशरात्रिया हैं 
` भ्रौर संवत्सर में द्वादशमास हैं । दोनों में द्वादश संख्या समान है। : ` 


ठयाख्या--ऐसा नहीं है । वहां संवत्सर शब्द का साक्षात्‌ प्रतिमा शब्द के साथ संयोग होने 
से । और भो, पञ्च पञ्चाशत्‌ त्रिवृत्‌ कहे गये ह ।- न्रिवृत्‌ शब्द द्वादशाह में दिन में! देखा गया 
है, द्वादशरात्र में नहीं । इससे यह नहीं होगा द्वादशाह में संवत्सरे शन्दहैो। _ ` 

विवरण -नेवम्‌--यह पञ्च पञ्चाशत्‌ द्वादशरात्र ग्रसिम्रेत हँ । इसका यह भाष्यकार 
--निदिष्टं प्रत्याख्यान .है । त्रिवृच्छबरइच द्वादशाहे दिवसे दृष्टः -इसका तात्पर्य यह है कि त्रिवत्‌ 
शब्द द्वादशाह के दिन विशेष में देखा गया है, जिस- दिन त्िवृतस्तोम होता है । तस्मएनेदं 
भविष्यति द्वादशाहे संवत्सरशब्दः --इसका भाव यह हैं कि बारह दिन . को संवत्सेर्‌ मानंकर 

सहस्नसंवत्सर.की उपपत्ञि नहीं हो सकती है । re 0 0000 


2 228 ग्हानिः वांभिसंख्यत्वाताः ४०) १ क 
सुत्राथः-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्तः “पञ्च पञ्चारात हांदकरात्रःभ्रंभिप्रत हैं! की, निवृत्ति 
के लिंये है । (महानि) '्पञच पञ्चाशत्‌ त्रिवृत्संवत्सरः' में संवत्सर से दिन-अभिप्रेत-हैं -(प्रभि- 


CES ° y 


* $, 


- श.पमसं० १|६1१२॥ 
२. अय पाठः पूनासंस्करणे पाठान्तरत्वेत्न निदिष्टःः। ,श्रयमेव- च युक्‍त; स्पष्टाधेशच पाठ: । 
मुद्रितग्रन्थेषु तु 'तस्मान्नैवम्‌' इत्येव पठ्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९०६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
____ वाकब्दः पक्ष व्यावतैयति। न चैतदस्ति, पडूच पञ्चाशतो द्वादशरात्रा इति । 
अहान्येव त्रिवुच्छन्देना5भ्ख्यायन्ते । तस्मादहःसु संवत्सरशब्द इति do 

` अथवा, वाशब्दः पक्षान्तरं व्यावतँयति । न पञ्च हो मासा: । तहि. 
दिवसा: । द्वादशाहे त्रिवृदहः प्रकृतम्‌ । तत्र संवत्सरशब्दो 4009 ळे सर्व 
ऋतवः स यदेवोदेत्यथ वसन्तो, यदा संगवोऽय ग्रीष्मो, यदा मर्ध्यादनोऽथ ४ यदोऽप- 
राह्हो$्य शरत्‌, यदाऽस्तमेत्यथ हेमन्तशिशिरौ' इति’ सर्वानृतूनहनि dns सर्वे गा 
ऋतवः संवत्सर: । तस्मादहः संवत्सरबब्देनोच्यते.1 अपि च, पञ्च रि ड्‌ 
त्रिवताँ पञ्च पञ्चाशत्त्वम्‌ । न च द्वादशरात्रस्त्रिवृत्‌ । एक हिं न दहः। न 
तत्र निवृत्संख्याया द्वादशरात्रे मुख्यया वृत्त्या सामानाधिकरण्यम्‌ । : संबन्ध- 


में २ रा 
. संख्यत्वात्‌ ) त्रिवृत्‌ ग्रह के गणनीय होने से । अथवा द्वादशाह में त्रिवृत्‌ ग्रह को अधिकृत करके 
संवत्सर के साथ तुलना करने से । [श्रुति भाष्य में देख] 
विशेष-कुतूहलवृत्ति में 'अभिसंस्यानात्‌' पाठ है । 


क व्याख्या --'वा? शब्द पक्ष को बदलता है । यह नहं है न पञ्चाशत्‌ हास 
होवें । ग्रह (= दिन) ही त्रिवुच्छब्द से कहे जाते हैं । इससे ग्रह में संवत्सर दाब्द है। ' . 


` अयवा.'वा? शब्द पक्षान्तर को निवृत्त करता है । पञ्च पञ्चाशत्‌ भास [संवत्सर | नहीं 
` हैं। तो क्या है? दिन । द्वादशाह में त्रिवद्‌ अह प्रकृत है। वहां संवत्सर दाब्द देखा न 
' ३ -आदित्यो वा सवं ऋतवः, सं यदैवोदेत्यय वसन्तः, यदा संगवोऽय ग्रीष्मः ता 
मध्यन्दिनोऽथ वर्षा, यदापराह्णोऽथ शरत्‌, यदास्तमेत्यथ हेमन्तशिशिरौ (= मति 
निश्‍चय ही सब ऋतु है, वह जब उदित होता है तब वसन्त, जब किरणों से सम्यग्‌ ल 
_ होता है तब ग्रोष्म, जव मध्यन्दिन होता है तब वर्षा, जब अपराह्ह होता है lo क] 
होता है तब हेमन्त प्रोरं शिशिर ऋतुएं होती हैं)। इससे सब ऋतुओों को दिन में सम्पादित कक 
है। भोर सब ऋतुएं संवत्सर हैं। इससे दिन संवत्सर शब्द से कहा जाता है । झर भी, पडन 
पञ्चाशतस्त्रिवतः में त्रिवृतों का पञ्च पञ्चाशत्व (२५० संख्या) कहा है । द्वादशरात्र हन 
नहों है । हादशाह में एक ही दिन 'भिवृत्‌ है । भौर वहां '(--“'पञ्च पञ्चाशत्‌ निवृतः में) 


, ज़िबृत्‌ संख्या का मुख्यवृत्ति से द्वादशरात्र के साय सामानाधिकरण्य नहीं है। त्रिवृत्‌ झह का 
१. झनुपलब्धमूलम्‌ ।-यत्तु “मीमांसा-उद्धरणकोदाकारेणास्योद्धरणस्य' “शत० २1२1३1४ 


इति संकेत; कृतः, स चिन्त्यः । शबरस्वामिना ढादशाइप्रकरणस्थ:. पाठ -उद्घृतः.) 
` पुनस्तत्राधानस्य प्रकरणम्‌ | भ्रपि.च-शतपथे यः पाठ: स भाष्योद्धृतपाठादु..भिन्नः । 


~= ~= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे प्रघि० १३, सू० ४० १६८७ 


लक्षणया स्यात्‌ । अभिसंख्य॑ त्रिवृदहः । तेन श्रृत्येव सामानाधिकरण्यम्‌ । श्रृतिच 
लक्षणाया ज्यायसी । तस्मात्‌ पञ्च पञ्चाशदहानि संवत्सर; 'स्यादिति ॥४०1 विदव- 
सृजासयने संवत्सरशब्दस्य दिवसपरत्वेन मनुष्याधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १३॥ 


[इतो$ग्रे पुनासंस्करणे चत्वारिशत्तमस्य सुत्रस्य हस्तलिखितप्रन्यानुसारेण योडन्व्यः 
पाठो मुद्रितः, स इह सुक्ष्माक्षरेमु द्रक्ते । ययं पाठः पुर्वतनस्य भाष्यपाठस्य संक्षेपरूप एव] 
' अहानि वा$भिसंख्यत्वात्‌ ॥४०।। (उ०) 
वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न चैतदस्ति, .द्वादशाहे संवत्सरशब्द इति। .कि तहि ? 
ग्रहःसु । कुतः ? दशनात्‌ । भ्रहरिव संवत्सर इति ब्राह्मणम्‌ । ननु द्वादशाहे संवत्सरशब्दः। नव 
हि तत्र संवत्सरशब्दः । साक्षात्‌ प्रतिमाब्देन संयोगात्‌ । भ्रहानि पञ्च पञ्चाशतरित्रबुत इति 
त्रिवूच्छन्देनाऽऽख्यायन्ते, न संवत्सरः । तस्मादहःसु संवत्सरशेब्द इति ॥४०॥ 


इति शबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
सप्तमः पादः ॥ 


i 02२ माड 
संबन्ध लक्षणा से होवे | भ्रभिसंख्य ( गणनीय पदार्थ) त्रिवृत्‌ झह है । इससे [इस अभिप्राय 
सें] श्रुति से ही समानाधिकरण्य है । भोर श्रुति लक्षणा से श्रेयसी है । इससे पञ्च पञ्चाशत्‌ 
ग्रह संवत्सर होते । 

बिबरण --सहस्रसंवत्सरसाध्य सत्र के विषय में हंम पूर्व लिख चुके हैं कि. चरक सदृश 
्रायुर्वेदिक प्रामाणिक ग्रन्थ में सहस्रसंवत्सर पयन्त रायु के वर्धक भ्रनेक योग निदिष्ट हुँ । 
साक्षात्कृतधर्मा नीरजरस्तम झायुर्वेदभ्रवक्ता महषि अ्रसत्य लिखेगे इसकी कल्पना करना भी उन 
पर मिथ्यादोष का आरोपण करना है । यह सत्य हो सकता है कि शास्त्रकथित यथोचित, ग्राहार- 
विहार के व्यवहार में असमर्थे पुरुषों को वे योग यथावत्‌ लाभकारी न होवें। इससे उनके 
मिथ्यात्व में आशङ्का करना युक्त नहीं है। ' | 6 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है- प्रजापति सहस्तसंवत्सर सत्र में बेठा । वह सात सौ वर्षों 
को पूर्ण करके ही इसके फल को प्राप्त हो गया । उसने स्वर्गलोक को प्राप्त होते हुए देवों से 
कहा--इन तीन सौ वर्षो को तुम पूर्ण करो उन्होंने स्वीकार किया । वे तीन सौ वर्षों को 


१. “स्यादिति स्थितम्‌' इति पाठान्तरम्‌.1. -« : 
२. एतादृशो संक्षिप्त भाष्यपाठ: पूर्वत्र 'चतुर्याध्यायस्य - द्वितीयपादेऽपिः - 'स्वरुस्त्वनेक- 
निष्पत्तिः (१-६) -इत्यादि षट्सूत्राणां समुपलस्पते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~” 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
मीमांसा-शाबर-भा 


संयातः करके उसी फल को प्राप्त किया जिसे प्रजापति ने प्राप्त किय या। ह बोजे दवा 

से वा मअमुवशरीरों से हमने [इस कर्मे को] पूर्ण किया है । मनुष्य इसे पुणं नहीं कर सक । 
इससे इस यज्ञ को संक्षिप्त करते हैं। वे बोले यह हमने बहुत संक्षिप्त किया है मर ठाव णा क 
संक्षिप्त किया [अर्थात्‌ संवत्सर के कर्म को द्वादश दिन में संक्षिप्त किया ।] उन्होंने कहा इसे 
अधिक संक्षिप्त करें । उसे पृष्ठ षडह में संक्षिप्त किया"**"""””” (द्र० ज० ब्रा० १३) | 


इस उद्धरण से तीन बातें स्पष्ट है--१. देवों.की ग्रु मनुष्यों से अधिक होती है (इसमें 
अनेक झार्षवचन, उपलब्ध होते हैं) । झमृतशरीर का जो यहां निदेश किया है वह सोम शादि 
औषधियों के योग से प्राप्त होने वाला है | अन्यथा इसका पृथक्‌ निर्देश नहीं होता । ३- मनुष्यों 


की अल्पायुता को देखकर देवों ने यज्ञ की प्रक्रिया का संक्षेप किया । बी 

जैमिनीय ब्राह्मण का जो पाठ (भाषाथं ) उद्धृत किया है, वेसा ही मिलता जुलता पाठ 
 शत० ब्रा» १२।३।३।५ तथा गो० ब्रा० ११५ १० में भी मिलता है। इनमें द्वादश मास पक्ष 
(जिसको भाष्यकार ने पूर्व ३९ सुत्र के भाष्य में उपस्थापित. किया है) का भी निर्देश है। 
तदनन्तर द्वादशाह का निर्देश करके अन्त में विषवजित्‌ को सहस्रसंवत्सर की प्रतिमा कहा है। 
(गो० ब्रा० और दात० ब्रा० के पाठ में भी कुछ भिन्नता है) । इन तीनों ब्राह्मणों के पाठो का 


यदि समन्वय किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्यों की आयु के उत्तरोत्तर ह्वास को. 


देखते हुए सहस्नसंवत्सर सत्र के परिणाम में उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ। अन्त में इसको परिणति 
` संवत्सर को दिन वाचक मानने में हुई । . # रू | 

इस अधिकरण के जैमिनीय सूत्रों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रतीत: होता है जब 
भनुष्य सहस्तसंवत्सर--सत्र को निष्पन्न करने में असमर्थ हुए तो इसे कुलघमं के रूप में स्वीकार 
किया गया । यह कार्ष्णाजिनि के मत (द्र० सुत्र ३५) से स्पष्ट है। कार्ष्णाजिनि याचाय भी 
प्रमाणभूत व्यक्ति है । अतः उसके कुलकल्प पक्षको: पूर्वपक्ष में उपस्थित. करके-उसकी वास्त” 
विकता पर विचार न करना प्रमाणभूत ग्रांचायं के-साथ अन्याय करना है ॥ अनेक लौकिक.-महंत्‌ 
क्राय ऐसे देखे जाते हैं, जिन्हें कई पीढ़ियों में पूणं क्रिया गया॥, तद्वत पूर्वे पुरुषों से असमाप्त 
वैदिक कर्म को पूर्ण करना भी पुत्र-पौत्रादि का घमं दै । यद्यपि-इस पक्ष में कोई शास्त्रीयप्रमाण 
[तही है, तथापि ३६वें सूत्र के भाष्य में उद्धृत द्वादशमास झौर द्वादशरात्र पक्ष के रूप में संव- 
मूर शब्द को संक्षिप्त करने का उल्लेख विद्यमान है, तो कुलकल्प की प्रामाणिकता में भी सन्देह 
._ 7 हसीं प्रकरण में सूच ३६ के भाष्य में सहस्तसंवत्सर सत्र के विधान के भ्नानर्थक्य. परिहार 
के लिये 'प्रष्ययन से अदृष्ट होगा' पक्ष उपस्थित किया हैं। ऐसा ही तात्पर्ये भगवान्‌. 'पतञ्जतिं 
ने भी भदाष्य मे मकस किया हे। उनका कथन है... अ 


भप दससत । यदप भतस दोरघसत्रबत्‌ लक्षणेनासुविधेया, । त्या“ 


2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० षष्ठश्थ्याये सप्तमपादे ग्रधि० १३, सूत्र ४० १६८९ 


दीर्घसत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसह्तिकाणि च न चाद्यत्वे कश्चिदपि व्यवहरति । केवलमुषि- 
सम्प्रदायो ध्म इति इत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविदघते (महाभाष्य १।१। अआह्लिक १) । 
श्र्थात्‌--लोक में भ्प्रयुक्त शब्दों. का दीघंसत्र. के समान विधान करना चाहिये । यद्यपि 
[अनेक ] शब्द अप्रयुक्त हैं, फिर भी अ्रवदय ˆ ही दीघंसत्र के 'समान उनका लक्षण से विधान 
करना चाहिये । जैसे शतवष और सहस्तवर्ष के दीघंसत्र का अनुष्ठान आजकल कोई नहीं करता 
है फिर भी केवल ऋषि--वेद के सम्प्रदाय को धर्म मानकर याज्ञिकः (= कल्पसुत्रकार) शास्त्र 


से उनका विधान करते हैं। ` ३5३ फक मेज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ~ 


`" ` . षष्ठेऽध्याये अष्टमः पादः | 
| तुते हिताणेरेवाधिकाराघिकरणम्‌ nen] . 

चतुर्होतृष्वाम्नायते-_प्रजाकामं चतुर्होत्रा याजयेत्‌, चतुग हीतमाज्यं गृही 
त्वा चतुहोतार व्याचक्षीत । पूर्वेण ग्रहेणार्थ जुहुयात्‌, तढुत्तरेणा्धस्‌ इति । तत्र 
संदेहः- कि पवमानेष्टिसंस्कृतेष्वग्निष्वेवमादय उतासंस्क्कतेष्विति । तथा पक्षान्तरा- 
श्रयणमपि वक्ष्यमाणं विचारयिष्यते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या--यहां चतुर्होत्‌ भादि कर्मा में पढ़ा जाता है -श्रजाकामं चतुर्होत्रा याज- 
येत्‌, चतुग्‌ हीतमाज्यं गृहीत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षोत । पूवण ग्रहेणाध जुहुयात्‌, तदु- 
त्तरेणांघम (=प्रजा को कामनावाले को चतुर्हाता से यजन करावे । चतुग हीत श्राज्य का 
ग्रहण करके चतुर्होता [मन्त्र] को बोले । पूर्व ग्रह से आधे आज्य का होम करे, उत्तर ग्रह 
से प्राचे का) । इसमें सन्देह होता है- कया पावमानेष्टि से संस्कृत अर्नियो सें इस प्रकार के 
होम होवें प्रयवा असंस्कृत भ्ररिनरयो में । तथा वक्यमाण पक्षान्तर के आयण पर भौ विचार 
करेगे । क्या प्राप्त होता है-- 

विवरण -ततु्ोतुषु -बहुवचन निर्देश से तःप्रकरणपठित पञ्चहोतु आदि कर्मों का 
निर्देश जानना चाहिये चतुर्होत्रा याजयेत्‌ मै० सं० १।९।१ में चतुहोतु संज्ञक मन्त्र इस प्रकार 
है- पृथिवी होता, दौरष्वयु :, त्वष्टाअनीत्‌, मित्र उपवक्ता ॥ वाचस्पते वाचो वीर्येण सम्भृतः 
तमेनायक्षसे यज्ञपतये वार्यमा स्वस्कः, वाचस्पतिः, सोममपाज्जजनदिन्द्राय सोमः सोमस्य पिबतु 
शुक्र: शुक्रस्य पिबतु | इम मन्त्र का व्याख्यान मै» सं० १।६।३ में इस प्रकार किया हु- तेव 
चतुहोतारो न्यसीदन्‌ सोमगृहपतये, इन्द्र जनिष्यामा इति (==वे चार होता बैठे सोम गृहपति के 
लिये इन्द्र को उत्पन्न करेंगे [इस इच्छा से] पुथिवी होतासीत्‌, चौरध्वयु: त्वष्टाऽगनीत्‌, मित्र 
उपवक्ता (--पृथिवी होता था, यौ भ्रध्वयु , त्वष्टा अग्नीत्‌ और मित्र उपवक्ता ब्रह्मा?) । 
ते वा एतो ग्रहौ भ्रगुह्त - वाचस्पते वाचो वीर्येण संभुततभेनायक्षसे यज्ञपतये वार्यसा स्वस्क 
रिति ( =उन्होंने इन दो ग्रहों का ग्रहण किया--वाचस्पतये-स्वस्कः) द्वितीय ग्रह के संबन्ध 
में लिखा है--त एर्कावशमायतनमचायंस्तेनेनद्रमजनयस्तेनेखमजययंस्त इन्द्र जनयित्वा अब्रुवन्‌ 
््रमामेति(=उन्होंने एकविश इष्टका वाले प्रायतन का चयन किया, उससे इन्द्र को उत्पन्न 


१. द्र०--मे० सं० १।९।६॥। तत्र “गृहीत्वा' पदस्थाने 'कुत्वा' पाठो दृष्यते ॥ 
२. 'पसंस्कृतेष्वपिः इति पाठान्तरम्‌॥ 
३. “श्रपवक्ता =लब्रह्मा' इति सायणः । ते० ग्रा० ३।२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽध्याये ग्रष्टमपादे प्रधि०, १ सू० १ १९९१ 


. इष्टिपूर्वत्वादक्रतुशेषो होमः संस्कृतेष्वग्रिषु स्यादपूरवोऽप्याधानस्य 
सवेशेषत्वात ॥१॥ (पू०) . . + `... - 


संस्कृतेष्वग्निष्वेवंजातीयकोऽक्रतुशेषोऽपि होमः स्यात्‌ । यद्यप्यपूर्वा दविहोमा 
न कुतरिचद्धर्मानाकाङ्क्षन्ति, तथाऽप्याहवनीयादयो होमादीनाकाङ्क्षन्ति, यदाहवनीये 


उन्होंने इन्द्र को उत्पन्न करके कहा -स्वः=स्वर्गे को जावें) । ते० श्रा० ३1२ में चतु्होतू-मन्त् 
. का पाठ इस प्रकार है--पृथ्वी होता । द्योरघ्वयु: । रद्रोऽनोत्‌ । बुहस्पतिरुपवक्ता । वाचस्पते 
चाचोवीर्येण । संभुततमेनाऽऽयक्षसे । यजमानाय ` वायम्‌ । झा सुवस्करस्मं वाचस्पतिः सोमं 
: पिबति । जजनदिद्ध॑मिन्रयाय स्वाहा । : | | रै 
पुर्वेण ग्रहेणार्घ जुहुयात्‌--पूवं मे० सं० का ते वा एतो प्रही अगृह्त पाठ उद्घृत “किया 
"है । उसके आगे जो व्याख्योन किया है उससे विदित होता है कि 'वाचस्पते वाचो' मन्त्र का 
-स्वस्कः पर्यन्त जो भाग है वह पूवं ग्रह अभिप्रेत है । उससे चतुगूं हीत आज्य के आधे . भाग की 
: हुति देवे 1. तत्पश्चात्‌ वाचस्पतिः सोममपात्‌ इत्यादिः उत्तर ग्रह से शेष प्रघ झआाज्य की आहुति 
देवे । तै० आरण्यक ३।२ में पाठ भेद होते हुए भी ,सायणाचायं ने वाचस्पते वाचो मन्त्र 
आरम्भ में लिखा है-- अथ प्रहभागमाह । यह इन मन्त्रों की' विशिष्ट संज्ञा है । तै ०. ब्रा ३1 
- १२1५ में चतुहोता आदि मन्त्रो से इष्टका के उपघान का विधान है (द्र० ते० झा० ३।१ 
` सायणभाष्य) ।  पावमानेष्टिसंस्कृतेषवरिनिषु --आधानकर्म से संस्थापित भर्तियों का पव- 
. मानेष्टि सै संस्कार माना गया है । अतः पवमानेष्टि से संस्कृत आहवनीयादि अग्नियां ही 
यज्ञकम के लिये उपयोगी होती हैं । उतासंस्कृतेषु -भर्थात्‌ लौकिक अग्नि में। पक्षान्त्रा- 
,श्यणसपि --पिण्डपितुयज्ञवत्‌ संस्कृत भ्रौर असंस्कृत. ग्रग्नियो में पक्षान्तर आगे दर्शायंगे। उस 
की; दृष्टिः से यह कथन है | [ 4 Re 
` इष्टिपुरवत्वादक्ततुझ्ेषो होः संस्कृतेष्वग्निषु स्यादपुर्वो- 
:__ । ___. इप्याधानस्य सवंशेषत्वात्‌ ।। १॥ 

“, सुंत्राथ:-- (इष्टिपूवंत्वात) सभी होमो के इष्टिपूवेंक . होने से (अक्रतुशेषः) र जो 
किसी ऋतु--याग का शेष नहीं है, ऐसा (भपूर्व) .अपूर्व (होमः) होस (अपि) .भी (संस्कु- 
तेषु) पवमानेष्टि से संस्कृत (अग्निषु) अग्नियो मै (स्यात्‌) होवे, (भ्राधानस्य) आधान का 
(सर्वेशेषत्वात्‌) सब कर्मों के प्रति शेष भाव होने से । यदाहवनीये जुहोति वचन से - होसमात्र 

. झाहवनीय रिति में विहित है । न: ETT 

__ `_ज्याख्या--इस प्रकार के झफ्रतुशेष (=जो किसी याग का अङ्ग नहीं है वह) होस भी 
संस्कृत अन्निया में होवे । यद्यपि पूवं दविहोम किसी से:घ॒र्मों को आकाङ्क्षा नहीं करते, तथापि 
झाहवनीय झादि अग्नियाँ होमादि को झाकाइक्षा रसती हे-यदाहवनीये जुहोतिः तेन सो- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६९२ ' ` म्ीमांसा-शाबर-भाष्ये ` ` ` 
होहि तिन सोया रतो भर्वति झलेनमादिभिः बृतिधिः । एशि 
वात्‌ सर्वहोमानां संस्कृताग्निवृत्तित्वभेवंजातीयकानाम्रिति ॥ १ | 
` षत्व तु संस्तवरचतुहीतूनसंस्कतेष दशति ॥२॥ ` (३०) 
नन्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । ह अज्य म ।-तथा 
हिं दर्शयति--एषा . वाञ्नाहिताम्नेरिष्ट्यंच्चतुहोतार: इति । श्रनाहिताग्नेरिष्टयी न 


ऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति (जो पर जज पत जि गना में होम करता है उससे वह आहवनीय इस यजमान होम करता है उससे वह आहवनीय इस यजमान 
न होता क) इत्यादि भरू तियों से । इस प्रकार सब होमों के इृष्ठिपूर्वेक होने 
से इस प्रकार के कर्मों का संस्कृत अग्निवृत्तित्व है [ र्यात्‌ इस प्रकार के होम संस्कृत अग्नियों 
में होने बोले है ]। ॥ 

* विवरण -यदप्यपूर्वा वविहोमाः--दविहोमसंज्ञक एक कमे हैँ। इसमें घृत की झाहुति 
जञा से न देकर दवि--कड़छी से दी जाती है। इस कारण "इसको नांम दविहोम है ।-श्रोत- 
कर्म मुख्यरूप से तीन प्रकार के हैं--(१) प्रकृतियाग, जिनमें: सम्पूर्ण अङ्गकलाप पठित है। 
यथा दर्शपौर्णमास, ज्योतिष्टोम । (२) विकृतियाग, जिनमें प्रधानकेम निर्दिष्ट है, शेष अङ्ग 
कर्मों को वे प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या नियम से प्रकृतियागोंःसेः ग्रहण करते हैं। यथा काम्ये- 
घ्टियां, द्वादशाह आदि । (३) प्रकृतिविकृतियाग--जो शेष. अनुक्त अञ्गकलापो को प्रकृति- 

याग से ग्रहण करने के कारण विक्ृतिरूप हैं, परन्तु उनमें विशेषरूप से विद्वित कर्म श्रन्य यागों 
की प्रकृतिरूप वनते हैं। यथा चातुर्मास्य का वैश्वदेव पर्व वातुर्मास्प केः अन्य : पर्वो की. - प्रकृति- 
` ` दॉवहोमा न कुतब्चित -दर्विहोम उक्त तीनों प्रकार से :भिंस्ल[है, वह किसी याग से 
झज्जों को ग्रहण नहीं करता है और न उससे प्रन्य याग होम के किसी अङ्ग को ग्रहण करते हैं । 
इस प्रकार दविहोमःन प्रकृति है श्रौर न;विक्कति ॥३॥॥- ` 


_ ________ इष्टित्वेन तु संस्तवब्चतुहत्न ग्रसंस्कृतेसु दशयति ॥२॥ 
=, .सुत्रायेः- (उ) “त शब्द से पूर्व उक्त पक्ष परिवर्तित होता है । (इष्टत्वेन) चतु- 
होंतृहोम की इष्टिहुप से (संस्तवः) स्तुतिः (ग्रेसस्कृतेषू) असंसक्त भ्ररिनयो:मे॑ (चतु होतून्‌) 
तुत कर्म को (दशयति) दिखाता है । [ इष्टि-संस्तुति वतरन भाष्य में देखें] .. „ : 
व्याख्या -'तु' शब्द से पक्ष परिवतित होता है । चंतुहोतृसंत्रक होम असंस्कृत अग्नियो. 
यै | भोर इस प्रकार दर्शाता है. एषा वाध्माहितास्नेरिष्टियंच्चतुहोतार: (“पह 
ह पछ १. द्र०--सै बार श १।१०।५६--यदाहृवनीमे जुहृतिः तेन. सोऽ्यासीष्ठः प्रीतः 1:- 
| 0० रे काळ संनशे - 3 ७७; 500305 हुक Rees 1 यया! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
` 


Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 
२५० ° षष्ठेऽध्याये. ग्रष्टमपादे अप्वि० १ सू० ४ ‘१९९२३ 


विद्यन्ते । ये त्वेते : चतुर्हातारस्तस्यैषेवेष्टिरिति; ग्रनाहिताग्नेरेवं जातीयकान्‌ होमा 
दशयति । तस्मादसंस्कृतेष्‌ भवेयुः-॥।२॥ है 3 


ननु लिङ्गमसाधक, प्राप्तिबेक्तव्येति ॥ तदुच्यते-- a 
५.-- --..ः उपदेशस्त्वपू्वेत्वात्‌॥२।! (३०) 
~= एवं ताहि भ्रक्रतुशेषाणां विधिरेष भविष्यति-एंषा . वाःनाहिताग्नेः क्रिया 
इति । एवमर्थंवद्‌ व्रचनं भविष्यति । वादमात्रमनर्थकं भवति । अस्य ' चास्ति विषि- 
सामथ्यंम्‌ । तस्माद्‌ वरिधिसंस्कृतेष्विति.॥। ३॥ त महा 7 
स सर्वेधाभविशेषात्‌॥४॥ (पृ०) - | 
आह । एतद्‌ गह्यते विधिरिति । यत्तु ग्रक्रतुशेषाणामिति, तन्न । स्वेषां ऋतु- 


ति वि म म 
निइचय ही अनाहितारिन की इष्टि है जो. चतुर्होतकम हैं) । अनाहिताग्नि की इष्टियां "नहीं 
हैं" जो ये चतुर्होतृहोम हैं वही उसकी इष्टि ह॒ । इस प्रकार अनाहिताग्नि के इस प्रकार के 
होमों को दर्शाता हे । इससे असंस्कृत अ्ग्नियों में .[ चतुर्होत्‌ होम] होवे 0२॥। 

व्याख्या --(श्राक्षेप) लिङ्कदर्शन साधक नहीं हे, [अनाहिताग्नि को चतुहोतृहोम 
की] प्राप्ति कहें । (समाधान) वह .(=प्राप्ति) कही जाती हे-- 

24 उपदेशस्त्वपुर्वेत्वात्‌ ॥३॥ 

सुत्राथः-- ['एषा'वा झनाहितास्ते:' यह ]: (उपदेशः) उपदेश =विधि -है। ¦ (भपूर्वे- 
- त्वात्‌) भ्रपूर्व--अप्राप्त होने से । 
व्याख्या - श्रच्छा तो श्रक्रतुशेषों [चतुर्होत्‌-प्रभुंति होमों] को यह विधि होगो-- 
एषा. वा अनोहितास्नेः क्रिया (= यह अनाहिताग्ति का कमं : है) '। .इस'प्रकार : यह वचन 
प्र्यवान्‌ होगा । वादेमात्रः ( गर्थेवादमात्र) अतर्थकः होता है । इसका विधि. :में' 'सामध्यं है 
[अर्थात्‌ यह वंचन विधायक होःसंकता है] । .इसंसे श्रसंस्कृत झर्नियों में [चतुर्होत्‌-होम ] 


के स सरवेषामविशेषात्‌।।।४॥ 
सुत्रार्थः-- (सः) वह विधि (सर्वेषाम्‌) सब क्रतुणेषो ---क्रत्वङ्गभूतो भ्रोर अक्रतुदोषो = 
जो किसी ऋतु के अङ्ग नहीं हैं उन. सब होमों की बिधि, होवे (अंविशेषात्‌ ) क्रतुशेषों ओर अक्रतुः 
शेषों का विश्लेष निर्देश न होने से । 
व्याख्या--यह विधि है, इसे स्वीकार करते हैं झौर जो अक्रतुशषां को [विधि] 
` /विधिरेव” इति पाठान्तरम्‌.। 'विंधिरेषा इति. काशीमुद्रितेश्‍्पपाठ: । स ययास बिचरा शत.कागीमुत्रतेमपाठ 1. , ७... 


२. भनुपलन्धमूलस्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९६४ ` आमांसा-शावर-भाष्ये 


शेषाणामक्रतुशेषांगां च चतु्होतृहोमानाम्‌। कुतः ? श्रविशेषात्‌ । *चतुर्होतृणामयं 
घर्मं उच्यते, न विशेषः क्रतुशेषाणामक्रतुशेषाणां चेति । तस्मात्‌ सवषाम्‌ ॥४॥ 

अपि वा क्रत्वमावादनाहितागनेरगेषभ्तनिर्देशः ॥५॥ (उ०) 

अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । ग्रक्रतुशेषाणामेवायं धर्मो न क्तुशेषाणाम्‌ । कुतः ? 
झंनाहिताग्ने: कंत्वभावात्‌ । न ह्यनाहितार्नेः क्रतवः सम्ति। न च क्रत्वङ्ग केवलं 
प्रयुज्यमानं कंस्मैचित्‌ प्रयोजनाय स्यात्‌ । न चास्यान्यत्‌ फलं प्रकल्प्येत, प्रमाणाः 
भावात्‌ । वचनस्य ह्यन्यदपि प्रयोजनमस्ति। न चानेने वचनेन शक्यतेऽनाहितारनेः 
क्रतुः कल्पयितुम्‌ । तस्मादन्रतुशेषाणामयं धर्मं इति ॥1५॥ 


जपो बाऽनग्मिसंयोगात्‌ ॥६॥ (पू०) 


कही, उसे स्वीकार नहीं करते । सब क्रतुरेष और क्रतुरेष चतुर्हात-होमो की [विधि] है। 
किस हेतु सें ? विशेष का निर्देश न होने से । चतुहोत-होमों का यह घमं कहा है, ऋतुशेषों भ्रौर. 
झकतुशेषों का विशेष नहीं कहा है । इससे सब को यह विधि है ॥४॥ 

॒ अपि वा कत्वभावादनाहिताग्नेरशेषभूतनिर्देशः ॥ ५।। । 

सुत्राथः - (भपि वा) “अपि वा' पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करते हैं। (अनां- 
हिताग्नेः) जिसने अग्नि का आधान नहीं किया उसके (क्रत्वभावात्‌) ऋतु का श्रभाव होने से 
(मशेषभूतनिर्देश:) जो किसी ऋतु का शेष नहीं है, उसका निर्देश है । 

व्याख्या--'श्रपि वा से पक्ष की व्यावृत्ति होती है। भ्रक्रतुशेषों (--जो किसी के 
भ्रद्धभूत नहीं हैं ऐसे होमो) का यह घमं है, ऋतुझेषों (= जो किसी ऋतु के अङ्ग हैं उन होमो) 
का नही है । किस हेतु से ? झनाहितारिन का ऋतु न होने से। जिसने झग्नियों का श्रांधान 
नहीं किया उसके याग नहीं हैं [श्रर्यात्‌ उसे यागों के करने का अधिकार नहीं है] । भोर किती 
ऋतु का सङ्ग केवल प्रयुक्त हुआ किसी प्रयोजन के लिये न होवे र इसके [जिस कतु का 
वह अङ्ग है उस से | न्यत्‌ (= भिन्न) फल की प्रकल्पना भी न होवे, प्रमाण के भ्भाव से । [एषा 
वा अनाहिताऱनेः] वचन का तो न्य भो प्रयोजन है | झौर इस वचन से झनाहितारिन के भतु 
को कल्पना नहीं को जा सकती है । इससे भ्रक्ततुझेष होमो का यह घम है ॥४॥ - 


१ जपो वाःनग्तिसंयोगात्‌ ॥ ६॥। कु : 
| सुत्राथः-- (वा) "बा शब्द से पुवं उक्त पक्ष निवृत्त होता है । (जपः ) चतुर्होतुः मन्त्र 


१. 'न ऋतुशेषाणामेवायं घम उच्यते, नाक्रतुरोषाणामिति' इति काशीमुब्रिते पाठ: । 
२. ल चात्स्मात्‌ फलं कलयतः इति पाठान्तरम्‌। | 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह षष्ठेश्व्याये अष्टमपादे ग्रधि० १ सू० ७ १९९५ 


“ वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । 'नासंस्क्ृतेष्वरिनष्वेवंजातीयका -होमा 
कुतः ? आधानस्य 'सवंशेषत्वात्‌ । ननु वचनमिदम्‌--एषा -बाऽनाहिताग्नेरिष्टि 
इति। नेति ब्रूमः। जपार्थंवाद एष भविष्यति । ये" जपरूपास्तेषामर्थत्रादो न सर्वेषां 


चतुहोहगाम्‌ । एवं यदाहवनीये जुहोति’ इत्येवमादोनां वचनानामर्थवत्ता भवि- 
ष्यति ॥६॥ 


इष्टित्वेन तु संस्तुते होमः स्याद्‌ अनारभ्याग्रिसयोगादितरेषाम- 
वाध्यत्वात्‌ ॥७॥ (३०) 


का जप होगा । (श्रनरिनसंयोगात्‌) अग्नि का संयोग--भग्तियों का ग्रावान न. होने से होम 
नहीं होगा । 


व्याख्या--“वा' शब्द से पक्ष परिवतित होता है । असंस्कृत भश्रग्नियों में इस प्रकार के 
होम न होवें। किस हेतु से ? श्राधान के सर्वशेष (=सब कर्मों के प्रति अङ्ग) हीने से। 
(श्राक्षेप) यह वचन है--एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः (=यह भ्नाहिताग्नि वाले की इष्ट है)। 
(समाधान) नहीं है, ऐसा हम कहते हैं | जप के लिये यह अर्थवाद होगा | जो जपरूप कम हैं 
उनके लिये यह अर्थवाद है, न कि सब चतु्होत्‌-होमों के लिये। इसी प्रकार यदाहवनीये 
जुहोति (=जो प्ाहवनीय अग्नि में होम करता है) इत्यादि बचनों की अर्थवत्ता होगी ।६॥ 


इष्टित्वेन तु संस्तुते होमः स्याद्‌ अनारभ्यारिनिसंयोगाद्‌ 
इतरेषामवाच्यत्वात्‌ ॥७॥ 

.  सुत्रार्थः-(तु) तु' शब्द से पूर्वं उक्त. पक्ष की व्यावृत्ति होती है। (इष्टत्वेन) 
इष्टिरूप से (संस्तुते) संस्तुति होने से (होमः) होम (स्यात्तु) होवे। (अनारभ्य) किसी 
कर्मविशेष का आरम्भ न करके (अग्निसंयोगात्‌) 'यदाहवनीये जुहोतिः आदि से प्नर्निसंयोग 
के कहने से (इतरेषाम्‌) अन्य विशेष विहित कर्मों के (अवाच्यत्त्रात्‌) वाच्य न होने से= 
आहवनीयाग्नि का संबन्ध न होने से। 
विशेष--इस सुत्र का तात्पयं यह है कि 'यदाहवनीये जुहोति' वचन ग्रनारम्याधीत है । 
` अतः जैसे पदे जुहोति विशेष विधान से सोमक्रयणी गौ का सातवां पेर जहां रखा - गया, वहां 
होम किया जाता है । यहां यदाहवनीये जुहोति से ग्राहवनीय अग्नि का संबन्ध नहीं लगता 


१. “सवंशेषत्वादेवः इति पाठान्तरम्‌ । 

“ये जपास्तेषामनुवादो' इति पाठान्तरम्‌ । उत्तरत्र ८मसूत्रे यदाऽनुवादपक्षः' इति 
दद्षंनादय पाठो युक्तः . प्रतीयते 1. . यद्वा भ्र्थेवादानामनुवादरूपत्वात्‌ तत्रानुवादशब्द; प्रयुक्त 
स्यात | . ३नद्रषटव्यं पुवेपृष्ठ १६६२ टि> १। ` ` ` 


~ कु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang.eGangotri 
१९९६. मींमासा-शाबर-भॉष्यें “० 

एषाः वाऽना झिया इष्टितुल्येति जपानामेषः वादः, इ । 
तन्न्‌! कर्म? नेषा हिता क्रियां, सेष्टितुल्येति । पक 
कारणम्‌ ? सांदुश्य॑मात्रानुवादोऽनथकः' स्यात्‌ । इतरस्मिन्‌. पंक्षे sl | येंयं- 
मिंष्टिः, एषांऽनाहिताग्नेरिति तदिष्टिसस्तवाद्धोमानामेव वादः। ` केथम्‌ इटि 
यागः, स एवाऽऽसेचनाधिको होमः । य दुतं, सर्वंहोमार्थं आहवनीय इति । तंन्न* चतुः 
तुनेवाधिङृत्योच्यते, कित्वविशेषेण होमात्‌.।.स चतुर्होतृष्वसंभवादत्येषु भविष्यति | 


चतुर्होतृषु चानाहिताग्नेरुच्यमानेष्वाहवनीयों “नाङ्गमिति ॥७॥ 


उभयोः पितृयज्ञवत्‌ ॥८।। (पू०) ल्न ॐ 
: तदस्ति, अंनाहिताननेरेव चतुर्होतार इति । उभयोः स्युः, पितृयज्ञवत्‌ । येथा 


है) इसी प्रकार एषा.बाऽताहिताग्नेरिष्टिः के विशेष विधान से -चतुर्दोतुहोम में भी. ग्राहवनीय 
अरिन का. संवन्ध नहीं होता. है ।: हमने सूत्रार्थं भाष्य और कुतूहलवृत्ति को ध्यान में रखकर 
लिखा है.॥ 
` व्याख्या-जो कहा है -'यह निश्‍चय ही अनाहिताग्नि की. क्रिया; इष्टि तुल्य है 
जप का यह कथन है । ऐसा नहीं है । किस हेतु से ? इस प्रकार वचन का स्वरूप नहीं है “जो 
यह भ्रनाहिताग्नि की क्रिया हैं वह इष्टि के समान है ।: क्या. कारण है ? सादृश्यमात्र का कयन 
` झनर्थक होवे । इतर (= दुसरे) पक्ष में. विधि झर्थवान्‌ है । जो यह इष्ट. है, वह अनाहिता 
रिन की है । इस इष्टि की स्तुति से होस, का ही कथन है कंसे ? इष्टि याग है । वही भ्रा 
सेचनाधिक ( =प्रासेचन = घृत का सेचन करना = डालना अधिक है, जिसमें, बह) होम होता 
हे। प्रौर जो कहा-संब होमों कें लिये भ्राहवनोय है । वह चतुर्हातृहोमो. कों हो भ्रधिक्ृत 
करके नहं कहा.जाता हैं, किन्तु सामान्यरूप से सब होमों कों धिकृत करके कहा जाता है । 
बह (.-- यदाहवनीये जुहोति) चतुर्हात्‌-होमों. में असंभव होने सें अन्य होमों में प्रवृत्त हाँगा । 
चतुहोत्‌-होर्मो में ्रनाहितारिन के कथन होने सें ग्राहवनीय [उन का] अङ्ग नहीं हैं ॥७॥ 
ति उभयोः प्रितयज्ञवत्‌ ॥द॥., .. .. 
सुत्रार्थः = (उभयोः). आहिताग्नि और भ्रा हितारिनः दोनों. काः चतुर्होतृहोम. होवे 
(पितुयज्ञवत्‌ ) जपते पितृयज्ञ ग्राहितारिन. घ्रौर अनाहितार्नि दोनों. का होता है.1 "रकी 
व्याख्या- यह नहों. है--श्रनाहिताग्न-के ही चतुहोत-होम हैं। दोनों के होवें. पितृ 
यज्ञ के समान । जसे _पितुयज्ञ भ्राहितारिन और भनाहितारिनः दोनों: का हैः इसी प्रकार 


१. .काहोमुद्रितेः नास्तिः। ` ¦ . . : २-.'तन्न । नः चतु० Mo et Ce क्वचित्‌ पाठःः। 
३, “नाञ्भमितिं तदर्थं नेव वक्तव्यं भवृतीन्हि इति आठान्तरम्‌ः | 10? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८ षष्ठऽध्याये ग्रष्ट्मपादेःभ्रधि०- १. सू० ९ १९९७. 
४० $ 22..." 


° पितृयज्ञ आहिताग्नेरनाहिताग्नेश्च, एवं चतुर्होतारोऽपिः। कथमवगुम्यते.? वर्णित- 
मेतत्‌ -यदाऽनुवादपक्षस्तदाऽऽहिताग्नेः, यदा विधिपक्षस्तदाऽनाहिंतांग्नेः। "उभयथा 
वचनव्यक्तिः प्रतीयते ।“न च प्रतीयमानोऽर्थः शक्‍यते$पळ्लमोतुम्‌.।. तस्मादुभयोश्चतु- 
होतार इति 1151 ` FNC oP TT bz 
` निर्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसंयोगात्‌ ॥९॥ (०) ` `. 
=, ` नःचैतदस्ति; ° पितृयज्ञवदुभयोश्चलुर्होतारो भवेयुरिति | कथम्‌? एषः ह्नाः 
हिताग्निनिर्देशः- एषा वा इष्टिरनांहिताग्नेः इति वचनेनाधिकृतः, ना$हिताग्निः.।.. 
निर्देशसामर्थ्यात्‌ । “ग्रर्थवादे चोपक्षीणं तत्रैव न विरुध्यत इति । यदाहवनीये जुहोतिः 
इति वचनं न चतुर्होतृनेवाधिक्ृत्योच्यत इत्युक्तम्‌ । तस्मादनाहिताननेरेवंजातीयका - 
होमाः॥ ९. ..,. :;... - : 


होम भी होवें । कंसे जाना जाता है ?. यह कह दिया है-जब अनुवादपक्ष है तब झाहिता- 
रिन के और जब विधिपक्ष है तब भ्ताहितारिन:के होवे 1. दोनों प्रकार कोः हो वचनव्यक्ति , 
प्रतीत .होती. है। भ्रतीयमान अर्थ भुठलाया नहीं जा सकता है । इससे दोनों के चतुर्होत्‌- 

विवरण- वाणतमेतत्‌--द० सूत्र ६, ७। उभयथा वचनव्यक्तिः प्रतीयते--जब अनुबाद 
पक्ष होगा,; तब वचन का स्वरूप. होगा एषा वाऽनाहितागनेः क्रिया,, इष्टितुल्या.].- जब. विधि- 
पक्ष होगा तब: बचन का- स्परूपः होगाः-येयमिष्टिःः एषा  वा$नाहिताग्ने: । द्र० सुत्र ७ का 
भाष्य) ....- ६7. ¬ ५ : 


„> .निर्देशो वाऽचाहिता्मेरनारभ्यारितिसंयोगात्‌ ne. : 


ग्नेः (यह प्रनाहितारिन की इष्टि है) इस वचन से झनाहितारिन प्रधिकृत है, झाहिताग्नि अधिकृत 

नहीं है, निर्देश के सामर्थ्य से ॥' प्रथवाद होने परे उसी | भर्य]में उपक्षोण हुआ विरुद्ध नहीं होता 

है। यदाहर्वनीयें जुहोति(--जो' भ्राहुवनीय सें होम करता है) ग्रह वच्रन. चतुहोत्‌-होमों को 

अधिकृत करके नहीं कहा गया हैं, यह कहं चुके! इर 
१. पग्र उप कक शत 0 0 हाहा “उभयोरंषा वचनतव्यक्तिः' इति पाठान्तरम्‌ । 552: 

८-०) समपितुयज्वद्‌' इति पदं काशीभुद्रिते नास्ति॥: ` . :- |: `. 


~ 2 कह 


क्र ३. 'पनुवादे चोपक्षीणं नेव विरुध्यते” इति पाठान्तरम्‌॥ 


I 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
१३६८ : ` . मौमांसा-शाबर-भाष्ये 
` . अथ यदुक्तं पितृयज्ञवदिति? | ह 

` पितृयज्ञे संयुक्तस्य पुनवेचनस्‌ ॥१०॥।. (३०) 

युक्त पितयज्ञे । तत्रा$हिताग्निसंयुक्‍तस्य पुनरेतद्‌ वचनं भवति अप्यना- 
हिताग्निना कार्य इति -। एतद्वचनमनाहिताग्नेरपीति ` __अनाहिताग्निनाञ्न्वाचयं 
करोति । इह तथा नास्ति वचनम्‌ । नियोगत एको बि निर्देश:--एषा वाध्नाहितासने- 
रष्टिः इति । नात्र, अ्रपिशब्दोषस्ति | तस्मात्‌ पिंतुयज्ञ नातुल्यमेतत्‌ ॥ १०॥ चतुर्होतू- 
होमेष्वनाहिताग्नेरेवाधिकरणम्‌ । १॥ हच 


र 


[उपनयनाद्भहोमानां लो किकाग्नावतुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥ २॥ ] 
` इदमामनत्ति-उपतयंस्तिसुभिजुंहुयाद्‌- इति । तत्र संदेहः।' किमयं होम 
ग्राघानसंस्कृतेष्वरिनषूतासंस्क्ृतेष्विति। कि प्राप्तम्‌ ? | 


व्याख्या -जो कहा है पितृयज्ञ के समान [ दोनों का है | -- 
| ` पितयज्ञे संयुक्तस्य पुनवंचनम्‌ । १०॥ 
सुत्रार्थः (पितृयज्ञे) पितृयज्ञ में (संयुक्तस्य) आहितारिनि के साथ संवद्ध का (पुन- 
वंचनम्‌) पुनः वचन है -अप्यनाहिताग्निना कार्येः-<श्रंनाहिताग्नि से भी कायं है। छ 
व्याख्या-पितुयज्ञ में युक्त (--ठोक) है । वहां आहिताग्नि से संयुक्त [ पितृयज्ञ ] 
का यह पुनः कथन होता है--अप्यनाहिताग्निंना :कार्य: (=भ्रनाहितारिन से भी करणीय 
है)। यह 'अंनाहितारिन का भो' वचन ग्रनाहितार्नि के सार्थ भ्रन्वाचय (= अनु =पइ्चात्‌ आचय 
=वढ़ाना=जोड़ना) करता है । यहाँ (=चतुर्होतुहोमविषय में) बेसा नहीं है.। नियोग से 
एक ही निर्देश है-एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः । यहां 'प्रपि' शब्द नहीं है । ` इससे पितुयज्ञ 
“के तुल्य नहं है ॥१०॥  .--. क्ल माका | 


11. व्याख्या--यह पढ़ते हैं--उपनयंस्तिसूभिजु हुयात्‌ (--उपनयन को प्राप्त होता 
हुआ तीन ऋचाशों से होम करे) । इसमें सन्देह होता है--क्या यह होम झाघान से संस्कृत 
छ भाता मत मनो पा मा, होता १ 1777 5 7777 स्रसंस्कृत भर्नियो में । कया प्राप्त होता हे? -: ः 

नक संक्षकाण्ड पात न न 
सामो पाहे करोत दते प । (1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठेऽच्याये भ्रष्टमपादे भ्रधि०-२ सूत्र १२ १९९६ 


__ : . उपनयन्नादधीत होमसंयोगात ११॥ (पू०) | 
उपनयन्नादधीतेति’ । कुतः ? होमसंयोगादाहवनीयस्य, यदाहवनीये जुहोतिः 


- तेन सोऽस्याभीष्टः घ्रीतो भवतीति । तस्मादाधानोत्तरकाला एते होमा" इति ॥११॥ 


ग्ट्यपती ष्टिवरळोकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात ॥१२॥ (उ०) 


न चैतदस्ति, ग्राधायैवंजातीयकं होतव्यमिति । कि तहि ? लौकिक एव प्रवर्ते- 
तेति । कुतः ? विद्याकर्मानुपूर्वत्वात्‌ । विद्याग्रहणार्था इमे होमाः। विद्यावतश्चा- 
foie Ds RNa प मक त. पस 


उपनयन्नादधोत होमसंयोगात्‌ ॥११॥ bE 
सुत्रार्थः -- (उपनयन्‌) ` उपनयन को प्राप्त हुआ (आदधीत) अग्नियों का श्राधान क्रे, 
(होमसंयोगात) होम के साथ संयोग होने से । 


व्याख्या उपनयन को प्राप्त होता हुआ भ्ग्नियों का आधान करे। किस हेतु से ? 
झाहवनीय का होम के साथ संयोग होने से--यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो 
भवति (=जो झाहवनीय में होम करता है उससे वह झाहवनीय इस यजमान का इष्ट योर 

प्रीत होता है) । इससे भ्राधान के उत्तरकाल वाले ये होम हे ॥११॥ स्र 


स्थपतीष्टिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपुर्वेत्वात्‌ ॥ १२॥ 

__ सुनरार्थः-(वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (स्थपतीष्टिवत्‌) 
निषाद स्थपति की इष्टि के समान (सौकिके) लौकिक अग्नि में उक्त होम होव । (विद्या 
कर्मानुपूर्वत्वात्‌) विद्याः=स्वाध्याय= वेदाध्ययन के लिये होमरूप क्रम के पूवं होने से तथां 
आघांन के विद्यापूवक होने से ['विद्याकर्मानुपूवत्वात' का प्रथं अस्पष्ट है। व्याख्याकारों में 
कुछ मतभेद है] । : 1" 

व्याख्या- यह नहीं है--श्राघान करके ही इस प्रकार का होस करना चाहिये । तो 
क्या है ? लौकिक अग्नि में ही प्रवृत्त होवे । किंस हेतु से ? विद्याकर्स के अनुपूर्वे होने से । 
विद्या के ग्रहण के लिये ये होम हैं. और विद्यावाले को झाधान का अधिकार हे; [उसी का 


र्क क मक न SEH ्न्नन्न्सस्स्कास्यच्स 
२७७, १५६०) लोगाक्षिवचनमेवमुद्ध्रियते--पक्षान्तं कर्मे निवंत्यं. वेश्वदेवे च मासिकम्‌ । 


पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्‌ ततोञ्न्वाहायंक बुधः ।' ० काठकसंकलने काठकगुह्यभागे, पृष्ठ ४४। . . 
१, इत उत्तरं 'संस्कृतेष्वग्निष्विति' अधिकः पाठः पूलामुद्रिते स चासम्बद्ध इव । 
२. 'इति स्थितिः’ इति काशीमुद्रिते .पाठः। ` ` 5 
३. 'स्थपतिवत्‌’ इति लिखिंतपुंस्तकेषु पाठ इति पूनासंस्करणे टिप्पणी । भाष्ये 'यथा 
स्थपतीष्ट्घाम्‌'' इति. पाठदर्शनात्‌ यथामुद्वितं पाठो हि भाष्यसम्मतः प्रतिभाति ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


55६ . 5; :7 £मीर्मोसोशाबरें-भाष्ये:- ८ 
रधानाधिकार: । सामथ्यौत्‌ । प्रैत|झाधानोत्तरकालता नैषामवकल्पते। यथा स्थ- 
प्रतीष्टयाम्‌॥ १२ - ”. --- "¦: “= ९ 137९5 प) 


1; `; ;.7 आधात च 'मार्यासँगुक्तम्‌ ॥१३॥.(उ०) 
ग्राधानं च भार्यासंयुक्‍तं श्र. यते । विद्यांग्रहणोत्तरकालिश्च दारसंग्रहः। तस्मा- 
दपि-नावकल्पते -पूर्वेकालताऽऽघानस्य ।। १३।। 
- - :अ्रत्रा$ह-र्‍या पूर्वमाधानाद्‌ दारक्रिया, सा कर्मार्था -भविष्यति ।- वचनाच्चोः 
ध्वैमाधानादपत्यार्था । द्वयोरपि कालयोः पिण्डपितूयज्ञवन्नेष दोषो _भविष्यतीति। 
अत्रोच्यते-- 1200] 
अक्रमे चोल्ेमाधानात्‌ तत्समवायो हि कर्मेभि'॥१४॥ (३०) 


~ 


______, “2 TO SESE gE SE 2 ESN FO 
ग्राधीन में] सामश्यं होते से -। इससे : आधानोत्तरकालता इन होमों की उपपन्न नहीं होती है । 
जैसे स्यपर्तिःको-इष्टि-मेंत -- 77 2 14 " 
¦ बिवरण यथा स्थपतीष्ट्याम्‌--यह संकेत अगले स्थपतीष्देलोकिकारिनष्वनुष्ठानाधिः 
करणम की ओर है । इस विषय में आगे देखें ॥;१२।। ...- : 

> :- - आधानं. च भार्यासंयुक्तम्‌.॥१ ३॥ 


17 सुंत्राथ:-- (आधानम्‌ः) आघान (च) भी. (भार्यातंयुक्तम्‌) भार्या=पत्नी के साथ 
बिहित है । उपनयन काल में भार्या का भ्रभाव होने से..इस; समय विहित होम लौकिकारितु 
में होंगे 1 क 
' ~ ब्याख्या = आधान भी :मार्या'के साथ सुना जाता है । विद्याग्रहण के उत्तरकाल में 
आर्या का संग्रह होता है । इससे भी झाधान ' की पुर्वकालता उपपन्न नहीं होती 'है:।१३।। :' 

व्यास्या--इस/ विषय सें::कहते हैं - जो भ्राघान.से पुनं “दारक्रिया (= विवाह) वह 
कर्माय.' (होमाय) होंगी ओर वचनःसे-्राघान के पश्चात्‌ .की-दारङ्किया -अपत्याथ होगी, 
दोनों हो कालों सें पिर्ण्डपितुयज्ञ के समान:[ होने, से] यह दोष नहीं होगा। .इस विषय 
कहते हुँन 2 


POE 
(1 


~ 


विवरण .पिण्डपितुयक्षवंत-- इसका ` तात्पय हैं जेसे ` पिण्डपितृयज्ञ ' आहिताग्नि 

अनाहिताग्नि दोनों के लिये कहा है अर्थात्‌ अंग्न्यीधान के.पेश्‍चात और पूर्व दोनों कालों में होती 

है (० इसी पांद का पूवः भरच सण्‌) :तद॒त्‌ दार्भं भी सप्नाधोन से “पूर्व और :पश्चात्‌ 

अवस्थाप्रों में मिर हैं अन्न प्रयोजन के लिये होगा! एशे। . . ˆ '. `` 

' ४ अकर्म चोष्वेमाघानात्‌ तत्समंदायोः हि क्मभिः १४४: .: 
:- (आधानात्‌) अघने से. (अवस्‌). पोळे !दारकमः (अकरम) कतव्य गदी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५१ - षष्ठेऽध्याये श्रष्टमपादे, ग्रधि० २ सु० १५ २०० 


भ्रकर्म च दारक्रियाया श्राधानोत्तरकालम्‌*। कुतः ? ग्राहवनीयादिसमवायो 
हि कमंभिर्भवति । स्वार्थं चाग्नय ग्राधातव्या इति नियमः । तस्मादुभयस्मिन्तपि काले 


-दारसंग्रह इत्येतन्नास्ति ॥१४। _' '. 
श्राद्धवदिति चेद । १६॥ (आ०) 


1.५ ती 100 


___ अत्राऽऽह--यथा पिण्डपितृयज्ञ ग्राहिताग्नेरनाहिताग्नेरच भवति; :एव ..दार- 
संग्रहोऽपीतिः यदुक्तं, तत्परिहतेव्यम्‌. ॥ १५॥ ८ 


है । (तत्समवायः) ग्राहवनीयादि का सम्बन्ध (हि) निश्चय से (कर्मभिः) कमं के साथ है) 
` इससे श्राधान के पश्चात्‌ दारक्रिया.नहीं होगी । 


विशेष--कुतृहलवृत्ति में 'तत्‌" पद नहीं दै । सूंत्राथं हे--'ग्राधान के परचात्‌ दारक्रिया 
नहीं हो सकती है । दारसंग्रह धर्मार्थ है और आधान करने पर उस भार्या का कर्मे के साथ 
संबन्ध हो जाता है । इस से प्रंपोजन न होने से पुनः दारक्रिपा नहीं होगी” । यह सूत्रार्थं सरल 
'एंबं स्पष्ट है। ` 

व्याख्या--अकतंव्य भी है दारकमं श्राधान के पश्चात्‌ । किस हेतु से? ग्राहवनीय आदि 
का सम्बन्ध कर्मों के साथ होता है ।.शौर भ्ररिनियों - का. आघान [दम्पती द्वारा] स्वप्रयोजन के 
लिंगे किया जाता है यह नियम है । इससे दोनों कालों में दारसंग्रहः होगा, यह नहीं है।।१४॥ 

श्राद्धवदिति चेत्‌ 1॥१५॥ > 

सुत्रार्थः -- (श्राद्धवतू) श्राद्ध = पिण्डपितृयज्ञं के समान होवे अर्थात्‌ जैसे पिण्डपितृयज्ञ 
आधान से पूर्व और पाधा के परचात्‌ दोनों कालों में कहा है तदत्‌.दारसंग्रह भी होवे (इति 
चेत्‌) ऐसा ` कहो तो । 

व्याख्या--यहां कहते हैं -जैसे पिण्डपितृयज्ञ ग्राहितारिन भौरं अनाहिताग्नि दोनों का 
होता है, इसी प्रकार दारसंग्रह भी होवे, ऐंसा जो कहा हैः उसका परिहारः करो । 

विवरण - पितुयज्ञ की चर्चा पूर्व धिकरण में भी हुई है और इस झधिकरण में उसे 
पिण्डपितृयज्ञ रौं र-श्राद्ध शाब्द से कहां गया है । संहिता ब्राह्मण और ्ौतसूत्रों नें अमावास्या के 
दिन भ्रपराहु में' जों पितृयज्ञ विहित हैं; उसका वर्तमानकालिक पौराणिक. श्राद्ध के साथ कोई 
संबन्ध नहीं है। अमावास्या महीने का अन्तिम .दिन है - (दाक्षिणात्य ` प्रथानुसार, “एव अमप- 
वास्या. के लिये पंचाज्भ में :३० [संख्या के त्िदेशा।नुसार))-॥) जो/ पिता: पितामह आदि गृहभार 
पुत्रो' फर ,छोइ कूर-वत़स्थ हो गये हैं, या एहस्य से उपरत;होकर.ग्रास सें ही पुत्रों से पृथक्‌ 
रहते हैं, उनके झ्ागामी, मासः की अन्त वस्त्र झदि को तनक र को .पुरा ... करना .-पुत्र-का 
कतव्य होता है । उसी.का. निदर्शन उक्त पितृयज्ञ वा श्राद्ध में कराया जाता है। यहां केवल 


। 7-7 गुब्ितच्येव “मयाकाले पाे॥ 5 ` | :३. ४.055 १7 ०.१५९. 


CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये` 


न श्रतिविप्रतिषेधात्‌ ॥१६॥ (आ० नि०) 

नैतदेवम* । श्रतिविप्रतिषेधो हि भवति । एवं क्रियमाणे दारकर्मणि विद्या- 
ग्रहणोत्तरकालं श्र यमाणं पूर्वं क्रियत इति विप्रतिषिद्धम्‌ । ग्रर्थादन्यदेवेदमिति चेत्‌ ? 
न | अर्थप्राप्तस्यैव कालनियम एषः । उपनयनं च कर्मार्थम्‌ । तद्द्वितीयस्यां विप्रति 
विध्येत ।। १६॥ 

ग्रथोच्येत, प्रागाधानाच्च कर्मा्थैव, ऊर्ध्वं चापत्यार्थेवास्य भविष्यतिः। तेनेवं 
सति, ग्रस्य न किचिद्विरोत्स्यत इति । उच्यते । 

सर्वार्थत्वाच्च .पुत्रार्थों न प्रयोजयेत्‌ ॥१७॥ (उ०) 
नैतदेवम्‌ । सर्वार्था हि सा न 'केवलमपत्यार्थतामेष्यति । तदुक्तम्‌ फलो- 


२००२ 


लान न नान --ट््ब्ब्ब्ब्बब्ब््‌ 
- पितृयज्ञ की विधिमात्र करने-से कृताथंता नहीं समभनी चाहिये | अपितु वास्तविकरूप में अपने 
पिता पितामह रादि की भोजन वस्त्र की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिये, तभी पितृयज्ञ 
सफल होगा और पितृयज्ञ का ग्राहूर्ता स्वर्गभाक्‌ होगा ॥ १५॥ 
न श्रुतिविप्रतिषेषात्‌ ॥१६॥ ` 

सुत्राथः--(न) ऐसा नहीं है (श्रृतिविप्रतिषेधात) श्रुतिं का विरोध होने से । [श्रुति- 
विरोध भाष्य में देखें] है 

व्याख्या-- यह ऐसा नहीं है [अर्थात्‌ ग्राधान से पुवं र पदचात्‌ दो बार दारसग्रह . 
युक्त नहीं है] । श्रुति का विरोध-होता है । इस प्रकार दारकमं करने पर विद्याग्रहण के उत्तर- 
काल में श्र यमाण [ विद्याग्रहण से] पुर्व करना होगा, यह विरोध है । प्रयोजन साम्यं से यह 
(=विद्याग्रहणं के उत्तर काल वाला) [दारग्रहण] श्रन्य होवे ऐसा कहा जाये तो, यह ठीक 
नहीँ है । प्रयोजन से प्राप्त [ दारग्रहण] का ही यह काल का तियमं है झोर उपनयन कमे के 
लिये है। वह द्वितीय [दारक्रिया] सें विरुद्ध होवे ॥ १६॥ : 

. ` व्याख्या -यदि कहो-्राधान से पूवं [दारसंग्रह] कर्मार्थं ही होवे ओर [आधान 
द कें] ऊध्वं भ्रपत्याथं ही इस [दो बार दारसंग्रह] का होगा । ऐसा होने पर इसका कुछ - विरोध 
नहीं होगा । इस विषय में कहते हैं-- 

ब सर्वाथंत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत्‌ ॥ १७॥ 

सुत्राथः--दारसंग्रह के (सर्वायेत्वात्‌) कमं भ्रोर पुत्र सब के लिये होने से (च) भी 
पुत्र प्रयोजन पुनः दारसंग्रह को (न) नहीं (प्रयोजयेत्‌) प्रेरित करेगा॥ ` 

व्यास्या--ऐसा नहीं है । वह भार्या सब प्रयोजनों के लिये है, केवल अपत्य प्रयोजन 


० डिक 
दु 'नेवम्‌ इति काशीमुद्रिते पाठ: । २. 'केवलमपत्यार्था भविष्यति? इति पाठान्त रम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri 
षष्ठेऽध्याये अष्टमपादे श्रधि० २ सू० १८ २००३ 


त्साहाबिश्ञेषाद्‌* इति । तस्मादपि न द्विर्दारसंग्रहः। अपि चैवं स्मयंते-अमें चार्थं च 
कामे च .नातिचरितव्या* इति । एवं सत्यतिचरिता स्यात्‌ । श्रतोऽपि न द्विर्दारसंग्रहः 
एकेव भार्या कर्मार्थाऽपत्यार्था च । तस्याइच विद्याग्रहणोत्तरक्ालत्ता । ग्रतो ना&घान- 
संस्कृतेष्वेते होमा इति ॥ १७॥ 


सोम्रपानात्‌ तु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ ।१८॥ (उ०) 


गृह्यत एतत्‌-प्रागुपनयनाच्चास्ति पत्नीति । यढुक्तमेकैव पत्नीति तन्न ` 
मृष्यते । यथैव स्मृतिः--धर्मे चार्थे.च कामे च नातिचरितव्याः इति। धमंप्रजासंपन्ने 
दारे नान्यां कुर्वीत' इति च । एवमिदमपि स्मयंत एव श्रन्यतरापायेःन्यां कुर्वीत इति । 
तस्माद्यस्य न घर्मसंपन्ना, न प्रजासंपन्ता वा पत्नी; सोऽन्यां कुर्वतिति। सोमपाना- 


को बह प्राप्त नहीं होगी । कहा है-फलोत्साहाविशेषात्‌ (=फल के प्रति उत्साह विशेष 
रखने वाली होने से याग करेगी) । इस से भी दो बार दारसंग्रह नहीं है। आर भी, इस 
प्रकार स्मरण करते हैँ- धर्मे चाथ च कामे च नातिचरितव्या (= घम अर्थ और काम 
में परित्याग नहीं करना चाहिये) । इस प्रकार (= केवल झपत्यार्थंता मानने पर) [धर्म के 
प्रति] श्रतिचरित (=परित्पक्त) होगी । इस से भी दो बार दारसंग्रह नहीं है। एक हो 
भार्या कर्म और भ्रपत्य के लिये है । और उसका [संग्रह] विद्याग्रहण के उत्तरकाल में है। इस - 
से [ये उपनयन] होम आधान से संस्कृत झगिनियों में नहों होते हैं ॥१७॥ 


सोमपानात्‌ तु घ्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ ॥ १८॥। 

2 सुत्राथं:--(सोमपानात्‌ ) . सोमपान से (तु ) तो (द्वितीयस्य) द्वितीय दारसंग्रह की 
(प्रापणम्‌) प्राप्ति दर्शाई है । (तस्मात्‌) इससे [दुसरी भार्या का] (उपयच्छेत्‌) उद्यमन करे 
अर्थात्‌ दूसरा विवाह करे । ८ 

व्याख्या -यह स्वीकार करते हैं--उपनयन से पूर्व पत्नी नहीं है । किन्तु जो कहा है 

(एक ही पत्नी होवे! उसे सहन नहीं करते । जेसी स्मृति है-धर्म चार्थ च कामे च नाति- 
चरितव्या (= घमं भर्थं और काम में परित्याग नहीं करना चाहिये) रोर ध्मंप्रजासम्पन्ने 
दारे. नान्यां कुर्वीत (=धमं भ्रौर प्रजा से सम्पन्न भार्या के होने पर दूसरी पत्नो न करे) । 
इसी प्रकार यह भी स्मरण किया जाता है (यह भो स्मृति है) - ्रच्यतरापायेऽन्यां 
कुर्वीत (=षघमं वा प्रजा में से किसी एक से रहित होने पर अन्य पत्नी करे) । इससे जिस 
की पत्ती घर्मसम्पन्ता वा प्रजासम्पन्ना नहीं वह अन्य पत्नी करे । और 'सोसपानात्‌' इस ग्रथं- 
` वाद का आचार्य कथन करते हैं। सोमपो न द्वितीयां जायां ग्रभ्यषूयत (जिसने सोम पिया 


१. मी० 1११३ . - २. ्रनुपलब्धसूलम्‌ । 
३. झप० घमं २।११।१२।। . ४- झनुपलब्धमूलम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रुग्ण्ड ` मीमांसा-शाबर-भा 
दितिं चार्थंवादं व्यपदिशति स्म । सोमपो मः द्वितींयां -जायामम्यषूयत इति-द्वितीया- 
मपि जायां दर्शयति॥१८॥ . `; »। 
अथ कथं पिंतूयज्ञस्यं वौ कोलाविंतिं ? उच्यते (7 पा 
पितृयज्ञे तु दशनात्‌ मागाधानात्‌ प्रतीयेत ॥१९॥ (उ०) ` 


वचनें हि तत्र दृस्यते भ्रप्यनाहिताग्निना कार्यः ` इति । तस्मात्‌ प्रागाधानात्‌ 
पितृयज्ञ इंति॥१६॥ -उपनयनाङ्कहोमानां लोकिकारनावनुष्ठानाधिकरणम्‌ ।।२।। 


ee स्थपतीष्टेलों किकारिनष्वनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥३॥] | 
__ अस्ति स्थपंतीष्टिः-एतया निषादस्थपति याजयेद' इंति । तत्र संदेहः-_किमा- 


है बह दुसरी जाया को प्राप्त न करे) यह [ अ्रथंवाद | इसरो जाया को दर्शाता हे । 
विवरण- घमंप्रजासम्पन्ने दारे--भार्यावाचक 'दार' शब्द संस्कृतभाषा में पुल्लिङ्ग 
शोर बहुवचन में प्रयुक्त होता है- दाराक्षतलाजाः बहुत्वं च (पाणि० लिङ्गा० पुल्लिङ्ग 
प्रकरण सुत्र ७२) । इस बहुत्व को प्रायिक जानना चाहिये । इसी. प्रकार भ्रप्सुमनस्समासिकता- 
वर्षाणां बहुत्वं च (पाणि० लिद्धा० स्त्रीलिङ्ग प्रकरण २७) से विहित बहुत्व भी प्रायिक है 
(इ० तारानाथ तकंवाचस्पति भट्टाचायंक्रत टीका) ॥ १८ 
` व्याख्या--पितृयज्ञ में दो काल (=ग्राधान से पुर्व और आधान के पश्चात्‌) कहे हैं! 
इस विषय में कहते हैं -- ह. > 
पितृयज्ञ तु दशनात्‌ प्रागाधानात्‌ प्रतोयेंत १९॥ -. 
सुत्राथ -- (पितृयज्ञ) पितृयज्ञ के विषय में (तु) तो (दर्शनात) 'रप्यनाहितार्निता 
कायः वचन के दर्शन से (आघानात्‌ ) आधान से (प्राक्‌ ) पूर्व (प्रतीयेत) पितृरज्ञ जाना जातां है 
~ _ विशेष--पितृयज्ञ की श्राघान से पूर्व प्राप्ति “अंप्यनाहिताग्निना कार्य: वचन से पूर्व 
१० वें सुत्र में कह दो है'। यहां प्रसंगात्‌ उसका पु्नानिदेश जानना चाहिये । 


| . व्याख्या--वहां (=पितुयज्ञ के दो कालों के सम्वन्ध में) वचनं. देखा जाता हैं- 
अप्यनाहितार्तिना कायः (=भ्ननाहितार्ति से भी पितृयज्ञ करणीयं है) । इससे आधान से 
पितूयन्ञ होता:है ॥१६॥  . - Fn RE कय 1122 


डु 


ताति) षक हे तया. गिवादस्था 


याजयेत्‌ १ ३०.-तया निषादस्थपति याजयेत्‌ । मे० सं० २२४ एंतयेवा षादस्थपर्ति 
२।२।४।। एतयैवावुता निषाद 
तु ॥ आप० शत ९।१४।१२॥ ु 


कक 
क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
» षष्ठेऽध्याये ग्रष्टसपादे ग्रधि> ३ सु० २१ २००५ 


घानसंस्कृतेष्वग्निषु स्यादुतःलौकिकेष्वितिः ? कि प्राप्तम्‌? ..:: | 
_स्थपतीष्टिः प्रयाजवदग्न्यांधेयं भयोजयेत्तादरथ्याच्चापशृज्येत ॥२०॥। (पु०) 
_ ` संस्कृतेष्विति। कथम्‌ ? यदाहवनीये जुहोति इत्येवमादिवचनात्‌ ।. ननु शुद्र" 
स्याऽऽहवनीयाभावान्ञास्ति तस्य श्रुतिरितिः। उच्यते । सा ह्याहवनीयं प्रयोजयेत्‌ । 
यथा प्रयाजानश्षुतान्‌ प्रयोजयति । एवं चोदकसामर्थ्यादिति । तादर्थ्याच्चापवृज्येत । 
स्थपतीष्टचर्थं चाऽहिता अग्नयः। तंस्यांमपवृक्तायामपवृज्येरन्‌ । धारणं हि तेषां 
दुष्टकार्येमाम्नातम्‌, अतिक्रान्ते कार्य न स्यादिति॥२०॥ 
` अपि वा छोकिकेऽगनो स्यादाधानस्यासबेशेषत्वात्‌ ॥२१॥ (३० ) 
याजयेत्‌ (= इस इष्टि से निषादस्थपति का यजन उत दध इ ह्यसि का यजन कराये) | इसमें सदेह होता हैः कराये) । इसमें संन्देह होता है - क्या 
झाघान से संस्कृत अग्नियों में [यह इष्टि] होवे अथवा लौकिक झग्नियों में ? क्या प्राप्त 
होता हे 11:14. आ कयी NR क 

` ` स्थपतीष्टिः प्रयाजवद्‌ श्रगन्याधेयं प्रयोजयेत_ तादर्थ्याच्चापवृज्येत ॥२०॥ | 

सुत्राथः-- (स्थपतीप्टिः ) निषादस्थपति- के विषय में कही गई इष्ट (प्रयाजवत्‌) प्रयाजों 

के समान .(अर्त्याधेयम्‌) अग्न्याधान को (प्रयोजयेत्‌) प्रयोजित करे | (च) भौर (तादर्थ्यात्‌ ) 


भर्तियों के इष्टि.के लिये होते से. (प्रपवृज्येत) इष्टि की समाप्ति के पुश्चात्‌ समाप्त हो जावें । 


व्याख्या--संस्कृत भ्ररिनयो में । किस हेतु से ? यदाहवनीये .जुहोति (=जो झा- 
हवनीय में होम करता-है) इत्यादि वचन से. ,(शाक्षेप) -शूद्र के . आहवनीय के “अभाव से 
उसकी-[ आहवनीय विषयक] श्रुति नहीं है । (समाधान) वह .(= इष्टि) आहवनीय को प्रयो- 
जित करे । जैसे [स्थपति-इष्टि में]. अश्रुत प्रयाजो को. [इष्टि] प्रयोजित. करती है। इसी 
प्रकार चोदक: ( = प्रकृतिवद्‌ विकृतिः) वचन ` के सामथ्यं से [प्राहवच्रीग्रादि अर्नियों को] 
प्रयोजित करे | और [इन अग्नियों के] तादर्थ्ये .( = स्थपतिः इष्टि के लिये) होने से निवृत्त 
होवें।-स्थपति-इष्टि के लिये श्रग्नियों का. आधान किया है ।॥ उस ( -=स्थपति-इष्टि) के 
निवृत्त (= पूर्ण) होने पर [अ्रग्लियाँ भी | निवृत्त होवे । उनका [अग्नियो का] घारण दृष्ट 
प्रयोजन के लिये- कहा है । कार्य के अतिक्रान्त -( = पूर्ण) : होने. पर-[घारण] न. होवे। ` 
: ४ - बिवरण - धारणं हि तेषां दृष्टकायम्‌ धानः से संस्कृत अर्नियों:का धारण करना 
(- सतत प्रज्वलित रखना) दृष्ट कायं है, क्योंकि उनमें अग्निहीत्र , द्षपूणेमास प्रादि -उत्तर 
कर्म करने-होते हैं ।-अग्नियों का धारण यतः दृष्ट, कमे है - अतः. निषादस्थपति ने इष्टि के लिये 
.जिन 'अग्मियों.;का. आघात. किया है, उस इष्टिःके 'पूण होने पर्‌ वे. भग्नियां . समाप्त हो 
जायेगी; क्योंकि-उसे।कोई-अत्य इष्टिःतो-करनी, नहीं है ॥३० | ये ` | 
८५ 3 ¦ ` "अपि वा लौकिंकेंञनो स्यादाधात्तस्यासवेशेषत्वात ॥२१॥ - . | 
> :: त्राचे (अपिवा). ग्मरपि बाः ये पढ पूर्व उक्त पक्ष.की' निवृत्ति करते है । स्थपति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 210 eGangotri 
२००६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । लौकिकेष्वरिनिषु स्यान्न संस्कृतेषु । कुतः ? आधान- 
स्यासवँशेषत्वात्‌ । सर्वेकमंशेषभूता ग्रग्नयः । तदङ्गमाधानं, न कर्माङ्गम्‌ । श्रत्यादीः 
नामभावान्त कमंप्रयुक्तताऽऽधानस्य, वाक्यसामर्थ्याच्चारिनप्रयुक्तत्वम्‌ । यच्च दशंपूर्ण- ` 
मासप्रयुक्तं, तच्चोदकेन प्राप्यते, न द्रव्यप्रयुक्तम्‌ । तस्माल्लौकिकेष्वरिनिष स्थपतीष्टि- 
रिति ॥२१॥ स्थपतोष्टेलौकिकाग्निष्वनुष्ठानाधिकरणम्‌ 11३॥ 


अन्ना सर. 


की इष्टि (लौकिकेःग्नो) लौकिक अग्नि में (स्थात्‌) होवे। (ग्राधानस्य) आधानकम के 
(असवंशषेषत्वात्‌) सम्पूर्ण यज्ञकर्मों काशेष--अज्जञ न होने से। [विशेष भाष्य व्याख्या में 
देखे] । | 
व्याख्या - “प्रपि वा' से पक्ष की निवृत्ति होती है। लौकिक भ्रग्नियों में [स्यपति- 
इष्टि] होवे, संस्कृत अग्नियों में न होवे । किस हेतु से) श्वाधान के सर्वशेष न होने से। 
प्रग्नियां [दर्शपूर्णमास झांदि] सब कर्मों की शेष (=भ्रङ्क) भूत हैं। उन झग्नियों का अङ्ग 
हे साधान, वह कर्म का अङ्ग नहीं है । शति आदि के भाव से ्राघान की कर्मों से प्रयुक्तता 
नहीं है [अर्थात्‌ ग्राथान कर्मा से प्रयोजित नहीं हैं] । वाक्य के सामथ्यं से [ग्राधान का] अग्नि 
प्रयुक्तस्य है । झर जो दर््वुर्णमास से प्रयुक्त है वह चोदक से प्राप्त कराया जाता है, द्रव्य- 
प्रयुक्त प्राप्त नहीं कराया जाता है । इससे लौकिक शग्नियो में स्थपतीष्टि होवे । 
विवरण न कर्माङ्गम्‌--लोक में देखा जाता है क्रि घट की उत्पत्ति में जो साक्षात्‌ 

निमित्त होता है वही कारण माना जाता है। यथा कुलाल, चक्र, मृत्तिका आादि। मृत्तिका के 
झानयत में गदभ कारण होता है, परन्तु उसे घट का कारण नहीं माना जाता है । इसी प्रकार 
यहां यदाहवनीये जुहोति प्रादि से दशंपू्णमास ग्रादि कर्मों का अङ्ग भग्नियां हैं और भ्रग्नियों 
का अङ्ग आधानकर्म है । अतः ग्राधान के दशंपूणेमास का अङ्ग न होने से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कार्या वचन से जेसे स्थपतीष्ट में प्रयाज अतिदिष्ट होते हैं इस प्रकार आधान का.श्रतिदेश नहीं 
होता है । यही बात अगले यच्च दशंपुर्णेमासभ्रयुक्तं तच्चोदकेन प्राप्यते वाक्य से कही है । न ब्रव्य- 
“युक्तम्‌ इसका भाव यह है कि धान भ्रर्निरूप द्रव्य से प्रयोजित हैं, क्योंकि अग्नियों की 
स्रिद्धि ग्राधान के विना नहीं होती है । भ्त: ्राधान के दझंपूणमास से प्रयोजित न हीने से 
स्थपतीष्टि में ग्राधान प्राप्त नहीं होगा |. 

५ ~ विशेष मनु० १०1८ में ब्राह्मण से शद्रा स्त्री में उत्पन्न वर्णसंकर को निषाद कहा है 
अस्तुत भ्रधिकरण में निषादस्थपति को योनि के प्रभाव-से शुद्र मानकर विचार किया है! 
बीज और क्षेत्र में कौन प्रधान है। इसमें लोक प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी वृक्ष के बीज को 
किसी. मी प्रकार के क्षेत्र में डाल दिया जाये, उसमें बीजानुसार ही वृक्ष की उत्पत्ति होगी । केवल 
अन्तर इतना है कि क्षेत्र के. उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने पर वृक्ष की उत्तमता मध्यमता और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये अष्टमपादे अ्रधि० ४ सू० २२ | २००७ 


[ ग्रवकीणिपदायागस्य लौकिकारनावनुष्ठानाधिकरणम्‌॥४॥ ] 


अस्त्यवकीणिपशुः-ब्रह्मचार्यवकीर्णी नेऋ त॑ गर्देभमालभेत' इति । तत्र 
संदेहः--कि तदर्थमाधानं कतंव्यमुत लौकिकेष्वग्निषु तद्वततेति ? 


निकृष्टता पर तो प्रभाव पड़ता है, परन्तु क्षेत्र के प्रभाव से बीज बोयें आम का और वृक्ष पैदा 
होवे नीम का, यह कभी नहीं देखा जाता है । फिर मनुष्य की उत्पत्ति में आधुनिक घमेशास्त्र- 
कारों ने बहुत घपला मचाया है । जहां उनको भ्रभीष्ट होता है बीज को प्रधान मान लेते हैं 
और जहां उनकी इच्छा होती है वहां क्षेत्र को । इस. विषय में हमने पूवं निषादस्थपत्यधिकरण 
(मी० ६।१। अ० १३ सुत्र १२) की भाष्यव्याख्या के विवरण (पृष्ठ १६७६--१६७९) में 
विस्तार से विवेचना की है और वहां बीज को प्रधानता देकर निषाद को उपनयन वेदाध्ययन 
आधान. और सर्व॑ श्रौतकर्मो का अधिकार दर्शाया है । दुजंनतोष न्याय से योनि की प्रधानता 
पक्ष में भी भ्रापस्तम्बश्नौत के व्याख्याकार रुद्रदत्त ने ६।१४।१३ की व्याख्या में ग्राप० श्रौत 
१।१६।९ के ह॒विष्कृदाधावेति शूद्रस्य को उद्धृत करके दर्शाया है कि निषाद को शूद्र मांनने 
पर भी प्रकृत इष्टि में निषादस्थपति का अधिकार मानने पर वह इष्टि ही उस इष्टि के योग्य 
विद्या और अरिन को आक्षिप्त कर लेगी अर्थात्‌ तावन्मात्र कार्योपयोगी वेदाध्ययन भोर भग्नियों 
का ग्राघान वह कर सकता है ॥२१॥ 


व्याख्या- श्चवर्कीणी व्यक्ति से सम्बद्ध पशुयाग है- ब्रह्माचार्यवकीर्णी नेऋ तं गर्देभ- 
मालभेत (--्वकीर्णी = कामनापूवंक ब्रह्मचर्यं को नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी निऋति 
देवता वाले गर्दभ का ग्रालभन करे) । इसमें सन्देह होता है- क्या उस (== पशुयाग) के लिये . 
झाघान करना चाहिये अथवा लौकिक अग्नि में उसे किया .जाये ? 

विवरण --अवकीर्णो --शभ्रवकीर्णी शब्द अवकीणं (>बिखरा हुआ अथवा बखेरा हुआ ) 
शब्द से मत्वथ में इनि होकर बनता है । भतः सामान्य शब्दार्थं होगा--बिखरा या बिखेरा 
हुआ है जिसका । यहां यह शब्द जिस ब्रह्मचारी ने अपने वीर्ये का पार्त किया है, उसके लिये 
प्रयुक्त हुआ है । सायणाचार्य ने सामविधान ब्राह्मण १।७।४ के भाष्य में लिखा है-- 


खण्डितं ब्रतिनां रेतो येन स्याद्‌ ब्रह्मचारिणः ।  . . 
-  कासतो, नामतः प्राहुरवकोर्णोति तं बुघाः॥ 
अर्थात--जिससे ब्रतघारियों वा ब्रह्मचारी. का कामना पूवक वीये खण्डित होवे, - 
उसको बुधजन नाम से भरवकीर्णी कहते हैं । [यहां “ब्रतिना' तथा 'ब्रह्मचारिणा' पाठ होना 


` १, अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र कात्या० श्रौत १।१।१३; झाप० घर्मं १।२६।८; बौधा० 
घमं २।१।३५-३५ प्रमूतीनि द्रष्टव्यानि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२००६ ` ` `भ्रीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अर्वकी णिपशाइच तद्वदाधानस्यामाप्तकालत्वात्‌ ॥२२॥। (३०) 
अवकीणिपशुइच तद्ददित्यधिकरणातिदेशः । पूर्वेस्याधिकरणस्य . यः. , पूर्वेपक्ष 
सो$त्र पूर्व: पक्ष: । यः सिद्धान्तः, स सिद्धान्त: । सर्वार्थमांधांनंम्‌ । तस्मादाहिताग्नि- 
व्वितिःपूर्वे: पक्ष: । आधघानस्याप्राप्तकालत्वादिति, . सिद्धान्त: । अप्राप्तोश्यमाधानस्य 
काल इत्येत्तदुक्तम्‌' । तस्मादिदमपि कम्‌ लौकिकेष्विति ॥२२॥ श्वकोणिपशुयागस्प 
णम्‌ ॥४॥ ८ 


* टन->-२>>>>> 


चाहिये । गौतम स्मृति २३।१७ के मस्करीभाष्य में ऐसा हीः पाठ उद्धृत है] 1-. 
. झाम्निवेदय गृह्यसूत्र २ ७५ में लिखा है-- ˆ | 
अथ ब्रह्मचायंवकीर्णो भवति योःय्रोनी रेतःपातेन. वा सन्ध्यालोपेन चोदफुम्भलोपेनारिन 
कायलोपेन चा । 
. आर्थात्‌- ब्रह्मचारी म्रवक्तीर्णी होता है--अयोनि-में वीर्यं के-पात. से, सन्ध्या के .लोप 
से, उदकुम्भ के लोप से अथवा भ्रग्निकाये (.=भ्नग्निहोत्र) के लोपःसे |. - 


अवक्रीणिपशुशव तद्ठदाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ ॥२२॥ 
- ` _ सूत्रार्थः (अवकीणिपशुः) ` अवकीर्णी सम्बन्धी पशुयाग (च) भी (तद्वत्‌) स्थपतीष्टि 
के समान लौकिक अग्नि में होवे । (ग्राधानस्य) झाधान के (अप्राप्तकालत्वात्‌) काल के 
प्राप्त न होने से । * 
व्याख्या-- झवकीर्णी का प्रशुयाग भी उसी प्रकार” यह अधिकरण का प्रंतिदेश है। 
पूर्व म्रधिक्रण का जो.पुब पक्ष है वह यहां पुर्वपक्ष है, जो सिद्धान्त है वह सिद्धान्त है। आधान 
सब [यों] के लिये है । इससे ग्राहिताग्तियो में [यह पशुयाग] होवे, यह पूर्व पक्ष है। आधान 
: के प्राप्तताालवाला न -होने से यह सिद्धान्त है.। मह झ्राघान का काल प्राप्त नहीं है यह कह 
चुके हैं । इससे:यह कम भी लौकिकाग्नियाँ में होवे। | 
विशेष --अवकीर्णी गर्देभ पशु का श्रालम्भन करके याग करे । ऐसा विधान हमें उप" 
लब्ब संहिता श्रोर ब्राह्मणग्नन्यो में नहीं मिला । श्रौतसूत्रों में भी केवल कात्यायन श्रोत (१।१। 
१३) में इसका विकल्प से विधि है--वाधवरकोर्णिनों गर्वभेज्या (पक्ष में झाज्यहोम विहित 
है, कक के मत में) । चमेस में प्रायः वकी णी के सिये: गंदभेज्यों को. विधान मिलता है । 
_यथा आप० 'चंमे® शारे६द; बोधा० ` घमे' ¦ २१६५०३६; चसिष्ठ > घर्मे 5 ररक 
मनु? ११।११5 इत्यादि 1. इसके साथ हो कही कहीं ` आज्याहुति का भी विधान 


क्त 


(पोष माचय धाना ११-१२॥ पृष्ठ ११३९ ॥ तक हनर २५161915 38 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ बष्ठेऽष्याये श्रष्टमपादे भ्रधि० ४, सू० २२ २००६ 
? 
है। यधा--वौधा० धर्म ४।१।१०; गौतम धर्म० २५।१--५॥ गौतम धर्म० २५।३ के मस्करी 
भाष्य में स्मृत्यन्तर के प्रमाण से यथाशक्ति सावित्री-जापः का विधान भी दर्शाया है। 
ग्रवकीर्णी के प्रायश्चित्त का सब से प्राचीन उल्लेख तैत्ति० आर० २।१८ में मिलता 
है। यहाँ भी यह प्रासङ्गिक है । इस अनुवाक के आरम्भ में सायणाचार्य ने लिखा है-- प्राय- 


इिचत्तार्थस्वाध्यायप्रसंगादवकी णिप्रायक्चित्तमुच्यते | इस प्रायव्चित्त में ग्रमावास्या के दिन रात्रि 
में अग्नि का प्रणयन करके दो आज्याहुतियों का विधान हे - 


यो ब्रह्मचायंवकिरेदमावास्यायां रात्र्यार्माग्न प्रणीयोपसमाधाय हिराज्यस्योपघातं 
जुहोति -कामावकीर्णोऽस्म्परवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा, कामाभिदुग्घोऽस्म्यभिदुरघोऽस्मि 
कामकामाय स्वाहा । इत्यमृतं वा ग्राज्यममृतमेवात्मन्त्ते । 


लगभग ऐसा ही उल्लेख ग्राग्निवेश्य गृह्य २७७1४ में मिलता हे । 

यहां दो बातें विशेष विचारणीय हैं- 

प्रथम --जव अवकीर्णी की गदमेज्या का विधान संहिता और ब्राह्मण में हे ही नहीं तव 
इसके संत्कृत ग्रग्नियो में करने की प्राप्ति ही नहीं होती हे । यह विषय वस्तुतः गृह्यसुत्र और 
धमंसूत्र से सम्बन्ध रखता है । समातं कमं लौकिक अर्ति में ही होते हैं। अतः इस. विषय का 
मीमांसा में विचार करना भी अप्रासङ्िक है । 

हितीय-ब्रह्मचारी ने एक तो अपने व्रत को खण्डित किया श्रौर उसके प्रायदिचत्त के 
लिये एक गर्दभ को हिसा और की । क्या गदभेज्या से 'प्रायरिचित्त सम्भव है ?, 

गर्देभेज्या पर विचार -हमारे विचार में यहां गदंभ विना विचार किये कार्य करने 
वाले का प्रतीक है । तदनुसार अवकीर्णी स्वयं गदंभतुल्य है । उसकी प्रायदिचित्तरूप इज्या वह 
गर्देभेज्या जाननी चाहिये (यह इज्या त० आ० २।१० के अनुसार ' झाज्य से होगी) । लोक 
में भी एक मुहावरा प्रसिद्ध है-गघापच्चीसी । इसका तात्पर्य है--१६ वर्ष से २५ वषं तक की 
आयु ऐसी होती है कि मनुज्य स्त्रयं भ्रपने हानि-लाभ को सोचने में भ्रसमर्थं होता है। शरीर मन 
और आत्मा में उत्साह ग्रोर कुछ कर गुजरने को उमङ्ग होती है । अतः इसी समय में मनुष्य 
के भावी जीवन की नींव पड़ती है । सत्तंगति भौर-योग्य निर्देशक यदि प्राप्त हो जायें तो वह 
उत्तम महान्‌ बन जाता है तथा कुसंगति झौर ग्रयोग्य मार्येदशंक मिल जायें तो भावी जीवन 
नष्ट हो जाता है | अतः हमारी दृष्टि में भ्रवकीर्णी की गदंभेज्या के मूल में यही तत्त्व निहित 
रहा: होगा, परन्तु-उत्तरकाल में शब्द के तात्पयं का विचार न करके मुख्याथ का ग्रहण करके 
यह निकृष्ट कर्म प्रारम्भ हो गथा । 'इसकी परिणति झिइनात्‌ प्राशित्रादानम्‌ (का० श्रौत १।१। 
१७) में हुई। प्राशित्र नाम यजनीय पुरोडाश से जो यव बराबर भाग ग्रहण किया जाता 'है। 
यह भाग ब्रह्मा का होता है, वह उसे भक्षण करता है। यहां यह गदभ के शिएन से गृहीत कहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०१० ` मोमांसा-शावरः-भाष्ये 
[ देवकरमणामुदगयनादिकालनियराधिकरणम्‌ ॥५।॥। | 


दैवानि कर्माण्युदाहरणमुपतयनप्रभृती नि । तत्र संदेहः-किमनियतेः -काले 
देवानि कतंव्यान्युत उदगयनपुव॑पक्षाह:पुण्याहेष्विति ? अनियत इति प्राप्ते-- 


गया है । झव.पाठक स्वयं सोचें यह दाममा कहां तक वैदिक हो सकता है। . | 
वस्तुतः पुवे धिकरण में निषादस्थपति की इष्टि के विषय में जो विचार किया है वह 


.भी शास्त्रानुकूल नहीं है । हम पूर्व (पृष्ठ २००६, २००७) में लिख चुके हैं कि निषादस्थपति को 


वेदाध्ययन और अग्न्याधान का अधिकार शास्त्रसम्मत है। वहां यह भी लिखा ..है कि यदि 
निषादस्थपति शूदर है तो तया निषादस्थपति याजयेत्‌ (मे० .सं० २।२।४) के अनुसार 
शुद्र को कौन ब्राह्मण ऋत्विक्‌ याग करायेगा* । क्योंकि वतमान धर्मंशास्त्रों में शुद्र को याजन 
का निषेध किया हँ । तब यह कमें केसे पूर्ण होगा । 

इस विवेचना से प्रतीत होता हे इस पाद के २०-२१-२२ सूत्र पीछे से जोडे: गये हैं। 
मीमांसा में शरन्यत्र भी कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनकी भाष्यकार ने व्याख्या. नहीं की ।  भट्टकुमारिल 
ने उनकी व्याख्या की हे । यथा पूवं अ० ३ पाद ४ सूत्र. ९ के झनन्तर ऐसे ६ सूत्र हैं (द्र० पृष्ठ 
९३० ९४२) तथा इसी पाद में संख्या २४-२५ के सूत्र हैं। यद्यपि भाष्यपुस्तकों में. व्याख्या 
उपलब्ध होती है, तथापि-भट्टकुमारिल ने दुपूटीका में लिखा है-+- *उत्तरसुन्रद्वयं. .न! व्या- 
ख्यातं िष्प्रयोजनत्वात्‌' । इस लेख से विदित होता-हे किः इन सूत्रों की जो व्याख्या उपलब्ध 
होती हे, वह शबर स्वामी की नहीं है ।।२२॥ 


nnn 


, _, व्याख्या- देवकं उपनयन प्रभृतिं उदाहरण. हं । उनमें, सन्देह होता है-क्या ये 
दवकम अनियत काल में. करते चाहिये ग्रथवा. उदगयन (उत्तरायण), पूर्वपक्ष ( = शुक्ल 
पक्ष) के दिन शौर पुण्य (उत्तम) दिन में ? अनियत समय में, ऐसा प्राप्त होने पर-- 

`  विवरण--य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत,. स. पोर्णमास्याममावास्यायां वा यजेत 
(मी० ४३1३९ भाष्य में उद्धृत; . अ्रथत:---य्राप० श्रौत १०।२।२८ ) 5 इस वचन से श्रौत 


-इष्टि आदिः का काल नियत :हे;। इसी प्रकार अग्निहोत्र का भी सायं जुहोति, प्रातजु होति से 


काल नियत: है । अतः यहां देव कमं से उपनयन प्रमृति का ग्रहण इष्ट हे। पूर्वपक्षः अमान्त- 


हक द कसले ससा; नकर ल स ल घण लिय कर्काचायं. ने सस्मवृतः यही सोचकर 'निषादस्थपति याजयेत्‌? का अर्थ 'निषादस्थ- 
पतियजे (का? श्रौत १।१।१२) अर्थात्‌ निषादस्थपति याग करे । , इस अर्थ में भी स्थिति 
द ही अन्ये यान को।अछिया कोन बतायेगा ? यागोपयोगी मन्त्रों का अध्ययन कंसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ षष्ठेऽध्याये ग्रष्टमपादे ग्रधि० ५, सू० २३ २०११. 


उदगयनपूर्वपक्षाह:पुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थद्र्शनात्‌ ॥२३॥ (उ०) 

. उदगयनादिष्वित्युच्यते | कुतः ? एवं स्मरन्ति-तेष कालेष देवानीति । "रूपा- 
थवादश्च -एतद्व देवानां रूपं, यढुदगयन, “पुर्वेपक्षो$ह: इति । न च वयं देवादीनां 
रूपं विद्म: । ग्रथ त्वेषु कालेषु दैवानि क्रियन्ते, तत एतेन' संबन्धेन रूपवचनमव- 
कल्पते । अन्यार्थ च वाक्यमेतद दशयति - पर्वाह वे देवानां, मध्यंदिनो मनष्याणाम 
श्रपराहहुः पितृणास्‌“ इति । तस्मादेतेषु. कालेषु देवानि-स्युरिति-॥॥२३॥ 


मास की दृष्टि ये पूर्वपक्ष शुक्लपक्ष जानना चाहिये । अ्रहः--दिन। पुण्याहेषु-दिन,-को नौ 
भागों में बांटने पर प्रथम तृतीय पञ्चम सप्तम और नवम भाग में. पुण्याहं शब्द रूढ़ ह ऐसा 
कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा हं.। दिन को नौ भागों में बांटने पर दिन की ३० घड़ियों का. .नवम 
भाग ३ घड़ी २० पल (नाड़ी) होता हे (१२ घण्टे के दिन में, नवमभाग होगा, १-घण्टा 
२० मिनट) । र 


उदगयनपुवपक्षाहःपुण्यांहेषुं दवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 

"` ` सुत्रार्थः “-(उदगयनपू्वंपक्षाहःपुण्याहेषु ) उत्तरायण, पृंवेपक्ष, दिन भौर पुण्याहं = दिन 
के उत्तम समय में (देवानि) दैवकर्म करने चाहिये (स्मृतिरूपान्यार्थेदशंनात्‌) स्मृति, रूप 
श्रौर अन्याथ के दर्शन से। : ` ` (७ 8) 

विज्षेष--उदगयनपुवपक्ष०--यहां उदगयनं च पुर्वपक्षदच ग्रहरच पुण्याहइच इस प्रकार. 
इन्द्र समास जानना चाहिये | यहां उदगयनस्य यः पूर्वपक्षः तस्य यदहः तस्य पुण्याहेषु इस प्रकार थे 
षष्ठी समास करने पर उदगयनपुवपक्षाहः यहां समासान्त टच्‌ प्रत्यय की प्राप्ति होगी । 
` व्याख्या -उदगयन आदि में ऐसा कहते हैं । किस हेतु से एसा स्मरण. करते हैं ( = _ 
स्मृतिकार पढ़ते हैं) -- इन कालों में देवकर्म होवें। [देवों के] रूप को कहने वाला प्रथवाद 
भी-एतद वे देवानां रूपं यदुदगयतं पूर्वेपक्षीञ्ह: (=यह देवों का रूप है जो उत्तरायण, 
पुर्वपक्ष ग्रौरे दिन) । हम देव आदि का रूप नहों जानते हैं, परन्तु इन कालो में देवकर्म किये ' 
जाते हैं। इससे इस (-=देव) संबन्ध से रूपवचन उपपन्न होता है । अन्य अर्थ को कहनेवाला' 
वाक्य यह दर्शाता है - पूर्वाह्हो वे देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌ भ्रपराह्हः पितृणाम्‌ ` 
(=पर्वाह्न देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का भर भ्रपराह्ह पितरों का) इससे इन कालों में ` 
दव कम होवे । रथ र 
विवरण--न वयं देवादीनां रूपं पश्यामः--भाष्यकार देवता को शरीरघारी नहीं 


'स्मृतिरूपान्याथंदर्शन च भवति । एतद्व' इति क्वाचित्कोऽपपाठः। ˆ` 
'पुंवपक्षाहरिति' इति पूनामुद्रितेऽ्पपाठ;।. - ३. ग्रनुपलब्ध्रमूलम्‌। .. 
४. शत०्ब्रा० २४२५ ` ` bE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०१२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


अहनि च कमँसाकल्यस्‌ ॥२४।। (उ०) 


१[अहनि च विशेषः । सकलं कर्माहन्येव शक्यते कतु मिति, न रात्रौ करि- 
व्यते ॥२४॥ ] देवकर्मेणामुदययनादिकालनियमाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


es 


मानते हैं (आगे ० ९।१।६ में कहेंगे); ग्रतः यह लिखा है। अन्यार्थ च वाक्यम्‌ -यह 
वाक्य पितुयञ्च' के अपराहह काल को दशनि के लिये है । इससे देव कर्मों का काल भी दर्शा 
दिया है । एतेषु कालेषु-सुत्र में उपात्त उदगयन, पूर्वपक्ष, दिन भौर पुण्याह सव का समुच्चित 
काल ने उपलब्ध होने पर इन में से यथासंभव काल को स्वीकार करना चाहिये, ऐसा भट्ट 
कुमारिल का कहना है ॥२३॥ र २ 


. . .. हनि च कमंसाकल्यम_ ॥ २४।॥। 
___ सृत्रार्थ:--(भहनि) दिन में (च) ही (कमंसाकल्यम) सम्पूर्ण कर्म करना चाहिये, 
रात्रि में नहीं करना चाह्यि) ' 
` विशेष- मुद्रित व्याख्या के अनुसार “च' शब्द एवार्थक है । कुतूहलवृत्तिकार ने प्रकृत 
सुत्र की इस प्रकार व्याख्या की है--'*जव दिन के पांच भागों में दैव कर्म करने हैं तो *वूर्वाह्ो 


वे देवानाम्‌' यह व्यथं है । रतः कहते हैं--दिन में भी पूर्वाह्न के आदर से कर्म का अम्युदय 
विशेष जानना चाहिये 1” र 


५ व्याख्या - दिन में. विशेष भो है । सम्पुर्ण कमं दिन में ही किया जा सकता है, इससे 
रात्रि में नहीं करगे। २ [ 
| ` विवरणे-इस सूत्र और उत्तर सूत्र के विषय में भट्ट कुमारिल ने टुपूटीका में लिखा 
है उत्तरसूत्रदर्‍यं न व्याख्यातं निष्प्रयोजनत्वात्‌ । दिन और रात्रि में कमं पूर्ण होता ही है 
 झिर्थात्‌ किया ही जाता है] ।” भट्ट कुमारिल के निष्प्रयोजनत्वात्‌ का ग्रभिंप्राय-.है --श्रयम 
सूत्र के मन्द युक्तिवाला होने से भौर द्वितीय सूत्र के पूर्वाधिकरण. (६।५। अधि० ५) से ही 


प्राय: गतार्थ होने से (पनां संस्करण की टिप्पणी का तात्पर्य ) । इससे स्पष्ट है कि. यहां मुद्रित 
भाष्यपाठ शबरस्वामी का नहीं हे ॥२४॥ ु 


कन्नन 


भाइ eo क पि गती 5 यात शबरस्वामिना न कृतमिति भट्टकुमारिल 
कोष्टके ° ५६ । तस्मादनयोः सुत्रयोमु'द्रधमाणं भाष्यं | लेह 
प्रदत्तम्‌ । सुत्रयोमुं द्रयमाणं भाष्यं न शबरस्वामिकृतमिति म 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। ८ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बष्डेऽध्याये ग्रष्टमपादे श्रधि० ७, सूत्र २६ » २०१३: 


[ पिःयकर्मणामपरपक्षादिकालनियमाधिकरणम, ॥६॥ | 
इतरेषु तु पित्र्‍याणि ॥२५॥| (उ०) 


'[श्राद्वादोन्यपरपक्षे$पराहल च । स्मृतिरूपान्याथंदर्शनात्‌ ॥२५॥] पित्र्य- 
हसणासपरवक्षादिकालनियमाधिकरणम 11६॥ 


ज्ग्रोतिष्टोमे भतिवननसोसक्रययोनित्यताधिकरणम_ ।।७1॥ | 


इदं समाम्नायते ज्योतिष्टोमे- द्वादश रात्रोर्दोक्षितो भृत वन्वीत' इति । 
तथा सोमं क्रीणाति? इति । तत्र संदेह:--कि यस्य न विद्यते भुतिस्तेन वनितव्याः यस्य 
च न विद्यते सोमस्तेन क्र तव्यः, उतोभयथाऽपि सति चासति च ? कि प्राप्तम्‌ ? 


इतरेषु तु पित्र्याणि ॥२५॥ 

सुत्राथः-- (इतरेषु) देव कमं के कहे गये कालों से अन्यो में अर्थात्‌ अपर पक्ष=कृष्ण 
पक्ष और श्रपराह्नु में (तु) ही (पित्र्याणि) पितुसम्बन्धी कमं होवे । 

व्यास्या- भाड झादि अपर पक्ष (= कृष्ण पक्ष) झर गपराहह में होव .। स्मृतिरूप 
अन्याथ-दशन से) 

विवरण- इस सूत्र पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-पितुसम्बन्धी कम प्रतिदिन उदक- | 
तर्पण; श्रमावास्या में पिण्डपितृयज्ञ, दोनों पक्षों में श्राद्ध, पोणंमासी में चातुर्मास्यकाल अर्थात्‌ 
साकमेध पर्वान्तगेत महापिण्डपितुयज्ञास्य क्रिया. आदि. नियतकाल की क्रियाओं को छोड़कर शेषः 
पितृसम्बन्धी कर्मों के लिये सूत्र है (द्र० टुप्टीका तथा पूना सं० पुष्ठ १५१५ की टिप्पणी )।॥।२५॥ - 


व्योख्या- ज्योतिष्टोम में यह पढ़ा जाता है- द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भृति वन्वीत 
( == १२ रात्रिपर्य'त दीक्षित भुति= दक्षिणार्थं भिक्षा कौ याचना करे) । तथा सोमं क्रीणाति 
(= सोम को खरीवता है) इनमें सन्देह होता है- क्या जिसके पास भूति नहीं है उसे याचना 
करनी चाहिये, जिसके पास सोम नहौं है उसे सोम खरीदना चाहिये ग्रथवा दोनों ही स्थितियों 


में चाहे होवे चाहे न होवे ? क्या प्राप्त होता है ? 


१. द्र० पूवं पृष्ठ २०१२, टि० १ । ` | 

२. द्र० पूवंत्र पृष्ठ १८६८, टि० १ । (मी० ६।५।२६) । 

३. अनुपलब्धमुलम्‌ । मी० ३।१। ग्रधि० ६। सुत्र १२ भाष्य उद्धृतम्‌. ' «० एक- 
हायन्या सोमं क्लोणाति। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०१४- - -  मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यांच्य्याक्रयणम विद्यमाने लोकवत्‌ ॥२६॥ (पू०) ` 


याच्ञाक्रयणमविद्यमाने भतिधने सोमे च स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? '्रव्यसद्भावार्थ 
याच्ञाक्रयणमर्थवद्‌ भविष्यति । तद्‌ विद्यमानेऽनर्थंकम्‌ । अनर्थक॑ चोक्तमपि न 


कतंव्यम्‌ । तस्मादविद्यमाने भवेत्‌ । लोकवत्‌;। यथा यस्य लोके नास्ति द्रव्य, स. 


याचते "क्रीणाति च । एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ ॥२६॥ 
नियतं वाऽ्थेवस्वात्‌ स्यात्‌. २७॥ (३०) 


नियतं वा याच्ञाक्रयणम्‌ः। तद्विद्यमानेऽविद्यमाने च .द्रव्ये स्यात्‌ । एवं _याच्ञा- . 


क्रपणमर्थवद्‌ भवति । ज्योतिष्टोमप्रयुक्तं हि तच्छ यते, न द्रव्यप्रयुक्तम्‌ । तच्च नित्यं 


ज्योतिष्टोमस्य । नैवं वचनं भवति -- यदा द्रव्यं नास्ति तदा कतंव्यमिति । ज्योति-" 


याच्ञाक्रयणमविद्यमाने लोकवत्‌ ॥२६॥ 
सुन्रार्थ: -- (याच्ञाक्रपणम्‌) भृति की याचना ग्रौर सोम का क्रय (अविद्यमाने) अपने 


पास न होने पर करे, (लोकवत्‌) जसे जोक में जिसके पास'जो वस्तु: नहीं होती है: उसकी 


याचना वा ऋय करता है, ग्रपने पासं विद्यमान होने पर याचना वा क्रय नहीं करता । 
व्याख्या -याचनां और कम भूति घन और सोम के न होने पर होवे। किस हेतु से ? 

द्रव्य के सद्भाव ( = विद्यमान होते) के लिये याच्ञा ग्रौर क्रय र्थ वान्‌ होगा, बह (= याच्ज्रा 

और क्रय) विद्यमान होने पर ग्रन्थक है । ग्रनर्येक कहा हुआ भी नहीं करना चाहिये ।. इससे 


[भृति ग्रौर सोम के] न होने पर. [याच्ञा झर क्रय] होवे । लोकः के समान । जसे लोक मे 


जिसके पास द्रव्य नहीं है वह 'याचना करता और क्रय करता है । इसी प्रकार यहां भो. देखना 


चाहिये (== जानना चाहिये) ^|।२६॥ 
नियतं वाऽथंवत्त्वात्‌ःस्यात्‌ ॥२७॥ 
सुत्रार्यः-.(वा.) '्वा'.शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (नियतम्‌) याच्ञा 


आर क्रय नियतः= नित्य (स्यात्‌) होवं (अ्रथवत्वात्‌ ) ` ऋतु के. ग्रपूर्वं जननरूप अर्थ से युक्त 


होने से । अन्यथा ज्योतिष्टोम में पाठ भ्रनर्थक होवे । 


५.) व्याख्या --याच्या झर क्रय नियत ही है । वह द्रव्य के विद्यमान होने. वा अविद्यमान ७ 
होने पर होवे । इस प्रकार याच्या शोर क्रय प्रयोजनवान होता है।. बहु (->याच्जा और 


कप) ज्योतिष्टोम से प्रवृत सुना जाता है, द्रव्य से प्रयुक्त नहीं 
१ सुनो जाता हे [श्र्यात्‌ दक्षिणा 
के लिये घन भोर सोम न होवे सो याच्ञा वा ऋ करे | 4 वह. (॑ूयाच्छा: और क्रप का 


कप 2 
- 1 ^ अव्यसभवार्थ' इति पूनामुद्रिते पाठ: | 
'कौणीते' इति पाठान्तरम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| निष 0: [६3 
३. 'मविष्यति' इति पाठान्तरम्‌ । , ... 


mE 980७ 2. «० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽच्याये ग्रष्टमपादे प्रधि० ७, सू० २७ २०१५ 


ष्टोमस्य च नित्यमङ्गमुक्तं, द्रव्याभावो निमित्तमुक्तमिति परिकल्प्येत । कल्पनायां 
शब्दो वाध्येत । झतो याच्ञाक्यणसंस्कृतं द्रन्यमिहोपयोक्तव्यम्‌ । अन्यथा वेगुण्यं 
भवति । तस्मात्‌ सति चासति च द्रव्ये याच्ञाक्रयणमनुष्ठातव्यमिति । ग्रथ यदुक्तं, 
-सोकवदिति। लोके कर्मार्थलक्षणं भवति, न शब्दलक्षणम्‌ । यथाऽर्थस्तथा क्रियते, 
न यथा शब्दः । वेदे तु शब्देनेवार्थो$वगम्यते, तथैवानुष्ठेयमिति । तस्माद्‌ विद्यमानेऽपि 
कतेव्यम्‌ ॥२७॥ ज्योतिष्टोमे भुतिवननसोमत्रययो नित्यताधिकरणम्‌ ॥७॥ 


id 0 मजल बी 
अवण) ज्योतिष्टोम का नित्य हे । ऐसा वचन नहीं होता है-- जब द्रव्य न होवे तब [याच्ञा 
_ चा कय] करना चाहिये । वह ज्योतिष्टोम का नित्य अङ्ग कहा गया है, खव्य का प्रभाव 
निमित्त कहा गया है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी । कल्पना में शब्द बाधित होगा [अर्थात्‌ 
नित्यवत्‌ कहा गया याच्ञा और फय का शब्द द्रव्य के विद्यमान होने पर बाधित होगा, उसकी 
आवश्यकता न होने से] । इससे याच्या और क्रय से संस्कृत द्रव्य : का यहां उपयोग करना 
चाहिये । अन्यथा [कर्म] गुण से रहित होता है । इससे द्रव्य के होने वा न होने पर [प्रर्थात्‌ 
सभी अवस्था में] याच्या और क्रय का अनुष्ठान करना चाहिये। श्रोर जो कहा है लोक के 
समान ? लोक में कमं ग्रयलक्षण (= प्रयोजनानुकूल) होता है, शब्द लक्षण (= शन्दमात्र 
से बोधित) नहीं होता है । जैसा प्रयोजन. होता है वेसे किया जाता है, न कि जैसे शब्द कहता 
है। वेद में तो शब्द से ही भ्रथ॑ज्ञात होता है, [ अतः] उसी प्रकार अनुष्ठान करना. चाहिये-। 
इसलिये द्रव्य के विद्यमान होने पर भी याच्या भ्रौर क्रय करना चाहिये। . 

विवरण --तद्‌ विद्यमानेऽविद्यमानेऽपि द्रव्ये--इस निर्णय का तात्पर्य हमारे विचार में 
इस प्रकार जात्तना चाहिये । सोमादि याग का अधिकार त्रेवणिक को है यह सवंतन्त्र सिद्धान्त 
है । ब्राह्मण के लिये धर्मशास्त्र में परिग्रह का प्रतिषेध किया है। अधिक से अविक उसे एक वर्ष 
के लिये पर्याप्त अन्तादि के परिग्रह का आदेश है (द्र० मनु० ४७ की कुल्लूक भट्ट की टीका; 
याज्ञ० स्मृति ११२४) । इस दृष्टि से सोमयाग में होने वाले व्यय के लिये ब्राह्मण को याचना 
करनी स्वाभाविक है । क्षत्रिय और वैश्य के लिये तावद्‌ द्रव्य की स्थिति होने पर उसके लिये 
भी याचना का निर्देश अहंकार की निवृत्यर्थ है। सोमयाग में दीक्षित क्षत्रिय और वैद्य को 
भी ब्राह्मण ही माना ,गया है--ब्राह्मण. इत्येब वेदयराजन्ययोरपि थुतेः (कात्या० श्रौत 
७४११) । sy SPIE [ 
विशेष यहां भाष्यकार ने ज्योतिष्टोम में दादशरात्रिभूति को याचना को नित्यवत्‌ 
झाम्नात-साना है । पूवं :दीक्षादक्षिणयोः प्रघानतांधिकरण (मी० ३।७ सुत्र ११, पृष्ठ १०५५ में 
ज्योतिष्टोम की १२ दीक्षाएं कहीं हैं। मी० ६।५ अघि० ८ में सुत्र २९ के भाष्य सें ज्योति- 
ष्टोम की १२ दीक्षाएं स्वीकार करके दीक्षा के एका तिस्रः आदि को विक्ृतियों में माना है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नः मौमांसा-शावर-भाष्ये 
२०१६ प्ामास 


[ज्योतिष्टोमादिषु पयोब्रतादीतामपि नित्यताधिकरणम्‌ ॥८॥ | 


ज्योतिष्टोमे श्रयते -पयो व्रतं ब्राह्मणस्य, यवागू राजन्यस्य, श्रासिक्षा वेश्यः 
स्य इति । तथा दक्षंपूर्णमासयो: प्रं षः - प्रोक्षणीरासादय, इध्मार्बहिरुपसादय, स्रुवं च 
“त्र चच समडिढ, पत्नीं संनह्याळज्येनोदेहिं इति। तथा वाजपेये श्र यते--दर्भमयं 
वासो भवतिः इति । पशौ संज्ञप्तहोमः*--यत्पशुर्मायुमक्ृतोरो वा पद्भिराहते, श्रर्नि- 
~ आनि SEE, 0 
[२९ वें सुत्र में द्वादशाह' पद कर्म विशेषवाचक स्वीकार नहीं किया है । इसी पक्ष के अनुसार 
प्रकृत सूत्र के भाष्य में भी ज्योतिष्टोम में द्वादश दीक्षा मानकर १२ दिन भृति की याचना 
कही है । इस प्रकार मी० ३।७। सूत्र ११ के भाष्य का मी० ६।५। सूत्र २६ तथा प्रकृत अघि- 
करण के साथ विरोध होता है । भट्ट कुमारिल ने मी० ६।५।२६ में द्वादशाह को द्वादशाह याग- 
परक मानकर द्वादश दीक्षाएं द्वादशाह में स्वीकार की हैं और वहीं १२ रात्रि भृति-याचना 
कही है । ज्योतिष्टोम में एकादीक्षा तिस्रो दीक्षाः आदि विकल्पों को स्वीकार किया है (विशेष 
रष्उब्य पूर्वे विवरण पृष्ठ १५६८-१८७१) ।।२७॥ 


व्याख्या--भ्रग्निष्टोम में सुना जाता है -पयो व्रतं ब्राह्मणस्य, यवागू राजन्यस्य, 
ग्रामिक्षा वेश्यस्य (=ब्राह्मण का व्रत = व्रतनीय भोज्यपदाथं द्ध हे, राजन्य का यवागू, 
'चेश्य का ्रामिक्षा) । तया दशंपोर्णमास में प्रेष है -प्रोक्षणीरासादय, इध्माबहिरुपसादय, 
सवं च स्रुचषच समृडिढ, पत्नीं सन्नह्याळज्येनोदेहि ( > प्रोक्षणी --जलयुक्त पात्र को रखो, 
इध्म और बहि को समीप में रखो, स्नूव और लुचों का संमाजेन --शोधन करो, पत्नी को 
[योक्त्र से] बांध कर आज्य के साथ झाझो) । तथा वाजपेय में सुना जाता है -दभेमयं 
वासो भवति (--दर्भ से बना हुग्ना बस्त्र होता है) । पशुयाग में संज्ञप्त होम कहा है 
'यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्धिराहते । ग्रग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वस्मान्मुञ्चत्वंहरसः (= 
मारे जाते हुए पशु ने [पीडा से] जो शब्द किया थवा पंरों से छाती को याहत किया | इस 
में जो पाप हुप्रा उस सब पाप से अग्नि मुझे मुक्त करे)। तथा -र्‍यो$्स्मान्‌ देष्टियं च वयं 


(ह १. अनुपलब्धमूलम्‌ । यवागू राजन्यस्य ब्रतम्‌ *०००५००- **-झामिक्षा वेश्यस्य******'” र 
पयो ब्राह्मणस्य । ते०सं० ६।२।५।२-३॥ पयो ब्राह्मणस्य व्रतं यवांगू राजन्यस्याऽऽमिक्षा वेश्यस्य । 


तेण ग्रा“ राप ~ 
` २-तँ१ बा० ३।२।९।१४॥ कात्याऽ श्रौत २६।२६॥ ३. मै० सं०. १।१९ीा। 
6 यी Fo मतेति संतप्त संज्ञप्तहोमं जुहोति । आप» श्रौतं ७।१७।३।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eS ७ क्ल PA क्क्लक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se 


२५३ बष्ठऽष्याये भ्रष्टमेपादे अंघिऽ ८ सुऽ रंद २०१७ . 


र्मा तस्मादेनसो विइवान्मुञ्चत्वंहसः' इतिं । तथां- योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं. द्विष्मं 
इति वचनान्युदाहरणानि ।* 


तेषु संदेहः - कि यस्यापरं भोजनं न विद्यते, स पयो ब्रतयेत्‌ यत्ागूमांमिक्षों 
वा, उत विद्यमानेऽपीति । तथा योऽप्र षितः प्र षार्थं न प्रतिपद्यते स प्रं षितव्य उत 
प्रतिपद्यमानोऽपीति । तथा यस्य सूत्रमयं वांसो नास्ति, स दर्भमयं परिदधीत, ` उत 
विद्यंमानेऽपीतिं । तथा यस्य पशुर्मायु' कुर्यात्‌ उरो वा पद्धिहँन्यात्‌ स एतेन मन्त्रेण 


द्विष्मः (=जो हम से द्वेष करता है यो हम जिस से द्वेष करते हैं)! ये वचने उदाहरण हुँ। 
इनमें सन्देह होता है । 
विवरण-- यवाग्‌ः-यवागू शब्द का लोक में लप्सिका (==लपसी=दलिया) अर्थे. में 
प्रयोग होता है । लपकी वा दलिया लोक में मुख्य रूप से गेहूं का प्रयुक्त होता है । , राजस्थान 
में जो, मक्की और वाजरा का भी वनता है। इसे राजस्थानी भाषा. में “घाट! -कहते; हैं। 
लपसी या दलिया रोगी के लिये जो बनाया जाता है वह पतला होता है । इसे .दूध में (भी 
बनाया जाता है । आयुर्वेद में चावल जौ वा गेहूं के दलिये को छः गुने पानी: में. पकाकर 
वनाया जाता है उसे यवागू कहते हैं । कर्मकाण्ड में प्रयुक्त यवाग एकभाग चावल को सोलहं- 
भाग पानी में पकाने पर आधा रह जाने पर निष्पन्न होता हे । यवागू शब्द *यु मिश्रणे” घातु. 
ग्रोणादिक '(३।८१) “्रागूच्‌' प्रत्यय होकर, निष्पन्न होता है । अर्थात्‌ यवागू. में पकाये 
` चावल गलकर पानी के साथ भ्रच्छे प्रकार मिश्रित हो जाते हैं। संज्ञप्तहोमः--प्रचलित प्रथानु- 
सार पशुयांग में पशु को मारने के अनन्तर दोषनिवृत्त्ययं जो होम किया जाता है, वह संज्ञप्त 
* होम कहाता हें.। . यत्पशर्मायमकत--यह मन्त्र तै० सं० ३।१।४।३ में पढ़ा हे । संहिता और 
ब्रह्मिग॒ ग्रन्थों के अनुसार ज्योतिष्टोम के अन्तरगत भ्रग्नीषोमीय पशुयांग को निख्ढादि पशुयागों 
, की प्रकृति माना गया है । श्रौतसुत्रों में संहिता वा ब्राह्यण में भ्रग्नीषोमीय पशु में कहे गये. सब 
धमं श्रोतपुत्रकारों ने निरूढ पशुबन्ध में पढ़े हूँ 


व्याख्या-उन में सन्देह होता है--क्या जिसका दूसरा कोई सज्य द्रव्य नहीं है वह 
दुध का भोजन करे श्रथवा यवाग्‌ वां आमिक्षा का, थवा. [अन्य भोज्यद्रव्य ] विद्यमान. . होने 
` पर भी इन्हीं का भक्षण करे । तथा जो विना प्रेष (=क्राज्ञा) दिये प्रषसम्बन्धी अथं को 
नहीं जानता, है, उसे प्रेष देना चाहिये. श्रथवा प्रतिपद्यमान (=जो सामयिक प्रेषकसं. को 
जानेवाला) है उसे भी प्रं ष देना चाहिये. तथा जिसका सुत का बना वस्त्र नहों है वह 
.. दर्भ से बना पहने अथवा [सुत का वस्त्र ].विद्यमान होने पर को दभ. का. - बना पहने।. तथा 
जिसका पशु [मारणकाल में] शब्द करे भ्रथवा पेरों से छाती को पोटे, वह इस मन्त्र से- होम 


१. तै० सं० ३।१।४।३॥। २. तै० सं° १।१।६।१॥। 
३.'वचनम्‌ । एतान्युंदाहरणवंचेनानि । तेषु’ इति पुनामुद्रिते पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०१८ > . मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


जहुयादुतान्योऽपि इति । तथा यो द्व ष्टि कंचिदन्येन त्ःद्विष्यते, स एव मन्त्रं ब्रयात 
योऽस्मान द्वेष्टीति, उताद्विषन्नद्विष्यमाणश्चापीति । 


तंयां भक्षमेषाच्छादनसंज्षप्तंहीमद्वेषम ॥ २८।। (उ०) 


तत्राधिकस्णातिदेशोऽयम्‌ । तत्र यः पूर्वेस्मिन्नधिकरण पूवः पक्षः स इह पूर्व 
पक्षः । यस्तत्र सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः । अविद्यमाने कुर्यादिति पूर्वे; पक्षः 1 ; नियतं 
वाऽथेवत्वादित्युत्तरः। स एवात्र न्यायो यः पूर्वत्र 1२८) ज्योतिष्टोसादिषु-पयोव्रता- 
' दीनामपि नियताधिकरणम्‌ ॥८॥ 


करे ग्रयवा ग्न्य भौ । तयां जो किसी से द्वेष करता है और भ्रन्य से द्वेष किया जाता है, वह 


ही योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि; इस सन्त्र को बोले भ्रथवा द्वेष न करता हुआ ओर किसी से द्वेष न 
किया जाता हुआ भी इस मन्त्र को बोले । 


तथा भक्षप्रषाच्छादनसज्ञप्तहोमद्रेषम्‌ ॥२८॥ 


सुत्रारथः-- (तथा ). पूवं अधिकरण के समान ही (अक्षप्रे षाच्छादनसंज्ञप्तहोमद्व षम्‌) 
भक्ष=पयोब्रत आदि, ग्रैष 'प्रोक्षणीरासदय' रादि, झाच्छादन== दर्भमयवस्त्र, संज्ञप्तहोम और 
द्वेष योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि’ न्त्र के पाठ के विषयःमें भी जानना चाहिये ॥ 


व्याख्या--इस विषय में यह [पुवं ] धिकरण का ग्तिदेश है । अतः वहां जो पुव 

''गघिकरण में पुर्वपक्ष है, वह यहां पूर्वपक्ष है । ग्रोर जो वहां सिद्धान्त है वह यहां सिद्धान्त है । 

झविद्यमान में करे यह पूवंपक्ष हे भ्रथवान्‌ होने से नियत है [चाहे द्रव्यादि होवे चाहे न होवे 
सभी का यह घम है] । वही यहां न्याय है जो पूवं . धिकरण में है । 


. ` विवरण -नियतं वाऽ्थवत्त्वात्‌ पूवं ग्रधिकरण में ज्योतिष्टोम में दक्षिणा आदि के 
लिये भिक्षा तथा सोम के क्रय के सम्बन्ध में कहा था कि यह ज्योतिष्टोम का नित्य अङ्ग है। 

प्रकृत में भी पयोव्रत प्रादि ज्योतिष्टोम का प्र ष, द्षपूर्णमास का, दर्भमयवास वाजपेय 
का, संज्ञप्तहोम पशुयाग का और योऽस्मान द्वेष्टि अदि मन्त्रपाठ दशंपुणंमास का नित्य अङ्ग 
है । अतः जसे ज्योतिष्टोम में भूति से प्राप्त द्रव्य भ्रौर क्रय किये गये सोम से ही याग 


करने से अदुष्टजनन द्वारा विधान भर्थवत्‌ होता है, ऐसा ही इन कर्मों में भी समझता 
चाहिये ॥२८॥। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये श्रष्टमपादे भ्रधि० ९, सूत्र २९ २०१९ 


[अपररात्रे ब्रतस्यानित्यताधिकरणम ॥६॥ ]. 
ज्योतिष्टोमे अ यते--सध्यंदिनेष्पररात्रे च' व्रत व्रतयति" इति.।, तत्र संदेह:-- 
कि नियतमपररात्रे ब्रतमुतानियतमिति ? कि.प्राप्तम्‌ ? नियतं वाऽर्थवत्तत्रात्स्या- 
दिति । एवं पराप्ते ब्रूमः es 5 ` 


अनर्थकं त्व्नित्यं स्यात्‌ ॥२९॥.. , ... . 
'अनर्थेक त्वनित्यं स्यात्‌ । यदैवं भन्येतास्मिन्‌ काले व्रतं में जरिष्यतीति तदा 
्रतयेत्‌ । यदा तु खलु मन्येत न सम्यग्‌ जरिष्यतीति, तदा तद्‌ब्रतं क्रियमाणमनर्थकं 


स्यात्‌ । यदि ह्यजीर्णेन यजमानो म्रियेत *तदा सवंतन्त्रलोपः स्यात्‌। तस्मान्न नियतं 
तस्मिन्‌ काले व्रतं ब्रतयितव्यमिति ॥२६॥ अ्रपररात्रे ब्रतस्यानित्यताधिकरणम, ॥९॥ 


CS 


व्याख्या- ज्योतिष्टोस में सुना जाता है --मध्यन्दिने$पररात्रे च व्रत व्रतयति (= 
(=मध्यन्दिन वा राति. के ग्रपरभाग में व्रत = भोज्यपदाथं ग्रहण करे) .। इसमें. सन्देह होता 
है कया रात्रि के श्रपरभाग में व्रत नियत है अथवा अनियत है ? क्या प्राप्त होता है ? नियत 
है भ्रथंवान्‌ होने से ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- -- | 

प्रनर्थेक त्वनित्यं स्यात. 1॥२९॥ 

सुत्रार्थः -- (अनर्थकम्‌) अजीणं रादि दोष को उत्पन्न करनेवाला अपररात्र का ब्रत 
अनर्थक = प्रयोजन से रहित (तु) तो (अनित्यम्‌) अनित्य = ग्रनियत (स्यात्‌) होवे । ष 

व्याख्या--भ्रनर्थक [नियम] तो अनित्य होवे। जब ऐसा समरे कि इस काल में ु 
[अक्षित] ब्रत मेरा पच जायेगा, तब ब्रत ग्रहण' करे । ्रौर जब समझे कि [मेरा भक्षित व्रत] 
अच्छे प्रकार नहीं पचेगा तब वह व्रत ग्रहण किया हुआ अनथक होवे । यदि अजीणं से यजमान 
मर जाये तो सारे तन्त्र (== कमं) का लोप हो जाये । इससे [व्रतकाल] नियत नहीं है उसी, CF i 


काल में व्रतभक्षण करना चाहिये । 7६7 
१. 'वां! इति पाठान्तरम्‌ । ह सक काल तता कान १. > ने 

( २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ज्योतिष्टोमे ब्रतग्रहणस्य द्वौ कालावुपदिष्टौ । प्रथमः- मध्यद्धिने “ . ६३४4 
मध्यरात्रे च (द्र तै० सं० ६।२।४।४; आप० श्रौत १०1१७३) 1 दवितीय:--प्रपराह् अपर ४८. > 
राजे च (शत० ब्रा० ३।२।२।१६; कात्या० श्रौत ७।४।२६; आप० श्रौत १०१७५): } जे र 
भाष्यपाठे मध्यन्दिनापररात्रयोर्यो निर्देश सः पाठञ्रंशजनितः स्यात्‌। मन्थेऽत्र कदाचिद्‌ उभे ˆ 
अपि पक्षे निदिष्टे स्याताम्‌ तयोमंध्यस्यो भागः "मध्यरात्रे इति अपराह्न? लेखकभ्रमादमन्तष्टः 

स्यात्‌ । च शब्दस्य स्थाने “वा' पाठान्तरमप्यस्येवोपोद्बलेकम्‌ । Est NG कल 


३, “तदा तन्त्रलोपः' तन्त्रलोपे च सर्वलोपः । तस्मात्‌’ इति क्राश्ीमुद्रिसे पाठः वि यु 5 ~ 


हे १1 
NN 
न्क. 


` ७, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०२० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


| अग्तीषोमीयपशुयागे छायवत एवाधिकाराधिकरणम_ ।। १०॥।] 


ज्योतिष्टोमे? श्रयते-यो दीक्षितो :यदगनीषोमीयं पशुमालभते इति । तत्र 
संदेहः-कि यः करिचित्‌ पशुरालम्भृचीय उत छाग इति । वक्ष्यमाणेनाभिध्रायेण 
भवति संशय: । 

नन्वेकेषामाम्नायते~अ्रजोऽनीषोमीय इति । सवशाखाप्रत्यय चक कमति। 
अत्रोच्यते । प्रतिशाखं भिन्नानि कर्माणीति कृत्वा चिन्ता | कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


पुज्ञोदनायामनियमोऽविशेषात्‌ ॥३०॥ (पू०) 


¦ › , िवरण--सध्यन्दिनेऽपररात्रे च- अपर रात्र का अर्थं होता है रात्रि के तृतीय भाग ` 
में | भाष्यकार ने जो वचन उद्धृत किया है ऐसा हमें कहीं नहीं मिला । ज्योतिष्टोम में ब्रत 
ग्रहण के दो काल उल्लिखित हैं । प्रथम--दिन में मध्याह्न में और रात्रि में मध्यरात्रि में (द्र० 
ते०,सं० ६।२।४।४; आप० श्रौत १०१७३) । दूसरा--दिन में ग्रपराह्न्‌==तीसरे पहर में 
झौर रात्रि में अपररात्र में (द्र० शत० ब्रा० ३।२।२।१६; कात्या० श्रौत ७।४।२६; झाप० श्रौत 
१०।१७।१)। यहां भाष्य में जेसा पाठ है उसके अनुसार दिन में मध्याह्न में और रात्रि में उत्तर 
रात्रि में निर्देश किया है | हमारा विचार है कि यहां कुछ पाठञ्रंश हुआ है। सम्भव है यहां 
दोनों कालों का निर्देश होवे--मध्यन्दिने मध्यरात्र इति, झपराह्वेऽपररात्रे चा व्रतं ब्रदयतीति । 
उसमें से लेखक प्रमाद से 'मध्यरात्रे. इति, अपराल्ह ' इतना पाठ छूट गया होवे ॥२९॥ 


व्यास्य़ा--ज्योतिष्टोम सें सुना जाता है-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 
(ज्ञो दीक्षित अग्नीषोमीय पशु का आलस्भन करता है) । इसमें सन्देह होता है-क्या जो 
कोई भी पशु [प्राप्त होवे वह] आलस्भनीय है अथवा छाग-= बकरा ? ग्रागे कहे गये श्रभिप्राय 
से संशय होता हे । 

(प्राक्षेप) किन्ही के झाम्नाय में पढ़ा जाता है-अजोऽनीषोमीयः (= भ्रज= 
बकरा झुन्नोषोमीय), ! सब शाखा में एक कमं. है [इससे झज़ की प्राप्ति हो जायेगी] । 


क) प्रतिशाखा भिन्न कमं हैं यह मातकर यह विचार किया जाता है। क्या. प्राप्त 
(है? . . ,. 


~° ४ 


पशुचोदनायामनियमो5विशेषात्‌ ।।३०॥ 


१. 'ज्योतिष्टोमे पणुरग्नीषोमीय़ो?: इति काग्रीमुद्रित पाठ:॥ 7. 
२; तै० सं० ६१।११।६॥ | निड ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये अष्टमपादे अधि० १०, सूळ ३१ २०२१ 


पशुचोदनायामनियमः। उत्सर्गे कतंव्ये द्रव्यं शक्यत. उत्स्रष्टु, न पशुत्वम्‌ । 
द्रव्यं हि साधकम्‌ । ग्रतो$त्र द्रव्यमन्तरेणोत्सर्गो न संभवतीति द्रव्यमुपादीयते । तस्मि- 
न्नुपादीयमानेऽनियमः, यास्किचिदुत्स्रष्टलयमिति । कुत एतत्‌ ? ग्रविशेषात्‌। न हि 
पशुत्वसंवद्धेषु कर्चिद्‌ विशेष उपलभ्यते । तस्माद्‌ यः कर्चित्पशुरिति ॥३०॥ 


छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥३१॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेतदस्ति। यत्र क्वचन द्रव्ये पशुत्वमुपादेयमिति। 
्रसत्युत््रष्टव्यस्य नियमकारणं मन्त्रवर्णः । 'छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्र हिः इति, 
छागप्रकाशनसमर्थो मन्त्रवणं समाम्नायते। यदि छागो नोपादेयस्ततस्तत्प्रकाशन- ˆ 
समर्थस्योपादानमनर्थवत्‌ । तेनावगम्यते छागमधिङृत्योत्सगं विदधातीति । मान्त्र- 
वणिको द्रव्यनियमविधिरिति ॥३१॥। 


९ सुत्रार्थः - (पशुचोदनायाम्‌) पशु की चोदना में (प्रतियमः) नियम नहीं है (भविशे- 
प्रात्‌) विशेष निर्देश न होने से। टि 
व्याख्या - पशु की चोदना में नियम नहीं है । उत्सर्ग (--त्याग) करने योग्य सें 
द्रव्य छोड़ा जा सकता है, पशुत्व नहीं छोड़ा जा सकता । द्रव्य साधक है। ग्रतः यहां द्रव्य के 
विना उत्सगे नहीं हो सकता है इसलिये द्रव्य का उपादान किया जाता है। उस: (= द्रव्य) के 
उपादीयमान होने पर नियम नहीं है, जिस किसी का भी त्याग चाहिये । किस हेतु से ? 
विशेष का निर्देश न होने से । पशुत्व से संबद्धं में कुछ विशेष उपलब्ध नहों होता है। इससे 
जो कोई भी पशु हो [उस का त्याग किया जा सकता है] ॥३०॥ 3 
छागो वा सन्त्रवर्णात्‌ ॥३१॥ 
सुत्राथेः-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (छागः) बकरा पशु 
होवे (मन्त्रवर्णात्‌) मन्त्र के वर्णन से [मन्त्र भाष्य में देखें] । 
व्याख्या--वा' शब्द पक्ष को निवृत्त करता है । यह नहों है -जिस 'किसी द्रव्य में 
[वर्तमान] पशुत्व उपादेय है । त्याग करने योग्य का नियम करनेवाला सन्त्रवण है-अग्नये 
छागस्य हविषो वपाया मेदसोःनुबूहि (= धरिनि के लिये छाग को हवि वपा झर मेद के लिये 
कहो) यह छाग के प्रकाशन में समरथ मन्त्रवर्ण पढ़ा जाता है । यदि छान उपादेय न होवे तो उस 
को कहने में. समर्थ का उपादान. निरथंक होवे। इससे जाना जाता है-छाग को अधिकृत करके 
उत्सगे (=त्याग करने योग्य) का विधान करता है । द्रव्य केः नियस को विधि मन्त्रवणे वालो 
है [र्यात्‌ द्रव्य का नियम भन्त्रवण से किया जाता है] । ' 
0 3 2716 फल 07 य सक सन 


१. “र्नये छागस्य” इति काशीमुद्रिते पाठः ।. २. द्र० ग्राप० श्रौत ७।२१।१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5०5 मीमांसा-शावर-भाष्ये 


न चोदनाविरोधात ॥३२।। (पू० 


नैतदेवम । न शक्नोति 'मन्त्रवणेचोदनायां प्रत्यथिन्यां द्रव्यं नियन्तुम्‌ । यत्र 
हि द्रव्यस्य प्रकाशकं न श्रूयते, तत्राप्रकाशितमेव टत्कतंब्यमिति । तस्मान्न मन्त्रवर्णात 
प्रकास्यनियमविधिः कल्प्यते, एवमत्र "प्रकाइयं प्रकाशयितव्यमिति । अन्न पुनः, शब्दे- 
नावगम्यते पशत्वेन प्रकाशयितब्यमिति । तस्मान्म मन्त्रवणस्तत्स-द्भावे समर्थः । मन्त्रः 
वर्णाद्धि कल्प्या प्रयोगवचनेन श्र ति: । इह क्लृप्ता घ्रयोगवचनेनोपसंहतंव्या । अन्य 
एव पशुशब्दस्यार्थः पशुत्वम्‌ । अन्यो मन्त्रवणन नियम्यते छाग: । तस्मान्त मन्त्रवणे- 
इचोदनाविरोधेन नियन्तुमहेतीति ॥३२॥। 


आर्पेयवदिति चेत ॥३३॥ (आ०) 
न चोदनाविरोधात्‌ ॥३२॥। 


सूत्राथं- (न) ऐसा नहीं है श्र्थात्‌ छाग का. नियम नहीं है । (चोदनाविरोधात्‌) 
चोदना-- विधायक वाक्य के साथ विरोध होने से । { 


व्याख्या -एऐसा नहीं है । विरोधी चोइना के होने पर मन्त्रवण द्रव्य का नियम नहीं 

कर सरता है । जहां द्रव्य का प्रकाशक नहीं सुना जाता है वहां झप्रकाशित ही वह करने योग्यं 

है । इस से मन्त्रवण से प्रकाइय ( = प्रकाशित करने योग्य) को विधि कल्पित नहीं होतो है 

[अर्थात्‌ कल्पना नहीं की जा सकती है] - इस प्रकार यहां प्रकाइय प्रकाशन योग्य है । फिर 

यहां शब्द से जाना जाता है पशुरूप से प्रकाश करने योग्य है | इससे मन्त्रवण्‌ उस ( =छाग) 

के सद्भाव में समर्थ नहीं है । मन्त्रवणं से प्रयोगवचन के द्वारा श्रुति कल्पनीय होवे । यहां क्लुप्त 

(=त्पठित) श्रुति प्रयोगवचन से उपसंहरणीय होवे । पशु शब्द का ग्रथ पशुत्व अन्य है, झर 

अन्य छाग मन्त्रवणं से नियमित: किया जाता है । ग्रतः मन्त्रवर्ण चोदना के विरोध से [छाग 
का] निउमन नहीं कर सकता हे ।।३२॥ 

ग्रार्षयचदिति चेत्‌ ॥३३॥ 
(म्रार्षयवत्‌) आर्षय के समान यह होवे (इति चेत्‌) ऐसा 'कहो तो | 
[प्रार्षेय' के वरण में श्राषय. बुणीते से सामान्यरूप से कहा गया है उसका त्रीन वणोते से जैसे 


संकोच होता है इसी प्रकार पशु के निर्देश से सव. पंशुओं के प्राप्त होते पर छागस्य वपाया मन्त्र 
वणं से छागरूप में ही स्थिर होता है] 


१ !मन्त्रवणः प्रत्याथन्यां चोदनायां सत्यां’ इतिः पाठान्तरम्‌ । 
'प्रकाइय' इति क्वचिन्नास्ति । 


३. '्रयोगवचनश्रुतिः' इति काशीमुद्रिते पाठ:'|..... : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठऽध्याये ग्रष्टमपादे अधि० १० सू० ३३ २०२२३ 


इति चेत्‌ पश्यसि न पशुत्वमन्येभ्यः'पशुभ्य श्राच्छेत्तव्यमिति। यथा--श्राषेयं 
वृणीते त्रीन्‌ वृणीते' इति, सामान्यश्चृतिस्त्रष्वेवावतिष्ठत इति त्रित्वविशेषो विव- 
क्षितो नान्ये विवक्षिता इति । एवमिहापि पशुत्वं छागं प्रकल्पयितु' विवक्षितं, नान्या- 
न्विशेषानिति.।।३३।। 


न तत्र ह्यचोदितत्वाद्‌ ॥३३॥ (आ० नि०) 
नतदेवम्‌ । तत्र ह्यचोदितं द्रव्यमुत्स्रष्टव्यं मन्त्रवर्णे । वरणे पुनइचोदितम्‌ । 
तत्र त्रित्वसंख्यासंबन्धस्य वरणे चोदितत्वाच्ञांन्या. संख्या त्रियते । ्रा्षयशब्दादपि 
नःनाषयम्‌ । त्रिशब्दस्य हि तत्सामर्थ्यं, येनाऽऽषयशब्दो विशिष्टसंख्याविषयो निय- 
म्यते । इह्‌ न मन्त्रस्य सामर्थ्यम्‌ । तस्मादनियम इति ॥ ३४॥ 


व्याख्या -यदि यह समते हो कि पशुत्व को भरन्य पशुओं से आच्छेदन (== पुथक्‌- 
करण) नहों करना चाहिये । जसे -आर्षयं वृणीते, त्रीन वणीते में सामान्य श्रुति तीन में 
ही व्यवस्थित होतो है, इससे त्रित्व विशेष विवक्षित है, अन्य विवक्षित नहीं है। इसी प्रकार 
` यहां भो पशुत्व के छाग की प्रकल्पना विवक्षित है श्रन्य [गो भ्रश्‍व प्रादि] विज्ञेषों की कल्पना 
विवक्षित नहीं है । 
विवरण आर्षेयं वणोते, त्रीन्‌ वणीते के विषय में मी० ६।१ अधि० ११ द्रष्टव्य 
है ।।३३॥। 


न तत्र ह्यचोदितत्वात्‌ ॥३४॥ 


~ 7 सुत्रार्थः (न) ऐसा नहीं है कि षेय के समान पशुत्व सामान्य मन्त्रवणे से छाग में 
: व्यवस्थित होता है। (तत्र) वहांऽ= विधिवाक्य में छाग के (चोदितत्वात्‌ ) बिहित न होने से 
मन्त्रवणं में छोड़ने योग्य है [प्रार्षष वरण में तो तीन संख्या चोदित=विहित है अतः सामान्य 
` को त्रित्व व्यवस्थिति युक्त है । ] 
व्याख्या - ऐसा नहीं है । वहां (=विधिवाक्य में) [छाग द्रव्य के] व्हित न होने 
से मन्त्र वर्ण में [उक्त छाग] ब्रव्य छोड़ने योग्य है। वरण में तो [न्नित्वसंख्या] विहित है । 
_चहां त्रित्वसंख्या सम्बन्ध के वरण में विहित होने से अन्य संख्या [ग्रहण] नहीं को जाती, है! 
`-ग्रार्षय शब्द से भी नाना गाय कहे हैं । त्रिशब्द का ही यह सामथ्यं है जिससे आषंयः शब्द 
विशिष्टसंख्या विषयक नियमित किया जाता है। यहां मन्त्र का यह सामथ्यं नहीं हे । इससे 
नियम है [ म्रर्थात्‌ किसी भी पशु का झालम्भन होवे | ॥ ३ ४॥ 


१..द्र० आप० श्रौते प्रवराघ्याये २४।५।१,६॥ श्रत्र मी० ६1१ अधि० ११ द्रष्टव्यम्‌ । 


शक 


` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०२४ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 
नियमो वेक.थ्य हंयमेदाद भेदः पृथक्त्वेनामिथांनात्‌ ॥३५॥ (३०) 
नियमो वा । ऐकार्थ्य हि पशुछांगशब्दयों: । सामांन्यं पशुरिति । छागांदयोः 
विशेषा उच्पॅन्ते । कथम्‌ ? तैः सामानाधिकरण्यांत्‌ । पशुरुछागः, पशुरुष्ट्र:, पशुमेंष:, 
पशुरुस्न इति । एवं सति न मन्त्रवणेः पशुशब्देन विरुध्यते । तेन छागोऽप्यालब्धव्यः 
इचोदितः । मन्त्रवर्ण उपादीयमाने; इदंमवंगम्यते । छागं विवक्षित्वाऽयं पशुशब्द ` 
` उच्चरित इति, नान्यान्विशेषानिति । छांगोपकरणमस्योपदंशितम्‌ । यदुपदंशने पशु- 
शन्दरछागामिप्रायं इति गम्यते । यथा युगवरत्रोपदंशिते, ईषाचक्रादिसंनिधाने च, 
अक्षमानयेत्युक्ते, यानाक्षमविकृत्य ब्रूतं इति गम्यते, न तु विदेवनाक्षमिति । यदि 
ह्यथंभेदो भवेत्पशुछागशब्दैयो: पृथक्त्वेनाभिधानं, ततो भेदः स्यात्‌, न छाग एव निय-' 
म्येत । ग्रविहितरछागार्थं इत्यंश्वोपांदानम्‌। अपि च च्छागपक्षे तं मन्त्रवर्णृः प्रकाशः 
येत । छागार्थाभिधाने पुनः पशुशब्दस्य, छागप्राप्तावन्येषामप्राप्तिरित्यस्मिन्‌ प्राप्ते 
नियमो वकाथ्यं ह्यर्थभेदाद्‌ भेदः पूर्थकत्वेनाभिधानात्‌ ॥३४५॥ 
सुत्राथं-- (वा) वार, शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति “करता है। (नियमः) छाग का 
` नियम हे । (ऐकाथ्यं हि) पशुत्व ग्रोरं छागंत्व की एकार्थता ही है "पशु छाग' ऐसे सामानाधि-' 
करण्य के देखने से । यदि (अर्थभैदात) पशु और छाग का अर्थ भेद होवें परस्पर विरोध 
होवे तो (पृथक्त्वेन) पृथक्‌ रूपं से (प्रभिधानात्‌) कथन होने से (भेदः) भेद होवें । 
विशेष--सृत्रार्थ अस्पष्ट है । कथंचित्‌ भाष्यादि के साहाय्य से यह अर्थ दर्शाया है । . 
व्याख्या-[छाय का] नियम है | पशु भ्रौर छाग शब्दों की एकार्थता है। सामान्य 
पशु है, छाग आदि विशेषं कहे जाते हैं। किस हेतु से ? उन ( =छागं आदि) के साथ [पशु 
का] सामानाधिकरण्य होने से | पशुं छाग है, पशु उष्टू है, पशु मेष (=मेढ़ा) है, पशु उत्र 
(बेल) है । ऐसा होने पर मन्त्रवर्ण पशु शब्द के साथ विरुद्ध नहीं होता है । इससे ' छाग 
भी झालम्भन योग्य कट्ठा गया है । मन्त्रवणे के उपादान करने पर यह जाना जाता है। जसे 
युग (>गाड़ो घादि का जुआ) और दरत्रा (=बेल को जुए के साथ बांघनेवाली रस्सी) के 
, उपदंशित (--कट वा टूट जाने पर | झौर (-= गाड़ी के नीचे के जुए से संबद्ध दो दण्ड, 
जिन पर गाडी का भार टिका रहता है), गौर चक्र के सर्न्निबान (>-सामथ्य ). में- “गक्ष 
लाग्रों' ऐसा कहने पर यान के प्रक्ष को भ्रधिकृत करके यह कहता है. ऐसा जाना जाता हौ त 
कि जुए -खेलने के श्रक्ष । यदि थर्थभेद होवे. तो पशु झर छाग शब्द का पृथक्‌ ' 
ख्य से झमिघान होवे । उससे [पशु भ्रोर छाग में] भेट होवे. | छाग ही नियमित न होवे। 
छाग का अर्थ नहीं कहा गया है. इससे. अव का उपादान होवे-। श्रोर भी, छागं पक्ष में मन्त्र 
वण उस (=छाग) को प्रकाशित करे (= कहे) । पशु वाब के छाग अर्थ के अभिधान करते 
क टण 5 भरत होने पर अर्यो की पतिं होवे । इससे इसके प्राप्त होते'पेर:निः होने पर भन्यो को प्राप्त होवे । इससे इसके प्राप्त होते पर: नियम किया ' 
१. ईषे युगशकटयो: सम्बन्धके दारुणी । रुद्रदत्त आप० श्रोतः १।१७।७।।- . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५४ षष्ठेऽध्याये ग्रष्टमपादे प्रधि० १०, सु० ३६ २०२५ . 
लिङ्गेन नियमः क्रियत इति ॥३५॥ | 
अनियमो वाऽर्थान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्द मेदाभ्याम्‌ ॥३६॥ (पू०) 


अनियमो वा । यः करिचत्पशुरुपादेय: । अर्थान्तरःवात्‌ । अर्थान्तरं पशुत्वम्‌ ॥ 
अर्थान्तर छागत्वम्‌ । ग्रथंयोरत्र सामानाधिकरण्यं, न शब्दयो:। कथं पुनरर्थान्तर गम्यते? 
व्यतिरेकाच्छब्दभेदाच्च । 'व्यतिरेको हि भवति, कर्चित्पशुनं छागः । तथा छागः पंशु> 
रिति शब्दभेदः। शब्दभेदादेवार्थभेदो न्याय्य: | एकस्मिन्वाक्ये समवायात्‌, पशु, छाग- 
मानयेति । इतरथाऽन्यतरेण कृतार्थत्वादन्यतरो वाक्ये न समवेयात्‌ । समवेति च। 
तस्मादन्यत्पशुत्वमन्यच्छागत्वम्‌ । तस्मादनियमो कः करिचित्पशुरुपादेय इति ॥३६॥ 


जाता है॥२५॥ १. य 
विवरण--नियमो वा--यहां वा शब्द एव --ही भर्थे में जानना चाहिये । पक्षान्तर को 
निवृत्ति स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने नहीं कही, परन्तु इष्टि होने से पूर्व पक्ष की व्यावत्ति के लिये 
भी हो सकता है । इसी प्रकार ग्रागे भी समक । 


ग्रनियसो चाऽर्यान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्दभेदाभ्याम्‌ ॥३६॥ | 
~ सुन्राथः--(वा) “वा! शाब्द पूवं उक्त पक्ष "छाग का नियम होवे' की निवृत्ति करता 
है। और छाग के (अर्थान्तरत्वात्‌) अर्थान्तर होने से (अन्यत्वम्‌) पशुत्व से भिन्नता है (व्यतिः 
रेकशब्दभेदाम्माम्‌) व्यतिरेक = भिन्नता = पृथगता ग्रोर शब्द के भेद से | हः 
दिज्ञेष--व्यतिरेक --छाग की पश्वन्तर से भिन्नता है, उष्ट्र भादि पशु होते हुए भी 
छाग नहीं है । | 
व्याख्या--भ्रनियम है । जो कोई पशु ग्रहण करना चाहिये, भ्रर्थान्वर होने से । पशु- 
त्व भ्रर्थान्तर है, छागत्व अर्थान्तर है । यहां (“छागः पशु” में) दोनों भ्रयों को समानाधि- 
करणता है, शब्दों की समानाधिकरणता नहीं है । भ्र्थान्तर कसे जाना जाता है ? व्यतिरेक 
से प्रोर शब्दभेद से । व्यतिरेक भिन्नता होती है कोई पशु है पर छाग नहीं है। तथा छाग 
आर. पशुशब्द भिन्न हैं। शब्दभेद से श्ररथभेद न्याय्य है । एक वाक्य में इकट्ट होने से छाग 
. पशु को लागो [प्रयोग होता हे] । अन्यथा [दोनों के एकार्यक होने पर] एक से कृताथं 
होने पर [र्यात्‌ प्रथं के कहः देने पर] दूसरा शब्द वाक्य में समवेत (न इकट्ट) त होवे। 
[दोनों] इकट्ठ होते हैं। इससे पशुत्व श्रन्य हे झर छागत्व अन्य हे । इससे [पशुमालभते] षे 
नियम नहीं है, जो कोई पशु है वह अदेय हे॥1२६॥ | .. आ 


१. 'व्यतिरिक्तो हि इतिःपाठान्तरम्‌ 1. / 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२६ -: .:. सोमांसा-शाबर-भाष्ये. ; 


[ 'न वा प्रयोगसमवायिन्वात्‌:॥३७॥ (उ०)] ::- 7 --5..-- 

तत्रोत्सुत्रिका पक्षव्यावृत्ति: । ग्रन्यत्वेशपि सति, नियम एव । कुतः..? मन्त्रस्य 
प्रयोगवचनेन गृहीतत्वात्‌ । मन्त्रसांघनं हि कर्मेति गम्यते। यदि च्छागमुपादास्यामहे 
सगुणं कमं शक्ष्यामः कतुः मन्त्रमुपाददाताः, मन्त्रस्यापाक्षिकत्वात्‌ । ` श्रथान्यमुपादा- 
'स्यामहे, मन्त्रस्य विषयाभावान्मन्त्रमपंजहतो ने. सगुणं कमं निवंतंयेम।:- अतोः त्त. च 
श्रुति बाधामहे, “अन्यस्मिन्पशुशब्दो वतत इति। “नः चाऽन्यमुपादास्यामहे वैगुण्याद्‌ 
बिस्यतः। तस्माच्छाग एवोपादातव्य इति“ 11३७॥ ` 


[न वा.प्रयोगसमवायित्वात्‌ ॥३७॥ ] 
-- सृत्राथंः- (न वा) ऐसा नहीं है अर्थात्‌ कोई भी पशु उपादेय है (प्रयोगसमवायित्वात्‌ ) 
मन्त्र के प्रयोगवचन से गृहीत होने से । 


` =; विशेष भाष्यकार ने. यह सुत्र नहीं पढ़ा है। वे सूत्र के विना पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति 
करते हैं।-वातिककार ने यह सुत्र ट्प्टीका में पढ़ा है । टुप्टीका की व्याख्या में तन्त्ररत्तकार 
कहते हैं--भाष्यकार ने इस सुत्र को [सूत्रपाठ में] न्‌ देखकर विना सुत्र के पक्ष की निवृत्ति 
कही र । वातिककार ने किन्ही ग्रनपश्रष्ट (--पूर्ण वा शुद्ध) पुस्तकों में इस सुत्र को देखकर 
पढ़ा है। प्र! 
व्याख्या उक्त विषय में. [पुर्व उक्त ] पक्ष की निवृत्ति उत्सुत्रिका (सुत्र के विना) 
__ है ॥अेत्यत्व होने पर भीःनियम्‌ हो है । किस हेतु से? मन्त्र के प्रयोगवचन से गृहीत होने से । 
- सन्त्रसाघनवाला कम है "ऐसा “जाना. जाता है। यदि मन्त्रवणं ग्रहण (--स्वीकार) ' करते. -हुए 
छाग'का. ग्रहण करगे:तो गुणयुक्‍त, कसं करने ग्रॅ समर्थ होंगे, मन्त्र के पाक्षिक न होने से। यदि 
अन्य का ग्रहण करगे तो मन्त्र का विषय न होने से मन्त्र का परित्याग करते हुए. सगुण. कर्म 
निर्वंतित:नर्ही करेगे । इससे श्रुति की बाघा भो नहीं करंगे--अन्य में पशु शब्द है ऐसा मान 
कर भोर ना हो. प्रन्य.पशु का, उपादान करेंगे -[ कर्म के | वगुण्य से डरते हुए । इसुसे छाग 
का ही ग्रहण करना चाहिये ॥३७॥ 


गछ विद्वेष -काशी ग्रोर,पूना के मुद्रित भाष्यसंस्करणों सें इस के आगे, 'नन्वइवमप्युपा- 
बढाना छाग शब्द: प्रसिद्धः पाठ मिलता. है । इस पाठ «में 'ननु' से शङ्का, तो उपस्थित 
की है, परन्तु उसका समाधान, नहीं किया-। इससे प्रतीत होता है कि समाधान. रूप पाठ नष्ट 
५०. ^ दं चे सत्र भांष्यकार रदृष्ट्वा, तत्रोत्सुत्रिका पक्षेव्यांवृंत्तिरित्युक्त रेण 
त्वनपन्नष्टेषु पुस्तकेषु सुत्र दृष्ट्वा पठितमिति तन्त्ररत्नका राः श्राह क र 
सुत्र परिलुप्त नक सुत्रपाठक्रमे योजितम्‌? ति:पूनासंस्करणे सम्पादक गाही... . = 

८ “ग्न्य कम वन इति पाठान्तरम्‌। - - ३५-५नवान्य ० इति पाठान्तरम्‌ ` 

इतोऽनन्तर पलभ्यते तस्योततहसुत्ेणः सम्बन्करो 'द्रष्टव्य: Un .9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये अष्टेमपादे ग्रधि० १०, सू० ३८ २०२७ 


रूपाहिलङ्गा च ।।३८॥ (पू० रि 


नन्वइवमुपाददाना नैव मन्त्रवर्णमंपहास्यामः। स'एवाश्वरछांगो भविष्यति । 
यहङ्छिन्नगमनोऽरवः स छागः । ठिदेगंमेर₹च च्छागशब्दः प्रसिद्धः । क्वचित्‌--मुष्करा 
भवन्ति’ इति श्रूयते । यंद्यन्तरेण  वचतममुष्क्ररास्तदेदमुपपद्यते। तस्माच्छिन्नगमनो- 
ऽइवोऽपि छाग इति कर्माख्या "भविष्यति इति" ॥३८॥ छि र 


हो गया । हमारे विचार में .यह पाठ अगले 'रूपाल्लिद्धाच्च' सुत्रस्थ “रूपात्‌' का ब्याख्या रूप है । 
इस सूत्र के निर्देश -के.ग्रनन्तर दोनों संस्करणो में “क्वचित्‌ मुष्करा भवन्तीति थग्ते' इत्यादि 
पाठ उपलब्ध होता है । यह पाठ 'लिङ्कात्‌'. का व्याख्यारूप है । भ्रतः हमने उक्त.पाठ को यथा- 
स्थान रखने. का यत्न किया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है-कि अगले रूपाल्लिङ्गाच्च आदि 
छः सूत्र भट्ट कुमारिल की ट्पृटोका एवं . कुतुहलवृत्ति में व्याख्यात नहीं है । इससे स्पष्ट है कि 
यहां भाष्यपाठ गौर सूत्रपाठ में अवद्य कुछ गडबड हुई है। यह .भी सम्भव हो सकता है कि 
ये सूत्र और इस क्री व्याख्या शबरस्वामी कृत न_हो । सूत्रपाठ झोर.भाष्यपाठ में इस प्रकार की 
गड़बड़ी श्रन्यत्र.भी उपलब्ध. होती है । पूवं जहां जहां . ऐसी गड़बड़ी उपलब्ध हुई, बरहा हमने 
यथास्थान निर्देश कर. दिया है.। ' ३ , 
: : „ रूपाल्लिद्धाच्च ॥३८॥ र 
सुत्रार्थः- (रूपात्‌). छाग शुब्द के , रूप से.(च) भौर (लिज्ञात्‌) लिङ्ग. से. जाना 
जाता है कि छाग शब्द ग्रश्‍व का बोधक है.। <५ 
व्याख्या (दाक्षेप) श्रदव का ग्रहण करते हुए भो हम: मुन्त्र- वर्ण को नहीँ छोड़ गे। 
छिन्त गमनवाला जो श्रश्‍व वह छाग है । 'छिद' भोर 'गम' [घातु] से छाग शब्द प्रसिद्ध है । 
कहीं पर मुष्करा भवन्ति (=ग्रण्डकोशों से युक्त होते हैं) एसा सुना जाता है। यदि इस 
वचन: के विना ग्रमषकर होवें.तो यह-उपपन्न होता है । इससे छिन्न गमनं चोला झइव- भी छाग 
है यह '[अइंव की छांग] झाख्या कमें निमित्तक ' होगी । / ' ४ जशेव्या ल | फ) 


१. झय॑ पाठः 'नन्वश्वमप्युपाददानः' इत्यारभ्य 'छागंशब्दं; प्रसिद्धः इत्यन्त काकीपूर्मा- 
संस्करणयोः पूवंसूत्रभाष्यान्त उपलम्यते ।' परन्त्वस्याक्षेपात्मकस्य पाठस्य समाधानादशनात्‌ प्रकृत- 
सूत्रस्य “रूपात्‌? पदस्य व्याख्यारूपत्वाच्चास्माभिरयं' पाठ' इहानीतः | भ्त्रानयनै 'ननु पढ व्यथे 
भवेति । तेनेंदमपि सम्भवति यदेयं सर्वोपि 'दंनु पंदघटित आक्षेपात्मकः पाठ उत्सूर्वत स्यात्‌ । तस्यक्ग 
च समाधानम ग्रिमसूत्रेण विहितं स्यात्‌ । मध्ये 'रूपाल्लिड्भाच्च' सूत्रं केनचित्‌ प्रक्षिप्तं स्यात्‌ ॥* 
कुमारिलभट्ट न .कुतुइलवृत्तिकारेण चे उत्तरा घंट्सुत्री-नेवः व्याख्याता । अत इमाति'सूत्राणि एषां 
भाष्यं च प्रामाणिकता भजन्ते नवेत्यपि संदेहास्पदं प्रतिपद्यते । {PET FF छह ह काने 

२: नषा व्युत्पत्तिरस्मासिः क्वचिदुपलब्धा | >” 

` -/ ३ त० ब्रा १।८।२।२॥ 'भाष्ये 'भविष्यन्ति' इत्यंपपाठः । ११०५ ह+ 
४. 'भविष्यतीति' पूनामुद्रिते पाठः i (४२३) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०२८ . _ मीमांसा-शाबर-भगुषये 


अत्रोच्यते-- 
छागे न कर्माख्या रूपलिङ्गाभ्यामू ॥३६॥ (उ०) 


छागे कर्माख्या रूपलि ङ्गाभ्यां नावकल्पते । न हि छागशन्ददिछन्नगमनवचनः। 
समुदायो ह्यसौ पृथगर्थान्तरे प्रसिद्धः, नासाववयवप्रसिद्धधा बाधितव्यः' । तस्मान्नाइव- 
इछागः ।।३९। 


 _ विवरण - नन्वदवसप्युपाददानाः --पाठ के प्रस्थान में पठित होने के विषय में हम पुवेसूत्र 
के भाष्य की व्याख्या के ग्रन्त में लिख चुके हैं । यहां 'ननु' पद के निर्देश से विदित होता है कि 
यह सारा ग्राक्षेपांत्मक भाष्य उत्सूत्र (सुत्र के विना) पठित है । मध्य में रूपाल्लिद्भाच्च सूत्र अगले 
सुत्रपंदो को ध्यान में रखकर पीछे से किसी ने जोड़ा है (सुबोधिनी वृत्ति में यह सूत्र नहीं है) । 
यदि पूर्वपक्ष का यह सूत्र होता तो 'ननु' पद की कोई श्रावइयकता ` ही नहीं थी । -आक्षेपात्मक 
उत्सृत्र पपक्ष मीमांसा भाष्य में बहुत्र उपलब्ध होते हैं। छिवेगसेदच--छाग शब्द छिद और 
गम दो धातुग्ों से निष्पन्न है, ऐसा निर्देश हमें अन्यत्र देखने को नहीँ मिला । इसी व्युत्पत्ति के 
अनुकूल जो छिन्नगमन अर्थ किया है वह भी अस्पष्ट है | छिन्न का भ्रथं है काटा गया और 
गमन का अर्थ है गति । आगे निर्दिष्ट 'क्वचित्‌ “मुष्करा भवन्ति’ इति भ्यते । यद्यन्तरेण वचनम- 
मुष्करास्तदेदमुवपद्यते' पाठ से प्रतीत होता है कि यहां 'छिन्न' शब्द से 'जिसके ग्रण्डकोष निकाल 
वा नष्ट कर दिये गये हों! ऐसे 'बघिया किये गये” का ग्रहण है। उस अवस्था में 'छिन्नगमन 
का अर्थ होगा--वघिया किया गया गमनसमर्थ पशु ॥३८।॥ ` 
व्याख्या--इस विषय में कहते है-- 

५७ ,, „. छागे न कर्माख्या. रूपलिद्भाभ्याम्‌ ।।३६॥ ˆ 
. `¬ सुत्रा्यः--(छागे), छागन्5बकरे में -(रूपलिङ्गाम्याम्‌)- शब्दरूप और लिङ्ग से 
(कर्माख्या) क्रियाउश्चित संज्ञा उपपन्न (न): नहीं हो सकती । अर्थात्‌ छाग छिन्नः ग्रौर गमन== 
निया-निमित्तक्‌ संज्ञाशब्द है, ऐसा नहीं माना जा सकता है । 

० द्रयाख्या--छाग में कम-निमित्तक.संज्ञा रूप शोर, लिङ्ग से उपपन्न नहीं होती है। 
छाग:शब्द छिन्न गमन को कहने वाला नहाँ,है। यह समुदाय हो. पृषक्‌ अर्थान्तर में प्रसिद्ध है । 
ड समुदायप्रसिद्धि) वयन की. प्रसिद्धि से. बाधने योग्य नहॉ. है । इससे. झइव, छाग 

| >> 


विवरण--यहां भाष्य में शब्दरूप पर तो विचार किया है, परन्तु 'लिङ्ग' मुष्करा: भवन्तिः 
विषय में कुछ नहीं लिखा है ॥३९॥ 3 क 


STS Do oo: NNN 
१. द्र, मी० भाष्य ६।७।२२। समुदायप्रसि द्विरवयवप्रसिद्धेर्वाि 
१९६४) | udm 


४1: र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
/ 


षष्ठेऽध्याये ग्रष्टमपादे ग्रधि०, १०, सु० ४१ . २०२९. 


रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात्‌ ॥४०॥ (उ०) 


इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌। श्रथ कस्मान्न वयोवचनो भवति? वयोवचना ह्यते 
शब्दा§-छागरछागलो *बस्त इति । तेनाश्वोऽपि वयोवचनो भविष्यतीति । उच्यते -- 

नेतदेवम्‌ । सत्यं वयोवचनः । ग्रजजातिगतं तु वयो वदितु शक्नोति। यथा 
शोण इति वर्णंवचनोऽइवजांतिगतं वणँ वदति, नान्यम्‌ । तस्माद्रूपान्यत्वान्न वयोमात्र- 
वचनः, कितु. जातिशब्दः स्यात्‌ । जात्याश्रयं वयो वदेत्‌| अतएछाग एवः निय- 
म्यते ॥४०॥ 


विकारो नौत्पत्तिकत्वात्‌ ॥४१॥ (उ०). 


रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात्‌ ॥४०॥ 

सुत्राथः-- (रूपान्यत्वात) रूप के अन्य होने से.छाग शब्द वयोवाचक नहीं है (जाति- 
शब्दः) अज-जा तिवाचक शब्द (स्यात्‌) होवे । हि 

व्याख्या -- यह सुत्र कुछ पदों के उत्तर [अर्थात्‌ कुछ पदों को मन में रखकर] पढ़ा 
गया है । [छाग शब्द] वय (==भ्रवस्था) को कहने वाला क्यों न होवे ? ये शब्द वयः को 
कहने वाले हैं-छाग छागल बस्त । इस से ग्रश्‍व भी वयोवचन [छाग] होगा । इस विषय सें 
हो ऐसा नहीं है । [छाग शब्द] वयोवचन है, यह ठीक है । [किन्तु] भ्रजजातिगत वय को 
तो कहं सकता है । जेते शोण यह वर्णवाची प्रश्‍वजातिगत [लाल] रंग को कहता है, अन्यगत 
को नहीं कहता । इस से [छाग शब्द के] रूप से भिन्न होने से वयमात्र को कहने वाला नहीं है, 
किन्तु जातिशब्द होवे । जाति के शित वय को कहे । इस से ['पशुमालभेत' सें] छाग हो 
नियमित किया जाता है ॥४०॥ 


विकारो नोत्पत्तिकत्वात्‌ ॥४१॥ 
सुत्रार्थ --छाग भ्रव का (विकारः) विकार (न) नहीं है, ( भ्रोत्पत्तिकत्वात्‌ ) संज्ञा 


१. 'इदमन्यपदोत्तर सुत्रम्‌’ इति ' काशीमुद्रितेऽपपाठः | रन्यत्र भाष्ये "इदं पदोत्तरं 
सुत्रम्‌' इत्येव पाठद्शेनात्‌ ३४: 

-- २. 'बंत्स’ इति पूनामुद्रिते, 'बष्क' इति तत्रेव पाठान्तरत्वेन निदिष्टर्चापपाठः | 'छाग- 
बस्तछगलका म्रजे' इत्यम रकोषे (३।९।७६), 'छगलश्छागो:-*-`' बस्तोऽजस्च' इति वैजयत्त्यां 
(पृष्ठ ७७, पं० २३-२४) च दशनात्‌। _. 

'विकारौ' इति पूनामुद्रितेऽपपाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Pe 
“१२२. 


र्रम ` ` : गरीमांसाः्शाबर-भाष्ये 


इदमपि पदोत्तरम्‌ । इहारवादीनां विकारश्छागशब्दः। "किचिदत्रास्वादीना- 
मुच्चायेते, 'किचिदन्यदेव । .तस्मादश्वोऽपि छाग इति । 


` नः | ओत्पत्तिकत्वात्‌॥-ग्रोत्पत्तिको हि नामिनाम्नोः संबन्ध. इत्युक्तम्‌" | त्ा55- 
ख्याविकारः संभवत्तीतिः। तस्मान्नाशवश्छागः । ग्रतरछाग एवोपादातव्य इति ।।४१॥ 


स जेमित्तिः; पञ्चोगणस्याचोदितत्वात्‌ ॥४२॥ (उ०) 
पदोत्तरमेवेदं सूत्रम्‌ । ग्रथ. कस्मान्न छिद्रनिमित्तरछागशब्दो .भवति ।-- एवं; 
श्रयते-सुषिरो वा एतहि पशुः याहि वपामुत्खिदतिः इति । 
नेत्युच्यते । छिद्रत्वस्य गुणस्य पशोरचोदितत्वात्‌ः। .श्रव्यङ्गं पशुमालभेत इति 
हि चोद्यते । तस्मादच्छिद्रः पशुः । न चावयवप्रसिद्धया  समुदायप्रसिद्धि्बाष्यत इत्यु- 
क्तमेव*। तस्माच्छाग एवोपादेयो. नाइवादय.इति ॥४२॥ .. 


व्याख्या -यहं भी पदोत्तर सूत्र है'। यहां अइवादि का विकार छाग शब्द है | कुछ 
यहां ग्रइवादि का उच्चारण किया जाता है झौर कुछ अन्य । इस से श्रदव भी छाग है। 


“ऐसा नहीं है भ्रोत्पत्तिक होने पे नाम ग्रौर नामी (= संज्ञा श्रौर संज्ञी) का संबन्ध 
्रोत्पत्तिक अर्थात्‌ नित्य है, ऐसा कह चुके हैं। इस से श्राख्या का विकार संभव नहीं होता हैं।' 
इस सै पइ छाग नहीं है। ग्रतः छाग का ही उपादान करना चाहिये ।।४१।। 

£57 ¬ 7-75 स नेमित्तिकः पशोगु णस्याचोदितत्त्रात्‌ ॥४२॥ . . 

सुत्रार्: 77 (सः ) वह (नेमित्तिङः), छिद्रनिमित्तक ,छाग -शब्दः (पशोः) पशु, के 
(गुणस्य) ; ,छिद्रत्व गुण के .( ग्रचोदितत्वात) कथित विहित. न होने से छिद्रनिमित्तक छागः शब्द , 
है| [४ “लात व 

व्याख्या--यह भौ पदोत्तर हो सुत्र है। छिद्रनिमित्तक छागः शाब्द क्‍्यों:नहीं हो सकता 
है ? यह सुता जाता है-सुषिरो वा एतहि पशु: यहि वपामुत्खिदति (=यह पशु निइचय 
ही. वाला है जिस कारण वपा निकाली जाती है) । ' ` 

ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं । छिद्ररूप गण के पश के प्रति कथित न होने से । ग्रव्यद्ध. 
पशुमालभ्नेत (=पूर्णाङ्ग पशु का प्रालम्भन करे) ऐसा कहा जाता है। इससे पशु अच्छिद्र 

(==छित्ररहित) हैः। वयव, को प्रसिद्धि से समुदाय को प्रसिद्धि बाधित नहीं; होती है, (यह कह 


चुके हे । इससे छाग ही उपादेय है, अश्वादि उपादेय नहीं हैं ॥४२॥, +; ] का ही ह ला ४ 5 


१, न किल्चिदन्यदेव' इति काणीमुद्रितेःपपाठ | ` हर डा 
३. म० संहितायाम्‌ (३।१०।२) 'वेर्ताह' पाठ: 1 865 ९. मी०-१॥१]५। _ सु 


क ह । ६० -जन्वदमग्यञ्जम्‌ (कत्या? - श्रोत ६३1१६) पदं == जातः 
2 खमन्यूनाङ्गम्‌ । ४, ६ मीः iL दशी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठेऽध्याये अष्ट्मफादे भ्रधि० १०, सू० ४३ २०३१ 


जातेर्वा तत्मायवचनार्थवत्त्वाभ्याम्‌ ॥ ४३17 (उ०) : - 


` वाशब्दोऽवघारणायाम्‌ । यस्मादवयवप्रसिद्धया संमुंदायप्रसिद्धिनं बाध्यते । 
तस्माज्जातेरेव छागशब्दो वाचक: । एवं. समुंदायस्यार्थेवत्ताऽनुगृहीता भविष्यति । 
तस्मात्तत्प्रायवचनमुपपद्यते-व्विइवेषांदेवानामु्राणां, छागानां, मेषाणां, वपानां मेद- 
सोऽनुत्र्‌ हि इति जातिप्राये .वचनमुपपद्यते । प्रायेणापि हि. नियमः क्रियते। यथा, 
भ्रग्रथप्राये लिखितं दुष्ट्वाऽग्रयोऽयमित्ति बुद्धिभंवति । तस्माच्छाग एवोपादातव्य 
इति । कृत्वाचिन्तायां प्रयोजनं न वंक्तव्यम्‌ ॥४३॥ अग्नीषोमीयपशुयागे छागवत 
एवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


इति भ्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये .षष्ठाध्यायस्याष्टमः पादः ॥ 
संपूर्णच षष्ठोऽध्यायः ॥ समाप्तरच पूर्व: षक: ॥ 


जातेर्वा तत्प्रायवचनाथंवत्त्वाभ्याम्‌ ।।४३।। 


सुत्रार्थः -छाग शब्द (जातेः) छाग=म्नज जाति का ही वाचक है (प्रायवचतार्थवत्वा- 
म्याम्‌ ) छाग आदि शब्दों के जाति निमित्तिक बहुवचन के प्रायः दर्शेन और समुदाय के अर्थवात्‌ 
होने से । [प्रायवचन भाष्य में देखें । ] 


व्याख्या--वा शब्द प्रवघारण ग्रथ में है । जिस कारण से भ्रवयव को प्रसिद्धि समुदाय 
की प्रसिद्धि को नहीं बाधतो है; इससे छाग शब्द जाति का ही वाचक है। इस प्रकार समुदाय 
की भ्रयंवत्ता अनुगृहीत होगी । उससे प्रायदचन उपपन्न होता है विश्वेषां देवानामुख्राणां 
छागानां मेषाणां वपानां मेदसोऽनुद्र्‌ हि (-=विइवे देवों के लिये गोवों छागो मेषो की 
खपाओं और मेदस के लिये [पुरोनुवाक्या] बोलो) यह जातिप्राय में बचन उपपन्न होता है । 
प्राय से भी नियम होता हे । जेसे भ्रग्रूय (> ज्येष्ठ वा श्रेष्ठ) प्राय नामों में लिखित [नाम] 
को देखकर “यह अग्र्य हे! ऐसी बुद्धि होती हे । इससे छाग का हो उपादान करना चाहिये । 
कृत्वाचिन्ता में प्रयोजन नहीं कहना चाहिये [अर्थात्‌ कहने को झावशयकता नहीं होती है] । 

विवरण- कृत्वाचिन्तायां प्रयोजनं न वक्तच्यम्‌--ङृत्वाचिन्ता का तात्पर्यं है किसी 
असिद्ध पक्ष को भी सिद्धवत्‌ स्वीकार कर के उसके विषय में विचार करना । इसे न्यायदशेन में 
झम्युपगमवाद कहा जाता है ॥४३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०३२ ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इति ग्रजयमेर (अजमेर ) मण्डलान्तगेत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा) भिजनेन 
सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्रीमतः सूर्येरामस्य प्रपौत्रेण 
श्रीरघुनाथस्य पौत्रेण श्रीयमुनादेवी-गोरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 
ूर्वोत्तरमीमांसापारदुश्वनां महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्‌भाजाम्‌ 
श्चीचिन्नस्वामिशास्त््यपरनाम्नां वेङ्कटसुब्नह्म ण्य-शास्त्रिणाम्‌ 
ग्रन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण.त्रिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 


युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचितायां 


सोमांसा-शाबरभाष्यस्य वे दिकतत्त्व-प्रकाशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
कालवेदलनयनाख्ये ( २०४३ ) वेक्रमाब्दे 
चेत्रशुक्ला प्रतिपदि गुरुवारे 
षष्ठाध्यायस्य व्याख्या पूर्णतामगात्‌ । 


॥ षष्ठोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ ˆ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमासा-भाष्य भागः ४-५ में व्याण्यात 
अर. ४-५-६, के सूत्रों की सूची 


बिशेष-इस, सूत्र-सूची में क्रमदी: अध्याय पाद और सूत्र की संख्या दी है। 


श्रक्मः चोध्वंमाधाचात्‌ः : ६८] 
अकमंणि चाप्रत्यवायात ६।३।१० 
अकमत्वात्तु नवं स्यात्‌ , . ६।१।४६ 
श्रकायस्वाच्च ततः पुन० , ६।७।४ 
अग्नेः कमेत्वनिर्देशात्‌ " : ।.५।३।२८ 
अङ्गवत्‌ कतूनामाजञुपू््यंम्‌। `` ५।३।३२ 
श्रङ्गविधिर्वा निमित्त : ६ ६।४।३१ 


भ्रनित्यत्वात्तु नेव स्यादर्थाद्धि ६1१४७ 
अनियमोडन्यत्र! ` १४५६ डं ङ्‌ 
अनियमो वार्थ[न्तरत्वादन्यत्वं हाधाश्र६ 
भ्रनियमो$विशेषात ६।७२३ 
अनिरम्तेऽम्युदिते प्राक्ठतीम्यो ६1५1१ द 
अनुफ्हाच्च जौहवस्य ` --` ४।,१।४७ 
अणुग्रहाच्च पादवत्‌ ,, ६।७।२० 


ङ्गहीनर्च तद्धर्मा ६।१।४ ; १ 
श्रङ्गानां तूपघातसंयोगो क ना व क ता रायता व पि 
अङ्गानां मुख्यकालत्वाद्र . _.. ५।१।२३ | अन्ते तृत्तरयोदंघ्यात साह 
अङ्ग गुणत्वात्‌ ¬ 1३1१३ | अरन्तेःवा तदुक्तम्‌ . , : ५।३।९ 
अङ्गेषु स्तुतिः पराञ्चं + '४।३।१९ | ग्रन्ते स्युरव्यवायात्‌ * ९३1१७ 
भ्रतत्संस्काराथंत्वाच्च' ` २६1४४४५ | अष्यस्ये स्यादिति चेत "६।२।७ 
श्रतद्गुणत्वात्‌ तु नेकं -. « ६५७1१६ | अन्या अपीति चेत्‌ श्र ३ 
अतद्विकारइच > शॉ३११ | अन्येन वेतच्छास्त्राद्धि . `= ६४१९ 
ग्रतद्विकाररच = ९४४७ | अन्येनापीति चेत्‌ 779 + # ३? षऽ 
“अत्र्याषेयस्य हानं _ ६१।४३ | ग्रपंनयोःवाऽऽघानस्य | 1 शोश१६ 
अथातः ऋत्वथेपुरुषाथे ० ४।१।१ | भ्रपंनयो वा प्रवृत्त्या ६1५११ 
: अथान्येनेति संस्थांनां . ५।३।३९ | अप्रनयो वा विद्यमान० > शशर 


अंपरांघेऽपि च तैः शास्त्रम ६1२४१७ 
अपरिमिते शिष्टस्य संख्याठ: - ६ 1७११ 
अपवृत्ते तु चोदना तत्सामा० ४।२।४१ 


अधिक- वा प्रतिप्रसवात ' ६।७।१६ 
, अधिक वा स्याद्‌ बह्र्थ० . ६७1३४ 
अनन्तर व्रतं तद्‌ भ्रूतत्वाल्‌ ५।३।२२ 


अनथकः त्वनित्यं स्यात्‌ “° ६।८।२६ | अपि चोत्पत्तिसंयोगाद यथा 
र T 1२ 
अनथकरच कर्म संयोगे ६।४।३९ .| अपि वा कामसंयोगे संबन्धात हा ६ 
हे मन मकर सवंनाशे स्यात्‌ ६४१६ | अपि वा कारणाग्रहणे १1५ 
# 39 1५ ४ 4 21" 5 जार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


द्रव्याभावे ६।३।३९ 
अर्थवादरच तदर्थवत डड २४ 
ग्रर्थवादरच तद्वत्‌ ६1७1२५ 
ग्रथवादोपपत्तेरच ४४१६ 
ग्रर्थवादो वाऽर्थस्य विश ।३।२४ 


अपि वा कालमात्रं स्याद० ४४६ 
अपि वा कृत्स्ससंयोगादवि० ६१६1१० 
अपि वा कृत्स्नसंयोगादेक6 ६७३६ 
अपि वा क्रत्वभावादनाहि०: १०१ 
अपि वा क्रमकालसंयुक्ता १।१।२० 


यपि वा गायत्रीबृहत्य ० ५।३।१४ अर्थवादो वा विधिशेषत्वात्‌ गे ३ ० 
अपि वाऽङ्गमनिज्याः डोडीर अर्थंसमवायात्‌ HOB दा हे 
अपि वाऽङ्गानि कानिचिद्‌ ४।४।३० | अर्थस्य व्यपवगित्वादेकस्य द्‌ | ३ x 
अपि वा तदधिकारान्‌ ६।७।३२ अर्थाच्च ळी ५।१ 
अपि वाऽन्यानि पात्राणि ६।६।३४ | अर्थानां च विभक्तत्वान्न ६।६।१ 
अपि वाऽन्यार्थंदशंनाद्‌ ६।१।२८ अर्थापरिमाणाच्च र ६ डि ६ 
अपि वाऽप्येकदेशे स्यात्‌ ६1३1२ | अर्थाभावात्‌ तु नेव स्यात्‌ . ६।६।१३ 
अपि वाऽम्तानसामर्थ्या० ४।३।११ भर्थाभिधानकर्म च भविष्यता ४1१२ 
अपि वाऽर्थस्य शक्यत्वादेश ' ६।३।४१ | अर्थेन च समवेतत्वात्‌ ६।१।१ 
' अपि वा लौकिकेऽनौ .. ६८२१ | अर्थेऽ्रीतिचेत्‌ ` ४।२।१२ 
अपि वा वेततुल्यत्वादुपायेन ६।२।२२ | अर्थ समवेषम्यतो द्रव्यकमे० ४१ १ 
अपि वा. वेदनिर्देशाद्‌ ६।१।३३ | ग्रवक्कीणिपशुश्च तद्ृदाधान० १०२२ 
अपि बाऽव्यतिरेकाद्‌ ६।३।१२ | भ्रवचनाच्च स्वशब्दस्य ६४४० 
भ्रपि वा शेषकमे स्यात्‌ ६1७1९ अवदानामिघारणासादने ५।४।२ 


अपि वा शेषभाजां [लोपः ६।४।३ | श्रविशिष्ट तु कारणं 210 ३ 1. 
अपि वा सर्वेसंख्यत्वाद्‌ ५।३।२ | अविशेषात्तु शास्त्रस्य _ ४।१ 

अपि वोत्पत्तिसंयोगादर्थश ४।२।३० | अवेद्यत्वाद्‌ भावः कर्मणि ६१२० 
अपूवेत्वाद्विधानं स्यात्‌ ६।५।५ | अव्यवायाच्च ५।१।३ ४ 
अप्राकृतेत हि संयोग० ६।५।१९ | शब्दमिति चेत्‌ ६।३।२ 

झभावदशंनाच्च ४।१।३६ | ग्रशाब्द इति चेत्‌ स्याद्‌ ५।१।५ 
ग्रभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ६।५।२० | ग्रशास्त्रा तूपसंप्राप्तिः ६।२।१५ 
अभिघारणे विप्रकर्षादनु० ` ` ४।१।३३ | ग्रशेषत्वात्‌ तदन्तः स्यात्‌ दऽ 


अभ्सासोऽकमंशेषत्वात्‌ ६।२।२३ 


£शेष॑ तु समञ्जसाऽदानेन ६ ७११ 
अभ्युदये कालापराघादि® ६५१ 


अशववदिति चेत्‌ .. ` दीद 


अयक्ष्यमाणस्य च पवमान ५।४।८ | असंवन्धात्तु नोत्कर्षेत्‌ . ५।१।३ > 
अर्थेकम वा : कतृसंयोगात्‌ ४।२।१७ | असंयोगात्‌ तु नेवं स्यात्‌ ६३ 
अर्थेकमे वाऽभिघान० ४\२।२१ | भ्रसंयोगात्‌ तु वैक्कतं तदेव १ 
भ्रथंकृते वाऽनुमानं स्यात्‌ ५।१ | ग्रेसाधक तु तादर्थ्यात्‌ ६१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रव्याये ४-५-६ के सूत्रों की सूची 

प्रस्यां च सर्वलिङ्गानि ६1५॥३७ | उत्पत्तो येन संयुक्तं तदर्थ 
अहनि च कमंसाकल्यम्‌ ६।८।२४ | उत्पत्त्यसंयोगात प्रणीता० 
ग्रहगणे च तद्धर्मा स्यात्‌ ६।७।१४ | उदगयनपू्वपक्षाहःपुण्याहेष 
ग्रहगणे यस्मिन्नपच्छेदस्तश ६।५।५६ | उपदेशस्त्वपुवंत्वात्‌ 

_ ग्रहानि वाऽभिसंख्यत्वात्‌ ६।७।४० | उपनयन्नादधीत होमसंयो० 
ग्रोगमो वा चोदनार्थाविशे० ६।३।१५ | उपवेषर्च पक्षे स्यात 
श्राचाराद्‌ गृह्यमाणेषु तथां ६।२।३० | उपांशुयाजेऽवचनाद्‌ यथा० 
श्राज्यमपीति चेत्‌ ५।४।२० | उभयार्थंमिति चेत्‌ 
्रातञ्चनाभ्यासस्य दशनात्‌ ६।५।४ | उभयोः पितृयज्ञवत्‌ ` 
ग्रादाने करोतिशब्दः ४२६ | उभाभ्यां वा न हि तयो० 
ग्रादेशार्थतरा श्रुतिः ६।५।२७ | उष्णिक्ककुभोरन्ते दर्शनात्‌ 
ग्राधानं च भायसिंयु ० ६1८1१३ | एकचितिर्वा स्यादपवृक्ते 
श्रानन्तर्यात्‌ तु चैत्री स्यात्‌ ६।५।३१ | एकदेशद्रव्यं चोत्पत्तौ विद्य० 
भ्रानथेक्यं च संयोगात्‌ ६।१।४७ | एकनिष्पत्तेः सवं समं 
आनथंक्यान्न ति चेत्‌ ५।३।३५ | एक वा चोदनेकत्वात्‌ 
ग्राषेयवदिति चेत्‌ ६।८।३३ | एकं वाऽऽतण्डुलभावाद्ध० 
श्राश्चयिष्वविशेषेण भावो० ४।१।१८ | एक वा शब्दसामर्थ्यात्‌ 
इज्यायां तद्गुणत्वाद्‌ ६।६।३९ | एकश्वुतित्वाच्च 
इतरेषु च पित्र्याणि ६।८।२५ | एकस्तोमे वा क्रतुसंयोगात्‌ 
इष्टत्वेन तु संस्तवश्चतुहो० ६।८।२ | एकस्य तूभयत्वे संयोग० 
इष्टित्वेन तु संस्तुते होम ६।८।७ | श्रोदुम्बर्याः परार्थत्वात्‌ 
इष्ठिपूर्वंत्वादक्रतुशेषो होम ६।८।१ | ्ोपभृतं तथेति चेत्‌ 
इष्टिरयक्ष्यमाणस्य तादर्थ्यं ५।४।९ | प्रोषधसंयोगाद्‌ वोभयो 
इष्ट्यन्ते वा तदर्था ह्यविशे० ५।३।३० | कतुर्वा श्र तिसंयोगाद्विषि 
उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ६।१।४९ | कतृ देशकालानामचोदनं 
उत्त्र्षाद्‌ ब्राह्मणस्य सोमः ५।४।१० | कर्मकरो वा भृतत्वात्‌ 
उत्कर्षो वा दीक्षितत्वाद० ६।५।३९ | कमंकार्यात्‌ 
उत्त्थाने चानुप्ररोहात्‌ ६।५।३६ कमं तथेति चेत्‌ 
उञ्पत्तावभिसंबन्धस्तस्माद० . ४।४।३७ | कमंयुक्ते च दशनात्‌ 
उत्पत्तिकालविशये कालः ४।३।३७ | कर्माभेदं तु जैमिनिः प्रयोग० 
उत्पत्तेश्‍च्रातत्प्रधानत्वात्‌ ४।३।२ | कल्पान्तरं वा तुल्यवत्‌ 
उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्‌ ६।१।४२ | कामो वा तत्संयोगेन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ 


४२१९ 
४1२1१४ 
६८1२३ 

६1८1३ 
६८1११ 
६।४।४७ 
६।५।१० 
४।३।३२ 

हाचाद 
६४२५ 

५।३।६ 
४1४) १७ 
४।१।२८ 


४१२२ 
. डी३ १४ 
. ५२१५ 


५।४।१८ 
४१1१२ 
५।३।४३ 

४।३।५ 

६।६।६ 
४१४४ 
६।५।२२ 

६।१।५ 
४।२।२३ 
६।३।२४ 
४।१।३१ 
६।२।११ 
४। २१ 

६।३।४ 
६।७।२२ 
४।३।२२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कालइ्चेत्‌ संनयत्पक्षं 8४1४१ 


, कालश्र तौ काल इति चेत्‌ .,. ४।३।३० 


प्रा 


£ 
. 


न्त 


कालस्तु स्यादचोदना . ६।४।३८ 
कालार्थत्वाद्रोभयोः प्रती ० .. . ६४४२ 
कालोत्कर्ष इतिचेत्‌ , ।१।२१. 
कालो वोत्पन्नसँयोगाद्‌ ६।४।३५ 
कृतदेशात्‌ तु पूर्वषां स देशः .. .५।२।२.१ 
क्रतो फलाथेवादमङ्गवत्‌ . ४।३।१७ 
क्रत्वरिनशेषोः वा चोदि० , ५।३।१% 
क़त्वन्तरवदिति-चेत्‌ _.. ,५७१।११ 


अत्वस्ते वा प्रयोगवचना० . ५।३।२७ 


क्रमकीपोऽ्ंशन्दाम्यां- : ..., ५।४।१ 
कमेण दा नियम्येत ऋत्वे० ... .. ५1१४ 


अयस्य.धम्रमान्रत्वमू - ., - ६११५. 
= क्रियाणामाश्रितत्वाद्‌ - ` .., ६।३। ११. 
क्रीतत्वात्तु-भक्त्या ५- » ९११६ 
क्वचिद्‌, विघानाच्च , ...........६1३1१४ 
क्षामे तु स्वेदाहे स्यादेकदेश० , ६४४१७ 
गाहंपते.वा स्याताम . . ६।६।३१ 
गुणस्य तु विघानत्वात्‌ । ६।१।२३. 
गुणानां, पराथंत्वाद्‌ ,. ६।४।१३ 
गुणानां तूत्पत्तिवाक्येन . , _४।४।४० 

गुणार्थित्वान्नेति चेत्‌ -६१।३४ 
गुणार्थनेतिचेत्‌ . - , धाशाईद 
३'गुणाइच नाम्संयुक्ता विधी” ४४३५ 


्रहेष्टकमोपानुवाक्यं सवन० ५।३।१५ 


तथा चांन्याथद्शनम्‌ 


2 पह 7 Sc च्य 
¥ मोमांसा-शाब र- 

2 साला र 
काम्यल्राचव ५।३।३४ | चातुर्वृण्यंमविशेषात्‌ 
काम्ये कर्मणि नित्य ४।३।२० | चोदनायां त्वना रम्भो 
-काम्येषु चेवमित्वात्‌ » ६।३।८ | चोदनायां फलाश्च्‌ ते 
कारणादभ्यावृत्ति १।२।३ | चोदना वा द्रव्यदेवता० 
कारणाद्‌ वाऽनवसगः स्याद्‌ ५।२।८ | चोदितत्व्राद्‌ यथाश्र्‌ ति 
कालप्राधात्याच्च .. . ६५७४१ | चोद्यन्ते .चार्थकर्मंसु 

कालविधिर्वोभयो विद्यमान० ,. १1४४४ | छागे न कर्माख्या रूप० 


छागो ब्रा मन्त्रवर्णात्‌ 

जपो .वाऽनग्निसंयोगात्‌ 
जाति तु बादरायशो० 

जातेर्वा तत्प्रायवचनार्थं ० 


' जात्यन्त्राच्च शृङ्गेते 


जुह्वाढीनामप्रयुक्तत्वात्‌ 
ज्योतिष्टोमे तुल्यान्य० 
तच्छब्दो वा 


तत्प्रधानत्वात्‌ 
तत्र जौहवमनुयाजेप्रति० 


तत्र विप्रतिषेधाद विकल्प 
तत्र सवऽविशेषात 
तत्रेकत्वमयज्ञाज्ञुमथेस्य 


तत्सर्वाथंमनादेशात्‌ 
तथा च लिङ्गम्‌ 
तथा च लोकभूतेष 
तथा चान्याथंदरशेनम्‌ 


तथा चाच्याथंदर्शनम्‌ 

तथां चान्यार्थंदशंनंम्‌ं _ 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ 
तथा चान्याथेदशनम्‌ - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तत्रोत्पत्तिरविभक्तां स्यात 


hy 


` दा्शर५ 


४११३ , 


“ ४91१० 


६ 1४1२ ६ 


६ ११६ 
४1१६ 
६1८३९ 


६७३१ 
_ ६८1६ 
` ६१८ 


६८४३ 


क. 
६1६1३३ 


. ४1३१ 


तत्म़कृतेर्वाऊपत्तिविहारी . र 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते ` 


`५।३।५ 


` प५।३।४० 
४२२६ 


डॉ १४३ 
६1५४० 


“ दोश ५१ 


४३1२७ 
डी१1११ 


, ।१।४२ 
_ "४३।१३ 


४११॥१७ 
-१।६ 
४।४।३१ 


W४३८ 
` ४४४१ 
` ५।१।७ 


५।२।२० 


'“€१1११ 
. "६।१।३० 


Co 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तथा चाच्याथदशनम्‌ 


'तथा चान्यार्थदरनम्‌ 
` तथा द्रव्येषृ गुणश्च तिरत्पत्ति० ४।२।२५ 


तथाऽन्तःक्तुप्रयुक्तानि 
तथांऽपू्वंम्‌ 

तथा भक्षप्रै षाच्छादन० 
तथा सोमविकारा दशं० 
तथा स्वामिनः फलसम० 
तथा हिलिङ्गदशंनम्‌ 
तदकर्मणि च दोष्स्तस्मात्‌ 
तद्थंवचनाच्च- नाविशेषात्‌ 
तदष्टसंख्यं श्रवणात्‌ 
तदादिवाऽभिसंबन्धात्‌ 


तदुक्तित्वाच्च दोषश्रू ति० ` 


तदुक्तेः श्रवणाञ्जुहोति० 


तदुत्सगे कर्माणि पुरुषार्थाय 


तदेकदेशो वा स्वरुत्वस्य 


' तद्धविः शेब्दान्तेति चेत्‌ - 
'तद्युक्तेच-प्रतिषेघात्‌ ¦ “' 
` तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम्‌ 


तद्वचनाद्‌ विक्कतौ 


-तद्वच्च लिंङ्गदशनम्‌ 


तद्विकारेऽप्यपूवेत्वात्‌ 
तन्नित्यं तच्चिकोर्षा हि 
तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌ - 


तसिंमिःच फलदशनात्‌ -, 


तस्मिस्तु शिष्यमाणानि* - 
तस्मिन्नसंभवन्नर्थात्‌ 
तस्या यावदुक्तमाशीन्र हा० 


तादर्थ्यात्‌ कमं. तादथ्यंम्‌ = ¬ 


लाद््ये न गुणाश्रेताऽनुक्ते ०. 


' . ताभिश्च तुल्यसंख्यानात्‌ „ 


- ६५1११५ 


६ ।७1१० 


६।२।२& 
५।१।२६ 
६।।२८ 
५।४।२६ 
६।३।२१ 

६।२।२८ 
` ९1३1३ 


21) प्‌ || ts ॥ ७ 
१. ४।१।४६ 


५।१।२४ 
६1१७ 


. ४२२८ 
.- ४।१।३ 
- ४।२।३ 


६।४।२० 


* ६।७।२७ 
'. ६५३ 
=" ५११७ 


४।१।१६ 
५३1१२ 
६1३1१७ 
६।४।४६ 


- ६।३।२५ 


६।९।२१ 
६।२।२४ 


- ६।१।२४ 
5६1१११२ 


६४२५५ 


. ४४१५ 


>" अ्रध्याग्न ४-५-६ के सूत्रों की सूची 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 
५ 
तुल्यवच्च प्रसंख्यानाद्‌ ४४२० 
तुल्या च कारणश्र्‌ तिरन्ये” ४४३६ 
तेषामोत्पत्तिकत्वाद्‌ - दार२७ 
त्रयाणां द्रव्यसंपन्नकमंणो ६1१३६ 
दक्षिणाकाले यत्‌ स्वं. तत्‌ ६1७७ 
दधिग्रहो चेमित्तिकः ` डोडीद 
दशनात्‌ काललिङ्गानां ६1२९२६ 
दशनाद्‌ वेकदेशे स्यात्‌ ६।४।१८ 
दशाँपूणंमासयोरिज्याः: ` ४।४।२६ 
दीक्षाकालस्य शिंष्टत्वाद० ६।५।३८ 
दीक्षापराघे चानुग्रहात्‌  ६।५।३५ 
दोक्षापरिमाणे यथाकाम्य० ६।५।२८ 
दरीक्षासु तु विनिदेशादक्रत्व० ६७1१३ 
देवतायां च तदथुत्वात्‌ ६।३।१९ 
दैवतेवॅककर्म्यात. _ शारा११ 
्रव्यवत्त्वात्‌ तु पुसां ` ` ६।१।१० 
द्रव्यसंस्कारकमंसु-परार्थ॑त्वात्‌ ` ४।३।१ 
द्रव्यं” ` ६।३।३८ 
द्रव्याणां कर्मसंयोगे ६1१1१ 
द्रव्याणां तुक्रियार्थानां, . ४३1८ 
द्रव्याणि.त्वविशेषेणाऊनथं० ४।१।७ 
द्रव्योत्पत्तर्वोभयोः स्यात्‌ ६1४1२७ 
दृयोस्तु हेतुसामथ्य श्रवणं ४।१।४८ 
द्वादशशतं. वा प्रकृतिवत्‌ ६।७।१५ 
द्वादशाहस्तु लिङ्गात. स्यात्‌ ६1५२९ 
दव महकाल्ये तु यथा ० ५।४।२३ 
द्वभाधानं च द्वियज्ञवत्‌ ` ६।१।२२ 
न काम्यत्वात्‌ ६।१।३१ 
: न.कालेभ्य उपदिश्यन्ते  ६।२।२५ 
न ,चेकसंयोगात_ ६।५।५३ 
| न चोदनाविरोधात्‌ ६४६ 
न चोदनाविरोधात, ६।७।३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शावर-भाष्ये 


द 


न तत्प्रधानत्वात्‌, 

न तत्र ह्यचोदितत्वात 
न तत्संवच्यात_ 

न तदीप्सा हि 

न तल्लक्षणत्वादुपपातो 
न तस्यादुष्टत्वादविशिष्टं 
न तस्यानधिकारादर्थस्य 
न तस्येति चेत्‌ 

न त्वशेषे वेगुण्यात्‌ तदथं " 
न देवतारिनिशब्दक्रियमन्या० 
न 'नित्यत्वात, 

न प्रतिनिधौ समत्वात, 
न भक्तित्वादेषा हि लोके 
न भूमिः स्यात. सर्वान्‌ 

न मिश्रदेवतत्वा देनद्रार्न ० 
न वा कल्पविरोघात्‌ 

न वाऽनारभ्यवादत्वात्‌ 

न वाऽपात्रत्वादपात्रत्त 
नवा प्रयोगसमवायित्वात्‌ 
न वा शब्दकृतत्वान्म्याय० 
न वाऽसंबन्धात्‌ 

न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ 

न शब्देकत्वात. 

न शेषसंनिघानात.` 

न श्रुतिविप्रतिषेघात_ 

न समवायात. 

न स्वामित्वं हि विधी ० 
चाकृतत्वात्‌ 
नातत्संस्कारत्वात_ 
'ना&दातस्यानित्यत्वात_ 
नानज्गृत्वात, 

नानथं कत्वात, 


६।६।५ | नानाबीजेष्वेकमुलूखलं 


६।८।३४ 
५।१।२२ 
६।३।३४ 
६।४।२३ 

६।५।८ 
६।२।१३ 
४।१।३८ 
६।४।११ 
६३1१८ 


६२1१० 


६।३।३२ 


६५३४ 


;६!७।३ 
५।४।२१ 
६६२२ 

६६1३ 
४।१।३४ 
६।८।३७ 

५।२।९ 
५।३।३३ 
६।६।३८ 
४।३।३३ 
४।१।३० 
६।८।१६ 
६।२।१२ 
६।६।२० 
५।१।१० 


_ ५ ६।५।२४ 


६।७।१२ 


.६।३।३० 


६।३।३७ 


नानुब्तेऽन्याथ दशनं 
नान्याथ नाभिसंबन्धः 
नाथ पृथक्त्वात्‌ 

नाशब्दं .तत्प्रमाणत्वात 
नाशेषभूतत्वात 
नासमवायात, 
नासमवायात_ प्रयो जनेन० 
नासामर्थ्यात_ 
नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति 
नित्यरच ज्येष्ठशब्दात, - 
नित्यो वा स्यादथ वाद० 
निमित्ताथ न बादरिस्त० 
नियतं वाऽथ वत्त्वात_ 
नियमार्थः क्वचिद्विधिः 
नियमार्था वा श्र्‌ तिः 
नियमो वा तन्निमित्त० 
नियमो वेकाथ्यं ह्यथं ० 
निरुप्ते स्यात तत्संयो ० 


'निदेशस्य गुणार्थत्वम्‌ 


नि्देशाच्छेषभक्षोऽन्येः 
निर्देशात तस्यान्यदर्था० 
नि्देशात, तु पक्षे स्यात्‌ 
निदेशात्तु विकल्पे यत्मवृत्तम्‌ 
निर्दशाद्वा तद्धमंः स्यात, 
नि्देशाद्वा त्रयाणां स्याद 
निदेशाद्‌ वाऽन्यदागमयेत. 
निदेशो वाऽनाहिताऱ्नेरनार० 
निष्क्रयवादाच्च 

निष्क्रयर्च तदज्भवत_ 
नेकत्वात्‌ तस्य चानधिका० 
नेमित्तिके विकारत्वात, 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५।२।१३ 
४४३३ 

६।२।८ 

४३1७ 
४१११४ 
६।४।१५ 
५ १।१२ 
४।३।३१ 
६।७।३३ 

६।७।५ 

४1४६ 
४४११ 
६।१।२७ 
६।८।२७ 
६।३।१६ 
४।२।२४ 
६।२।१५ 
६।८।३५ 
६५१२ 

६४६ 

६४४ 


 डो१२९ 


६।1१।२६ 
६।३।२० 
६।७।२० 
६।१।२६ 

६1४1२ 

६।८।६ 
६।४।३३ 
४४२६९ 

६।६।5 
-४।३।१४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४-५-६ के सू्ों की सूची ७ 
नोत्पत्तिसंयोगात_ , ४३३४ | प्रकरणादिति चेत्‌ ४।३।३४ 
न्यायविप्रतिषधाच्च ५।३।२५ | प्रकरणाविभागे च विप्रलि० : डाडाए 
न्याय्यो वा कमंसंथोगा० ६1१॥४५ | भकरण वा शब्दहेतुत्वात्‌  ६।५।४६ 
पक्षे वोत्पन्नसंयोगात : ४४१३ | प्रङते पूर्वोक्तत्वादपूवं० ५।२।१७ 
पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्च ते ६।४।२८ | प्रकतौ तु स्वशब्दत्वाद्‌ ५।१।१५ 
पदकर्माप्रयोजकं नयनस्य ४1१२५ | प्रक्रमात्‌, तु नियम्येता० ६।२।१३ 
पयोदोषात, पञ्चशरावे० ६।५।६ | प्रतिपत्तिर्वा तन्न्यायत्वाद्‌ ४।२।२२ 
परकृति पुराकल्पं च मनुष्य ६।७।२६ | प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य ४ीर।१३१ 
परेणाऽऽवेदनाद्‌ दीक्षितः ५।३।२ | प्रतियूपं च दर्शनात ४1२1५ 
पर्यास इति चान्ताख्या ' ५।शा८ | प्रतिषिद्धं चाविशेषेण ६1३1२० 
पश्यावनालम्भाल्लोहितठ ४।१।२७ | प्रतिषिद्धे च दशनात्‌ ` ४।४।२१ 
पशुगुणे तस्य तस्या० ५।२।१० | प्रतिषेधाच्चोघ्वंमवभृथा- द।५।४२ 
पशुचो दनायामनियमो० ६।८:३० | प्रतिषेघेष्वकमंत्वात्‌, ६।२।१९ 
पश्वङ्गं रशना स्यात ४।४।२२ | प्रतिहोमझ्चेत, सायमग्नि० ६।५।४३ 
पश्वद्भ' वाऽथ कर्मे ० ४४1२७ | प्रतीयत इति चेत्‌ ४१1१३ 
पाणे: प्रत्यङ्गभावाद० ६1६॥१५ | प्रत्ययाच्च ४।३।१६ 
पितृयज्ञः स्वकालत्वाद्‌ ४।४।१६ | प्रत्यर्थं चाभिसंयोगात, ६।१।३ 
पितृयज्ञे तु दशनात्‌. दाषा १६ | प्रत्यय श्रूतिभाव इति ६।२।४ 
पितृयज्ञे संयुक्तस्य ६।८।१० | प्रधानेनाभिसंयोगाद० ४।३।४० 
पुनराधेयमोदनवत्‌ ६।४।२६ | प्रधाने श्‌ तिलक्षणम्‌ ६।४।७ 
पुरुषकल्पेन वा विकृतौ ६1६1३६ | प्रयोगान्तरे वोभथानुग्रहः ६।५।५२ 
पुरुषार्थं कसिद्धित्वात, ६।२।१ | प्रयोगे पुरुषश्र्‌ तेयेथाकामी ६।२।३ 
पुरोडाशस्त्वनिर्देशे ५।४।१९ | भवृत्तेष्पीति चेत्‌ ` ६1३1३६ 
पूर्व च लिज्भदशनात ५।३।२३ | प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्त, ६1९१३ 
पृथक्त्वाद्‌ व्यवतिष्ठेत ४।३।६ | प्रवृत्ते वा प्रापणान्तिमित्त ६।५।२६ 
पृथक्त्वे त्वभिधानयो ० .४।४।३४ | प्रवृत्या कृतका लानाम्‌ ५।१।२५ 
पौर्णमासी वा श्र ति० ५।४।११ | प्रवृत्या तुल्यकालाचां ५।१।८ 
पौर्णमास्यामनियमो० | ६।५।३० | प्रशंसा वा विहरणाभा० ५।३।४१ 
पोणंमास्यूध्वं सोमाद्‌ ५।४।१७ | प्रस्तरे शाखाश्रयणवत ६।४।४३ 
पोर्वापर्ये पूवं दौर्बल्यं ६।५।५४ | प्राकृताच्च पुरस्ताद्यत्‌ ५२1२२ 
प्रकरणशब्दसामान्या०ा ४४१ | प्राग्लोपम्पृणायास्तस्या . १३1२० 
प्रकरणात तु कालः . ` ५।४।१४ | प्रातस्तु षोडशिनि ६।५।४४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ 


प्रापणाच्च निमित्तस्य 


फलकामो निमित्तमिति 
फलं तु तत्प्रघानायाम्‌ 
फलमात्रेयो निर्देशादश्रुतौ 
फलवत्नां च दर्शयति -. 
फलवद्‌ वोक्तहेतुत्वादित० 
फलसंयोगस्त्वचोदिते न 
फला्थंत्वात. कर्मणः . 
फलाथित्वात्तु स्वामित्वे० 
फलाथित्वाद्‌ वाऽनिग्रमो 
फलोत्साहाविशेषात्‌ तु 
फलोपदेशो वा प्रधान० 


बहुनां तु प्रवृत्तःन्यमाग० ` 


ब्राह्मणस्य तु सोमविद्या० 
ब्राह्मणावां वेतरयोरा० 
भक्त्य्रा निष्क्रयवादः स्यात्‌ 
भेदार्थमिति चेत्‌ . 
मध्यंमा तु वचनांद्‌ 
मध्यस्थ :यस्यँःतन्मध्ये 
मन्त्रतस्तु विरोघ्रे स्यात्‌ 
मन्त्रस्य चार्थवत्वात्‌ 


ls ते 
Rss वाऽङ्गानां 


मुख्यशब्दामिसंस्तवाच्च 
मुख्याधिगमे सुख्यमागमो 
मुख्यानन्तयमात्रेयस्तेन 


'मीमसा-शाबवर-मोर्ष्ये 
शां १।३ ३ { ५२४“ 
दांश४१ । एतेनेत्यग्निष्टोम ५।३।३७: 
दा६।३५ यजतिचोदना द्रव्यदेवता ० ४२1२७: 
६।३।७ | यथाप्रदानं वा तदथत्वात, भा ३: 
६।६।२९ | यथाश्र्‌ तीति चेत्‌ ६४२२ 
५।१।२८ | यद्यद्गाता जघन्यः स्यात्‌ ६५५५ 
४२1१६ | यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्य. ४१२. 
६२1९ | यस्य वा. प्रभु स्यादित० देर 
४३३ याञ्चाक्रयणमविद्यमाने. . ६५२६ 
. ४।३।१८ | यूपाङ्गं वा तत्सस्कारात. ४।४।२३ 
६।१।२१ योगसिद्धिर्वाऽथं स्यो० ४।३।९८ 
४।४।७ | ख्पान्यत्वान्न जातिशब्दः ६।८।४० 
४६३३८ | ख्पाल्लिङ्गाच्च | ६।८।३८ 
६।१।४ | लक्षणमात्रमितरत्‌ ६।५।१४ 
६1१२० | लक्षणार्था शुतश्रुति ६।५।६ 
६।२।१४ | लिङ्गदशनाच्च ४।१।१० 
६।१।१३ | लिङ्गदशनाच्च __४।१।३२ 
. ४३२६ | लिङ्गदशनाच्च “करे १८ 
. ६॥३॥२२ | लिङ्गदशनाच्च पडी 
६।२।३१ लिंङ्गदशंनाच्च ६।१।१८ 
- ६।६।१८ | लिङ्गदशंनाच्च ६१५२ 
. ३४२८ | लिद्धदर्शनाच्च २६।६। १०७ 
_६४।१४ | लिङ्गदर्शनाच्च ६1७1९७ 
“५३1१९ | लिङ्गविशेषनिदंशात्‌ “६1१1६ 
५ ४४३ | लिङ्गाच्च .५।३।३८ 
५1१६६ | लिङ्गाच्चेज्याविशेषंवत..-. * ६1६1२७ 
५।२।१२ | लोके कर्माणि वेदवत्‌ -६।२।१६ 
६।५।३२ | वचनाच्चान्याय्यमभांवे :६।३।३१ 
५।१।१४ | वचनात्तु, द्वादशाहे ५।३।१० 
_ ४१२४ | वचनात्‌ तु द्विसंयोगस्तश - ६।६।१२ 
६।३।३५ | वचनात्‌ तु परिव्याणा० . .-- ५२9 
५।२।१८ | वचनादितिःचेत्‌ | - ६।६।१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वचनादिष्टिपर्वत्वंम्‌ ` 
वचनाद्वां शिरोवत्‌ स्यात, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रष्याये ४-५-६ के सूत्रों की सूची 


- ५।४।५ | वैगुण्यान्नेति चेत्‌ 


on 


“९ 


६।५।२३ 


` ६।६।२ | वेशवानरश्च नित्यः स्यान्नित्येः ४४ १२ 


वचनाद्‌ वैककाल्यं स्यात ५।४।२४ | वेश्वामित्रस्य हौत्रेनियमाद्‌ ६।६।२६ 
वचनाद्‌ रथकारस्याऽधाने० - ६।१।४४ | व्यापन्तस्याप्सु गतौ यद० ` ६।५।४४ 
वचने हि हेत्वसामरथ्यंम्‌ _४।१।४१ | व्यूध्वंभारभ्यस्त्वालेखनस्त्‌० ` * ६।५।१७ 
वत्ससंयोगे ब्रतचोदना स्यात ` ६।४।३४ | शकल श्रृतेशच 5 1127 : ` ‡ ' ४२४ 
वत्सस्तु श्र तिसंयोगात_ ६।४।३७ | शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे ` ४।१।१% 
वाक्यार्थर्च गुणार्थंवत्‌ ` ४।३।१२ | शब्दविश्रतिषेधाच्च ५।१।२६ 
वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वं ` ` ६।६।२४ | शाखायां तत्प्रधानत्वात्‌ ¦ -: ...डॉऱा७ 
विकारः सन्नुभयतोऽविJ " ६१७१६ | शाखायां तत्प्रधानत्वारद्‌ः' +7: :४।२।६ 
बिकारे त्वनुयाजानां . ५।२।१६ | शास्त्राणां त्वर्थवत्त्वेन > ६1२४७ 
विकारो नौत्पत्तिकत्वात ६।८।४१ | शूद्रश्च -धर्मशास्त्रेत्वात . ` ` ? `६।७।६ 
विकृति: प्रकृतिघरमं ० २८५॥१॥१९ शेष इति चेत्‌ ` ४२६ 
विङ्तेः प्रकृतिकाल ० ५।४।२२ | शेषाद्‌ श्रथवदाननाशे स्यात... ६।४।१ 
विद्यानिर्दंशान्नेति चेत :. ६।१।३६ | श्राद्धवदिति चेत्‌ ` ६।द।१५ 
विधिप्रत्ययाद्‌ वा न ५।३।४२ | श्र तिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावे .. ६।३।१३ 
विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ ६।३।४० | श्र्‌तिलक्षणमानुपूव्य तत्ममाण० 91११ 
विधेः कर्मापवर्गित्वाद्‌ ५ . ४२1२९ | शर्‌ त्यपायाच्च ] ४।२।९ 
विधौ तु वेदसंयोगादुपदेशः ` ६।७।२६ | षट्चितिः पुवेवत्वात्‌ > : ४।४।१४ 
विध्यपराधे च दशनात्‌ ६।३।६ | षोडशी चोकथ्यसंयोगात्‌  . ५।९१।३२५ 
विनिरुप्ते न मुष्टीनाम० . ` ६।५।१८ | संस्गेरंसंनिष्पत्तेराम्िक्षाःर "४२३ 
विप्रतिपत्तो वा प्रकृत्यंन्वयाद्‌ . ५।१।१८ | संस्कारस्य तदर्थेत्वाद्‌ ६।१।३५ 
विप्रतिषेधात, ताभिः समान» ४।४।१८ | संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ ६।१।३२ 
विप्रतिषेधात, तु. गुण्यन्यतरः ६।७।३७ | संस्कृते कर्म संस्काराणां शशरर 
विभागश्चतेः प्रायश्चित्तं ६५४९ | सः स्वरः स्यात्‌ सर्वान्‌ ४३1१४ 
विवृद्धिः कम भेदात्‌. ५।३।१ | स कुलकल्पः स्यादिति ` ६।७।३५ 
विवृद्धिर्वा नियमानुपूर्व्ये `  ५।२।१४ | संचिते त्वर्निचिद्‌ युक्तं ` ०. ` ५४३) २६ 
विश्वजित्वप्रवृत्ते भाव ६।४।३२ | स तद्धर्मा स्यात्‌ कमंसंयोगात्‌ः ` ६३1२६ 
विहारस्य प्रभुत्वादतरनी० ` ६।६।२७ | सति सब्धवचनम्‌ 7" ` : ४।१।३७ 
वीते च कारणे नियमात, : ४।३।२१ | सत्राणिःसवेवर्णानामविशेषात्‌ ' ६।६।१६ 
वीते च नियमस्तदर्थम्‌ ४।३।२४ | सं नैमित्तिकः पशोगु णस्या . -६।८।४२३ 
वैगुण्यान्नेति चेत, ६।१।३० | सन्निपातस्चेद्‌ यथोक्तमन्ते १२२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसा-शाबर-भाष्यै 


१० 


सन्निपातात्त निमित्तविघात 
सन्निपाते प्रधानानामेकेकस्य 
सञ्चिपातेश्वैगुण्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ 
संनिवापं च दर्शयति 
स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात्‌ 
समवाये चोदना संयोगस्या० 
समाख्यानं च तद्वत्‌ 
समानयनं तु मुख्यं 
समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं 
संबन्घात्सवनोत्कषंः 
संबन्धादशंनात्‌ 
संयवनार्थानां वा प्रतिपत्ति० 
संयुक्ते तु प्रक्रमात्‌ तदङ्गं 
सवेमिति चेत्‌ 
सवंशक्तो प्रवृत्तिः स्यात्‌ 
सवस्य वैककर्म्यात्‌ 
सर्वाणि त्वेककायं० 
सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थो न . 
सर्वासां वा समत्वाच्चोद० 
सवषा: वा चोदनाविशेषात्‌ 
सवषां वा प्रतिप्रसवात्‌ 
सवषां वकजातीयं कुतानु७.. 
सव्वा समवायात_ स्यात्‌ 
संवत्सरो विचालित्वात्‌ `` 
सःसवषामविशेषात्‌ 
स स्वामी स्यात्‌ तत्संयो० 
सहस्रसंवत्सरं तदायुषाम० 


सारनीचां वेष्टिपूवंत्वात्‌ 
सांतपनीया तूत्कषदरिनहोत्रं 
सान्नाय्यंसंयोगान्नासन्नयत 
सान्नाय्यारनीषोमीयविकांरा 


६।६।६ 
५।२।१ 
६।६।१ 
६।६।३२ 
६।४।३० 
४।३।२६ 
५।३।३१ 
४ १४० 
५३।४ 
श १३४ 


६७३४ 


डो२ १५ 
५।२।६ 
५।१।६ 
६।३।१ 

५।४।१२ 
५।२।५ 
६।८।१७ 


- ४४1४ 


५।३।४४ 
६।६।२५ 
-५२।२ 

६४५ 


` `६।७।३८ 


६।८।४ 
६।३।२३ 
६।७।३१ 
६।६।३० 
५।१।३० 
६।५।२ १ 


ः ५४२५ 


सान्ताय्येऽपि तथेति चेत्‌ ` 
सा प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ 
सामान्यं तच्चिकीर्षा हि 
साम्नोः कमंवृद्धयं कदेशेन 
साम्युत्थाने विश्वजित्‌ 
सारस्वते च दशनात्‌ 
सा्वंकाम्यमङ्गकामेः . 
सार्वेरूप्याच्च 

सोमपानात्त प्रापणं 
सोमझ्चेकेषामरन्याघेयस्य० 
सोधन्वनास्तु हीनत्वान्म० 
सोमिके च कृताथंत्वात्‌ 
स्तोमविवृद्धौ बहिष्पवमाने 
स्थपतिनिषादः स्याच्छन्द ० 
स्थपतीष्टिः प्रयाजवदर्न्या ० 
स्थपतीष्टिवल्लौकिके वा 
स्थानाच्चोत्पत्तिसंयोगात_ 


स्याच्छ तिलक्षणे नियतत्वात्‌ ` 


स्याज्जुहप्रतिषेधान्नित्या ० 
स्यात्‌ तस्य मुख्यत्वात्‌ . 
स्यादन्यायत्वादिज्यागामी 
स्याह्म द्रव्यचिकोर्षायां 
स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ 
स्याद्वा प्राप्तनिमित्तत्वा ० 
स्याद्वा यज्ञार्थत्वादौ० 
स्याद्‌ वा विधिस्तद्थंन 
स्याद्‌ विद्याथंत्वाद्‌ यथा 
स्वकाले स्यादविप्रतिषेधात्‌ 
स्वदाने सवंमविशेषात. 
स्वरुइचाप्येकदेशत्वात, 
स्वरस्त्वनेकनिष्पत्तिः स्व० 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


“६१७ 


६।७।३९ 
६।३।२७ 
६1६1११ 
६।५।२५ 
६।६।२८ 
४।३।२५ 
४४१० 
६।८।१८ 

५।४।६ 
६।१।५० 
४२९२० 

५३1७ 
६।१।५१ 
६1८1२० 
६1८1१२ 
५।१।१३ 
६।३।३३ 
४१४५ 
४ १३९ 
दाडा२१ 
४ १॥२० 
६1५1 ४० 
६1४१२ 


` ६।६।४ 


५।४।१३ 
५।३।३६ 


. ५।४।१५ 


६।७। १ 
४।४।२५ 


रारा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|] अध्याय ४-५-६ के सूत्रो की सूची ११ 
स्ववतोस्तु वचनादेककम्यं ६।१।१७ | स्वेन त्वर्थन संबन्धो ४ १८ 
स्ववत्तामपि दर्शयति ६।१।१६ | हरणे तु जुहोतिर्योगसामा० ४।२।१० 
स्वस्थानात्तु विवृध्येरन्‌ ५।३।३ | हेतुत्वाच्च सहप्रयोगस्य ४।१।३५ 
स्वामित्वादितरेषामहीने ६।६।२३ | होमाभिषवभक्षणं च तद्वत्‌ ६।४।२४ 
स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वात्‌ ६1६1३१ 3. 

ह छ | 
न न 1 , F र | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ . मीमांसा अ० ४-५-६ के भाष्य में 
 उद्‌ंधुत वचनों की सूची 


उद्धरण डा पृष्ठ संख्या 
अक्षैर्दीव्यति, शौनः शेपमाख्यायति, अ्रभिषिच्यते १५०१ 
भ्रग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेत्‌ ५ १४९७ 
भ्रग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवेपेत्‌ यस्याहि ताग्नेः सतो$ग्निगृहान्‌ 
दहेत्‌ ११७७ 
अग्नये गृहपतये$सितानामष्टाकंपालं निर्वेपेत । सोमाय वनस्पतये श्यामाक 
चरुम्‌ । १४६१ 
ग्रग्नयेऽनीकवते प्रातरष्टाकपालो मरुद्भ्य सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरुः, मरुद्‌ 
भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायमोदनम्‌ । १४५३ 
अग्नये विविचयेऽष्टाकपालं पुरोडाशं निवंपेद्‌ यस्याहितारनेरन्येररिनिभिरग्नयः 
संसज्येरन्‌ । १९३४ 
अग्नि चित्वा सौत्रमण्या यजेत | १३५३, १३७१ 
अग्नि वे सृष्टं अरिनहोत्रेणानुद्रवन्ति १५२७ 
भ्रग्निचिद्‌ वषंति न धावेत्‌, न स्त्रियमुपेयात्‌ । तस्मादरिनिचिता पक्षिणोना- 
शितव्याः १५३१ 
भ्रग्निहोत्रं जुहुयात, स्वर्गकामः १६४१५ 
भ्रग्निहोत्रं जुहोति । ; १४२९ 
भ्रग्निहोत्रस्य यज्ञक्रतोरेक ऋत्विक्‌ । १२८६ 
अग्निहोत्रहवण्या निवपति ११९१ 
अग्नीदरनीन्‌ विहर (ज्योतिष्टोमे) १४६० 
अरनीनादघीत १९३५ 
ग्रग्तीषोमीयमेकादश्कपालं निवेपेच्छ्यामाकं. ब्राह्मणो वसत्ते ब्रह्मावर्चस्कामः १५७८ 
अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ १५६७ 
प्रज्भादज्ञात संभवसि हृदयादघि जायते । भ्रात्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः 
शतम्‌ ॥ १३६७ 
अङ्गानि तु विधानत्वात्‌ प्रबानेनोपदिश्येरन्‌ । १३७१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SET NTN SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रध्याय ४-५-६ के उद्धृत -वचनों की सूची १३ 
` जलता पृष्ठ संख्या 
प्रद्धिरसो वा इत उत्तमाः सुवर्गं लोकमायंस्ते यज्ञवास्त्वभ्यांस्ते धुरोडाशं कूर्म 
भुत्वा सर्पन्तमपश्यन्‌, इन्द्राय ध्रियस्व बृहस्पतये ध्रियस्व श्रादित्याय धियस्व 
स नाध्रियत तमन्रुवन्‌ भ्रग्नये ध्रियस्वेति सोऽध्रियत । तदार्नेयोऽष्टाकपालो- 


ऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चा प्रच्युतोभवति ` ` * १२२२ 

भ्रजोऽगनीषोमीयः र २०२० 

भ्रञ्जनादि यजमानो यूपं नावसूजेदापरिव्याणात्‌ | ` १४८५ 

अञ्जलिना जूहोति १६२० 

अतिहायेजे बहिः प्रति. समानयति । १२३७, १४३७ 

ग्रथ कस्मात्‌ स्वरूर्नाम। एतस्माद्वै योऽवच्छिद्यते । तदस्येतत्स्वमिवारुभव्रति। १२५८ 

ग्रथ यत्‌ त्रिष्टुभा परिदधाति नान्तं गच्छति . १५१३ 

अथ यत्पुणेमासमारभते तद्यथापूवं प्रक्रियते । 7 १४०११५ 

ग्रथ यस्य पुरोडाशौक्षायतस्तं यज्ञं वरुणो गृह्वाति । यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत 

अथ.हैष हविनिवपेत -। ` यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायश्चित्ति १७९४ 

भ्रध्वरस्य पुवंमथाग्नेरुपप्रं त्येतत्‌ कमे यदारिनकमं १५०० 

ग्रथैतस्याष्टरात्रस्य विशवजिदभिजितावेकाहावभितः, उभयतो ज्यो तिर्मध्ये 

षडहः पशुकामो ह्य तेन यजेत १९५७ 
अध्वयु गु हपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्गातारं ततो होतारम्‌। १४२५ 

अनड्वाही युनक्ति ११९४ 
अ्नतिदुश्यं स्तृणाति श्रनति दृश्यमेवेनम्‌ .. . ११७४ 
अनुदिते जुहोति कब १४७० 
ग्रनुयाजेभ्यस्तद्‌ गृह्वाति । / 55 ४ १२४४ 
अन्तवें दि प्रणीता निनयति । ` १२७५ 
रन्ते तु बादरायणः १५०१, १५०२ १५१०, १५१५, १५१८ 
अ्न्यतरापायेऽन्यां कुर्वीत . २००३ 

अन्यमुपदधाति | १७६४ 
ग्रन्याय्यरचनेकाथंत्वम्‌ १५६५, १६३२ 
ग्रपः-प्रणयत्यापोवे श्रद्धा श्रद्धामेवालम्य यजते ु १२७४ 
अप्रराक्तुः पितृणाम्‌ 25 xn RON 
अपरिमितं देयम्‌ १९६३ 
अप व एतद्‌ यज्ञस्य छिद्यते यदन्यस्य वितते तन्येऽत्यस्य तन्त्र प्रतायते। . १४७० 


अप वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपुणंमासयाजी सन्नमावास्यां वा 


र?" is ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ मीमांसाऽशाब र-भाष्ये ( 
उद्धरण पुष्ठ संख्या 

पौणमासीं वाऽतिपातयेत्‌ १ ११७९ 

झप वा एष स्वर्गाल्लोकाच्यते यो दशंपूर्णेमासयाजी सन्‌ पौणंमासीममावा- 

स्यां वासियावयेत्‌ - १७२१, १७२२, १७३१ 


अपश्यन्‌ ह स्म वे पुरा ऋषयो ये यूपं प्रापयन्ति, संभज्य स्रुचं ते मन्यन्ते 
यज्ञ वेशसाय वा इदं कमेति। ते प्रस्तरं स्रुचा निष्क्रयमपश्यन्‌ यूपस्थः स्व- 


रुम्‌ अयज्ञवेशसाय । १४०६ 
अप्यनाहितारिनना कार्य १९६८, २००४ 
ग्रभिचरता प्रतिलोम होतव्यम्‌ । प्राणानेवास्य प्रतीचः प्रतियौति। . . १४३७ 
अभिषिच्यते । १३७६ 


अभीष्‌ (अभीशु) वा एतोयस्यस्य यदाघारौ, चक्षषी वा एते यज्ञस्य यदा- 
ज्यभागो, यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते वर्मं यज- 


मानस्य ्रातुव्यस्यामि भूत्य १३०३, १४१० 
असावास्यायाममावास्यया यजेत १२८६, १७१९, १७२०, १७२२, १७३१,१७३२ 
आमावास्यायामपराह्ह पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति । १३९७ 
अमावास्या वे सरस्वती पूर्णमासः सरस्वान्‌ उभावेतौ यथापूर्वं कल्पयित्वा- 
ऽऽरभत ऋध्ये १४१५ 
अमाषममांसं बहुसपिष्कं व्रतं व्रतयन्ति 5 १८२५ 
अयज्ञिया वे माषा १७५० 
अयज्ञिया वे वरका कोद्रवा ७ + १७५० 
अरुणया पिङ्गाक्ष्येकाहायन्यासोमं क्रोणाति १२१३ 
अघं दघि हविरातञ्चनार्थ निदध्याद ग्रं न १८४२ 
अधमासानां वतद्र पं यत्पञ्च दशिन ११९९ 
अवभृथे यन्ति 22 १२८६ 
अवभृथादुदेत्य वत्सत्वचमाच्छादयति ` ३-० +> rR 
झवलिप्ता रौदा ह कतर 
ग्रवी दवे, घेन्‌.दव ` - ११९५ 
झवी हे घेनू द त्रीन्‌ ललामान १२०० 
पलाल Ee २०३० 
ग्रश्‍व ऋषभो वृष्णिबस्त NE 
ब र जा पुरुषः ते प्राजापत्या! be. 3 
वचा ड्या १२४६ 
१२८१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ४-५-६ के उद्धृत वचनां कीः सूची १५ 
उद्धरण . पृष्ठ संख्या 
आगमो वा चोदनार्थविशेषात्‌ | ३ नक्की १७५१ 
आग्नावष्णवमेकादशकपाले निर्वपेत्‌ सरस्वत्याज्यभागास्यात्‌ । बाहेस्पत्य 
इचरु: । , १४५० 
ग्राग्नावेष्णवमेका दशकपालं निवेपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः ` १५३४, १५३६ 
आरिनिमारुतादूष्वंमनुयाजेश्च रन्ति १३५६, १३८३, १४५७, १३६५ 


श्राग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया । स सोमेनेष्ट्वाग्नीषोमीयो भवति। यदेवादः 
पौणंमासं हविस्तत्‌ तह्य नुनिवेपेत्‌ । तह्य भयदेवत्यो भवति १५६२, १५७२, १५७६ 


ग्राग्नेयोऽऽटाकपालः - १७४३, १७८४ 
ग्रातिथ्येडान्तासन्तिष्ठते । निः १२३७ 
आत्मा वे पुत्रः । ।. १३६७ 
आत्रेयीं हत्वा भ्र णहाभवति : ` -१६०८्‌ 
आदित्यो वा सवं ऋतवः, स यदेवोदेत्यिथ वसन्तो यदा संगवोऽथः ग्रीष्मः, ड़ 


यदा मधघ्यन्दिनोऽथ वर्षः यदापराह्णृ ऽथ शरत्‌, यदास्तमेत्यथ हेमन्तशिशिरौ 1. १९८६ 
आधानं पौणमास्यां चेद्‌ वृत्ते दशे करिष्यते । 


अनङ्ग' पितृयज्ञश्चेत्‌ स॒त्रे च न करिष्यते॥ . १४०१ 
आधानेऽष्टसुप्रक्रमेष्‌ ब्राह्मणोऽगिमादधीत, एकाइशसुराजन्यः द्वादशसु वस्यः . १६४७ 
` आमनमस्यामनमस्य देवा इति तिस्र ग्राहुतीजु होति १३८४, १३८९ 
आमिक्षा वेश्यस्य [व्रतम्‌] ` £ इह १३२०. 
आयुराशास्ते - १६६४ 
झारे भरने इन्द्र बाहुबद्धव्य १७०७ १७०८ 
आर्ष गोमिथुनम्‌ - _ १६१३ 
भ्राषयं वृणीते १६६३ 
आषेयं वृणीते एकं वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन्‌ वृणीते न चतुरोवृणीते न 
पङ्चातिवृणीते १६६३ 
्रार्षेयान्‌ वृणीते त्रीन्‌ वृणीते २०२३ 
आवपनं वोत्तमाचितिर्‌ ग्रन्या इष्टका उपदधाति १५२३ 
ग्रा्ास्तेऽयं यजमानः,.ायुराशास्ते : ए १६९४ 
झाइवबालः प्रस्तरः, विघृती चेक्षव्यो। ` | १२९८ 
ग्रादिवनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवुता यूपं परिवीयाऽऽग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति १४०१ 
झारिदनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय । ` १४४४ 
ादिवनं द्विकपालं निर्वपेत्‌। ;;:.. ` "¦ 1 : ८ 0, , . . १३६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ मीमासा-शाबर-भाष्यें 

“ ` उद्धरण _ पृष्ठ संख्या 
ग्रारिविनो दशमो गह्यते । तं तृतीयं जुहोति । १४३६, १५५२ 
आहावंपुरीकषां पशुंकामस्य वेदि कुर्यात्‌ ‘RR 
आहार्यपुरीषां पशुकामस्य वेदि कुर्यात्‌ खनन पुरीषां प्रतिष्ठाकामस्य १३४५ 
भ्राहिताग्निमग्निभिदेहन्तियज्ञपात्रश्‍च _ ११६३, १९३८ 
आहिताग्निर्वा न क्लिन्नं दावभ्यादध्यात्‌ १५२७, १५२८ 


इतः पश्यसि घावत्तं दुरे जातं वनस्पतिम्‌ । 
त्वा ब्रवीमि विलालाक्षि या पिनक्षि जरद्‌ गवम्‌ । . १३ 
इति हं स्माह बकुर्वाऽ्णो माषान्‌ मे पचत, न वा एतेषां [देवा | हविगृह्हृन्ति १९६८ 


इदं क्रत्वर्थं मिदं भक्षार्थमिदमानमनाय १९५७ 
इध्मा बहिरुपसादय ' | २०१६ 
इन्द्र वाहु बंद्धव्य डा" १४ 
इन्द्राय राज्ञे. सूकरः ` . ` १३३० 


इये वाव प्रथमा चितिः, ओषधयः पुरीषम्‌ । ग्रन्तरिक्षं वावं द्विंतीयाचितिः, 

वयांसि पुरीषम्‌ । भ्रसो वाव तृतीया चितिः, नक्षत्राणि पुरीषम्‌ । यज्ञो वाव 
चतुर्थीचितिः, दक्षिणा पुरीषम्‌ । यजमानो वाव पञ्चमी चितिः, प्रजाः 
पुरीषम्‌ । संवत्सरो वाव षष्ठी चितिः, ऋतवः पुरीषम्‌ । १३६४ 
इयं वे समिध्यमानवतो यौः, ग्रसो समिद्धवती पृथिवी । यदन्तरा तद्घाय्या १५११ 
ईजाना बहुभियेज्ञ ब्राह्मणा वेदपारगाः । शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते ? 


प्रमां गतिम्‌ ॥ १५०५ 
उग्रोऽस्युग्रस्त्वं देवेष्वध्युग्रोऽहं सजातेषु भूयासम्‌ । १३८५ 
उत्कृष्टं वे[तद्‌ | अपरिमितम्‌ १९६८ 
उत्तरार्घात्‌ स्विष्टकृते समवद्यति १२२० 
उदिते जुहोति ह - १४७० 
उदीचीमाहरति | १२६२ 
उपत्रमंप्रभृत्यपवर्गपर्येन्तमाह ह 51771» :शदह३६ 
उपवेषं करोति मो यत 5 १२६१ 
उसस्तुणात्याज्य हिरण्य शकलं वपा हिरण्यशकलम्‌ ततोऽभिधारयति। . १२३३ 
उल्मुकहँस्म पूर्व समाजरमुस्तान्‌ ह ग्रसुरा रथांसि निजष्नु FR sR 
_ उष्णिवेककुभौ चाय्ये' :. `. ५१५१२ 
क्रततवो वे प्रयाजाः । न 1175 हुए ९२४२ ` 
ऋतुमुखं वषा पौणमासी संवत्सरस्य या चैत्री पौर्णमासी 77, शकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रव्याय ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची १७ 
ऋद्धिकामा उपेयु १६८० 
ऋध्नोत्येवाथो मिथृनत्वाय _ १४१५ 
ऋभूणां त्वा १६७० 
Ge १६६४ 
एकं वृणोते द्वौ वणीते १६६४ 
एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात्‌ १२१३, १२१९, १२२१, १२८२ 
एकविशतिमनुब्र यात्‌ प्रतिष्ठाकामस्य १५१० 
एकविशेनातिरांत्रेण प्रजाकामं याजयेत , त्रिणवेनौजस्कामं, त्रयस्त्रिशेन प्रति- - १ 
ष्ठाक्कामम । १४४२ 
एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌, त्रिणवेनौजस्कामं त्रयस्त्रिशेन प्रति- 
ष्ठाकामम्‌ ` १५१४ 
एकहायन्या क्रीणाति , १२१५ 
एकादश प्रयाजान्‌ यजति एकादशानुयाजान्‌ यजति १५०६ 
एकादशानुयाजान्‌ यजति १५०६ 
एका दीक्षा तिस्र उपसदः पञ्चमीं प्रसूतः १८६६ 
एका देया १९६४- 
एका देया षड्‌ देया द्वादश देयाइचतुरविशतिदेयाः शतं देयं सहस्र देयम्‌ ` ` . 
भ्रपरिमितं देयम्‌ १६६३ 
एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । एषा वे संवत्सरस्य पत्नी, यदेकाष्टका - १८७४ 
एकस्मैवाऽन्ये क्रतवः कामायाऽऽह्मियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः : १३४४ 
एकैकस्मै वाऽन्या इष्टयः कामायाऽऽह्मियत्ते सर्वेभ्यो दशेपूर्णमासौ १३४४ 
एको मम । ) शतक रह 
एतह देवानां रूपं यदुदगयनम्‌, पुर्वपक्षोष्हः २०११ 
एतया नियादस्थर्पात याजयेत्‌ १६७३, २००४, 
एतया पुनराघेयसम्मितयेष्ट्वाऽरिनिहोत्रं होतव्यम्‌ १८८४ 
एतावता वाव ऋत्विज ग्रानमनीया अपि वा सर्वस्वेन १९६१ 
एतावता हैनसाश्युक्तो भवति र ११८१, ११८५ 

एतावता हैनसाथ्युक्तो भवति १७१४ 
. एते प्रसुप्रमिन्दव इति. बहुभ्यो यजमोनेम्यः [प्रतिपदं कुर्यात्‌ ] १६८६, १६६६ 
एतेना द्वौ राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌. - , . : र १६२९ 
एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ , . १६२६ १९१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


उद्धरण पृष्ठ संस्या 
एते वे सर्व ज्योतिष्टोमा भवन्ति ~ १५४५ 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः य एतेनानिष्ट्वाश्थान्येन 
यजेत गर्तपत्यमेव तज्जायते प्र वा मीयते १५४१ 
एष वै देवस्थो यद्‌ दशंपूणेमासौ । यदशेपूर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजेते रथ- 
स्पृष्ट एवावसाने वरे{देवानारवस्यति ' १३६१, १५५७ 
एंष वै हविषा हविर्यजते योऽदाम्यं गृहीत्वा सोमाय यजते १५१९ 
एषा वा इष्टिरनाहिताग्ने १९९७ 
एषा वाञ्नाहिताग्नेः, क्रिया १९९३, १९९६ 
एषो वाञ्नाहिताग्नेरिष्टिः १९९५, १९९८ 
एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टियंच्चतुर्होतारः १९९२ 
ऐन्द्राग्नमेकादशकपाले निवंपेत १५३८, १५७५ 
ऐन्दरारनमेकादशकपालं निवेपेत प्रजाकामः १३४६, १७३५ 
भ्रोदनं पचति । १४२९ 
कतमानि वा एतानि ज्योतीषि, य एतस्य स्तोमास्त्रिवृत्‌ पञ्चदशसप्त- 
दशकविशा: । एतानि वा ज्योतींषि तान्येतस्य स्तोमाः । १४२१ 
कपालान्युपदधाति १४७९ 
कपालेषु पुरोडाशं श्रपयति ` १२१५ 
कपालेषु श्रपयन्ति ११६० 
कर्णा याम्याः, ्रवलिप्ता रोद्रा, नभोख्पाः पार्जन्याः तेषामेत्द्रागनो दशम ११९९ 
कांस्येन ब्रह्मवचंसकामस्य [ प्रणयेत्‌ ] १३१० 
कुर्यात्‌ क्रियेत कतंव्यं भवेत्‌ स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्स्यात्सरववेदेष नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ -१३०६ 
कटं दक्षिणा - १६७६ 
कृष्णविषाणया कण्ड्यति १६६० 
कृष्णाजिनमुलूखलस्याधस्तादवस्तृणातिः | ११९१ 
कृष्णाजिनेन दीक्षयति १५३४ 


कृष्णा भीमां घम्रा आन्तरिक्षा वृहन्तो दिव्या: शबला वेद्य॒ताः सिध्मास्तारका ११६९ 
केशदमश्रू वपते, दतो घावते, नखानि निक्ृन्तते, स्नाति, मृतो वा एषा त्वग- 

मध्य वा अस्येतदात्मनि शमलं तदेवापहते मेष्य एव मेधमेवमुपेति  - १३०२: 
ककेंयो यज्ञ विवित्सन्‌ दाल्यमुवाच अनया स्वाराष्ट्रप्रतिपादनीययेष्ट्या . . 
याजयेति सोःन्रवीत्‌ न वे सौम्य राष्ट्रप्रतिपादनीयां वेत्थ अ्रमुष्मै कामाय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्रध्याय ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची १९ 
उद्धरण पृष्ठ संख्या 

यज्ञा ग्राह्वियन्ते । fs, रवव: १३५० 
क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति । १२७७ 
क्षौमे वसानावारिनिमादधीयाताम्‌ १६२७ 
क्षोदिष्ठानां विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरु .- १८४६ 
खननपुरीषां प्रतिष्ठाकामस्य १३४५. 
खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात्‌ १३१७ 
खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्यात्‌, पालाशं ब्रह्मवर्चेस्कामस्य, वैल्वमन्नाद्य 
कामस्य १३०३, १३०८ 
खादिरे पशु बघ्नाति, पालाशे वध्नाति, रौहितके वध्नाति . १७६१ 
खादिरे बध्नाति १३१७ 
खादिरे बघ्नाति पालाशे बध्नाति रौहितके बध्नाति । १२५२ 
गभष्टिमेषु ब्राह्मणमुपनयीत १७२५ 
र्गाभण्यो भवन्ति - १२०१, १२०३ 
गायत्र्या त्वा शतधारया सन्दघामि `... १७९३. 
गुरुरनुगन्तव्योऽभिवादयितव्यश्च १७१६ 
गृहपतेरेवार्निषु निर्मेन्थ्य निवपेरन ~ १९७% 
गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ ११७५, १३४०. 
गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत, कांस्येन ब्रह्मवचंस कामस्य मार्तिकेन प्रति- 
ष्ठाकमस्य १३१० 
ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीथ स्तोत्रमुपाकरोति । १४२१, १४७४ 
ग्रामकामो यजेत PBT RES 
्रीष्मेमाध्यन्दिने सिहीमेन्द्रीम्‌ र्य १२०१ 
घृतव्रतो भवति " १६०६ 
चक्षनिमितमादध्यात्‌ : १६४६: 
चक्षषी वा एते यदाज्यभागौ ; १३०३ 
चक्षषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । - , १४-१० 
चतुग्‌ हीतं जुहोति । १२४९. 
चतुगृ'हीतं वा एतदभुत्‌ तस्याधारमवार्य त्रीनितः प्रतीचीचान्‌ प्रयाजान्‌ 
यजति । समानयते चतुग्‌ हीतत्वाय १२४७ 
चतुगृ हीतमाज्यं कृत्वा चतुर्होतारं व्याच॑क्षीत ‘mice RRR 
चतुग हीतान्याज्यानि । १२४० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


२० 
घ ल्ल पृष्ठ संख्या 

चतुग हीतान्याज्याति भवन्ति। [ १२४९ 
चतुग हीतान्याज्यानि भवन्ति न ह्यत्रानुयाजान्‌ यक्षत्‌ भवति । १२३८ 
चतुर्थोत्तमयोः प्रति समानयति । | १४३७ 
चतुदेश पौणेमास्यामाहुतयो हुयन्ते, त्रयोदशामावास्यायाम्‌ । १४१९. 
चतुविशति परमाः सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ १९८१ 
चतुविशतिमानं हिरण्यं दीक्षणीयायां दद्यात्‌ । प्रायणीयायां द्वे चतुविशति- 
माने । १४२२ 
चतुहोत्रा पौणेमासीमभिमृशेत्‌ पञ्च होत्राऽमावास्याम्‌ । १४१७ 
चत्वारो वे महायज्ञाः-अगिनहोत्रं दशंपूर्णमासो ज्योतिष्टोमः पिण्डपितृयज्ञः। १३९९ 
चातुर्मास्यानां यज्ञक्रतूनां पञ्च ऋत्विजः । १२८६: 
चात्वाले कृष्णविषाणं प्रास्यति १२७८, १६६१: 
चित्रणीरुपदधाति १५१९, १५२२, १५२५ 
चित्रया यजेत पशुकामः १३४९ 
चोदना लक्षणो घर्मः । ` १४२८ 
छागस्यं वपाया मेदसोऽनुब्रूहि | २०२१ 
छागएछागलो बस्तः - री ` २०२९ 
जाघन्याः पत्नीः संयाजयन्ति १६१७ 
चतुरहे पुरस्तात्‌ पौणमास्या [दोक्षेरन्‌] | १८७५ 
जातमञ्जलिना गृह्वाति । १४२८ 
जातमभिप्राणिति । - १४२८ 
जातेवरं ददाति । `. १४२७: 
जायमानस्य हि पुरुषस्याग्रे शिरो जायते, मध्ये मध्यं, पश्चात्‌ पादौ । १४१८ 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिकऋ णवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन 

देवेभ्यः प्रजया पितूम्यः १७२५, १७२६ 
जुह्वा जुहोति . १२०४ 
ज्येष्ठो वा एष ग्रहाणां यस्यैव गृह्यते ज्येष्ठयमेव गच्छति । १३८६ 
ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः १५८५, १५९८, १६३८, १६८४ 
ज्योतिष्टोमेन; स्वगेकामो यजेत || १४१९; १४२० 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि । अनय .- १२६० 
ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति श्रागनीध्रं ब्रह्मणः प्रतिहार्तार- 

मुद्गातुः अच्छावाक होतुः । ० ३४२% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SO 2४४७७ dd 902००. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची २१ 
उद्धरण पृष्ठ संख्या 
ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वाऽधिनो दीक्षयति ब्राह्मणाच्छंसिनं ब्रह्मण 
प्रस्तोतारमुद्गातुः मैत्रावरुणं होतु: । १४२४५ 
ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी वा ऽऽचायंप्रेषितः - १४२५ 
ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति मोतारं ब्रह्मणः सुब्रह्मण्यमुद्गातुः bs 
ग्रावस्तुतं होतुः । १४२५ 
तत्कपालं सन्दधाति 5 १७६३ 
तत्‌ तथा न कुर्यात्‌ | | १९६९ 
तत्र तद्‌ दद्याद्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ १९००, 
तथा युक्तं चानीप्सितम्‌ १२७६. 
तदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाप्रच्युतो भवति - १२२३ 
तदेव यादृक्‌ तादुक्‌ होतव्यम्‌ _ १७३४, १७७७ 
तद्भुतानां क्रियार्थेन समाम्नायः । १४३४ 
तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ १३०७. 
तद्‌ यत्‌ सर्वेभ्यो हविभ्ये: समवद्यति । तस्मादिदमुदरेविश्वरूपमन्नं समव-. `| . 
घीयते ॥ १२२६. 
तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्या मिक्षा वाजिभ्यो वानिनम्‌ १२०८ 
तस्मात्‌ पितृभ्यः पूर्वेद्यः करोति १३२२: १३३१. 
तस्मादरिन चिता पक्षिणोनाझितव्याः । | . १५३१. 
तस्मादविज्ञातेन गर्भण हतेन भ्र. णहा भवति १६०७ 
तस्मादारण्यमेवारनीयात्‌ १९७१ 
तस्माद्‌ दीक्षितो न ददाति न पचति न जुहोति - - १८५७८ 
तस्य नवतिशतं स्तोत्रिया < १५४३ 
तस्य ब्रतम्‌ - ११८५, १७३४ 
तानुत्तिष्ठत ग्रोषधयो वनस्पतयोऽनूतिष्ठन्ति . - __ १८७६ 
तान्‌ पयेग्निकृतानुत्सुजन्ति । ८ RS 
तिष्ठन्तं पशुः यजति । | १४५७. 
तिस्रो दीक्षा BE नन क 25७७, 
तिस्रो दीक्षा द्वादश दीक्षाः . रय . १८६७. 
तीर्थं वे प्रातः सवनं यत्प्रातः सवने पशव ग्रालम्यन्ते तीथे एवेतानालभते । .... ... 
स॒ योनित्वायाथो वपानामभिधुतत्वाय RS ` १२३१. 
तूष्णीमेव होतव्यम्‌ ` | Eis १५२९ . 
तच उत्तमः पर्यास fo २०९५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ‘Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ मीमांसा-शाब र-भाष्ये 
उद्धरण पृष्ठ संख्या 
तेनावभूथं यन्ति १२८५ 
तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते १८७२ 
तेषामेक्राष्टकायां क्रयः सम्पद्यते तेनैकाष्टकां न छंबट्‌ कुरवेन्ति १८७५ 
तेषामैन्द्राग्नो दशमः ११९९ 
` त्रिणवेनौजस्कामं त्रयस्त्रिशेन प्रतिष्ठाकामम्‌ १५१४ 
त्रिष्टभो वा एतद्‌ वीर्यं यदुष्णिक्ककुभौ १५१३ 
त्रीण्येतानि हवीषि भवन्ति त्रय इमे लोका एषां लोकानामारोहाय । १३९१ 
त्रीन्‌ ललामान्‌ ११९५, १२०० 
त्रीन्‌ वृणीते १६६४ 
त्रिसाहस्र तृतीये [चिन्वानश्चिन्वीत | १३१० 
त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ १८५०, १८६० 
दण्डी प्रे षमन्वाह । १२८१ 
दण्डेन दीक्षयति । १२७८, १५३४ 
दतो धावते १३०२ 
दधनि चरुम्‌, शृतेचरुम्‌ - १८६१ 
दघ्ना जुहोति [ _ १३१७ 
दघ्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ ( १३१७ 
दर्भमयं वासो भवति २०१६ 
द्षू्णेमासयोर्यज्ञक्रतोइचत्वार ऋत्विजः । १२८६ 
दशंपू्णमासाम्यां यजेत स्वर्गकामः १५८५, १५६८, १६०५, १६३८, १६८४ 
द्पू्णेमासाम्यां स्वगंकामो यजेत 0 १४१५, १७९८, १८३१ 
दशपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत १९३४ 


दर्शो वा एतयोः पूर्व: पूर्णमास उत्तरस्तयोरय यतूर्णंमासं पूर्वमारभते. तद- 
यथापुरं प्रक्रियते । पूर्णमासमारभमाणः सरस्वत्ये चरं निर्वपेत्‌ सरस्वते 
द्वादशकपालम्‌ । श्रमावास्या वे सरस्वती पूर्णणासः सरस्वान्‌ । उभा वेतौ 


यथापूर्व कल्पयित्वाऽरभत ऋदूष्ये, ऋष्नोत्येवाथो मिथुनत्वाय ॥ १४१५ 
दश दाडिमानि षडपूपाः १३२५ 
दीक्षिताय दण्डं प्रयच्छति । a १२७७ 
रागाय यूपं So | १४६३ 

वा ऋषयो गन्घर्वास्ते$न्यत आसन्‌ असुरा रक्षांसि पिशाचा तेऽन्यत ग्रासन्‌ । १३९४ 
देवा मनुष्या पितरस्ते$न्यत भासन्‌ । `. १३९७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्र ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची २३ 
उद्धरण पृष्ठ संख्या 
देवा वे सत्रमासत १५६९ १६०३ 
देवा वे स्विष्टकुतमत्र वन्‌ हव्यं नो वहेति । सोऽब्रवीडरं वृणे भागो मेऽस्त्वि 
ति । वृणीष्वेत्यब्रुवन्‌ । ततोऽब्नवीदुत्तरार्धादेव मह्य सकृत्‌ सक्गदवद्यात्‌ १२२५ 
देवतान्यवद्याय न तावत्येव होतव्यम्‌, सौविष्टक्ृतान्यवदेयानि । सोविष्ट- ु 
कृतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम्‌, ऐडान्यवदेयानि । १४९० 
द्यावापृथिव्यमेककपालं निवंपेत १३६४. 
्रव्यसंस्कारक्मसु परार्थत्वात्‌ फलश्रृतिरथेवाद: स्यात्‌ - १३३८ 
द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भृति वन्वीत , १८६८, २०१३ 
द्वादश वे रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमा २६८५ 
द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत, १६८० 
ह्विहेविषो$वद्यति १४८२ 
द्विसाहस्र दवितीयं [चिन्वानश्चिन्वीत ] १३१० 
हृधवदानं जुहोति १७७९ 
इथहं साकमेधैः १४५६ 
धमंप्रजासम्पन्नेदारे नान्यां कुर्वीत २००३ 
धर्मे चार्थं च कामे च नाति चरितव्या १६१५, १६२०, २००२ 
घूस्रा अन्तरिक्षाः _- ११९९ 
घेन द्व .. : ११६४५ १२०० 
न कलञ्जं भक्षयितव्यम्‌, न लशुनम्‌, न गृञ्जनं च i ह व 
न केसरिणो ददाति | १९४८ 
तक्षत्राणि दृष्ट्वा जुहोति 50002 
नखानि कृन्तते | RN 
न॒ चतुरो वृणीते न पञ्चातिवृणीते १६६४ 
न च प्रयाजान्‌ यजति न चानुयाजान्‌ यजति । रः १४११ 
नभोरूपाः पार्जन्या - ११९९ 
निमित्तार्थाः कालश्च तयः “१७२२ 
ततु प्रतीक्षेन्त नक्षत्रम्‌ १५५८, १५६७ 
नव प्रयाजान्‌ यजति नवानुयाजान्‌ यजति | १५०६ 
न वा तासां तदथत्वात्‌ 9 १५३० 
नवानुयाजात्‌ यजति ५०६ 
नस्त्रियमुपेयात्‌ [अग्निचित्‌] | ` _ १५२१, १५२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ मोमांसा-शाबर-माष्ये 
उद्धरण पृष्ठ संख्या 
न ह्यत्रानुयाजान्‌ यक्षन्‌ भवति । १२३८, १२४०, १२४१ 
नानृतं वदेत्‌ ११८६ 
चान्यस्य स्वरु कुर्यात्‌, यद्यन्यस्य वृक्षस्य स्वरु कुर्यादन्येऽस्य लोकमन्वा- 
रोहेयुः । यूपस्य स्वरु करोति। १२५६ 
चासोमयाजी सन्नयेत्‌ १५७९ 
नेमि नयन्ति ऋभवो ` यथा १६७० 
चेऋ तं चरु निवपेत्‌ कृष्णानां ब्रीहीणाम्‌ । १२८६ 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत १७१३, १७१४, १८११ 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत नान्तं यान्तम्‌ " ११८१ 
नोभयतोदत: प्रतिगृह्वाति १९४८ 
पञ्च पञ्चाशतस्त्रिवतः संवत्सराः, पञ्च पञ्चाशतः पञ्चदशाः, पञ्च 
पञ्चाशत एकविशाः, विश्वसृजामयनं सहस्र मंत्रत्सरम्‌ १६७२-१६७३ 
पञ्च पूर्वार्चितयो भवन्ति ग्रथ षष्ठीं चिति चिनुते । १३९२ 
पृञ्चावत्तं जमदग्नोनाम्‌ १६७० 
पत्नी सन्नह्याज्येनोदेहि २०१६ 
पत्नी वे पारिणय्यस्येष्टे पत्यैवगतमनुमतं क्रिग्रते १६१६ 
पत्न्याज्यमवेक्षय ति १६४० 
पद्यु वा एतत्‌ इमशानं यच्छूद्रः । तस्मात्‌ शूद्र समीपे नाध्येयम्‌ १६५५ 
पयसा मंत्रावरुणं श्रीणाति १८३३ 
पेयोत्रतो ब्राह्मणस्य यवागू राजन्यस्य भ्रामिक्षा वैश्यस्य १३२०, १६४७, २०१६ 
प्ररथैर्वा एते स्वगं लोक यन्ति येऽनाहिताग्नयः सत्रमासते १९३३ 
पराञ्चमुक्थ्येम्यो गृह्हाति १४७२, १४७३ 
पुरा वा एतस्याऽऽयुः प्राण एति योंऽशु' गृह्हाति १५१६ 
पशुबन्धस्य यज्ञक्रतोः पड ऋत्विजः । १२८६ 
पशुमालभते ` १६०८, १६१० 
पश्वङ्गं रशना चेद्‌ यद्येकस्मिन्‌ बहुन्‌ नियुञ्जीत । 
प्रतिपशु रशना कार्या यूपे चेद्‌ द्र रशन्यं स्यात ॥ _ १४०४ 
पष्ठोहीं दीव्यति । १३७६, १३७६ 
पायसं च ब्राह्मणो भोजयितव्य १७०८ 
पाय्यसांन्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविनिवाससामिधेनीष  . ,१४१२ 
पाथु सरम राजन्यस्य [ब्रह्म साम कुर्यात्‌] कनत छा 9३४१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र श्र० ४-५-६ के उद्धृत वचनोंकी सूची  : :२५ 
उद्धरण ६ द्‌ : - पृष्ठ संख्या 
पालाश ब्रह्मवर्चेस्कामस्य [यूपं कुर्यात्‌] ` ` “--. - १३०३, १३०९ 
पालाशे बध्नाति ”/ १२५२, १७६१ 
पुनराधेयमेव तस्य प्रायश्चित्ति: . EE mime Inst 
पुमान्‌ स्त्रिया. ISS MNP BEG ‘ARRANGE 
पुरस्तात्‌ पौणँमास्याश्चतुरहे दीक्षेरन्‌ १६७१ 
पुरस्तात्‌ पौर्णमास्यारचतुरहे दीक्षेरन्‌ ऋतुमुखं वैषा पौर्णमासी संवत्सरस्य 
या चैत्री पौर्णमासी 5» १८७२ 
पुरस्तादुपसदां सौम्येन चरन्ति ।  1111-0071.१३९९ 
पुरस्तादुपसदां सौम्येन चरन्ति, ग्रन्तरा त्वाष्ट्रेण, उपंरिष्टाद्‌ वैष्णवेन । १३८१ 
पुरावत्सानामपाकर्तो १८२९ 
पुरा वत्सानामपाकतोदेम्पती श्रश्‍नीयाताम्‌ 1 FESR 
पुरुषशीर्षमुपदधाति | | . .. १९०६ 
पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति .. १२११, १९११ 
पुरोडाशं कूर्म भूत्वा सर्पन्तमब्र वन्‌ हन, १२२२ 
पुरोडाशानलं कुरु (ज्योतिष्टोमे) : «5 1. १४६० 
पुरोडाशौ क्षायतः . - 1, _ , १७९७ 
पुरोहितं वृणीते ; 15418 १९१९, १९२० 
पूर्णणासमारभमाणः सरस्वत्यै चरु निर्वपेत्‌ सरस्वते द्वादशकपालम्‌ । , १४११ 
पौर्णमास्याँ पौर्णमास्या यजेत १७१६, १७२०, १७२२, १७३१, १७३२ 
पूर्वार्धादवद्यति र . १७७९ 
पूर्वाह्लो वे देवानाम्‌, मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌, श्रपराह्वः पितृणाम्‌ .. २०११ 
पूर्वय्‌.रग्नि गृह्हाति, उत्तरमहदेवतां यजति 1) १५७७ 
पूर्वयुरमावास्यायां वेदि करोति । कता तरल र 24603 
पृषदाज्यवत्यौ धाय्ये उष्णिकृककुभौ धाय्ये जवान धर 
पृषदाज्येनानुयाजान्‌ यजति - १२२९,३०॥१४८६, १४९५1१५९०७ 
पौर्णमासीमेव यजेत भ्रातृव्यवान्‌, नामावास्याम्‌, हत्वा ्ञातुव्यममावास्यया ... ... 
यजेत, पिण्डपितृयज्ञे नेवामावास्यायां प्रीणाति NEST) 
` पौणमास्यां पौणंमास्या यजेत। . ; १२५६ 
प्रजाकामं चतुहोत्रा याजयेत्‌ चतुगृं हीतमाज्यं गहीत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षीत । 
पूर्वण ग्रहेणार्घ,जुहुयात्‌ तदुत्तरेणार्घम्‌ । 1902. १९९० 
प्रजाकामो यजेत ६152] १६९८ 


CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६. 2 ` ` झीमांसा-शाबर-भाष्ये ` 

:_ उद्धरण पृष्ठ संख्या 
प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आल भते [ १२०३ 
प्रजापतिरवोऽग्निष्टोमः, स उत्तरानेकाहानसृजत ते सृष्टास्तमन्र्‌वन्‌। न व 
स्वेनात्मना प्रभवाम इति'*******९ एते वे सवे ज्योतिष्टोमा भवन्ति १५४५ . 
ग्रजापतिवे प्रजोः सृजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघान । स तपोऽतप्यत सहस्रसंव- 

त्सराने पाप्मानं विजिहासन्‌ १६७४ ` 
प्रजामुत्पादयेत्‌ ': ` ` १७२५ 
प्रणीताभिहंवींषि संयौति । १२७५ 
ग्रणो देवी सरस्वती । . ` १४४६ 
प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति ब्रह्मवचस्विन्ोऽत्नादा भवन्ति य 

“एता उपयन्ति १३३४, ३५ 
प्रतिप्रस्थातः सवनीयान्निवंपस्व । Torri prey १४५९ 
भ्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति ` ५ १८०९ 
प्रथमास्तमिते .जुहोति bogs १४७० 
प्रदोषमरिनिहोत्रं होतव्यम्‌, व्युष्टायां प्रातः १७१९, १७२०, १७२२ 

. प्र मित्रयोवेरुणयोः EE र १६२१ 
प्रयाजशेषेण हवींष्यभिघारयति _ १२२७ 
अयाजे प्रयाजे कृष्णत्वं जुहोति । १४११ 
प्रयोजेम्यस्तद्‌ गृह्वाति । जर १२४३ 
प्रोक्षणी रासादय, इध्माबहिरुपसादय, स्रवं च स चश्च समडिढ, पत्नीं सन | 
ह्याऽऽज्येनो देहि ५ २०१६ 
फलीङ्कतेस्तण्डलेरुपासीत ` ः का १८४२ 
फलोत्साहाविशेषात्‌ . - ` २००२, २००३ ` 
प्रहृत्य परिघीञ्जुहोति हारियोजनम्‌ हु - १३५६ 
प्रागुदीचीमाहरति वन ह १२६२ 
प्रांचीनप्रवणे वेदवदेवेने यजेत । ` नियम १२८६ 
प्राचीमाहरत्युदीचीमाहरति प्रागुदीचीमाहरति। ..: हर क १२६२ 
“प्राजापंत्येष चाम्नानात्‌ । मण >्याफ 57 १२२७ 
प्रातजुहोति। . SOS more ices 
श्रोक्षिताम्या दुषदुपलांम्यां पिनष्टि. ` . - ` ` ` ज आाशिशुलर 


पक रै र : -. ११६१ 
बहिस्तृणीहि ता न (१४६० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collegtion. 


Digitized by AryaeSamaj Foundation Chennai and eGangotri 


० ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची २७ 

उद्धरण पृष्ठ संख्या 
बहिदवसदनं दामि * १७४४ 
बहिषा वे पौणंमासे व्रतमुपयन्ति वत्सेरमावास्यायाम्‌ . १८२३, १८२७ 


बहिष्पवमाने स्तुते ग्रग्नीदग्नीन्‌ विहर बहिस्तृणीहि पुरोडाशानलं कुर। १४६० ` 
बाहँद्गिरं ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌ पाथु रश्म राजन्यस्य रायोवाजीयं  _ ` 


वेश्यस्य । १३१०, १६४६, १६२४ 
बाहुस्पत्यस्चरुः । | हा नागीन केरळ 
बृहद्रथन्तरं पृष्ठं भवति : १९१४ 
वृहन्तो दिव्याः 7११९९. 
बेल्वमत्नाद्यकामस्य [यूपं कुर्यात्‌ | १३०३, १३०८८ 
ब्रह्वाचायंवकीर्णी नेऋ तं गदै ममालभेत [4 २००७: 
' ब्रह्मसाम्न्यालम्यन्ते / __ १२२९ 
ब्राह्मणो वसन्ते$ग्निमादधीत १६५४, १६९३ 
भसदा पत्नीः संयाजयन्ति (पाठान्तर) ह 7. १६१७ 
भसद्वीर्या हि पत्नयः । भसदा वा एताः परगृहाणा मेश्वय्येमव रुन्धते 5 १६१६ 
भार्यादासर्च पुत्राश्च निर्धनाः सर्वे एवं ते। ८ रत 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 1 र कक - १६१४ 
भिन्नं कपालमप्सु प्रहरति ‘ _ १७९४ 
भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति Per: १७२३, १७३४, १७८८, १८८७7 
भूतं भव्यायोपदिद्यते । | : ४१२०४, १२६९. 
भूतेष्टका उपदधाति ४ १५१७-१५२५ 
मच्यन्दिनेऽपराह्् च व्रतं ब्रतयति १ २०१९ 
मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌. सची छ शशरर दकान 
मध्यमानामग्नये दात्रे पुरोडाशः स्थविष्ठांनामिन्द्राय प्रदात्रे दधति ` चरुः 
'क्षोदिष्ठानां विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरुः | 1: १७४३ 
मध्यात्‌ पूर्वार्ादवदेयमू”: 7007 ` ` ` ` ` टाकन १७७९ 
मध्यादवद्यति : .' .. ` | FD ENTE BR १४७९ 
मरुद्म्यः सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने. चरुः । us छ म 0 1557 TERR 
मरुद्धघः सान्तपनेभ्यः मध्यन्दिने चरुं निवपति । १४६६. 
मरुद्म्यो गृहमेषिम्यः सर्वासां दुग्धे सायमोदनम्‌। - 4 यामा क - १४५३ 
मस्तु शूद्रस्य ` [ब्रतम्‌ ] क 31 जा AR 
महारात्रे हवींषि निवेपेत | क हा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
७ उद्धरण, पृष्ठ संख्या 

मातिकेन प्रतिष्ठाकमस्य [प्रणयेत्‌ | १३१० 
भाषान्‌ मे पचत १९६६ - 
मासं दर्शपृर्णमासाभ्यां यजेत । ` र. १४०० 
मासमग्निहोत्रं जहोति । ७; ; १४००. 
माहेन्द्रस्य स्तोत्रं प्रत्यभिषिच्यते १५०२. 
मिथुनं वे दधि च शृतं च ग्रथ यत्संसृष्टं मण्डमिव मस्त्विव परीव ददृशे गर्भ 

एवःस 4 | EE 
मुशल्यन्वाह । rR 
मुष्कराः भव॑न्ति [Fir 5 १२०३ 
मुष्करा भवन्ति सेन्द्रियत्वाय ` डू १२०१ 
मुष्करा भविष्यन्ति २०२७ 
मूलतः शाखां परिवास्योपवेषं करोति । . टर १२६४ 
मृता वा एषात्वगमेध्यं वा ग्रस्येतदात्मनि शमलं तदेवोपहते १३०२ 
सेखलया दीक्षयति ` ` ` १५३४ 
मेध्य एव मेधमेवमुपेति [fg १३०२ 
मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति । फः - न क १२७७ 

यः पशुकामः स्यात्‌ सो$मावास्यामिष्ट्वा वत्सानुपाकुर्यात्‌ १८४४ 


यः पशुकामः स्यात्‌ सोध्मावास्यामिष्ट्वा वत्सानुपाकुर्यात्‌ [ये पुरोडाञ्या- `` 
स्युस्तांस्त्रेधा कुर्यात्‌ | ये स्थविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निर्वपेत्‌, 

मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌, येऽणिष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे -- - . 
दधरचरुम्‌ १७४४० 


यः प्रथम: शकलः परापतेत्‌ स स्वरुः कार्य: । | ०१२५८ 
यः सत्रायाऽऽगुरते स विश्वजिताउतिरात्रेणं सवंपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेत 
१८२०, १८२१ _ 


सोमेन यक्ष्यमाणो5ग्तीनादघीत नतु' परतीक्षेन्न नक्षत्रम्‌ १५५८, १५६०, १५६७ 
` य॒दृष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सः पौणमास्याममावास्यायां वा यजेत ।. . -१३७० 


य दृष्ट्या पशुना सोमेन श्राग्रयणेन वा यक्ष्यमाणः स पौणेमास्याममावांस्यां . . 
वा यजेत : १५७७ 


य ऋत्विजस्ते यजमानाः । की मि ईमान पय १४२७ 
य'एतेनो निष्ट्वाऽयाऽन्येन यजेत १५४१; १५४९ 
य'एतेनोनिष्ट्वाऽथान्येन यजेतःगतंपत्यमेव तज्जाग्रते प्रवामीयते १५४१ ` 


~ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्र० ४-५-६ के उद्धृत वचनों को सूची .. - २९: 

` उद्धरण हे .. पृष्ठ संख्या 
य एवं विद्वानग्नि चिनुते १३८९, १३९२, १५०२॥१५२१. 
य एवं विद्वान्‌ अग्निमाधत्ते : 1... १६२७, १६४०, १६५४ 
य एवं विद्वांस: सत्रमासते पय Fp १९०४, १९२३, १९३२ . 
य एवं विद्वान्‌ सत्रमुपयन्ति ` -... १९०४, १९२३7१६३२. 
य एव करचन स्तोमभागमघीयीत स एव ब्रह्मा भवेत्‌ . . . . १९३१ 
यजतिस्तु द्रव्यफल भोक्तुसंयोगात्‌ ' sein AN BIS 
यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति ; blest OTT: 
यजमानेन सम्मायौदुम्बरीं परिवासयन्ति २“. “१९०९ 
यजेत स्वर्गकामः । १४१० 
यज्जगत्या परिदध्यादन्तं यज्ञ गच्छेत्‌ । ग्रथ यत्त्रिष्टुभा . परिदधाति चान्तं . ˆ _ 
गच्छति MMe UN 
यज्जुह्वां गृह्णाति ऋतुभ्यस्तत्‌ ऋतवो वे प्रयाजा १२४२ 
यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायश्चित्ति ८ ERS 
यत्किचित्‌ सोमलिप्तं तेनावभृथं यन्ति। . ` १२८ 
यत्पशुर्मामक्कतोरो वा पद्धिराहते, अग्निर्मा तस्मादेनसो विइवस्मान्मुञ्च- . | 
त्वहः . ` . ` २०१६।२०१७ 
यत्‌ पितृभ्यः पूर्व्यः करोति, पितृभ्य एतद्‌ यज्ञं निष्क्रीय यजमानो देवेभ्यः . 
प्रतनुते । त काण १ 
यतप्रयांजानुयाजा इज्यन्ते वमे वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते र - * १३०३. 
यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बर्म वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते वर्मे वा यजमातस्य `. 
श्रातुव्य :यामि भूत्यै । १४१० 
यत्प्राजापत्यं दघिग्रहं गृह्वाति शमयत्येवैनान्‌ न १३७६ 
यथानुपूव्यं स्वरुभिः पशून्‌-समळ्ज्य मध्यमे रशना गुणे स्वै स्वेस्वेस्वंयूप- . ` : 
शकलमुपगुहति। ` `` ॥ "१२५६; 
'यदष्टावुपभृति गृह्वाति । २ मनमा हाह 
यदहरेवैनं श्चद्धोपत्तमेत्‌-तदहरादक्षीत `` "` १५६७. 
यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणैमास्याया चाच्युतो सवतिः ` १७३२, १७७८ ` 
यदाङ्क्ते चक्षुरेव ्रातुव्यस्य वृङ्क्ते हह FF १,३०२: 
यदा:तद्धविः सन्तिष्ठेत मह] १७६७ ` 

. यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत ग्रथ तदेव हविनिवेपैत्‌ १७९४, १७६६, 


यदातिथ्यायां बहिस्तदुपसदां तदग्तीष्ोमीयस्य 5: : "`" नन : ० १२६% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसा-शावर-भाष्ये 


३० 

उद्धरण पृष्ठ संख्या . 
यदाहवनीयें जुहोति १७४६, १९९५ 
यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीधट प्रीतो भवत्ति १६६०-१९६२; १९९९ 
यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रोतो भवति १७४३-१७४४ 
यदि कामयेत वर्षत पन्य इति नीचे: सदो मिनुयात्‌ ` १३४५ 
यदि द्वे नव्येयातां ढौ मासौ संवत्सरस्यापेतौ स्याताम्‌ । अथ यजमानः प्रमी- 
येत । आश्विनं द्वि कपालं निवपेत्‌ । १३६४ 
यदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत १८४२ 
यदि न वषत्‌ शवोभूते जुहुयात्‌ १३४१ 


` यदि बिभीयादभि मोदेष्यतीति महारात्रे हवींषि निर्वपेत्‌ । फलीकृतेस्त- 
ण्डलैरुपासीत । अर्घ दधि हविरातञ्चनार्थं निदध्याद्‌ अर्घ न। यद्यभ्यु- 


दियात्‌ तेनातञ्च्य प्रचरेत्‌ । यदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १८४२ 
यदि वर्षेत तावत्येव जुहुयात्‌, यदि न वशत्‌ इवो भूते जुहुयात्‌ १३४१ 
यदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठेरन्‌ सोममपभज्य विशवजिताऽतिरात्रेण 
सवेस्तोमेन सवेपृष्ठन सवेवेदसदक्षिणेन यजेरन्‌ १८६४ 
यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतीकीनभिषणयात १४४१, १७६४, १७६७ 
यदि सोममपहरेयुरेकां गां दक्षिणां दद्यात्‌ ` ११९५ 
यदुपभृति गृह्वाति भ्रनुयाजेम्यस्तद्‌ गृह्वाति । छन्दांसि ह्यनुयाजा १२४४ 
यदेवादः पौर्णमासं हविस्तत्‌ तह्य नुनिवंपेत्‌ १५६२, १५६९ 
यदेवास्योनं यच्छिद्रं तदेतया पूरयति लोकं पूण छिंद्रं पृण ` १५२५ 
यह्पुणेमासपर्बिच्द्वा सोमेन यजते रथस्पृष्ट एवावसाने देवानामवस्थति 
9 १३६१० 
.यद्दीक्षिताय दण्डं प्रयच्छति । नि PTT पृ i ६0७ 
यद्‌ ब्रह्मसाम्न्यालभते ve तेनाभिघृताः। क ` १२३२ 
यदन्यस्य वक्षस्य स्वरुं कु य लोकमन्वारोहेयुः, यूपस्य पर्दा 
` यद्यभ्युदियात्‌ तेनातञ्च्य प्रचरेत्‌ वा २. 
यद्येक कपालं नश्येदेको मासः संवत्सरस्यापेतः स्यात्‌ ग्रथ यजमानः प्रमीयेत, ` ` 
द्यावापृथिवीयम्नेंककपालं .निवपेत्‌ 2 ३६४ 
यवागू राजन्यस्य [ बरहम] ०५05327119: "Bi १३२० Fe 
यवेयेजेत 


यस्य खादिरः स्वो भवति स्‌ छन्दसामेव रसेनावयति सरसा गरस्याहुतेयो 2 नु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* श० ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची - : ३१ 
उद्धरण - पृष्ठ संख्या 
भवन्ति। १३०१. १३३५ 
यस्य पर्णमयी जुहुर्भेवति न स पापं श्लोकं शुणोति १३०१, १३०४, १३०७ 
यस्य पुरोड।शौ क्षायतस्तं यज्ञ वरुणो गृल्वाति १७९४ 


यस्य वेकडूती भ्रुवा भवति प्रत्येवास्याहुतयस्तिष्ठन्ति अथो प्रेव जायते १३०१ 


Rr सर्वाणि हवींषि नद्येयुदु ष्येयुर्वाऽपहरेयुर्वाऽऽज्येन देवताः परिसंख्याय 
यजेरन्‌ 


१७८० 
यस्य हविरम्युदेति जोडव १८९२ 
यस्य हविनिरुप्तम्‌ १८५२, १८५३ 
यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा ग्रभ्युदियात्‌ स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ 
१८२३८, १८५६ 
यस्य हिरण्यं नस्येदाग्नेयादीनि निवपेत्‌ ` ११७७ 
यस्या$ञ्दवत्थ्युपभृद्‌ भवति ब्रह्मणेवास्यान्नमवरुन्धे १३०१ 
यस्मिञ्जात एतामिष्टि निवपति पुत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ 
भवति। . १२६३, १३९६ 
यस्येवंरूपा: स्न्‌ चो भवन्ति सर्वाण्येवेनं रूपाणि पशुनामुपतिष्ठन्ति नास्यापर 
रूपमात्मञ्जायते । १३०१ 
यस्योभयं हविरातिमाच्छद्‌ द ` १८०१ 
. यस्योभयं हृविरातिमाच्छदैन्द्र' पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌ १७९९, १८१५ 
यस्योभावग्नी अनुगतौ भ्रभिनिम्लोचेत्‌ यस्य वाऽम्युदियात्‌ पुनराधेयमेव तस्य 
'प्रायश्चित्ति ` १८१२ 
यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी सानो" . 
ऽस्तु सुमङ्गली १८७५ 
यां वै कांचिदध्वंयुर्च यजमान₹च देवतान्तरितस्तस्या आवृरच्येते । यत्‌ 
प्राजापत्यं दधिग्रहं गृह्णाति शमयत्येवनान्‌ ` १३८५३८६ 
यां वे कांचिद्‌ ब्राह्मणवतीमिष्टकाममिजानीयात्‌ तां मध्यमायां चितावुप- ` 
_ संदध्यात्‌ TP १५२४ 
या पत्या क्रीता सत्यथान्येचरति `. १६१३ 
यावज्जीवं देशंपुणंमासाम्यां यजते . १७१८, १७२६, १७२८ 
यावज्जीवमरिनहोत्रं जुहोति . १७१८, .१७२६, १७२८, १८७६ - 
युबा सुवासा परिवीत यागात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः। } 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १४०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ मार्मांसा-शाबर-भाष्ये 
उद्धरण | पृष्ठ संख्या 
यूपस्य स्वर करोति ॥ १ १२५२, १२ ५३, १२५५, १२५७, १४०५ 
ये क्षोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌। ; कोर | १८३८ 
गरेऽणिष्ठास्तानिद्राय प्रदात्रे दघंश्चरुम्‌ | :- १७४० 
बेऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌ (पाठान्तरम्‌) . १८३८ 
थे मध्यमा: स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌.  ., .१८३द 
ये मध्यमास्तान्‌. विश्णवै शिपि विष्ठाय शृते चरुम्‌ ` ह १८४० 
ग्रे यजमास्त ऋत्विजः - १४२४, १९२५, १९२६ 
ग्रे स्थविष्ठास्तानर्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवेपेत `. १८४० 
थे स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दघंश्च रम्‌ १८३८ 
योक्त्रेण पत्नी सन्नह्यति मेखलया यजमानं मिथुनत्वाय ; १६२५ 
* योऽदांम्यं गृहीत्वा सोमाय यजते र | १५१६, १५२१ 
यो दीक्षितानां प्रमीयेत अपि तस्य फलम्‌ ॒ १७५७ 
यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 


११६३, १२२०, ११५२, १४०५, १७६०, २०२० 
यो वै त्रिवृदन्य यज्ञक्रतुमुपैति स तं दीपयति, यः पञ्चदशं स तं, यः सप्त- 
दं सतं, य एकविशं स तमित्येवमाहुरेको यज्ञ इति १५४५, १५४९ 
य्रो.बै संवत्सरमुख्यमभूत्वा चिनुते यथा सामिगर्भो विपद्यते तादुगैव ` तदा- 
तिमार्च्छेत । वैस्वानर द्वादशकपालं पुरस्तान्निवेपेत्‌ । संवत्सरो वा$ग्निर्वे- 
इवानरो.यथा संवत्सरमाप्त्वा काले हि जायते। एवमेव संत्रत्सरमाप्त्वा 
काल रागतेऽरिन चिनुते । नाऽत्तिमाच्छेदिति । एषा वाऽ्रनेः प्रिया तनूर्यद्‌ 


के 


वैश्वानरः प्रियमेवास्य. तनूमवरुन्धे। . .. १३८९-६० 
ग्रो$स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः २०१७ 
राजन्य जिताति।  .. §: 1 र . १३७६ 

« राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत । --' ` का १३७६ 
रायोवाजीयं वेद्यस्य. [ब्रह्मसाम कुर्यात्‌] - १३१० 
` रोहितके वध्नाति १२५२, १७६१ 
लोकं पण छिद्र पृण पकर उक ..१५२५ 
लोहित निरस्यत. क शत राग न २१२२? 
वञ्जिणीसपदघाति ..... .. .. १५१६, १५२२, १५२४ 
वत्सजानु पशुकामस्य वेद कुर्यात्‌ ११७४, ११७५ 
पा रा न क म बनि “ “१०२३ 


न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* न्वास्वदेवेभ्योऽपाक्रामंत्‌ यज्ञायातिष्ठमाना । सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ । सुषा 
- वाग्‌ वनस्पतिषु वदति यां दुन्दुभौ यां तूणवे या वीणायाम्‌ । यद्दीक्षिताय 


; दण्डं प्रयच्छति वाचमेवावरुन्धे। - ` - ५ २. १२७७ 
चाजपेयेन'स्वाराज्यकामो यजेत । eh `; १२२७ 

, - चाजपेयेतेष्ट्वा' बृहस्पतिसवेन यजेत .-. १३५३, १३७१ 
.. वाजिभ्यो वाजिनम्‌ ” 7 र sR 
., वायव्य सवेतमाल॑मेत भूतिकामः॥ ` ` १२८९ 

५ . वारुणेनेककपालेनावभुथमभ्यवथन्ति । र १२८३ 
« ... वासिष्ठो ब्रह्मा भबंति। `. ,: । . १६३१ 
: „ वास्तुमयं रौद्रं चरं निवेपेद्‌ यस्य रुद्र: प्रजा: रमयेत्‌ ¦ 2१६७३ 
` ; -विद्यामधीयीत ¦ व : . | .) १७२६ 
विधिर्वार्सयोगान्तरात्‌ - - ` १६६२ 

; विधृती चेक्षव्यौ : ० १२६८ 


८ . विवा एनं प्रजया पशुभिरधेयति वर्घयत्यस्य भ्रातृव्यमं, यस्यं -हविनिरप्तं 


पुरस्ताच्चन्द्रमा भ्रम्युदियात्‌, स त्रेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌, ये मध्यमाः स्युः ` ` 
स्तानग्तये दात्रे पुरोडाशमष्टाक्रपालं निवपेत्‌, येःस्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्र 


- दघंश्चरु, ये क्षोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय ःश्चुते चरुम्‌ `` १८३५ 


11 
1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ 
च 


TES? 2 
-~ श्र० ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची ॥ ३३. 
उद्धरणं ` - पृष्ठ संख्या; : 
वरुणगृहीतं वा एतद्‌ यज्ञस्ये यद्जोष, यद्‌ ग्रांवाणो यदौदुम्वरी येदभिषय- १ 
फलके.। तस्मात्‌ यत्किञ्चित्‌ सोमलिप्त द्रव्यं तेनावभृथंःयन्ति। . १ १२८४ ¦ 
चरुणो बा एतं गृहात ।' OS 
वर्षृति न धावेत्‌ [ग्ररिनचित्‌ ]  _ ` १४३९ १४३२ 
` वर्षासु रथकार श्रांदीत | . १६६५ 
बसन्तमृतूनां प्रीणांमि। ¬.` - “ह १४३०: 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते न ११९४ 
बसन्तेऽर्निमांदधीतं - - | : . अ ११७६. 
वसन्ते प्रातराग्नेयी कृष्णग्रीवामालभते ग्रीष्मे माध्यन्दिने सिहीमेन्द्री शरद्- ` `` 
प्राह्ल श्वेता बाहेस्पत्याम्‌ ? .- 7 3: १२०१ 
वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌ RR 
, वसन्ते ब्रांह्मणोऽनीनादधीत :- ; .- । _ -१६३६, १६४४ 
, बनते ब्राह्मंणीऽनोनादंधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैद्य हा... १६४४ 
` ब्रसन्ते वसन्ते ज्योतिषाः यजेत - ` `. १७२६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ ८ मीमोंसा-शाबर-भाष्ये 

उद्धरण पृष्ठ संख्या 
विद्वजिता5तिरात्रेण सर्वेस्तोमेनसवेपृष्ठेन सर्वेवेदसदक्षिणेन यजेरन्‌ . ` .१८६४ 
विश्वजिता यजेत कवळ त्ता  ' - १३३१, १६५४ 
विश्वजिति सर्वेस्वं ददाति १६४४, १६५४, १९५९ 
विशवसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌ १९७३ 
विश्वामित्रो होता भवति' य, [छै ५ १९३२ 
विइवेषां देवानामुस्राणां छागानां मेषाणां वपानां भेदसोऽनुब्र हि २०३१ 
वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तव्यशच | १७१७ 
वषण्वन्तस्तृचा भवन्ति १५१५ 
वेर्यो वेश्यस्तोमेन- यजेत : ... । १९४१ 
बैरवदेवीं कृत्वा पशुभिइचरन्ति क १४७६ 
वेदवदेवी सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः ` १३५०, १३८३, १७३५ 
वैद्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते 2८ १३६३, १३६० 


वैस्वानर द्वादशकपालं निवपेत्‌-पुत्रो जाते । यदष्टाकपालों भवतिः गायत्र्य--.. 
वैनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति। यन्नवकपालो भवति त्रिवृतैवास्मिस्तेजो दघाति 1-- 
[यद्दशकपालो भवति विराजं-वास्मिन्नन्नादां दघाति | यदेकादशकपाल स्त्रि 


ष्ट्मैवास्मिन्निल्धियं दधाति। यद्द्वादशकपालों जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति । 
यस्मिञ्जात एतामिष्टि निवपति पूत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ 
भवति 2s १३६४: 


भवति 
वैरवामित्रो होता भवति, (विवरण) 


व - १९३२ 
व्यत्यस्तं षोडशिनं शंसति ~. १४३६ 
'व्यत्यस्तमृतव्या उपदधाति । १४३६ 
व्यवायान्नानुषज्येत । रे १३८% 
च्यापन्नमप्सु प्रहरति [ . "१८८६ 
व्युष्टायां प्रातः [अग्निहोत्र होतव्यम्‌] . ... १७२१९, १७२०, १७२२ 
ब्रीहिभियजेत र A १६१३,१७७७ 
ब्रोहीन्‌ अवहन्ति तण्डुलान्‌ पिनष्टि। nie ORR 
शकृत्‌ संप्रविष्यति . १२१८, १२१९; 
शत देयं सहन देयम्‌. े क न : १६६३ 


१. इ वेइवामित्रो होता भवतिं। इसी पृष्ठ का विवरण. ˆ.  : 
MR ३ है. अः “ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fT 


262६ tines FE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अ० ४-५-६ के उद्धृत वचनों की सूची ३५ 
उद्धरण Me 

शतमघिरथं दुहितृमते दद्यात्‌ ७ pp 
शतागुव पुरुष ~ ee tse NESS 
शबला वद्यता fF RRR 
शम्यायां दुषदसुपदधाति 203 ११९१ 
शरद्यपराह्व रवेतां बाहँस्पस्याम्‌ se hr निति” 
शाखया गाः प्रापयति । 40 qe मल भा ६६, 
शाखया दोहयति । epee Oe 
शाखया वत्सानपाकरोति PN 
शाल्यथ कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यशच पानीयं पीयत उपस्पृश्यते च .. . „ १३.१२ 
शास्त्रफलं प्रयोक्तरि १६८४, १६९२, १७५३,. १६८० 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यदाग्नेयः, हृदयमुपांशुयागः, पादार्वग्नीषोमीयः।. १४१३ 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्दीक्षणीया । ME १४२२ 
शूर्पेण विविनक्ति | Mende Onde nO 
शृते चरुम्‌ ee - ~ ५ १०४७, १८६१ 
शृते चरुम्‌, दधुनि चरुम्‌ लीन स 00 हम : ~ १५६२ 
शेषात्स्विष्टकृत यजति। "` ' त ` २२९ 
शेषादिडामवद्यति । 1 es SNS (टर 
शौनः शेपमाख्पापयति । ह यक ORG १४०१ 
इवेतो धावति अलंबुसानां याता 23. RS SRNR 
षट्चितयो भवन्ति षट्‌ पुरीषाणि, तानि द्वादश -सम्पद्यन्ते। . द्वादशमांसाःः.. ` 
संवत्सरः, संवत्सर एव प्रतितिष्ठति। . 02222 १३६५ 
षंट्पदान्यनुनिष्क्रामति ८ ०777 RI ER SUN 
षड्पसदः (श्रग्नौ) १५०६ 
संवत्सरो वा एनं प्रतिष्ठाये. नुदति योऽरिन चित्वा न्‌ प्रतितिष्ठति पञ्चः 
पूर्वारिचितयो भवन्ति,भ्रथ षष्ठीं :र्चितःचिनुते। ` . ` - =. १३३. ` 
संस्थाप्य पौणंमासीं वैमुधमनुनिवेपति गक फरार हि १३५६ 
संख्यायोद्यासयति-यजमानस्य गोपीथाय. _ - क क -. , १३६४ 
संग्रामिणं चतुर्होत्रा याजयेत्‌ । चतुग हीतमाज्यं कृत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षीत) ७ ` 
पूर्वेण ग्रहणां. जुहुयादुत्तरेणाधंम्‌ कः ‘Fp eft PS Jp (RAR 
स त्रेधा तण्डुलान्‌, विभज़ेत्‌: . अज ली १५३८४, १८४० 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते । छ १२२७, १४३८, १४७४. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized py Arya Samal tt Chennai and eGangotri 
it = ५०० 8; - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe हे कि मीमांसा-शावर-भाष्ये । 
रड (7 उद्धरण । र छ पृष्ठ संख्या | 
¦ संप्तदर्श प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते: सप्तदशो वे प्रजापतिः प्रजापत्तेराप्त्ये:.! - १२२७ 
-. संप्तदश वस्यस्थातुब्रूयात्‌ ie कु aoe CR 
-. सप्तदशानुब्रयात्‌ र A? 
` ` - संप्तंदशानुब्रं याद्‌ वर्यस्य नट . ., » १६४० १ 
११... सप्तदशावराः सत्रमासोरत्‌ `: १७५३, १९०४ 
_ _- . सप्तदशावराश्चतुवितिपरमा: सत्रमासीरन्‌ He, कटन RIS गे 
` ' ' सप्तदशो वे वेश्य र RE 
- . सप्तम प्रदं गृह्वाति, -. Me Cee १; 
-, __ - संमयाध्युषिते सुर्य षोडशिन: स्तोत्रमुपाक रोति । 5 .. : १४७२ आ. 
समिधो यजति तंननपातं यंजति न = ११८६, १७४४ +: 
` _ संमिघो यजति तननसातं यजति इडो यजति ब्हियंजतिःस्त्रष्हाकारं यजुति। १४३२. 
- , असंमे दंशंपूर्णेमासाभ्यां यजेत। | "ˆ ` त १२८६ 1 
-- संपली पत्या सुकृतेन- गज़्छताम्‌ । यज्ञस्य घर्या युक्तावभ्रूताम्‌ । ;संजानानौ 
_ विजहीताभ्‌। भ्ररातीदिवि ज्योत्रिजरमर्रिभेंताम्‌ व । ::: . १६२७ 
` _ स्‌ यद्यगृहीतं हविरम्युदियात्‌ प्रज्ञातमेव ।_ तदेषा. ब्रतचर्या-यत्पूतृद्युठु ग्ध 
_-. _ देधिहृविरातञ्चनं तत्कुर्वन्ति, प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्‌ तानेव तत्‌ पुनरपाकुर्वेन्ति । - 
` , तानपराह्ख पणंशाखयाञ्यांकरोति । 'तद्यथैवादे: भ्रज्ञातमामावास्यं हविरेव- ह. 
5 ~ मैन तत्‌ । यदय व्रतचर्या वा. नोदीशसेत गृंहीतं वा हविरम्युदियादित्रथा र 
: , ० तहि. कुर्यात्‌ । एतांनेव तण्डलान सुफलीकृतांन्‌ . . :.. १८५३-२४ ह 
व र >“्रस्वत्याज्यभागा स्यांत्‌। ` ' be SE" १4१०5 कती 
५2:77 "सवस्मै वा'एतदू यज्ञाय्‌ गृह्यते यद्‌ धृवायामाज्यम्‌॥ . :;. , १२७६ ` ` 
नाडा सर्वेस्वं ददाति : ९९४९, १९५५, १९६० 7 | 
7 7:५ साम्ये एष देवंताभ्यः, सवेभ्यः पृष्ठेभ्य भ्रात्मार्न तिष्कोणीते - १८२०, १८२२ '' | 
2.7 7 = सर्वामर्यो वाः एषं देवताम्य सवेभ्यः पृष्ठम्य : झोत्मानमागुरते 1 यः सत्रायाऽऽ- हः 
!- ' २ गुरते से विदवजिता$तिरात्रण सवंपृष्ठेनः संवेवेददक्षिणेन' यजेत । सर्वाभ्य उ 
२२ ` एषः देवंताम्यः सवभ्यः पृष्ठेभ्यः गरत्मानं निष्क्रीणीते. : ` “४ १८२० ' ¦ ' ¦ 
; ` सवषां वा एतृहेवान्े रूपं यदेष ग्रहो यस्येष गृह्यते सर्वाण्येवैनं.रूपाणि पशुना- i 
| मुपतिष्ठन्ते ज पड See i फा १ ३८७ डु 
_____ सॅवॅस्यो वा एष देवेम्यः:सवंम्यईछन्दोम्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेम्यः ग्रात्स़ानमागुरतेय: ` `. 
'सत्रायागुरते स विद्वजिताइतिसत्रेण सर्वेपृष्ठेन सवंस्तोमेन सवेवेदसदक्षिणेन 5 
यजेत CY २ { SY १" १३२३ [| 
ऱ्य 1 
दई 2 (क: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. . ग्र ४-५-६ के उद्घृत वचनों की सूचो . ३७ 


- -.. उद्धरण .- पृष्ठ संख्या 
' स. विश्वजिताऽतिरात्रेण सवंपृष्ठेन सवँस्तोमेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेत , १३२३ 
-:स ज्ञ तह्य नुणो यदा. य॒ज्वा ब्रह्मचारी प्रजावानं - - ३८ १७२५ 


',< , सवे: भ्रुवामेवाग्रेशभिघारयति ततो हि प्रथमावाज्यभागौ यक्ष्यन्‌ भवति १५५६ 
सच्या वा एतहि बपा यहि ग्रनंभिघतां। ब्रह्म .वे _ ब्रह्मसाम । यद्‌-ब्रह्मसाम्या- 


लभते तेनासव्याः, 'तेनामिघुताः।? ¦ `. - «-., ।. (४३ , १२३२ 

: +. सह श्रमेश्चरितव्यः संहापत्यमुत्पादयितव्यम्‌: :. . | ६२.५. १६२० 

गम सहूप्रशुनालभते। . :?. `: > - ५ १४४३ 

सहयुक्तेऽप्रधाने - हो Pe, १८३२ 

सह, शाखया प्रस्तर प्रहरति ।, | १२६८३१२१; १८३२ 

सहाऽऽलभते I, , १२३१. 

|. स॒ ह्यूप्रक्रमप्रभुत्यपवर्गेपयेन्तमाह * २४5. १७५६ 

. # सामिधेनीरन्वाह ` र नर 25 } CL 

पायं जुहोति MS OE NN 

- सारस्वतौ .भवत्‌ः। एतदव देव्यं मिथुनम्‌ । २5 PNR, 

सा.वेस्वदेव्यामिक्षा "०: 77९२०५. 

साऽस्य देवता २७ - १५७२ 

> साहस्रं, प्रथमं चिन्वीचरश््रिन्वीत, द्विसाहस्न द्वितीयम्‌, तिसाहस्न॑ तुतीयम्‌। -१२१० 

सिध्मास्तारकाः ` ‘०.१ -११९९. 

, सुषिरो, वा, एतहि पशुः यहि वपामुत्लिदति | 1 रा: ज़. . २०३० 

सूक्तवाकेन'परस्तरं प्रहरति/: कोको अतर ६६४ 

सोऽत्र जहोति ग्रुग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा > १४६७, १५०० 

= सोमं क्रीणांति 42 क कक 1218 जा न 

_ सौममपभज्य-विश्वजिता यजेर्‌ ` ठीक 0 2020 

८: - सोमांय्‌ वनेस्पत्तयें श्यामाक चरुम्‌ | कक ऊर We? 

+ _ ,सोमारीद्र घृते चरु निर्वेपेच्छक्लानां ब्रीहीणां ब्रह्वि्रेस्कामः॥ :> .- “१२८९ 

सोऽमावास्यायामिष्ट्वा - -. | कः ज फिट १८४४. 

सीमेन यजेत ` 338०५ के न 0" 

ए ।. /£ सौधन्वर्न ऋहमवंः सूरचक्षसः, . .. :- TE १६७० 

| सौम्यस्याध्वरस्य यज्ञक्रतो सप्तदश ऋत्विजः । bE १२८६ 

.. _ . सौर्यं चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंस्काम -:; ` १२३९, १७३५ 

_. . सौविष्टकृतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम्‌, ऐडान्यवदेय्रात् - » . १४९० 
i क्य 2. LF 


“£ र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


००280 by Arya Samak Foundation Chennai and eGangotri 


नाई 


ईद > मोमांसा-शाबर-भाष्ये ` 
० ` उद्धरण पृष्ठ संख्या 
स्कन्ने जुहोति : ` Fs ०. १७२३, १७००, १८८७ 
स्तोत्रियानुख्पौ तृचौ भवतः। वृषण्वन्तस्तृचा भवन्ति। तच उत्तमः पर्यास 

¬ ` १५१४, १५१६ 
स्त्री गौः सोमक्रयणी 1» + १२०२, १२०३, 
स्थविसंतो बहिरङ्क्त्वापास्यति pr १२११९ 
स्थविष्ठानामिद्राय प्रदात्रे दधनि चरः ` ` ` ` ` १८४९ 
स्नातिंः 777१३०२ 
स्पयदचं कपालानि चाग्निहोत्रहवणीं च शूर्प च कृष्णाजिनं च॒ शम्या चोलू- 
खलं च मुसलं च दुषच्चोपला चेतानि वै दश यज्ञायुधाि ' ` -' ` ` ११८९ 
स्पयेनोद्धन्ति ११९० 
स्रेजमुद्गात्रे ददाति। छ ३३७९ 
स्वं च स्र चरच समृड्ढि २०१६ 
स्वरं करोति । १२५४१२५७, १२६० 
स्वरेणा पशुमनक्ति । (2 3 ¬ == १२४२ १२५३, १४०७ 
स्वरुणा स्वधितिना वा पशुमनक्ति। १४०५ 
स्व्यूपाङ्गमितिचेदेकस्येव समञ्जनम्‌ । । १ 
बहनामेकयुपत्वे:सरवंषा तु समञ्जनम्‌ ॥-: ` . 02 ` + ` `` “१४०८ 
स्वाध्यायोऽच्येतव्य स्वत्वा रहः 


हत्वा अतृव्यममावास्यया यजेत्‌, पिण्डपितृयज्ञ नैवांमावास्ग्रायां प्रीणाति १४००. 


` हदिधोते भ्रावभिरमिषुत्याऽहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ 


भक्षयन्ति १८०६ * 
हीयते वा एष पशुभिर्यो विश्वजिति सर्वेस्वं न ददाति . | १९५९. 
हृंदयस्याग्र$वद्यत्यय जिह्वाया od 0274 

* ददयरयाग्रोऽवद्यति ग्रथ जिह्वाया अथ वक्ष: : `¦: ` ` ` १४३३४ 


2 होतृव्यमग्निहोत्रं न होतव्यमिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः । यद्‌ यजुषा जुहुयादई 


गथोपुवभाह बेमाहुतीजु हुयात्‌ । यंदि न जुहुयादरिनि परापतेत्‌ । तृष्णीमेव होतव्यम्‌ १ ३६ 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क ) 
Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotrir क ~ 
ज बद (“1 


i, फि 
जड" फेके > 


2७ र ~ ॐ Nr 


SN र a 
युधिष्ठिर मोमांसक विरचितः - ` 
मौलिक शोध-पूर्णे गत्य . ४ 7 


१, संस्कृत त्याकरण-शास्त्र का इतिहास--इस ग्रन्थ में पोणिनि'से प्राचीन 
तेईस वेयाकरणों का इतिवृत्त, उनमें अनेक झाचायोँ के उपलब्ध सूत्रों का संकलन; 
पाणिनि और उसके व्याकरण पर टीका-टिप्पणी लिखनेवाले लंगंभग १६० ग्राचार्यो; 
तथा पाणिनि से उत्तरवर्ती १८ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्ताश्नो, और उनके लगभग 
१०० व्याख्याताओं का इतिहास लिखा गया है । न केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी में, 
अपितु संसार की किसी भी भाषा में संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास पर इतना 
विस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । गळा ३ का क 

२. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (भाग २)-इसमें व्याकरण-शास्त्र 
के परिशिष्टरूप घातुपाठ उणादिसूत्र लिङ्गानुशासन परिभाषापाठ और फिट्सूत्रो के 
प्रवक्‍ताशों और व्याख्याताश्रों का इतिवृत्त लिखा गया-है । अन्त में. प्रा तिशाख्यो के 
प्रवक्ता और व्याख्याता, व्याकरण-शास्त्र के दार्शनिक ग्रन्यकार तथा व्याकरण+ 
प्रधान लक्ष्योत्मेक काव्यंग्रन्यौं केःरचयिंताथ्रो का इतिहास भी दे दिया दै! .. 

` २. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (भाग ३) इसंमें भ्रवदिष्ट' विषय 
तथा अनेक परिशिष्ट तथा सुचियाँ ग्रादि दी हैं । च का? 
इस ग्रन्थ के सन्‌ १९८४ तक ४ संस्करण छप चुके हैं।' 

४. वेदिक-स्वर-मीमांसा--इसमे वैदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त 
स्वरित भ्रादि स्वरों का वाक्यार्थ के साथ क्या संबन्ध है, स्वर-परिवतँन से. अथे में 
किस प्रकार परिवतंन होता है, स्वर-शास्त्र'की उपेक्षा से वेदार्थं में केसी” भयंकर भूलें 
होती हैं, इत्यादि अनेक विषयों का सोपपत्तिक सोदाहरण प्रतिपादनं किया है.। 
अन्त, में वैदिक, उदात्तादि स्वरों के : विभिन्न प्रकार के संकेतों स्वरचिह्णों की सोदा- 
हरण व्याख्या की है । परिशिष्ट में मन्त्र-संहिता पाठ से पदपाठ : में : परिवर्तन के 
नियमों की.सोदाहुरण विवेचना की है । द्वितीय संस्करण में पाणिनीय व्याकरण के 


अनुसार स्वर्‌ विषय का संक्षेप से ज्ञान कराने के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत . 


'सौवर' ग्रन्थ भी अन्त में जोड़ दिया है। | 


Ec 


५, बैदिकछत्दो- मीमांसा इसमें वैदिक वाङ्मयः से समबनध -रखनेवाले ५-६. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


क." 


3 च « = क ति i ~ शी 
= - Digjtized by Arya Sama] Foundation Chennai and eGangotri 
र = मांसा र भाष्ये २०1 
क - ~ म्ीमांसा-शाबर-भाष्ये . . 


50३२ न जक किक *- पल्ला एन 
र "छू ST 0०००0 22. छन्दो कें र्‌ दों के लक्षण झौर उदा ७ रण हि 
उपलब्ध छंन्दः के ग्रनुसार सभी छन के भेद-प्रभेदो के लः क ग मोल हरण 
दशयि हैं a वेदार्थं में उपयोगिता, छन्दः रवतन के कारण, ! 
और छन्दःशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास भ्रांदि नैक विषयों का , समावेश अन्ना है। 
बैदिक-छन्दसम्बन्धी इतनी विशद विवेचना किसी भी भाषा के प्रच्य में नहीं की - 
शा. ग्रन्थों का इतिहास --इस ग्रन्थ सें: स्वामी दयानन्द 
, ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों का इतिह Ad. 
रसवती के प्रत्येक ग्रन्य का विशद इतिहास दिया है.। . उनके ग्रन्थों की पाण्डु- 
लिपियों और उस समर्य तक अमुद्रित ग्रन्थों. का विस्तृत..विवरण दिया है। अनेक 
परिशिष्टों में विविध. प्रकार,की. प्राचीन उपयोगी ऐतिहासिक सामग्री का संकलनः 
किया है।', ; MRS व Mok ore: oN 
5 } 1७, ऋग्वेद की ऋक्संख्या (हिन्दी तथा संस्कृत) -उन्ह्र्वेद: कय. ऋक्संख्या के 
विषय में प्राचीन और भर्वाचीन विद्वान न्मै अत्यन्त मतभेद है । इस निबन्ध में सभी 
लेखको की दीं गई ऋकसंख्या की विवेचना (श्रौरः; उनकी. गणना सम्बन्धी भूलों का 
तिददोनं कराते- हुये- वास्तविक, ऋग्गणना दर्शाई है। कई संस्करण प्रकाशित हो 
2 चुके हैं 1., 5s ह ड ri: ल क्र न, र ड Br व्य ) 
"` विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार. - « | 
पुवे लिखित लंगभग ५० वर्ष क संस्कृत भाषा; के अध्यापन तथा उसमें किये | 
=: गये विविध शोधकाये के लिये जों विशिष्ट सम्मा एवं पुरस्कार प्राप्त हुए, वे इंस 


नि 


प्रकार हैँ - Cats 
५ - - १--राजस्थानु राज्य के संस्कृत विभाग. ने वेद और व्याकरण शास्त्र  सम्ब- 


' २ ` कवी शोधकायं पर ३०००-०० रुपया देकर सम्मानित किया॥ सन्‌ १९६३ 
; २- भारत के राष्ट्रपति नेःसंस्कृंत भाषा की उन्नति और. विस्तारं तथा । 
१ - ` साहित्यिक सेवा के-लिये सम्मानित किया ;- ,. "` सन्‌ १९७७ 


1 
| 


ONS 20 ७5. > सक 
" ` ३ उत्तर प्रदेश शासन ने व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी विशिष्ट सेवा के'लिये | 
१५०००-०० का विशिष्ट'पुरस्कार दिया। .  नेवम्बर १६७६ 
 ४-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन द्वारा गाजियाबाद में हुए झपने ४२ वे धि 
वेशन में १३ ग्रप्रेल १९८५ को साहित्य-वाचस्पति मानद उपाधि प्रदान की । | 


'. [राष्ट्रपति द्वारा. सम्मानित व्यक्ति को सरकारं सम्प्रति ४००० २०। वार्षिक | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ज ` 
युधिष्ठिर मीमांसक विरचित शोधू ग्रन्थ ७ $” ४१7 


ग्रन्थों पर पुरस्कार-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 


१. सं० व्या० शास्त्र का इ० भाग १ पर ˆ ` ६००-०० सन्‌ १६५२ 
२. वेदिक-स्वर-मीमांसा पर .. . ` . ७००-०० सन्‌ १९५९ 
३. वेदिक-छन्दोमीमांसा पर. _ ५००-००.सन्‌ १९६१ 
४. काशकृत्स्नधातुव्यार्यानम्‌ पर .... ` १०७०-०० सन्‌ १९३२ 
: ५, भाघ्यन्दिन-पदपाठ पर क ५००-०० सन्‌ १६७३ 
“६. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग र पर ' ५००-०० सन्‌ १६७४ 


“ ७. ऋग्वेदभाष्य (स्वा० द० स०) भाग १पर २५००-०० सन्‌ १९७५ 
` ८. ऋग्वेदभाष्य , „ भाग २-३पर ३०००-०० सन्‌ १९७६ 
€. महामाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग ३पर ' ३५००-०० सन्‌ १६७६ 
_ (इसके पश्चात्‌ उ० प्रऽ सरकार के उत्तरप्रदेशीय लेखकों तक यह , पुरस्कार सीमित 
कर देने से अगले ग्रन्थों पर पुरस्कार प्राप्त नहीं; हो सका) । | 


विशिष्ट संस्थाओं द्वारा सम्मान एवं पुरस्कार . 
१० आर्यसमाज (बड़ा बाजार) पानोपत हारा १.१०१-०० सन्‌ १९७५ 
२. गङ्गाप्रसाद उपाध्याय समिति द्वारा 'वेदिक-सिद्धान्त मीमांसा पर गङ्गा- 


प्रसाद उपाध्याय पुरस्कार _ a १२००-०० 
३. दयानन्द बलिदान (निर्वाण)... शताब्दी के प्रवसर पर परोपकारिणी 
सभा अजमेर द्वारा १०००-०० - - ~ सन्‌ १४०३ 
४. श्री. घू इमल झाये घर्साथं ट्रस्ट (हिण्डौन सिटी) द्वारा. 'मींमांसा-शाबर- 
भाष्य! की हिन्दी व्याख्यां पर १२०१ ०० सन्‌ १६८४ 
५,झार्यसंसंज (बड़ा बाजार) पानीपत की स्थापना शताब्दी के प्रवस्‌र पर 
१५००-०० * सन्‌ १९८४ 


६. आर्यसमाज सान्ताक्र ज बम्बई द्वारा वेदिक वाङ्मय की सेवा के उपलक्ष्य 
में १९ मई १६८५ को अभिनन्दन समारोह के सवसर पर ७५ सहस्र को धनराशि 
भढ की गई । 

शोधकार्य के लिये विशिष्ट सहायता-राजस्थान राज्य के संस्कृत शिक्षा 


विभाग द्वारा माध्यन्विन-पदपाठ पर ३ वर्षे तक १५०-०० मासिक सहायता । 
डर सन्‌ १९६५-१९६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RE आ + 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
€ 


है] 
०५ 


SN 


` युधिष्ठिर मीमासक द्वारा 
लिखित, सम्पादित तथा प्रकाशितः कतिपय पुस्तकें 
१--संस्कृत व्याँकरण-शास्त्र का इतिहास- नंया. परिष्कृत .तथा, परिवधित 


संस्करण (तीन भागों में) । अमूल्य १२५-०० 
' २~वेदिके-स्वरं-मीमांसा er “मुल्य -३०-०० 
३० वैदिक-छन्दीमीमासा . मूल्य -२५-०० 


` *४-महोभाष्य (हिन्दी-व्यास्या)--(तीन भांग) प्रथम भाग -५०-०० 
द्वितीय २५-००, तृतीय २५-०० । 

“ ५--मोमांसां-शांबंरभाष्य-व्याख्या--हिन्दी में विस्तृत व्याख्या । ५ अध्याय 
जतक चारत्भाँगों में। ' प्रेथमस्भोंग "५००००, द्वितीय भांग "३०-००, 

तृतीय भाग ५०-००५ चतुर्थ भाँग४०-०, पञ्चमं भागः ५०-०० । 

सम्पादित- ः | 


६-तत्ति रीय-संहिता-- (मूलमात्र) नद मूल्य'-.“४०-०० 
७-तेत्तिरीय-संहिंता-पदपाठ... _ ह... १००-०० 
८-“श्रौतःपेदार्थ-निवंचनंम्‌ 8322. र , >> ०.००, 
<-वैदिक-साहित्य-सौदामिनी --भाचाय वागीइवर कृत मुल्य ५०-०० 
` ०१७: तिरेक्तम्समुचचेय;« आचाय वरु्देचिक्रत। ` ` २०-०० 
.ञ₹१->भीगवृत्ति-संकलनम्‌-- ८-०० 
_ १२ शिक्षासूाणि- मआपिशलऽर्णिनीय एवे'न्ानद्र 'शिक्षाःसूवोंः्का 
;- : सग्रह । मूल्य ६००० ` 
र ३--दुवमु-पुरुषकारवा त्तिकोपेतम्‌--(घातुपाठ) मुल्य (१०-०० 
` _ '१४_ काशँकत्स्त-धातुव्याख्यानम्‌ २०५०७ 
१५-काशकृत््न-व्याकरण . , be १०-०० 
*१६--मोरध्यन्दिन“वदंपांठ  ' `` ¬. मुल्य. ४०००० 5 
“१७ उणी दिको {स्वामीं दरयानन्दःसंरस्वती ) गरपाप्यः ..-- 
१८- ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ,, ,, मूल्य, ३०००० ˆ 
धेऋेदभीष्यमू+- 1351, `. 7 तीन भाग) 


अथमस्भांग०४०४४ ०, द्वितीयं भोंगे '३५ॐ ६ ; तृतीय भांग ४०-००] 


श्राति स्थन रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
रामलाल कपूर एण्ड संस, पेपर मचण्ट्स, नई सड़क देहली । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रामलाल कपूर दूस्ट हारा 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


१. ऋग्वेदभाष्य (संस्कृत हिन्दी; ऋर्वेदादिभाष्यभमिक्रा सहित) -प्रतिमाग 
सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां प्रथम भाग ४०-००, 
द्वितीय भाग ३५-००, तृतीय भाग ४०-०० | 

२- यजुरवेदभाष्य-विवरण ऋषि दयानन्दक्ृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
कृत विवरण । प्रथम भाग ११०-००, द्वितीय भाग ५०-००। . र 

३. तैत्तिरीय-संहिता-सूलमात्र, मन्त्र-सूची सहित । ५०-०० 

४. तैत्तिरीय संहिता-पदपाठ:--५० वर्ष से दुलेभ ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन, 

बढ़िया सुन्दर जिल्द १००-०० । 

५, अथवेवेदभाष्य--श्री पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । ६-१० काण्ड 
४०-००; ११-१३ काण्ड ३५-००; १४-१७ काण्ड ३०-००; १८-१९ काण्ड 
२५-००; बीसवां काण्ड २५-०० । | ड 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका -पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं 
शतशः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द २५-००, पुरे कपड़े की ३५:००, 
सुनहरी ४०-००। ; ~ 

७. ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट--भूमिका पर किए गये ग्राक्षेपों के 
ग्रत्यक्रार द्वारा दिये उत्तर । - मूल्य ४-०० 

८. साध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ-शुद्ध संस्करण । ४०-०० 

. &. गोपथ-ब्राह्मण (मूल) --सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी विद्यावारिधि । 
अव तक प्रकाशित सभी संस्करणों से अधिक शुद्ध भ्रौर सुन्दर संस्करण | ५०-०० 
१०. वेदिक-साहित्य-सौदामिनो --स्व० श्री पं० वागीखर वेदालंक्रार । काव्य- 
प्रकाश साहित्यदर्पण आदि के समान वेदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ । 
अ = बढ़िया जिल्द ५०-०० 

११. कात्यायुनीय क्कसर्वानुक्तपणी ¬ (. ऋग्वेदीया ) षड्गुरुशिष्य ' विरचित 
संस्कृत टीका सहित ॥ टीका का:पूरा पाठ प्रथम वार छापा गया है। विस्तृत भूमिका 
और भ्रनेक परिशिष्टो से युक्त । - मूल्य १००-०० 
` १२. ऋग्वेदानुक्रमणी -वेङ्कट माधवक्कत। इस अन्य में स्वर छन्द आदि. आठ 
बैदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्याकार-श्री डा०. विजयपाल 
जी विद्यावारिखि,). उत्तम संस्करण ३५-००; साधारण २४-०० 


` १३. ऋग्वेद की ऋक्संह्या- युधिष्ठिर मीमांसक ` ' मूल्य ३-०० 


sense, Lm; 
बल ०४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FourMifidh कळ an Ono कि 44 उ 


(> भि ६२ 
18 ॥ ०५0५७ Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भा “प्र ) 


१४. वेदसज्ञा-मीमांसा- युधिष्ठिर पीमसिक _ २-०० 
१५, वेदिक-छन्दोमोमांसा यु» मी०। नपा संस्करण २५-०० 
१६. वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराद्न-श्रकार ० मी० । मूल्य ६-०० 
१७. बै देक-स्वर-मीमांसा नया संस्करण । यु० मी० द 


१८. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थे को विविध भ्रक्रियाओं 
की ऐतिहासिक मीमांसा (संस्कृत-हिन्दी) युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य ६-०० 
१९. देवापि झौर शन्तनु के आख्यान का वास्त विक स्वरूप-- लेखक -श्री पं० 


ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । $ कोर मुल्य; २-५० 
२०. वेद और निरुक्त-_श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । २-५० 
२१. निरुक्तकार और वेद में इतिहास -, २१ यं २-५० 
२२. त्वाष्ट्री सरण्यू को वैदिक कथा का वास्तविक स्वरूप-लेखक- श्री पं० 

धमंदेव जी निरुक्ताचायँ।  . | : ` मूल्य २-२५ 


२३. बैदिक-जीवन- श्री विश्वनाथ जी विद्यामातंण्ड द्वारा भ्रथवेवेद के आधार 
पर बैदिक-जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया अत्यन्त उपयोगो स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ ।. 
ब . जिल्द १५-००, सजिल्द २०-० ० 
२४. शिवशड्धूरीय-लघुग्रन्य पञ्चक--इसमें श्री पं० शिवशङ्धुर, जी काव्यतीर्थ . 
लिखित वेदविषयक चतुदेश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनो, वैदिक विज्ञान, वेदिक-सिद्धान्त: 
झर ईश्वरीय पुस्तक कोन ? नाम के पांच विशिष्ट निबन्ध हैं । मूल्य ८-०० 
२५. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा -ले० पं० विश्वनाथ जी वेदो-. 
पाघ्याय । बढ़िया जिल्द २५-००, साधारण २०-०० । न 
२६. वेदिक-पोयूष-घारा- लेखक--भ्री देवेन्द्रकुमार जी कपूर । चुने हुए ५० 
मन्त्रों की प्रतिमन्त्र पदाथेपूर्वक विस्तृत व्याख्या, भ्रन्त में भावपूर्ण गीतों से युक्त । 
उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०-०० 
२७. क्या वेद में पायां ओर श्रादिवासियों के युद्धो का वर्णन है? लेखक-- 
श्री वद्य रामगोपाल जी शास्त्री । मूल्य १२-०० 
२८. उरु-ज्योति-डा० . वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित बेदविषयक स्वाध्याय 
“योग्य निवन्धों का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द १८-०० । 


२६. वेदों को प्रामाणिकता- डा०_श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
३°. ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS—Swami Bhumar 
nanda Sarasvati, ै | जा ‘६०-०० 
, ३१. बौधायन-थोत-सुत्रस्‌--( दशंपूर्णमास प्रकरण ) --भषस्कामी तथा सांगण 
कृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ` 5 हाई ४४-०० 


GCC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SR पजिड ID 


"र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


9 
"१ 


” ३२. दशशपुर्णमास-पद्धति - पं० भीमसेनकृत, भाषार्थ सहित २५-०० 
३३. कात्यायनगृह्यसुत्रम्‌--( मूलमात्र ) भ्रनेक हस्तलेखों के आधार पर हमने 
इसे प्रथम बार छापा हे । २५-०० 


३४. श्रोतपदार्थ-निवंचनम्‌- (संस्कृत) ग्रग्न्याधान से अग्निष्टोम पयंन्त ग्राध्वयेव 
पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ । ग्रजिल्द ३४-००; सजिल्द ४०-०० । 

३५. संस्कार-विधि -शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, 
१२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १५-००, राज-संस्करण २०-०० । सस्ता संस्करण 
६-००, अच्छा कागज सजिल्द ८-०० । 

३६. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश- पं बालाजी विट्टल गांवस्कर द्वारा मूल मराठी में 
लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी भ्रनुवाद । इसी का गुजराती अनुवाद संशोधित संस्कार 
विधि का आधार बना । २०-०० 

३७. अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेध पर्यन्त श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचयं--इस 
ग्रन्थ में ग्रग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णणास सुपर्णचिति सहित सोमयाग चातुर्मास्य 
'ौर वाजपेय आदि यागों का वर्णन है ।. (दोनों भाग एकत्र) मूल्य १२-०० 

३८. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌ - संस्कार-विधि की व्याख्या । ले०- वंद्य श्री राम- 
गोपाल जी शास्त्री । ग्रजिल्द १२-००; साजल्द १६-०० 

३९. निरुक्‍्त-समुच्चय--आचाये वररुचि विरचित (संस्कृत) । सं०- युधिष्ठिर 
मीमांसक । मूल्य २०-०० 

४०. श्रष्ठाध्यायी-- (मूल) शुद्ध संस्करण । : ४-०० 

४१. श्रष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी)--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । 
भाग--] ५०-००, भाग] ३०-००, भाग--॥॥] ३५-०० । 


४२. धातुपाठ--धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ३-५० 
४३. वासनीयं लिङ्गानुशासनम्‌- स्वोपज्ञव्याख्यासहितम्‌ १०-०० 
४४. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि-लेखक-४० ब्रह्मदत्त “ 
जिज्ञासु। भाग-1 १०-००, भाग-ग (यु० मी०) | झप्राप्य 


४५ The Tested Easiest Method of Learning and Teaching 
Sanskrit (First B00) — यह पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कुद “दिना 
रदे संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि' भाग १ का अंग्रेजी ्रनुषाद है ।. 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने वालों के लिये यह 
झाधिकारिक पुस्तक है । कागज भ्रोर छपाई सुन्दर, सजिल्द २५-०० । हेरी 

४६. महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या- (द्वितीय अध्याय पर्यन्त) गु» भेऽ । 
भाग-- ६०-००, भाग] अप्राप्य, भाग] ३०:०० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


. ५७. नाडी-तत््वदर्शनस्‌-पं° सत्यदेव जी वाशिष्ठ । मूल्य ३४-०७ 
४८. सत्याग्रह-नी ति-काव्य-य्रा० स० सत्याग्रह १९३९ ई० में हैदराबाद जेल 
में पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित । मुल्य ५-०० 
४९. विष्णुसहस्रलास-स्तोत्रम्‌ --(सत्यभाष्य-सहितस्‌) --पं० सत्यदेव वासिष्ठ 
कृत आ्राध्यात्मिक वेदिक भाष्य ( ४ भाग ) । प्रति क १५-०० ॒ 
| ५० गरष्टाष्यायोशुक्लयजुःप्रातिशाख्ययोरमेतनिमशः--डा ०. विजयपाल विरचित 
पी०एच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोध-प्रवत्ध (संस्कृत) । सुन्दर छपाई, उत्तम कागज, 
सूल्य Yo-oo 
बढ़िया जिल्द सहित । सू 
` ५१. ध्यानयोग प्रकाश - स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के शिष्य 
स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बढ़िया पक्की जिल्द, मूल्य १६-०० । 
५२. ग्रार्याभिविनय (हिन्दी) -स्वामी दयानन्द । गुटका ४-५० 
५३. शुक्रनीतिसार व्याख्याकार. श्री स्वा० जगदीइवरानन्द जी सरस्वती । 
विस्तृत विषय-सूची तथा इलोक-सूची सहित । उत्तम कागज, सुन्दर छपाई तथां जिल्द 


सहित | र सूल्य प०-०० 
५४. बिहुर-तीति-प० युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थ झौर व्याख्या 
सहित । बढ़िया कागज, सुन्दर जिल्द मुल्य ४०-०० 


५५, संस्कृत व्याकरण सें गणपाठ की परम्परा र श्राचाये पाणिनि - लेखक - 
डा० कपिलदेव शास्त्री एम» ए० | सजिल्द २०-०० ७0 
` ५६, सत्यार्थप्रकाश - (ग्रायेसमाज-शताब्दी-संस्करण) १३. परिशिष्ट, ३५०० 


टिप्पणियां तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्क० के विशिष्ट उद्धरणों सहित । राजन. 


संस्क० ४०-००, साधारण संस्क० ३५-००॥ > न 
५७. ऋषि दयानन्द के ज्ञास्त्राथ और प्रवचन -इसमें पौराणिकः विद्वानों तथा 
ईसाई मुसलमानों के साथ हुए ० द? के शास्त्राथं तथा पूना में सन्‌ १८७५ तथा 
बम्बंई में सन्‌ १८८२ में. दिये गये व्याख्यानों का संग्रह है। . 9. मूल्यः३५-०० 
`` ५८- ऋषि दयानन्द सरस्वती के प्रन्थों का इतिहास-लेखक - युधिष्ठिर 
यीमांसंक । नया परिशोधित परिवर्धित संस्करण । ४०-०० 
59५९ ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन -इस बार इसमें ऋषि दयानन्द 
के अनेक नये उपलब्ध पत्र भौर विज्ञापन संगृहीत किये गये हैं। इस बार यह संग्रह 
भ र भै छपा है। प्रथम दो भागों में ऋ० द9 के पत्र और विज्ञापन आदि 


a 
~ 


x 


गृहीत हैं। तीसरे और चोथे भाग में विविध व्यक्तियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये 


संग्रह'है। ` 


रासलाल-कपुर ठूस्ट 'बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा । : _ 


ग 2 Cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


) पल ` प्रत्थेक्क भाग मूल्य ४०-०० | प 
3 हि ०९ ` | ::पुस्तकाप्राप्तिस्थान-- `} -. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डक 


20 2 . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ० 


हु 


कर 


0 
छ 
छ 
CD 
0 
प 
छ 
जी 
= 
5 
£ 
© 
“टो 
प 
प 
5 
0 
| ॥ 
ता 
०६ 
दए 
0) 
पछ 
ट्‌, 
क 
हु 
मट 
DD 
02 हनन 


